श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला २,११९ 


जेन साहित्य का इतिहास 


पृ्व-पीठिका 





पृ० केलाशचन्द्र 
सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायती थ॑ 
प्रधानाचार्य श्री स्याद्राद महाविद्यालय काशी 


प्राक्कथन लेखक 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
अध्यक्ष इन्डोलॉजी कालेज हिन्दूविश्वविद्यालय वारणसी 
प्रकाशक --- 
श्री गणेशप्रसाद वर्णी जेन ग्रन्थमाला 
भदैनी. बाराणसी 


श्री गरेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला काशी 
प्रन्थमाला सम्पादक और नियामक 


फूलचन्द्र सिद्धान्तशासत्री 


प्रथम संस्करण वीर नि० सं० २४८6 


मूल्य १०) 


मुद्रक- 
शिवनारायण उपाध्याय 
नया संसार प्रेस, भदैनी, वाराणसी । 


प्रकाशकीय 


यह परम सन्तोषकी बात है कि लगभग दश वर्षके श्रनवरत 
अयत्म के बाद “जैन साहित्य का इतिहास की पूर्व पीठिका? मुद्रित हो 
कर तैयार है| आशा है कि वह शीघ्र ही पाठकों के अ्रध्ययन के लिए. 
सुलभ हो जायगी । 

पूवपीठिका श्री पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री प्रधानाचार्य श्री स्यथा« 
म० वि० फाशी ने परिश्रम पूर्वक लिग्बी है। उन्हें इसके लिए जो भी श्रम 
करना पड़ा है उसका निर्देश उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वयं ही 
किया है | 

स्थापना काल से लेकर ग्रद्यावधि श्री ग० वर्णी जैन ग्रन्थ- 
माला का संचालन श्री पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री की देख रेख में होता 
थ्रा रहा हैं | श्रार्थि, ओर दूसरे प्रकार की सब अनुकूलताओं की 
ओर भी उन्हीं को ध्यान देना पडता है । 

नवम्बर सन्‌ १६५४३ की १३ तारीख को ग्रन्थमाला की ब्रेंठक 
आमन्त्रित की गई थी | उस बेठक मे ग्रन्थमाला समिति ने मेरे प्रस्ताव 
ओर पं० फूलचन्द्र जी के समर्थन करने पर “जैन साहित्यका इतिहास? 
के निर्माण करने की स्वीकृति दी थी । 

पूर्व पीठिफा का लेखन कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व श्री प॑ं० कैलाश- 
चन्रजी शास्त्री, स्वर० श्री पं० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य और 
श्री पं० फूलचन्द्र जी शास्त्री ने मिल कर “जैन साहित्यका इतिहास? 
की प्रस्तावित रूपरेखा! तेयार की थी; जो सन्‌ १६५४४ में ही एक 


( ४ ) 

पुस्तिका के रूप में मुद्रित कर दी गई थी । प्रस्तुत “पूर्व पीठिका? उसी के 
अनुसार लिखी गई है। उस समय सबकी सम्मति से “पूवंपीठिफाः के 
लेखन का भार श्रीमान्‌ पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ' को सोपॉ४ 
गया या । हमे यहाँ यद्ट लिखते हुए परम हष होता है कि परिडत जी 
ने प्रस्तावित रूपरेखा मे निर्दिष्ट बातो को ध्यान मे रख कर यह कार्य 
बडी योग्यता पूवक सम्पन्न किया दै | पण्डित जी की लेखनी मजी हुईं 
है ) तथ्यो का संकलन भी व बड़ी योग्यता और तटस्थ माव से करते 
हैं जो किसी भी इतिहासान्वेषी का सबसे बड़ा गुण माना गया 
है | उनफी इस सेवा के लिए थश्री ग० वर्णा जैन प्रन्थ- 
माला सामात उनकी ऋणी है। ज्ञात हुआ है कि पणरिइत जी ने 
करणानुयोग ओर द्रव्यानुयोग ( दर्शन भाग को छोड़ कर ) का 
इतिद्दास भी लिग्व लिया है। में चाहता हैँ कि वे ही अपने नेतृत्व में 
प्रन्थमाला के साधनों को देखते हुए शेष कार्य को भी शीम्रातिशीघ्र पूरा 
करा दे ताकि बह प्रकाशन के लिए दिया जा सके । 


इसका प्राक्कथन डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने लिखा 
है! इसके लिए ग्रन्थभाला समिति की ओर से उनके प्रति आभार 
प्रदर्शित करना में अपना कर्तव्य समझता हूँ। आ्राशा है कि भविष्य 
में भी इस महान्‌ कार्य मे उनका मार्गदर्शन प्रास झ्ोता रहेगा । 


अब तक इस कार्य में आर्थिक या दूसरे प्रकार से श्रन्य जिन 
महानुमावबों ने यागदान किया है, इस चवसर पर मैं उन सबका भी 
आभार मान लेना श्रपना कर्तब्य समभता हूँ | यह कार्य बद्दुत बड़ा 
है । इसमे आर्थिक ओर बोद्धिक सभी प्रकार का सहयोग अपेक्षित है। 
मुझे विश्वास हैं कि मविष्य में भी श्री ग० ब० ग्रन्थमाला को उनका 
सहयोग मिलता रहेगा । 

जिस पुण्यात्मा के संस्मरण स्वरूप पन्यमाला की स्थापना हुई 


आओ । 


थी वह विभूति अर हमारे बीच में नहीं है। यद्द एक बहुत बड़ी छति 
है, जिसका में ही क्या समग्र जैन समाज अनुभव करता है | फिर भी यह 
हमारा भाग्य है कि उनका पुरय आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे 
भरोसा दे कि उनके श्राशीर्वाद के फलस्वरूप अन्थमाला समिति ने 
जो यह कार्य अपने हाथ में लिया है वह अवश्य ही पूरा होगा । 


श्री जैन शिक्षा संस्था . निवेदक हे 
कटनी (जबलपुर) जगन्माहनलाल शास्त्री 
२५४-३-६ ३ (उपाध्यक्ष श्री ग० वर्णी जैन अ०) 


श्री गणेशप्रसाद वर्णी जेन ग्रंथ माला को श्रो जेन 
साहित्य के इतिहास निर्मित्त जो आय हुई 
ओर इस मदमें अभी तक जो व्यय 
हुआ उसका विवरण--- 


आय 


१४.००) श्रीमान्‌ सिंघई श्रीनन्दनलाल राजकुमार जी बीना इटावा 
१००१) स्व० श्रीमान्‌ सेठ लालचन्द जी दमोह 
६५ १) दि० जैन समाज विदिशा 
५०१) श्रीमान्‌ श्रीमन्‍्त सेठ लद्षमीचन्द जी राजेन्द्रकुमारजी विदिशा 
५०६१) श्रीमान्‌ अवीरचन्द रूपचन्द जी कुमार स्टोर विदिशा 





( ६ ) 


४००) श्रीमान्‌ वाबू छोटेलाल जी कलकत्ता 
४०१) श्री दि० जैन समाज जसवन्तनगर 
४००) श्री दि० जैन समाज जबलपुर 
१५०) श्री अहिंसा प्रतिष्ठान, श्रीमान्‌ लाला सीताराम 
फीरोजीलाल जी दिल्‍ली 
१५१) ट्रष्टियान, स० सि० ठोडरमल फन्हैया लाल जी दि० जेन 
पा० ट्रष्ट कटनी 
१००) श्रीमान्‌ कन्हैयालाल नेमिचन्द जी पलवल 
४१) श्रीमान्‌ नेमिचंद सुमाषचंद जी साईकिल माट 
पुरानी चरहाई जबलपुर 
५०) श्रीमान्‌ मूलचन्द भागचद जी इटोरया दमोह 
६०५४७) कुल योग 


व्यय 


१०५२७-६८ पारिश्रमिक 
८३- २६ स्टेशनरी, पोष्टेज, रिक्‍सा व फुटकर 

३०८-६७ सफर खर्च 
२२८१-१६ छुपाई--कागज 
१०००-० लगभग ( जो पारिश्रमिक, छपाई ओर पुस्तक 
बाइडिंग आदि के बिल के भुगतान में 

अभी करना शेष है। ) 

१४२०१-४र३ कुल योग 


प्रावकथन 


काशीपुरी जैनधर्म का प्राचीन तीर्थ स्थान है। वहीं श्री स्याद्दाद 
महाविद्यालय नामकी श्रतिविशिष्ट विद्या संस्था गंगा तट पर स्थित है! 
पूज्यपाद श्री वर्णी जी ने अपने तपःपूत आदर्श के श्रनुसार सन्‌ १६०५४ 
में इसकी स्थापना की थी ! उसके वर्तमान विंद्याध्यक्ष श्री कैलाशचन्द्र 
जी शास्त्री ने 'जैन साहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका? नामक 
अन्वेषणु युक्त ग्रन्थ लिखा है जिसका में स्वागत करता हूँ । 

लगभग ५४ बर्ष पू् मेरे मन में जैन साहित्य के बृहत्‌ इतिहास 
निर्माण का एक विचार उत्पन्न हुआ था। फाशी के जैन विद्वानों में 
उसके प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ | मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई कि श्वेताम्बर ओर दिगरम्बर दोनों मान्यताओके श्रनुयायी विद्वानों ने 
उसका स्वागत किया । तदनुसार पाश्वनाथ श्राश्मम की ओर से श्री दल- 
सुख भाई मालवणिया की देख-रेख में जैन साहित्य का इतिहास पाच 
भागों में लिखा जाने लगा। उसका पहला भाग तैयार दे पर श्रभी 
तक बह प्रकाशित होकर सामने नहीं आया | दूसरी ओर स्व० श्री महेन्द्र 
कुमार जी जैन ने श्री वर्णा जैन ग्र्थमाला की ओर से श्रपने सहयो- 
गियो के साथ इस साहित्य का इतिहास दिगम्बर सामग्री के आधार पर 
विरचित करने का संकल्प किया । श्री महेन्द्र कुमार अ्रत्यन्त प्रतिमा- 
शानी विद्वान थे | वे काशी विश्व विद्यालय में बांद्ध दर्शन के प्राध्यापक 
थे | उनकी प्रेरणा से यह कार्य समय पाकर संसिद्ध होने को था, किन्तु 
ईश्वर की इच्छा कि वे श्रकाल में ही स्वगंवासी हो गये। मुझे इस 
बात का बहुत हर्ष है कि उनके घनिष्ठ सहयोगी और मित्र भरी पं० 
कैलाशचन्द्र जी ने उस पवित्र संकल्प को न केवल अ्रविस्मृत ही रखा 


(प८ ) 


बरन्‌ अश्रपनी अ्रमशीलता और प्रज्ञा से उसे मूर्तरूप भी दे डाला। फल- 
स्वरूप जैन साहित्य के इतिहास की यह पूर्व पीठिका विद्वानों के सामने 
आ रही है। 

इस ग्रन्थ में जैनधर्म की मूल स्थापना से लेकर संघ मेद तक के 
सुदीर्ध काल का इतिहास लिखा गया है। इसमे अश्रमण परम्परा इस 
देश मे जिस प्रकार विकसित हुई उसका विवेचन किया गया है । 
इतिहास लेखन विशेष फला है। उसमें प्रमाण सामग्री श्र लेखक की 
निजी दृष्टि के श्रनुसार उसकी व्याख्या, इन दो चक्रो पर ऐतिहासिक 
लेखन का रथ गतिशील होता है। 

यह सुविदित है फि जैनधर्म की परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन है। 
भगवान महावीर तो अन्तिम तीर्थड्डर थे। मिथिला प्रदेश के लिच्छुबी 
गणतंत्र से, जिसकी ऐतिहासिकता निर्विवाद है, महावीर फा फौदम्निक 
सम्बन्ध था + उन्होंने भ्रमण परम्परा को अपनी तपश्चर्या के द्वारा एफ 
नई शक्ति प्रदान की जिसकी पूर्णशुतम परम्परा का सनन्‍्मान दिगम्बर 
परम्परा में पाया जाता है। भगवान महद्दावीर से पूर्व २३ तीथंड्डर और 
हो चुके थे । उनके नाम और जन्म दत्तान्त जैन साहित्य में मुरक्तित 
हैं। उन्ही में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंड़्र थे जिसके कारण उन्हें 
आदिनाथ कहा जाता है। जैन कला में उनका अंकन घोर तपश्चर्या की 
मुद्रा में मिलता हैं। ऋषभनाथ के चरित का उल्लेख श्रीमद्धागवत 
में भी विस्तार से आता है और यह सोचने पर बाध्य होना पड़ता है 
कि इसका कारण क्या रहा होगा ? भागवत में ही इस बात का भी 
उल्लेख है कि महायोगी भरत ऋषम के शत पुत्रो में ज्येष्ठ ये और 
उन्हीं से यह देश भारत वर्ष कह्टलाया--- 

येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्शणुण आसीत । 

येनेदे वर्ष भारतमिति व्यपद्शिन्ति ॥ 

--भागवत ५।४&। 


( &€) 


मागवत में एक और भी श्राश्वय जनक तथ्य लिखा है-- 
तेषां बै भरतो ज्येष्ठों नारायणपरायगा:। 
विख्यातव्षमेतद्‌ यज्नाम्ना भारतमद्भुतम्‌ ॥ 
--भागवत ९१२१७ 
इसके अनुसार भरत भी परम भागवत थे और नारायण भगवान्‌ विष्णु 
के भक्त थे। अ्रत एवं एक ओर जहा जैनधम में उनका अ्रत्यन्त सम्मा- 
नित पद था, वहीं दूसरी ओर मागवत जनता भी उन्हें श्रपना आराध्य 
मानती थ्री। इतना ही नहीं, ऋषम और भरत इन दोनों का बंशसम्बन्ध 
उन्हीं स्वायंभुव मनु से कहा गया है जिनसे और भी ऋषियों फा वंश 
आर राजर्षियो की परम्परा प्रख्यात हुई | स्वायंभुव मनु के प्रियत्रत, 
प्रियत्नत के पुत्र नाभि, नामि के ऋषम, और ऋषभदेव के सो पुत्र 
हुए. जिनमें भरत ज्येष्ठ ये। यही नाभि अ्रजनाभ भी कहलाते थे जो 
अत्यन्त प्रतापी थे और जिनके नाम पर यह देश श्रजनाभ वर्ष 
फहलाता था। प्रिव्जत ने अ्रपने श्रग्नीध्र आदि सात पुत्रों को सतत 
द्वीपो का राज्य दिया था | उनमे अग्नीश्र फो जम्बूद्वीप का राज्य मिला । 
अग्नीध्र फी भार्या पूवंचिति अ्रप्सरा से ना खणडों में राज्य फरने वाले 
नो पुत्रों का जन्म हुआ । उनमे ज्येष्ठ पुत्र नाभि थे, जिन्हें अजनाभ 
खणइ का राज्य प्राप्त हुआ । यही अजनाभ खण्ड पीछे भरतखशण्ड 
कहलाया । नाभि के पौन्न भरत उनसे भी अ्रधिक प्रतापवान चक्रवर्ती 
ये । यह श्रत्यन्त मूल्यवान्‌ एतिहासिक परम्परा किसी प्रकार पुराणों मे 
सुरक्षित रह गई है। वायु पुराण ३३।४१-३२, माफणडेय पृ० ५३।३६- 
४०) में भी इसी प्रकार की अनुश्नति पाई जाती है। ये उद्धरण जैन 
अ्नुभ्रुति की ऐतिहासिकता सूचित करते हैं। २२ वें तीर्थज्लर नेमिनाथ 
कृष्ण और बलराम के चचेरे माई थे ऐसा जैन साहित्य में उल्लेस 
है। जैन कला में भी नेमिनाथ की मथुरा से प्राप्त मूर्तियों मे कृष्ण 
ओर बलराम फा अड्डून दोनों ओर पाया जाता है । 


( १० ) 


सिन्धु घाटी में भी दो नग्न मूतिया मिली हैं। इनमें से एक 
कायोत्सगं मुद्रा में स्थित पुरुषमूर्ति है। दूसरी को भी अब तक पुरुष 
मूर्ति क्ठा जाता है| किन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि वह्द 
दत्य मुद्रा में स्त्री मूर्ति है । श्रमी पहली मूर्ति की पहचान किस प्रकार 
की जाये यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न बना ही रहता है। अ्थर्ववेद के एक 
मंत्र में महानग्न पुरुष ओर महानग्नी स्त्री के मिथुन का उल्लेख 
आता है--- 
महानग्नी सहानग्नं धावन्तमनुधावति । 
इमा स्तद॒स्य गा रक्त यभमसामध्योदनप || 
- अथब० २०।१२६।१ ६ 


किन्तु जैन और कुछ जैनेतर विद्वान भी पुरुष मूर्ति की नग्नता ओर 
कायोत्सर्ग मुद्रा के आधार पर इसे एसी प्रतिमा समभते हैं जिसका 
सम्बन्ध किसी तीर्थड्डर से रहा हे। सिन्धु लिपि के पढें बिना इस 
विषय में निश्चय से कुछ कहना कठिन है। किन्तु एक दूसरा प्रमाण 
जो सन्देह रहित है, सामने ञ्रा जाता है। वह पटना के लोहानीपर 
मुहल्ले से प्रात एक नग्न कायोत्सगग मूर्ति है। उस पर मोर्य फालीन 
आप या चमक है ओर श्री काशीप्रसाद जायसवाल से लेकर आन 
तक के सभी विद्वानों ने उसे तीथंड्डर प्रतिमा ही माना हैं। उस दिशा 
में वह मूर्ति अब तक की उपलब्ध सभी बोद्ध तथा ब्राह्मण धर्म 
सम्बन्धी मूर्तियों से प्राचीन ठट्टरती है। कर्लिंगाधिपति खारबेल के 
हाथीगुम्फ शिला लेख से भी जात होता है कि कुमारी पर्वत पर 
जिन प्रतिमा का पूजन होता था | इन संकेतो से इंगित द्वोता है कि 
जैन धर्म की यह ऐतिहासिक परम्पा और अ्नुश्रुति श्रत्वन्त 
प्राचीन थी । 

वस्नुतः इस देश मे प्रव्त्ति और निद्ृत्ति की दो परम्पराएँ ऋग्वेद 


(११ ) 


के समय में भी प्रचलित थीं | प्रवृत्ति परम्परा फो देव परम्परा कहते 
थे | यज्ञविघधि और चार श्राश्रम उसी के अंग थे । निवृत्ति परम्परा को 
मुनि परम्परा कहा जाता था| वानप्रस्थ धर्म श्रोर अमण विधि उसकी 
विशेषताएँ थीं | ऋग्वेदके दशममणडलके १३५ सृक्तके कर्ता सात बात- 
रशना मुनि थे। यथा--*१ जूति, * बातजूति, ३ विप्रजूति, ४ वृषा- 
णक ४ करिक्रत, ६ एतशः ७ ऋष्यश्वड्ग'ः एते वातरशना मुनयः ।? 
वातरशना का वही श्रथं है जो दिगम्बर का है। वायु जिनकी मेखला 
है ग्रथवा दिशाएँ जिनका वस्त्र है। दोनो शब्द एक ही भाव के सूचक 
हैं । इस सक्त में वातरशना मुनियों को मलधारी सूचित किया गया 
ह । ज्ञात होता है कि भस्म आदि मलने से उनकी जटाएँ पिशज्ञ या 
कपिल वर्ण की दिखाई पड़ती थी। जैसे ग्राज कल के धूनि रमाने 
वाले सावुओ की हती हैं--- 
“मुनयो वातरशना पिशह्ला वसते मलाः।' 
--ऋग्वेद १०।१३४।२। 
ट्सा सूक्त के पाँचवें मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि एक-एक देव के साथ 
एक-एक मुनि उसका सखा ह+- 
मुनिर्देवस्य देवसस्‍्थ सोकृत्याय सखा हवित्तः--१०।१३४॥४। 
इन डल्लेखो का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत कुछ है! देव परम्परा के 
तुल्य ही मुनि परम्परा को लोकप्रियता भी इससे सूचित होती है। 
महाभारत मे ता स्पष्ट उल्लेग है कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए 
सनक" आदि सात पुत्रो को उत्पन्न किया। किन्तु वे निववत्तिमार्गी 


१-- सन. सनत्सुजातश्व सनक; ससनन्दन: | 
सनत्कुमार: कपिल. सप्तमश्चव सनातन ।॥७ रा। 
सप्त ते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मण: सुता: । 
स्वयमागतविज्ञाना निवृति धमंमास्थिता: ॥७३। 
--महाभारत, झान्तिपवं 


( १२ ) 


ड्ोकर बन में चले गये | तब ब्रह्मा ने दूसरे सात पुत्र उत्पन्न किये। 
ओर उन्होने प्रवृत्ति का आश्रय लेकर प्रजाओ फो उत्पन्न फिया | 

निवृत्तिमार्गीय श्रमणो के अनेक सम्प्रदाय महाबीर और बुद्ध के 
समय में थे और उनसे पूर्ब भी विद्यमान थे एवं उसके बाद भी चलते 
श्हे | अशोक ने इसी ञरधार पर श्रमण ब्राह्मणो का उल्लेख किया है। 
उसका अभिप्राय ब्राह्मण श्रोर अ्रमणोकी दो प्रथक्‌ परम्पराश्रोके श्रस्तित्व 
से ही था। पतञ्जलि ने पाशणिनि के 'एसाम्व विशेधः शाश्वतिकः” 
सूत्रपर 'अ्रमण-ब्राह्मणम' उदाहरण देते हुए सूचित किया है कि श्रमशो 
ओर ब्रापणो का प्थक-प्थक अ्रस्तित्त लगभग शाश्रत काल से था । 
जैसा हम देख चुके हैं ऋग्वेद से भी यह ज्ञापित होता है । 

अ्रमण भिक्नु संस्था का जैन, ब्राह्मण ओर बोंद्ध सामग्रीके श्राधारपर 
पूरा ओर ठुलनात्मक अध्ययन श्रभी नही हुआ है | उससे विदित होगा 
कि गोजतिक, श्राव्तिक, दिशावतिक आदि सैकड़ो प्रकार के अ्रमण- 
मार्गी आचार्य थे। उन्हीं में से एक निग्नंन्थ महात्रीर हुए ओर दूसरे 
बुद्ध । ओरो की परम्पपा लगभग नामशेष हो गई या ऐतिहासिक 
काल में विशेष रूप से परिवर्तित हों गई | कपिल और जैगीपव्य श्रमण 
या निवृत्तिमार्गी श्रादर्शों के मानने वाले थे। किन्तु उनका केवल 
दशन बचा है सम्प्रदाय नहीं । शञात होता है कि बाद के शैव माहेश्वर 
सम्प्रदाय में उनका अनन्‍्तर्भाव हो गया ओर उनके दाशंनिक सिद्धान्त 
को भी, जो मूल में अनीश्वरवादी था, सेश्वर वनाकर एक ओर पाश- 
पत शैंवों ने दूसरी ओर भागवता ने अपना लिया। इस विषय में 
पुराणों में पर्यातत सामग्री हे । 

इन पुराणों से हमारा तात्पय यह बरतलाना है कि भारतीय संस्कृति 
में निम्नत्तिधर्मी असण परम्परा ओर प्रबृत्तिमार्गी शहस्थ परम्परा दोनों 
दो बटी हुई रस्सियो की तरह एक साथ विद्यमान रही हैं और दोनों 


( ९३ ) 


में बहुत कुछ आदान-प्रदान मी चलता रहा है। भ्रमण परम्परा केः 
कारण ब्राह्मण धर्म में वानप्रस्थ और सनन्‍्यास फो प्रश्रय मिला, एवं 
शंफराचार्य ने तो दशनामी संन्यासियों के रूप में मानो श्रमणों जैसा 
ही नया संगठन खड़ा कर दिया, जो श्राज तक जीवित है। 
उधर बआझणोी ओर भागवतो के एहस्थ सम्बन्धी सम्मानित आदर्शों से 
श्रमश सम्प्रदायमें भी ग्रहस्थ आश्रम को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो आज, 
भी जैनधरम में सुरक्षित है। प्राचीन उल्लेखो से ज्ञात होता हैं कि. 
अनेक ग्रहपति बोद्ध धर्म के आधार स्तम्म थे । 

इन मिले जुले तारो या उलके हुए. धागोको सुलभाना ऐति- 
हासिक का करतंव्य है। इसके लिए मन में सहानुभूति श्रौर सहिष्णुता 
की परम आवश्यकता है| सच्चे ऐतिहासिक को उस प्रकार का मानस- 
अपने भीतर बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय संस्कृति के समग्र तत्वों को 
सम्प्रीति के चच्चु से देख सके । इस उद्देश्य में सामग्री को दृष्टिपथ में 
लाने वाले जितने भी प्रयत्न हो, स्वागत के योग्य हैं | सत्य यह है कि 
हमारी निजी व्यक्तिगत मान्यताओं से इतिहास के देवताश्रो का आ्रासन 
कहीं ऊँचा है । 

हम प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे श्रन्वेषण के दो पुष्प वह्दा तक 
पहुँच सके । इस दृष्टि से हम श्री कैलाश चन्द्र जी के इस प्रयत्न का 
अभिनन्दन करते हैं । 


मालबीय जयन्ती ) ( डा० ) बासुदेव शरण अग्नवाल 
कायों विश्व-विद्यालय भ्रध्यक्ष इन्डोलॉजी कालेज 


लेखक के दो शब्द 


। भारतीय साहित्य में जैन साहित्य का भी श्रपना एक विशिष्ट स्थान 
है किन्तु उसके इतिहास लेखन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । 
डा० विन्टरनीद्स ने जमनभाषा में जो भारतीय साहित्य का इतिहास 
लिखा था और जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं उसमे उन्होंने 
जैनसाहित्य के सम्बन्ध में भी एक छोटा सा प्रकरण दिया है। किन्तु वह 
भी बहुत संक्षित ओर अपूर्ण है। श्री मोहनचन्द दलीचन्द देसाई ने 
गुजराती भाषा में 'जेनसाहित्य नो इतिहास” लिखा था शोर वह जैनश्व ता- 
स्वर कान्‍्फेस वम्बनई की ओर से प्रकाशित हुआ था। किन्तु उसमे केबल 
श्वेताम्बर साहित्य को ही अग्रपनाया गया था। श्रतः दिगम्बरीय जैन- 
साहित्य का फोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिसा गया | दिगम्बर जैंन 
विद्वानों में अपने साहित्य के प्रति श्रभिरुचि होते हुए भी उसके 
इतिहास के प्रति कोई अभिरुचि नहीं है ओर इसका कारण यह हे कि 
इस देश के विद्वानों मे प्रारम्भ से ही इतिहास के प्रति श्रभिरचि नहीं 
रही । ब्राज भी संस्कृत भाषा के उच्चकोटि के विद्वान भी इतिहास को 
अनुपयोगी ही समभते हैं। किन्तु देश के इतिहास की तरह साहित्य 
का इतिहास भी उपयोगी होता है | उससे ग्रन्थगत झोर विषय गत 
बातो के सम्बन्ध में अ्रभिनव प्रकाश पड़ता है और अनेक ऐसे तथ्य 
प्रकाश में आते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं को जा सकती | अत' 
किसी ग्रन्थ का विषयगत हार्द समझने के लिए. उस ग्रन्थ और ग्रन्थ- 
कार फी सामयिक परिस्थिति तथा उसके पूर्वज ग्रन्थों और ग्रन्थकारों फा 
उसपर प्रभाव भी जानना आवश्यक होता है। और ये सब साहित्य के 


इतिहास को जाने बिना सम्मव नहीं है ! 


( १४ ) 


दिगम्बर जैन समाज में सर्व प्रथम इस विषय की ओर भ्री नाथू- 
राम जी प्रेमी तथा पं० जुगल किशोर जी मुख्तार का ध्यान गया । 
इन दोनों श्रादरणीय व्यक्तियों ने अपने पुरुषार्थ श्रोर लगन के बल 
पर अ्रनेक जैनाचार्यों ओर जैनग्रन्थो के इतिवृर्तोी को खोजकर जनता 
के सामने रखा । श्राज के जैन विद्वानों में से यदि किन्हीं को इतिहास 
के प्रति श्रमिरुचि है तो उसका श्रेय इन्हीं दोनों विद्वानों को है। कम 
से कम मेरी श्रभिदत्नि तो इन्हीं के लेखों से प्रभावित द्वोकर इस विषय 
की ओर श्राक्ृष्ट हुईं । 

सन्‌ १६५४ के करीब कुछ सामय्रिक परिस्थिति वश, जिसका 
संकेत दा० वासुदेव शरण अ्रग्रवाल ने अपने प्राक्कथन के प्रारम्भ से 
किया है, जैनसाहित्य के दतिहास निर्माण की चर्चा बडे जोरों से उठी 
श्रोर उसको उठाने का बहुत कुछ श्रेय न्यायाचार्य पं० महेन्द्र कुमार 
जी का था | उसी के फल स्वरूप श्री गणेश प्रसाद वर्णी अन्थमाला 
काशी ने उस कार्य का भार उठाया और कुछ विद्वानों को उसका भार 
सोपा, जिनमें एक मेरा भी नाम था । पं० महेन्द्र कुमार जी तो 
स्वर्गंवासी हा गये ओर मुझे अकेले ही इस भार को वहन करना पड़ा । 
मैं न मो काई इतिहास का विशिष्ट अभ्यसी विद्वान हूँ. और न ऐसे 
महान्‌ काय के लिए जिस कोटि के ज्ञान की आबश्यकता है वैसा मुके 
ज्ञान ही है । किन्तु “न कुछ से तो कुछ बेहतर होता है? इस लोकोक्ति 
को ध्यान में रखकर मैंने यह अनधिकार चेष्टा की है। और इस 
आशा से की है कि मेरी गलतियों से प्रभावित होकर ही शायद कोई 
अधिकारी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाये। 
यदि मेरी यह श्राशा पूर्ण हुई तो मैं अपने प्रयत्न को सफल सममझुंगा | 

यह केवल जैनसाहित्य के इतिद्दास की पूर्व पीठिका है| जैनसाहित्य 
का निर्माण जिस पृष्ठभूमि पर हुआ उसका चित्रण करने के लिये इस 
पीठिका में जेनधर्म के प्राग्‌ इतिहास को खोजने का भी प्रयत्न किया 
गया है। साहित्य का इतिहास तो श्रागे प्रकाशित होगा । 

मुझे इस कार्य में जिन महानुभावों से सहयोग मिला उनके 
प्रति भी आभार प्रकट करना मेरा कतव्य है। वर्णीग्रन्थ माला के मंत्री 
पं० वंशीषर जी व्याफरणाचार्य और संयुक्त मंत्री पं० फूलचन्द जी 
चिद्धान्त शास्त्री का मुझे पूरा सहयोग पास हुआ ओर बे बराबर मेरा 


( *६ ) 


उत्साह बढ़ाते रहे । यदि उनकी ओर से मुझे! प्रोत्साइन न मिलता 
तो में भी शायद ही आगे बढ सकता । 

इस अवसर पर पूज्य श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज का 
स्मरण भी बरबस हो आता है। जब्र भी उनके दश्शनों के लिए. इंसरी 
जाना होता, बे बराबर कार्य की प्रगति के बारे मे पूछते थे। खेद है 
कि इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व ही वह स्वगंवासी हो गये । 

हिन्दू विश्व विद्यालय के पुस्तकालय में बैठकर मैने मह्दीनो तक 
पुरानी फाइलो और रिपोर्टों का श्रनुगम किया है और इसके लिए 
पुस्तकालय के तत्कालीन अध्यक्ष श्री विश्वनाथन्‌ तथा इन्डोलाजी 
कालिज के तत्कालीन अ्रधघ्यक्ष डा० राजबलि पाण्डेय का कृतज्ञ हूँ ! 
श्री काशी बिद्यापीठ के भगवानदास स्वाध्यायपीठ से भी मुझे अश्रनेफ 
पुस्तके प्रास हो सकी | उसके अध्यक्ष मेरे श्रनुज प्रो० खुशालचन्द 
गोरावाला हैं। उनके प्रति अपना सौहाभाव प्रकट फरता हूँ। 
पाश्चनाथ विद्याश्रम वाराणसी के अ्रधिष्ठाता मुनिवर श्री कृष्णचन्द्रालार्य 
के सोजन्य से मुझे आश्रम के पुस्तकालय से भी पुस्तके प्राप्त हुई, 
एतदर्थ मै मुनिजी के प्रति भी झतञ्ञ हूँ | देहला के लाला पत्नालाल 
जी अग्रवाल तथा जयपुर के डा० कस्तूर चन्द्र जी फकाशली वाल 
के द्वारा भी हस्तलिखित ग्रन्थ प्रास हो सके हैं। जेन सिद्धान्त भवन 
आरा के तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष पं० नेमिचन्द जी ज्योतिषाचाय 
से भी यथावश्यक ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं । शञ्रत. मैं उन्हें भी 
धन्यवाद दिय बिना नहीं रह सकता । 

श्रन्त मे मै डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रति विशेष कृतश हूँ 
बिन्‍्होंने श्रस्वस्थ होते हुए भी इस पीठिका के लिए प्राक्कथन लिखा 
देने का कष्ट उठाया । 

क्या मै आशा करूँ कि इस पीटिका को पढ़कर पाठक जैनसाहित्य 
के इतिहास के प्रति उत्सुक हो सकेंगे | 
श्री स्याद्वाद मद्दाविद्यालय | 

वाराणसी कैलाशचन्द्र शास्त्री 


ऋषभ जयन्ती 
बी० नि० सं० २४८६ 


विषय-सूची 


१ जैन धर्म के इतिहास की खोज १-३ 
पाश्चात्य विद्वानों में मतभेद डे 
याकोबी और बुलहर की खोजें 
जैन धर्म की प्राचीनता भ्‌ 

२ प्राचीन स्थिति का अन्वंघण ७--१ ८४ 
बेदिक साहित्य के सम्बन्ध में प्र 
आयंजन १० 
वेद ११ 
वेद के सम्बन्ध मे तीन पक्तु १२ 
ऋग्वेद 99 
भौगोलिक स्थिति १३ 
जातिया श्ड 
परणि १६ 
दास ओर दस्यु श्छ 
खअमुर २० 
बेदिक देवता २१ 
दार्शनिक मन्तब्य २३ 

अन्य वेद और नाह्मण २५. 


जातिया या फब्रीले २७ 


बी । 


भौगोलिक नाम 

धर्म ओर दश्शन 

वैदिक फालीन यज्ञ 

ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 

बेदिक काल बिभाग 

आरण्यक 

उपनिषद्‌ 

उपनिषद्‌, यज्ञ और बैंदिक देवता 
आत्मा और ब्रह्म 

आत्मजिज्ञासा 

आआत्मविद्याके स्वामी क्षत्रिय 
दार्शनिक विचारोके विकास में सहायक दो श्रवेदिकतत्त्व 
पुन्जन्म 

संन्यास 

श्रमणुपरम्परा 

प्रागू ऐतिहासिक कालीन अवशेष 
सिन्धु घाटी सभ्यता 

शिश्नदेवा: 

ऋषभ ओर शिव 

ब्रात्य 

हिरशयगर्भ ओर ऋषभदेव 

योग के जनक हिरणयगर्भ 

हिन्दू पुराणों में ऋषभदेव 

विष्णु के अवतार 

भागवत में ऋषम चरित 


श्०्ड् 
१०७ 
2१७ 
श्श्ष्य 
श्श्€्‌ 
१२० 
१२४ 
१२६ 


( १6 ) 


विष्णु श्रौर श्रवतारवाद 
महाभारत और गीता 
अ्रवतारवाद 

जैन पुराणों में श्रीकृष्ण 
२२ वे तीर्थंकर नेमिनाथ 
नेमिन/थ की हक कोड 
द्रविड्डसम्यता और अनघर्म 
उपसंदार 


ऐतिहासिक युग में 


कासी फोसल और विदेह 

काशीराज ब्रह्मदत्त 

ब्रह्मदत विदेह के 

'ऊणक के उत्तएा कार लिच्छुति 
लिच्छुवि गणतंत्र की स्थापना का समय 
पाश्ननाथ का वंश और माता पिता 
प्रत्॒ज्या और उपसर्ग 

समकालीन धार्मिक स्थिति 

चार्श्नाथ का चातुर्याम 


भारतीय दशनो मे जैन दर्शन फा स्थान 
भगवान पाश्रनाथ की ऐतिहासिकता 

कतिपय जैन उल्लेग्त 

भगवान महावीर 

निगंठ नाटपुत्त ओर भगवान महावीर का ऐक्य 
जन्म स्थान 


१३१ 
३६ 
िरमण्द+७बम्मफनका इक, 
१89 
१६३ 
श्द््प 
१७० 
१७३ 
4 


(८४-४४ +* 
श्ध््ड 
श्ष्द्छ 
श्ष्य्प्र 
श्ड्य्डि 
१६० 
१६४ 
श्ध्द्‌ 


२०० 
२०६ 
२११ 
२१६ 
श्र्र 


93 


२२१३ 


( २० ) 


मातृ कुल तथा पित कुल 

गर्भ परिवर्तन 

विवाह 

प्रत्रज्या 

तपस्था ओर ज्ञान लाभ 

सर्वश्ता और सबंदर्शित्व 

प्रथम धम देशना 

समवसरण 

दिव्यध्वनि और उसकी भाषा 
महावीर भगवान के गणुधर 

क्या पारश्न और महावीर के धर्म में भेद था 
महावीर निर्वाण 

मद्दावीर निर्वाणु का समय 
समकालीन व्यक्ति 

महावीर के पश्चात्‌ की राज्यकाल गणना 
बोद्ध फाल गणना 

पौराणिक काल गणना 

मगध और अ्रवन्ति के राजबश 
अवन्ति राज प्रयोत 

नन्‍्दों के १५५ वर्ष 

आनचाय काल गणना 

भद्गबाहु ओर चन्द्रगुस्त 

द्वितीय भद्गबादु की स्थिति 
खारवेल के शिला लेख से समर्थन 
आय सुहस्ती ओर सम्प्रति 


२३१ 
२३६ 
२४२ 


( २१ ) 


नन्दमंत्री शकठाल ३६२ 
अर्थ फालक सम्प्रदाय इधर 
संघ मेद के मूल कारण वस्त्र पर विचार इ्६४ 
भ० महावीर तथा उनके पूर्व वस्त्र की स्थिति ३६५४ 
पारश्शवेस्थ-शिथिलाचारी साधु ३६६ 
भ० महावीर के पश्चात्‌ वस्त्रकी स्थिति ४०६ 
अचेलक और नाग्न्य के अर्थ में परिवर्तन ४१६ 
मंखलिपुच गोशालक का जीवन बच ४२५ 
गोशालक औोर परिव्राजक ४३० 
मस्करी और गोशालक डशे४ 
क्या गोशालक पार्श्वापत्यीय था ४३९ 
महावीर ओर गोशालक के सम्मिलन का उद्देश्य 

तथा पारस्परिक आदान प्रदान ४४२ 
आचार सम्बन्धी नियम डडड 
मिलन का उद्देश्य ४च ४ 
पाश्वांपत्यीय श्रौर गोशालक ४५४६ 
आजीविक और दिगम्बर ४६३ 
नग्नता प्राचीन परम्परा से सम्बद्ध है ४८० 
संघ भेद फा काल ड्प्पड 
संघ भेद का प्रभाव और विकास ४६२ 
श्रुतावतार ४ ६ से ७१० 
ख्रागम सकलना ४६६ 
देवद्धि के कार्य के सम्बन्ध में नया मत ४8६ 


देवड्ि गणि के पश्चात्‌ फी स्थिति भू २० 


( २२ ) 


वर्तमान जैन आगम और दिगम्बर परम्परा 
द्वादशाग के ग्रथक में मत मेद 
गुर्वावली की पद्धति मे भिन्नता 

बीद्ध संगीति ओर जैन वाचना 

श्रुत परिचय 

बारह अंगो के नाम 

दइश्वाद का महत्त्व 

पूर्वों का महत्व 

पूर्व नाम क्यो ? 

दृश्बिद का लोप 

क्या दृष्टिवाद का लोप जान बूक कर किया गया 
श्वेताम्बर परम्परा में श्रुत के भेद 
कालिक श्रुत 

फालिफ भ्रुत ओर दृष्टिवाद में अन्तर 
इदृश्विद का विवरण 

तीन सों त्रेसठ मत 

ब्ोंद निकाय में बासठ मत 

श्रुत ज्ञान के बीस मेंद 

पदों का प्रमाण 

चौंदद पूर्वों के पदों का प्रमाण 

अंगी के पदों के प्रमाण का उपर्पात्त 
श्रुत के अक्षर 

इश्विद में वर्णित विषय का परिचय 
परिकर्म 

सूत्र 

प्रथमानुयोग 


प्र 
प्र 
३४ 
३२. 
प४व 
4२१ 
9) 
और 
५६ 
५४७ 
पर 
पूछ 
प3८ 
५७६ 
प््८ट३ 
प्प्प्प् 
भ६र्‌ 
६१६ 
ध्श्ध 
६२० 
६२० 
ध्र्‌श 
घ्र्८ 


६२३ 
६२६ 


( ४२३ ) 


चूलिका 

पूर्वों का परिचय 

एकादशाग परिचय 

पूर्वों से श्रंगो की उत्पत्ति 
दिगम्बर ग्रन्थों में प्राप्त विषय सूची 
अग बाह्य श्रत 

अंग बाह्य के भेद 

अंग बाह्य के भेदी का समीकरण 
दि० अ्रंग बाह्य फा विषय परिचय 
ख्रगभिन्न श्वेताम्बरीय श्रागम 
नन्दि और अ्रनुयोगद्वार 

बारह उपाग 

ले छेदसूत्र 

चार मूलस्‌त्र 

दस पढह््षा 





६२६ 
६२७ 
६३४ 

१9 
६७१ 
६७२रे 
६७७ 
ध्ष्ध् 
ध््प्र० 
ष्पर 
घ्परे 
ब्प्प्ष्य 
द्ह३े 
७०१ 
७१० 


जैन साहित्यका डॉतिहास 
पूव-पीठिका 


१. जेनधर्मके इतिहासकी खोज और उसका परिणाम 

“इतिहास” शब्द हमारे लिए नया नहीं है । किन्तु हमारे 
देशके इतिहास' लेखकाका भो यह मानना पड़ा है कि इतिहासकी 
जिज्ञासा हमारे देशके जन-साधारणसे और शिक्षित कहलानें- 
वाल वर्गमे भी अत्यन्त मन्द रही है। और आज यदि हमारे 
इतिहास नत्र खुले हैं ता पाश्यात्य विद्वानोके संसगे और 
प्रभावस । 

जब पाश्चात्य विद्वान भारतवर्षके निकट सम्पकंमे आये तो 
उनका ध्यान इस देशक्के इतिहासकी ओर गया । पहले तो यहीं 
कहा जाता रहा कि मुसलमसानोके आक्रमशसे पूर्व ( ईसाकी 
१० वीं शती ) भारतका कोई इतिहास नहीं मिलता। किन्तु 
५७६३ इ० मे सर'विलियम जोन्सने भारतपर आक्रमण करने- 
वाले सिकन्दरका इतिहास लिखनेवालोके 'सेन्द्रोकोट््स' को जब 
संस्कृत साहित्यका चन्द्रगुप्त बतलाया ता भारतीय इतिहासकी 
पृर्वावधि सिकन्दरके आक्रमशकालसे निधोरित की गई 

इसी समयके लगभग ग्रीक ओर रामके प्राचीन साहित्यके 
पण्डित पाश्रात्य विद्वानोंने भारतकी प्राचीन भाषाओका अध्ययन 
प्रारम्भ किया । वे यह देखकर आश्चर्य चकित हुए कि संस्कृत 


१, भा० इ० रू०, जि० १, १० ६। २. कै० हि०, भू०, ए० १। 


२ जै० स्रा० इ०-पूर्व पीठिका 


भाषाके शब्द ओर प्रत्यय ग्रीक और लैटिन भाषासे बहुत मिलते 
जुलते हैं। इस परसे यह प्रश्न पैदा हुआ कि इस समानताका 
क्या कारण है ? इसी प्रश्नके समाधानके लिये की गई खाजोके 
फलस्वरूप आर्योके भारतमे आकर वसनेकी कथा प्रवर्तित हुई 
चर 
ओर तुलनात्मक भाषाविज्ञानने जन्म लेकर ऐतिहासिक 
अनुसन्धान को नई दिशा प्रदान की । उसीके फलस्वरूप ऋग्वद- 
को विश्वकी प्राचीनतम पुस्तकक ओर आयेकि ज्ञान-विज्ञानका 


अक्षय भण्डार बतलाया गया । 

बैदिक साहित्यसे परिचित होनेके पश्चात्‌ पाश्चात््य विद्वान 
क्रमसे बौद्ध और जैन साहित्यके सम्पकमं आये। और उन्होने 
अपनी ऐतिहासिक पद्धतिके द्वारा उपलब्ध साधनोके आधारपर 
इन धर्मोकी खोजबीन आरम्भ की | किन्तु उस समय तक युरापमे 
जैन ग्रन्थोका मिलना दुलेंभ था, अतः बहुत समय तक बे जैन 
धर्मके सम्बन्धमे काई रपष्ठट मत नहीं बना सके, ओर जैन धर्मक 
आरम्भको लेकर यूरोपीय संस्क्ृतञ् विद्वानोकी पृ पीढी 
मुख्यरूपसे दो मतोमे विभाजित हो गई। उस समयकी इस 
स्थितिका पूरा विवरण डॉ० बुहलरने अपनी पुस्तिका (इं० स० डं6 
प्रृ० २३) मे इस प्रकार दिया है-'कोलबत्रुक, स्टिवेन्‍्सन ओर थामस- 
का विश्वास था कि बुद्ध जैनघमके संस्थापकका विद्राही शिष्य था। 
किन्तु उससे भिन्न मत एच० एन० बिल्सन, ए-वेवर और लॉसनका 
था, और साघारणतया यही मत माना जाता था। उनके मतानुसार 
जैनधर्म बोद्रधमंकी एक प्राचीन शाख्रा थी। इस मतका आवार 
था जेनों और बोद्धोके सिद्धान्तों, लेखों और परम्पराओमे 
समानताका पाया जाना और वोडदोके साहित्यकी भाषास जेन 
आगमरमोंकी भापाका अधिक आधुनिक होना तथा जैन आगमोके 
प्राचीन होनेमे विश्वसनीय प्रमाणोका अभाव । प्रथम में भी 


जैनधर्मके इतिहासडी खोज़ और उसका परिणाम ३ 


इस मतकी सत्यतामे विश्वास करता था और मैने जैनोको 
सम्मतीय (१ ) बौद्ध शाखाका समझा । किन्तु अंग्रेजी सरकार 
के लिये ग्रन्थ संप्रह करनेके कारण मुझे जैन साहित्यका विशेष 
रूपसे परीक्षण करना पड़ा तो मैने पाया कि जैनोने अपना नाम 
बदल दिया है। अति प्राचीन कालमे वे निम्न न्थ कहे जाते थ। 
मैने देखा कि बौद्ध लोग निम्न न्थोंसे परिचित थे, उन्होंने उनके 
प्रभाव तथा संस्थापकका वरणन बुद्धके प्रतिद्वन्दीके रूपमे किया 
हैं आर लिखा है कि पावामे उसकी सृत्यु हुई। जैनोमे अन्तिम 
ताथक्ुरका निवाणस्थान भी पावा माना जाता है। इससे मुझे 
स्वीकार करना पड़ा कि जैन ओर बोद्ध एक ही घार्मिक आन्दोलन 
से उपजे है। मेरी इस धारणाका समथेन जकाबीने किया। 
जकाबी मेरेस स्व॒तन्त्र दूसरे सा्गसे लगभग इसी परिणाम पर 
पहुँचे थ। उन्होंने बतलाया कि बौद्ध त्रिपिटकोमे अन्तिम तीथेडूर 
का जा नाम आता हैँ वहाँ नाम जन आगमासमे भा आया है । 
इन्डि० एग्टि०, जि० ७ प्र० “४३ में तथा जेकाबीके द्वारा सम्पा- 
दित कल्पसूत्रकी प्रस्तावनामे हसारें इस मतका प्रकाशन होनके 
बाद दक्त प्रश्न पर मतभेद हो गया। ओल्डन वर्ग, कन॑, हानले 
तथा अन्य विद्वानोने हमारे नये मतको बिना किसी हिचकिचाहट 
क॑ मान लिया। किन्तु ए० वेबर ओर बार्थ (रि० इ० ) अपने 
पुराने मत पर ही रहे। बार्थ जन परम्परा पर विश्वास नहीं 
करता आर यह संभव मानता है कि जैन परम्पराके कथन असत्य 
है। निश्चय ही इस स्थितिका स्वीकार करनेमे बड़ी कठिनाइयों 
है, वल्कि यह बात अनहोनी-सी है कि बौद्ध लाग अपने घृणित 
विराधियोके धर्म परित्यागकी घटनाकों मूल गये ( ? )। किन्तु 
यह बात एकदम असंभव नहीं है क्योकि प्राचीनतम सुरक्षित 


जैन आगमोका प्रथम प्रामाशिक संस्करण इंस्वी सनकी पॉचबी 


कट ज्ञ० सा० इ०-पुर्वे पीठिका 


अथवा छठी शतीमे तेयार किया गया हे। और अभी भी इस 
बातके समर्थक प्रमाणोकी आवश्यकता है कि प्राचीन कालमे जैन 
लोग एक सुनिश्चित परम्पराके अधिकारी थे। मैं तकोंकी शड्डला 
मे उस खोई हुई कड़ीको जाड़नेम याग्य हैं, इस विश्वास ओर 
अपने दो आदरणीय मित्रोक॑ सन्देहोंका दूर करनकी आशाने 
मुझे समस्त प्रश्न पर सम्बद्ध कथन करनेके लिये प्ररित किया है । 
यद्यपि इसमे पुनरुक्ति भी होगी तथा इसके प्रथम भागमे पृर्णतया 
जेकोवोकी खाजोका ही साराश रहेगा' | 
इस प्रकार डा० याकावी और वुहलर आदि जर्मन विद्वानोकी 
खोजोके फलस्वरूप जनघम न केवल दोद्धधर्मस एक स्वतंत्र धर्म 
प्रमाणित हुआ किन्तु उससे प्राचीन भी प्रमाणित हुआ । बोद्धधर्म 
के मान्य विद्वान ओर लेखक श्री "रे डविडलने भी स्वीकार किया 
है कि भारतके सम्पूर्ण इतिहासमे बोद्धधमके उत्थानस लगाकर 
आजतक जैन लोग एक व्यवस्थित समाजके रूपमे रहते 
आये है | 
श्री याकोबी जनधमंका बोद्धधमंसे प्राचीन प्रमांणत करके 
ही चुप नही बेठ, उन्होंने बुद्धसे २५० वर्ष पूर्व होनबाल भगवान 
पाश्वेनाथको भी ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाशित किया, और उनकी 
इस खाजका भी इतिहासज्नाने आदर पृषक स्वीकार किया। 
आज उनको खाजाक फलस्वरूप जनघधमक २३ व तोथकद्भुर 
भगवान पाश्वनाथका जनधमका संस्थापक मान लिया गया हैं। 
किन्तु जकावी अपनी इस शोधको ही अन्तिम सत्य नहीं मानते 
थे। इसीसे उन्होने लिखा था--“इसमे कोई सबूत नहीं है. कि 
पाश्वनाथ जनथमके संस्थापक थे। जन परम्परा प्रथम तीर्थक्लुर 
ऋषभदेवका जेनधमंका संस्थापक माननेमे एकमत हैं। इस 





१. ब्ु० इ०, एछ० १४२ । 


जैनधर्मके इतितासफ्री खोज ओर उसका परिणाप थ 


मान्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी सभावना है|! (इं० ए०, जि८ 
6, प्र० १६३ )। वक्त संभावनाकी प्ष्टि डा० राधाकृष्णनने भी 
अपन भारतोय दर्शनके इत्तिहास /जि श» प्र० ०८७ ) में की 
है । उन्होंने लिखा है--“जैन पर पग ऋषभदेवस अपने धर्मकी 
उत्पत्तिका कथन करती है, जा बहुत-सी शताब्दियो पृष हुए है। 
इस बातके प्रमाण पाये जाते है कि ईंस्वी प्॒व प्रथम शताब्दीमे 
प्रथम तीर्थक्वषर ऋषभदेवकी पृज्ा होती थी। इसमे कोई सर्देह 
नहीं है कि जैनघर्म वर्धभान और पाश्वनाथसे भी पहले प्रचलित 
था । यजुर्वेदसे ऋषपभदेव, अजितनाथ ओर अरिष्टनेमि, इन तीन 
तीथक्ुगोंके नाम आते है । भागवत पुराण भी इस बातका समर्थन 
करता है कि ऋषभदेबव जेनधर्मके संस्थापक थे ।! 

प्रसिद्ध भाग्तीय इनिहासज्ञ श्री जयच-ढ विद्यालंकारने 
लिग्ा हे-- 

'जैनोका मत है कि जैनघर्म बहुत प्राचीन है और महावीर 
से पहले २३ तीर्थट्डुर हो चुके है जो उस धर्मके प्रवतंक और 
प्रचारक थे। सबसे पहला तीर्थद्गर राजा ऋपभदेब था, जिसके 
एक पुत्र भरतके नामसे इस देशका नाम भारतवप हुआ । इसी 
प्रकार बोद्ध लोग बुद्धसें पहल अनेक बाधिसत्त्वोंको हुआ बतलाते 
है। इस विश्वासका एकदम मिथ्या आर निमृ ल तथा सब पुराने 
तीथक्षरों और बाधिसत्वोको कल्पित अनेतिहासिक व्यक्ति 
मानना ठीक नहीं हैं। इस विश्वासमे कुछ भी असगत नहीं हैं । 
जब घधमम शब्दका सकीण पन्थ या सम्प्रदायक॑ अथमसे ले लिया 
जाता हैं. और यह बाजार विचार मनमे रखा जाता हैं कि पहले 
हिन्दूधर्म, त्राह्मणघर्म या सनातनधम था फिर बौद्ध और 
जनधम पेदा हुए, तभी यह विश्वास असंगत दीखता है। यदि 
आधुनिक हिन्दुओके आचार व्यवहार और विश्वासका हिन्दू 


द्‌ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


धर्म कहा जाता है तो यह कहना होगा कि बुद्ध और महावीरसे 
पहले भारतवासियोका धम हिन्दू धर्म न था--त्रह हिन्दू , बौद्ध 
जैन सभी मार्गोका पूतरेज था। यदि उस कालके धमका वैदिक 
कहा जाये तो भी यह विचार ठीक नहीं कि उसमे जैन ओर बोद्ध 
मार्गोके बीज नहीं थे । भारतवर्षका पहला इतिहास बौद्धों और 
जैनोंका भी वैसा ही है जैसा वेदका नाम लेनेवालोंका । उस 
इतिहासमे आरम्भिक बोद्धो और जनोको जिन महापुरुषोके जीवन 
ओर विचार अपने चरित्रसम्बन्धी आदर्शोके अनुकूल दीखे, 
उन सबको उन्होंने महत्त्व दिया और महावीर और बुद्धके 
पूव॑वर्ती बोधिसत्व और तीथंड्ुर कहा । वास्तवम वे उन धर्मा 
अथोत्‌ आचरण सिद्धान्तोके प्रचारक या जीवनमे निबाहक थे 

जिनपर बाढठमे जेन और बौद्ध मार्गोपर बल दिया गया, और 
जा वादम बोद्ध जन सिद्धान्त कहलाये | वे सच बाविसत्त्व और 
तीथंड्डर भारतीय इतिहासके पहल महापुरुष रहे हो या उनमेसे 
कुछ अंशतः कल्पित रहे हो। इतन पृवंज महापुरुषोकी सत्तापर 
विश्वास होना यह सिद्ध करता हैं. कि भारतवर्षका इतिहास उस 
समय भी काफी पुराना हा चुका था और उसमे विशेष आचार 
मार्ग स्थापित हो चुके थे | फिलहाल तीर्थड्वर पाश्वंकी ऐतिहासिक 
सत्ता आधुनिक आलाचकाने म्वीकार की है । बाकी तीथरडगें 
आर बाधघिसत्त्वोकं वृत्तान्न कल्पित कहानियों इतने उलभ गये 
है कि उनका पुनरुद्धार नहीं हो पाया । किन्तु इस बातके निश्चित 
॥>रमाण हैं कि वेदिकसे भिन्न मार्ग बुद्ध और महाबीरसे पहले भी 
भारत मे थ। अहन लोग वुद्धसे पहले भी थे और उनके चेत्य 
भी बुद्धसे पहले थे। उन अहंतो औ' चेत्योके अनुयायी ब्रात्य 
कहलाते थे जिनका उल्लेख अथव बेदम है! ( भा० इ* रू० 
प्ृ० ३२४८ ) | 


प्ररचीन स्थितिका अन्वेषश् ७ 


इस तरह देश ओर विदेशके माने हुए विद्ठानोने 
संभावना तथा विश्वासक्ले रूपमे इस सत्यको प्रकट किया है कि 
भगवान पाश्वनाथसे पहले भी जैनधर्म प्रचलित था और उसके 
संस्थापक ऋषभदेव थे । 

जहाँ तक जैन मान्यताका प्रश्न है वह इस विषयमें एकमत 
है कि जैनधर्ंके प्रवर्तक भगवान्‌ ऋषभदेव थे। उसकी इस 
मान्यताका समर्थन हिन्दू पुराण भी करते है तथा जड़ीसाकी 
हाथी गुफासे प्राप्त खारवेलका शिलालेख" भी उसका समर्थक है | 


२ प्राचीन स्थितिका अन्वेषण 
किन्तु ऋपभदेवका समय इतना प्राचीन हैँ कि यहाँ तक 
पहुँच सकना अशक्य ही है, क्योंकि हमारे पास साधन सामग्री 
का अभाव है | फिर भी जो समावना व्यक्तकी गई हैं. और उसमे 
निहित जिस सत्यकी ओर संकेत किया गया है उसको दृष्टिमे 
रखकर उपलब्ध साधनोके द्वारा भगवान पाश्वनाथके समयकी तथा 


१--इस शिलालेखका परिचय श्रीयुत जायसवालने नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका भाग ८, अंक ३, प्ृ० ३०९ से प्रकाशित कराया 
था। उन्होंने लिखा था कि श्रब तकके शिलालेखोम यह जेनधमंका 
सबसे प्राचोन शिलालेख है | इससे ज्ञात होता है कि पटनाके नन्दके 
समयमे उड़ीसा या कलिग देशमें जेनघर्मका प्रचार था। ओर 
जिनकी मूर्ति पूजी जाती थी। नन्‍द ऋषभदेवकी जैन मूर्तिको जो 
कलिगजिन कहलाती थी, उड़ीसासे पटना ले आया था। जब खार- 
बेलने मगधपर चढ़ाई की तो वह उस मूर्तिकों वहाँ से ले आया। 
ईस्वी सनसे ४७८ वर्ष पहले और विक्रम सम्बत्‌ से ४०० बप पहले 
उड़ीसामें जैनधर्मका इतना प्रचार था कि भगवान्‌ महावीरके निर्बोणके 
कोई ७५ वर्ष बाद ही मूर्तियाँ प्रचलि त हो गई ।' आदि । 


प्र जै० सा० इ०-पूर्व पीटिका 


उससे पर्बकी धार्मिक स्थिति आदिका परिचय प्राप्त करनेका प्रयत्न 
किया जाता है । 

बैदिक साहित्यके आधारसे डा० विन्टरनीट्सने "लिखा हैं कि 
अपनी प्राचीनताके कारण वेद भारतीय साहित्यमे सर्वोपरि स्थित 
है। जो वेदिक साहित्यसे परिचित नहीं है वह «“भरतायोके 
आध्यात्मिक जीवन और संस्कृतिका नहीं समझ सकता ।” इस 
युगके प्रायः सभी देशी ओर विदेशी विद्वानोका लगभग यही मत 
है | ओर एक दृष्टिसे यह ठीक भी है क्योंकि भारतके जिस वगसे 
वैदिक साहित्य सम्बद्ध रहा हैँ, उस ब्राह्मण वर्गका भारतके 
सास्कृतिक ओर धामिक निमाणमे प्रधान हाथ रहा ४, यद्यपि 

बर्ग मूलतः बेदानुयायी था किन्तु उसकी ज्ञान पिपासा ओर 
सत्यकी जिज्ञासाका अन्त नहीं था। अनः ब्राह्मण हात॑ हुए भी 
उसका अतृप्त ज्ञान पिपासा आर बत्नवरती जिन्नासान,उस ब्राह्मणत्तव 
की श्रएतताका अभिमान सुलाकर आत्मतत्त्वक केत्ता ज्ञत्रियोका 
शिप्यत्व स्वीकार करनके लिय विवश कर ठिया । इतना हीं नहीं 
किन्तु उस वर्गके कतिपय व्यक्तियोन ही महाबीर ओर बद्ध जेस 
वेदविराधी धर्म प्रवतंकोका शिष्यत्व म्वीकार करके जनधम 
आर बोद्ध धर्मोको भी उसी निष्ठापण्ण भक्तिस अपनाया, जिस 
श्रद्धा भक्तिके साथ वे वैदिक घमका अपनाये हुए थे । 

किन्तु बेदिक साहित्यके सम्बन्ध भी दा बाते प्रथम ही कह 
देना उचित होगा। प्रा० २ डेविडसने लिग्वा हे--' यह विश्वास 
किया जाता है. कि ब्राह्मण साहित्यसे हमे इंस्वी पर्व छठी सातर्वी 
शताकी भारतीय जनताऊ घामिक विश्वासोके सम्ब-्धकी प्रामाणिक 
जानकारी मिलती है। यह विश्वास मुझे सन्दिग्घस भी कुछ अधिक 
प्रतीत होता है। आह्यणोने हमारे लिये उस समयके मनुष्योके जो 


१, हि० इं> लि, जि० १, ए० ५२ | २, बु० इ०, प्र० ११०-२१३ | 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ६ 


वाम्तबिक विचार थे थे उतने सुरक्षित नहीं रक्खे, जितने वे विचार 
सुरक्षित रकखे जो वे जन साधारणमें फेलाना चादते थे | त्राह्मण 
साहित्यके सुरक्षित रखनेमे ओर उसे हम तक पहुँचानेमे उन्होंने 
जा अपार श्रम किया है जब हम उसका विचार करते हैं तो हमारा 
मन उनके प्रति प्रशसासे भर जाता हैं जिन्होंने मानव विचार,के 
इनिहासके लिये इतना अमूल्य साहित्य सुरक्षित रखा *” किन्तु 

ने हमारे लिये जा कुछ सुरक्तित रखा बह एकदेशीय है। 
निश्चय हा जब ऋग्वेद अन्तिम रूपसे संकलित हो चुका भारतके 
आयेमि अन्य बहुतसे विचार आमतौरसे ५चलित थे, जो ऋग्वेद 
मे नहीं पाय जात॑ । 

विद्वान लेखकका उक्त कथन ऐसा नहीं हैं. जिसे दृष्टिसे 

न किया ज्ञा सफ। जा साहित्य किसी विशप श्रेणी या वर्ग 

से सम्बद्ध हाता ह वह उस श्रणीं या वर्गका पूर्ण प्रतिनिधि हा 
सकने, है, किन्तु अन्य सभी विराधी विचारधाराधश्माक, उसमें 
संकलन होना संभव प्रतीत नहीं हाता । 

दूसरी बात है कालके आकलन की । बेदिक साहित्यकें काल 
का लेकर आज भी चोटीके विद्वानोमे मनभेद है ओर बह मतभेद 
न केवल कुछ वर्षका या कुछ दशकोका हो हैं, किन्तु हजारों 
वर्षाका लिये हुए है । 

कालक्रमका निशय करनके लिये भाषा ओर शल्लीका विशेषता 
दी जाता है । किन्तु डा० "बिन्टरनीट्सन लिखा है कि 'भारतमे 
यह प्रायः पाया गया हे कि अवारचीन कृतिका प्राचीनताका रूप 
देनेके लिय उस प्राचीन साहित्यकी शैलीका अनुकरण किया गया 
है। तथा ग्रन्थाका आदर तथा प्रचार करनेकी दृष्टिसे अथवा उसमे 
लिखी गई बातोको प्राचीन सिद्ध करनेके लिये उनके रचयिताके स्थान 


१. हिं० इ० लि० जि० १ ४० २६ । 


१० जें० सा० ह०-३वं पीठिका 


पर किसी प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्तिका नाम दे देनेकी या ग्रन्थको 
प्राचीन नाम दे देनेकी भी परिपाटी रही है। उसीके फलस्वरूप 
बहुत-सी आधुनिक कृतियों भी आज उपनिषदोका नाम धारण 
किये हुए हैं?। 

इन दो बातोको दृष्टिमे रखते हुए हम प्रथम वैदिक साहित्यकी 
आर आते है । 


आय जन 


अन्वेषकोका कहना हे कि आये जातिकी एक शाखाने 
भारतवर्ष प्रवेश करके एक नये समाज की स्थापना की थी। 
इससे पहले आये लोग मध्य एशिया रहते थे। किन्तु जन- 
संख्या वृद्धि आदि कारणोस उनका वहाँ रहना कठिन हा गया 
ओर वे दल बनाकर इधर उधर चले गय। जो दल सुदूर 
पश्चिमकी ओर गया उनके वंशज आजके यूरोपियन राष्ट्र है । 
जो लोग ईरान ओर भारतकी ओर आये, उनके वंशज इंरानी 
ओर भारतीय आये हुण। इसके विपरीत स्व० लोकमान्य 
तिलकका मत था कि आये लोगोका आदिदेश उत्तरीय ध्र बर्के 
पासका स्थान था। एक समय प्रथिवीका वह भाग मनुप्योके 
बसनेके योग्य था। जब वहाँ हिम ओर सर्दीका प्रकाप बढ़ा ता 
आर्योको वहॉसे हट जाना पदढा। कुछ लोग यूरूपम बस, कुछ 
इरानमे ओर कुछ भारतसमे | ( ओरन )। अन्य कुछ भारतीय 
विद्वानोंका एक तीसरा मत है कि ऋग्वेदस सप्रसिन्धव देशकी 
ही महिमा गाई गई है । यह देश सिन्धु नदीस लेकर सरस्वती 
नदो तक था। इन दोनों नदियोके बीचमे पूरा पंजाब और 
काश्मीर आ जाता है। तथा कुम्भा नदी जिसे आज काबुल कहत 
हैं, उसकी भी वेदमे चर्चा है। अतः अफगानिस्तानका वह भाग 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ११ 


जिसमे काबुल नदी वहती है, आरयोके देशमे गर्भित था। यह 
सप्रसिन्धव देश ही आर्योका आदि देश था ( आ. आ. ३३ )। 
किन्तु प्राच्य भाषाबिद्‌ डा सुः चटर्जीका कहना है कि प्राचीन 
रूढ़िवादी हिन्दमत कि आय भाग्तमे ही स्वयंभूत हुए थे, 
विचारणीय ही नहीं है ( भा० आ> हि० प्रृ० २० )। इन्हीं 
आरयेकी देन बेद है । 


वेद 


देवी देवताओं आर राजा आदिके सम्बन्धमे जो भी कविताएँ 
तथा मंत्र बनाये गये थ, उनके संग्रहका नाम ही बेद है । ऐसा 
प्रतीत हाता है! कि वेद कहाँंस आए, कसन इनको बनाया आर 
केस इनका विकास हुआ, इसका ज्ञान प्रारम्भस ही किसीको न 
था। यही कारण हैं कि वंदोको अपोरुपय माना जाता हैं. । किन्तु 
पाश्चात्य विद्वानोक मतसे इनके निर्माणका काल इंसास दो 
हजार वर्ष प्रवके लगभग है। 


वेदकी दो व्याख्याएँ मुख्यरूपस सानी जाती हैं, एक 
महीधरकी और दसरी सायणकी। सायणकी व्याख्या ही 
पाश्चात्य भाषाओमे किये गये बेदोक़े भाषान्तरोंकी आधारभूत 
हैं। एक तीसरी व्याख्या स्वामी दयानन्दने की हैँ, जो आये 
समाजियांका मान्य है। सायण ओर दयानन्दके व्याख्यानोमे 
उतना ही अन्तर है जितना दक्तिण और उत्तरमे । 

विद्वानोका कहना है कि उक्त वेदिक भाष्यकताओके भाष्योमे 
सबसे बड़ी त्रुटि यह हैँ. कि उन्होंने वेदोके उद्गम स्थानका रहस्य 
जाने बिना ही उन पर भाष्य रचना कर डाली । सबसे बड़ा प्रश्न 
यह है कि वेदोके ऋषि कोन थे, वे कहाँ रहते थे, वेदोमे किस 


श्र जै० सा० हु०-पूर्व पीठिका 


देश तथा लोककों घटनाओंका उल्लेख है ? जब' तक पुगने 
इतिहास तथा पुराणका ज्ञान न हो, तब तक वेदोका समझना 
कठिन है। 

जैसे बैदिकी हिंसाके प्रबल विरोधके कारण उपेक्षित हुए 
वेदोकी पुनः प्रतिष्ठाके हेतु स्वामी दयानन्दने वेदिक भाष्य रचा, 
बैसे ही बेदविरोधी पन्थोको दबानेके लिये याम्कने ईसासे कई सो 
वर्ष पृ निरुक्त रचा था । थाम्क मुनिक्रे समयमे आचार्य-कोत्सका 
मत था कि बेदोके मंत्र निर्थक है ( निरक्त अ १, पाद ५ )। 

ऋग्वेदके मण्डल **«, सूक्त १०६ के आरम्भिक ग्यारह मंत्र 
इसके उदाहरण है, इनमे एक मंत्र हे, 'जभरी तुफरी”' | सायण ने 
भी अपने ऋग्वेद भाष्यमे स्वीकार किया है कि इस मंत्रका अर्थ 
समझ नहीं पड़ता। अन्य भी कुछ मत्र है ज्ञिनके सम्बन्धमे 
सायणने लिखा हे कि इन मत्रोसे अर्थका कुछ भी बाध नहीं 
हाता ( ऋग्वेद, भूमिका प्र० ७ )। ओर ठीक भी है, इसासे कमसे 
कम दा हजार वष प्रव निबद्ध हुए बेदोका यथाथ पअभिप्राय 
इसासे १४०० वष बाद रचे गये भाष्योस केसे प्राप्त किया जञा 
सकता है | 

वेदोके सम्बन्ध तीन पक्ष है--धामिक, एंतिहासिक और 
भागालिक | तीनोका दृष्टिसमे रखकर ही वंदका परिचय कराना 
चित हागा । 


ऋग्वेद 
बतमानमे उपलब्ध इस संहिता अथीन्‌ सम्रहम दस मण्डल 
है। जिनमे कुल १०१७ सूक्त है। ऐसा प्रतीत हाता है कि यह्‌ 





१, “इतिहास पुराणाभ्या वेद समुपत्र हयेत्‌ ।? 
इतिहास और पुराणके द्वारा वेदार्थका विस्तार करना चाहिये । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्३्‌ 


संग्रह विभिन्न काल्ोमे किया गया है ओर उसके मूलमें पुराहित 
वर्गमें प्रचलित धार्मिक परम्पराकों सुरक्षित रखनेकी भावना है। 
बेदका अन्तिम संकलन वेदव्यासने किया था। ऋग्वेदकी 
ऋचाओका अधिकांश भाग बेरिक देवताओकी स्तुतियों ओर 
प्रार्थनाओसे सम्बद्ध हैं। ऐसी ऋचाओकी संख्या, जा वेदिक 
देवताओसे सम्बद्ध नही है , कठिनतास चार दशकसे अधिक होगी । 
इस ऋचाओम मुख्यतया प्रथम और दसबे मण्डल जो दान- 
स्तुतियाँ है, 3नमे कुछ जातिया, स्थानों और राजाओं तथा ऋषियों 
के नाम आते है, जिनमे रचयितान उनको उदयरताकी प्रशसा की 
है । किन्तु य दानस्तुतियों उतनी प्रार्चीन नहीं मानी जाती । 
भौगोलिक स्थिति 

बंदोम सप्रसिन्धव देंशकी ही महिमा गाई गई हैं। यह 
देश सिन्धु नर्दीस लेकर सरस्वती नदी तक था। इन दोनों 
नदियोके बीचमे पूरा पजाब और पूरा काश्मीर आजाता है। 
कुम्भानदीका नाम भी आता है, जिसे आजकल काबुल कहते 
हैं। ःससे प्रतीत होता है कि अफगानिस्तानका काबुल नदोबाला 
भाग भी आयेकि देशमे था । 

सप्रसिन्धव देशकी सातो नद्ियोफे नाम थे-सिन्धु, 
विपाशा (व्यास), शतद्र (सतलज), वितस्ता (फेलम), असिक्ती 
(चनाव). परूष्णी (रावी) और सरस्वती । इन्ही सात नदियोके 
कारण इस देशका सप्रसिन्धव कहते थे। सरम्वतीके पास ही 
हृपद्रती थी। मनुस्म्मतिमे (४, ७) मे कहा है क्र सरस्वती और 
हपद्वती देवनदियों हैं, इनके बीच देवनिर्मित ब्रह्मावत देश है ।” 

ऋक १०-७४५-४ में गंगा यमुनाका भी नाम आया है परन्तु 
यह केवल नामाल्लेख है । इससे इतना ही प्रमाणित होता है कि 


श्ड जै० सा- इ०-पूर्व पीठिका 


मंत्रकारकी इनका पता था। ये दोनों नदियों सप्तसिन्धवसे बाहर 
थी। आजकल हिन्दुओमे गंगा और यमुनाका बहुत महत्त्व है । 
किन्तु बैदिक कालमे यह बात नहीं थी। उन दिनो सिन्‍्धु और 
सरस्वतीका ही यशोगान होता था। उन्हींके तटपर आर्योकी 
वस्तियों थी ( आ० आ*«, ४० 3८ )। ऋग्वेदकी ऋचाओंका 
बहुभाग भी सरस्वतीके तटपर रचा गया भ्रतीत हाता है। यह्‌ 
नदो अम्बालासे दक्तिणमे बहती थी | 

ऋग्वेदमे विल्ध्य पर्बतका और नमंदाका उल्लेस्ब नहीं है, 
इससे सहज ही यह अनुमान होता है कि आयेने तब तक दत्तिण 
का परिचय प्राप्त नही किया था। ऋग्वद्में सिहका भी निर्देश 
नहीं है, जा बंगालके जंगलोमे पाया जाता है। चावलका निर्देश भी 
नहीं है, जब कि वादके सहिताग्रन्थोम उसका निर्देश पाया 
जाता है । 

जातियों ( कवीले ) 


वैदिक आर्य भारतके जिस भागस परिचित थे, वह भाग 
विभिन्न जातियोम विभाजित था, ओर प्रत्यक जानिका शासक एक 
राजा था। ऋग्वेदसे दस गज़ाओके एक प्रसिद्ध युद्धका वर्णन हैं । 
यह युद्ध भरतो ओर उत्तर पश्चिमकी जानियोके बीचमे हुआ 
था । भरतोका राजा सुदास था। पहले उसका पुराहित विश्वामित्र 
था जिसकी संरक्षकतामे भरत लोग अपने शत्रओसे सफलता 
पूर्वक लड़े थे। किन्तु बादका सुदासने विश्वामित्रके स्थान पर 
वशिप्तकों अपना पुरोहित बनाया। सम्भवतः इसका कारशा यह 
था कि वशिष्ठ उच्च ब्राह्मण था। तबसे दानो पुराहितोमे विशेधका 
लम्बा प्रकरण चलता रहा। विश्वामित्रने बदला लेनेके लिये 
भरतोके विरूद्ध दस राजाओमे मेल करा दिया । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण प्‌ 


इन दसमेसे पॉचका नाम उल्लेखनीय है, वे हैं--अरु, 
दुह्म,, तुबंक, यदु तथा पुरु। पुरु सरस्व्रतीके तट पर रहते 
थ. अतः वे भरतोके पड़ीसी थे । सुदासका पिता अथवा पितामह 
दिवोदास था । तुर्वबशों, यदुओ और पुरुओके साथ उसका युद्ध 
हुआ थ, । किन्तु उसका सबसे बड़ा शत्रु दास शम्बर था, उसके 
साथ दिवादासका लगातार युद्ध दाता रहा । पणियो, पारावता 
ओर ब्रिसयोके साथ भी उसका युद्ध हुआ । दिवोदास भारद्वाज 
पुराहितोके वंशका संरक्षक था। ऐसा प्रतीत होता हैँ. कि दास ओर 
पणि सम्मवतया मलनिवासी थे, जिनसे प्रत्येक आये राज्ञाकी 
लडाई हुई। ऋग्वेदमे पुरुओका उल्लेख अनु, दु्म्‌,. तुबंश और 
यदओके साथ पाया जाता है । 

पुरु लोग यद्यपि युद्धमे सुदाससे हार गये तथापि ऋग्वेदके 
कालमे परु एक बड़ी शक्तिशाली जाति थी। पुरू राजाओकी 
अमाधारण लग्वी सूची पुरू जातिके महत्त्वका सूचित करती 
है। पुरुओके मुख्य शत्रु भरत लोग थे। सम्भवतः उन्होने ही 
उन्हें सिन्‍ध क्षेत्रस हटाया था! ऋक्‌  ७-८-४ ) में पुरओका 
जीतनेंके उपलक्ष्यम॑ भरतोके अग्निहोत्र करनेका निर्देश हैँ। 
पुरुओका एक राजा पुरुकुत्स था ओर उसके पुत्रका नाम त्रस- 
दम्यु था। दस राजाओके युद्धमे पुरुकुत्स मारा गया! ऋग्वेदकी 
ऋचाओमे आदिवासियाकें ऊपर पुरुओकी विजयका उल्लख 
मिलता है । 

शेसा अनमान किया जाता है कि बादका पुरु लोग अपने 
पर्व विराधी भरतोंमे मिल गये ओर फिर दोनो जन कुरुओमे मिल 
गये. क्योकि उत्तरकालमें वेदिक परम्परासे पुरुओका नाम लॉप 
हो जाता है। ऐसे भी प्रमाण मिलते है जो पुरुओको इच्बाकु 
सिद्ध करते हैं। शतपथ द्ाह्मण (८, ५-४-३ ) के अनुसार 


श्ध्‌ जै० सा० इ०-पूर्व पीडिका 


पुरुकुत्स इच््चाकु था । अतः इक्षाकु परम्परा मूलत पुरुराजाओंकी 
एक परम्परा थी। उत्तर इच्वाकुओका सरब-्ध अयोध्यास था | 
( बै० इं०. जि० १, प्रृ० ५४ )। 

पुरुओंके सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि शतपथ 
प्राह्मणसे ( ६, ८-१-१४ ) उन्दे असुर-राक्षम वतलाया है | 

पाण 

ऋग्वेदमे दासों ओर दस्युओके साथ पणियोका भी उल्लेख 
आयोके शत्रुरूपमे प्राय मिलता हैं। यद्यपि वे धनिक और 
ऐश्वय सम्पन्न थे, किन्तु न तो वढिक देवताओकी पूजा करते थे 
ओर न पुराहितोका दक्तिणा देते थे। सम्भबतः इसीलिए व॑ तीत्र 
घृणाके पात्र समझे जाते थे। ऋग्वेदमे' ऊनहें स्वार्थी, यज्ञ न 
करनेवाला, विरोधी भाषाभाषी, भड़ियकी तरह लालची, कजूस 
दास आर दस्यु बतलाया हैं। कुछ ऋचाओमे' पणियोका चित्रण 
देत्योके रूपमे मिलता है । बे देवोकी गाये चुरा लेते थ. वो नहीं 
होने देते थे । 

पणि लोग वेदिक देवता इन्द्रकों नहीं मानते थे। ऋग्वेद 
१०-२०८ से इन पाणियोके साथ इन्द्रकी दृती सरमाका सम्बाद 
है | जब पाणि लाग वृहम्पतिकी गाये पकडकर ले गये तो इन्द्रने 
सरमा नामक दूतीको उनका पता लगानेके लिए भजा। सरमाने 
पता लग।कर पणियोसे कहा--इन्द्रने गाये मांगी है, उन्हें लोटा 
दो । तब पणियोने पृछा-- सरमे ! जिस इन्द्रकी तू दती हैं बह्‌ 
केसा है, ओर उसकी सेना केसी है ? इससे यह स्पष्ट हाता है 
कि पणि लोग इन्द्रस अपरिचित थ | सम्भवतया इसीसे उन्हें 
अनीन्द्र' कहा है । 


१, १, ३३-३१, ८३-२, १४१-९, १८८-७, ४०२८-०८, ४०३४- 
५, ७, ६-१३-३, ८८“६४-२, १००६-८६ आदि | ९ १०४२-११, 
२-२४ ६, ४-५८-४, ६०४४-२२, ७-९५-२, १०-६७-६ | 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १७ 


खअखसुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः । 
गास्तेउपजहुरिन्द्रस्य न्‍्यगूदँश्व प्रयत्नत३ ॥ 
रसाके पार रहनेवाल असुर पणि लोग इन्द्रकी गाये लेकर 
भाग गये और उन्हें बड़े यत्नसे अपने किलोंमें छिपा दिया । 
इन्द्रने अपनी दूती भेजी । 


शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसा पुन-। 
यस्या पारे परे तपा पुस्मासीत्‌ सुदुजयम्‌ ॥ 


दती सी योजन विम्तारवाली रसा नदीका तैरकर उस पार 
पहुंची, जहाँ उन परियोक्रा दज़य किला था ।! 

अभीतक यह निश्चित नहीं हो सका कि ये परि कोन थे । 
संम्कृदफ शब्द पणिक था वणिक , पण्य और विपणिसे ऐसा 
प्रतीत हाता है कि पणि लोग ऋग्वैद्िककालोन व्यापारी थे । 

एक विदेशी विद्वान ' [...१७॥० ) का मत है कि पणियोसे 
लडनक उल्लेग्ब स्पष्ट रूपले बतलाते है. वे आदिवासी व्यापारी 
थे जा समृह बनाकर व्यापारके लिए विदश जाने थे और आयेकि 
आतव्रसणस वचनक लिये लड़नेका उद्यत रहते थे। अपने इस 
तके समथंनसे वह पणियोकों दास ओर ब्स्यु बतलानंवाल 
उल्लखोका उपस्थित करता है | अस्तु जा कुछ हो, इतना न्यष्ट 
है कि पणि वेदिक आयंकि देवोका नहीं प्रजते थे। (वे ईं० जि० 
१, ४७१-४२। बैं> ए०, प्रू० <ध८- €। कै० हि", जि १, 
पुृ० ८६-८७ )। 

ऋग्वंदकी अनेक ऋचाओम दस्यु शब्द आया है कुछमे देवी 
शत्रुओं लिये प्रयुक्त हुआ है ओर कुछम मानवीय शत्रुओका, जो 
सम्भवतया इस देशके आदिवासी थ, दस्यु कहा है। आर्यों ओर 
दम्युओके बीचमे जा बड़ा भेद था वह था उनका धम्म । दस्यु यज्ञ 


शा 
ध 


श्ट जे सा० इ ०-पूर्व पीटिका 


नहीं करते थे। ऋग्वेदमे ( १०-२२-८ ) में उन्हें अ-कमा-क्रिया 
काण्ड न करने वाला, 'अदेवयु' देवताओका अपक्षपाती, अब्राह्मण,' 
अयज्वान'-यज्ञ न करनंवाला, अ-श्नत--त्रत रहित, अन्यत्रत'- 
बेदिक-अतिरिक्त ब्रतोको धारण करनेवाला, देवपीयु--देवताओ 
की निनन्‍दा करनेवाला आदि कहा हैं। इन विशेषणोसे स्पष्ट है 
यहाँ दस्युसे आशय ऐसे मनुष्योका है जा आर्योके धर्मका नहीं 
मानते थे | दासोके साथ तुलना करनेंसे उनमे ओर दासोमे थोड़ा 
ही अन्तर प्रतीत होता है । दग्युओंके कबीले नही होते थे । तथा 
इन्द्रकी दम्यु हत्याका तो प्रायः उल्लेख हैं किन्तु दास हत्याका 
नहीं है। ऋग्वेद ( ("२६-१० ) में उन्हे अनास” कहा है । इस 
शब्दका आशय अनिश्चित-सा हँ। पदानुक्रमणी तथा सायण 
भाष्यमे इसका अथ अन-आस--जिना मुखका किया है| किन्तु 
'अ-नास” 'नाक रहितः अथ विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है, 
क्योंकि आदिवासी द्रविडोकी नाट चपटी होती थी । 

दस्युओका दूसरा विशषण मृधुवाचः? है जो अनासके साथ 
आता है। इसका अनुवाद अस्पष्ट वाणी या न समभने याग्य 
वाणी” किया गया है। अर्थात्‌ उनकी बाली आय लोग नहीं 
समभते थे। एतरेय त्राह्मणमे दम्युका अर्थ भ्रत्यः-असम्य मनुष्य 
पाया जाता है । है 

दस्युकी तरह दास शब्दका भी प्रयोग ऋग्वेदकी कुछ ऋचा- 
ओमें देवी शत्रुके रूपसे किया हैं, किन्तु बहुत-सी ऋचाओमे दास 
शब्द आयोंके मानव शत्रुओका सूचक है। दासोके कवीले थे और 
पुर थे, जो लोहेके बने थे। उनका वर्ण कृष्ण था। दस्युओकी 








१ैकर० ८-७८-११ | +,म्ू० “-१६-६ | ३,क्रू० ८०४०-०१ १ | 
४. ऋर० ८-००-११। ५, अ्रथ4० 7२-१-- ७ | 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्६ 


त्तरह वे भी अनास' ओर 'मघुवाच.” थे। तथा बड़े सम्पत्ति- 
शाली थे | इलिविश, धुनि, चुमुरि, शम्बर, धरचिन पिप्र आदि 
दासोंके राजा थे। बादकों इनमेसे कुछको देत्यराज और इन्द्र 
तथा अन्य देवताओका शत्रु मान लिया गया । 

किरात, कीकर, चाण्डाल, पर्णाक और सिस्यु वगेरह दास 
जातियाँ थी, जा अधिकतर गन्नाकी घाटीम रहती थीं और जब 
भरत लोग पूरव ओर दक्षिण प्‌ग्वकी ओर बढ़े तो उनके साथ 
लड़ा था । 


ऋग्वेदिक ऋषियोकी दृष्टिमे दास और दम्युमे कोई भेद नहीं 
था, यह बात इससे स्पष्ट हैं कि कुछ विशेषण समान रूपसे दानोंके 
लिय प्रयुक्त किये गये है तथा कुछ व्यक्तियोकों दास और दस्यु 
दोनो कहा है। 

ऋकग्वंदसे ऐसे अनक दुष्ट आत्माओंकी चर्चा है जो देवोके 
शत्रु थे और देवनाओके विरूद्ध लड़े थे। य देवताओके शत्र 
उत्तरकालीन बेदिक साहित्यम जिस नामस सरवाधित किये गये 
वह 'असुर' शब्द ऋग्वेदस अभी तक भी अपने पुराने अथ-- 
आश्रयजनक शक्तिका धारी' में मोजूद # । ईरानी उच्चारणकी 
विशेषताके कारण 'स? का उच्चारण 'ह' होनेसे पारसियोकी 
अवेस्ताम यह शब्द “अहुर” के रूपमे वर्तमान है । ह 

दास ओर दस्यु शब्द भी, जो भारतके आदिवासी अनायेकि 
लिये भी व्यवह्नत हुए है, ऋग्वेद दुष्टोके लिये पाये जाते हैं । 
इनके सिवाय राक्तस ओर रक्षस शब्द भी हैं। ये सब शब्द बेदिक 
देवताओके विराधियाके लिए प्रयुक्त हुये है। 

ऋग्वेदमे जितनी स्तुति इन्द्रकी हैं, इतनी अन्य सब देवताओं 
की मिलकर भी नहीं हैं। अतः इन्दकों बैदिक आर्योका जात्तीय 
देवता कहा जा सकता है। ऋग्वेदकालीन आयी एक लड़ाकू 


२० जे० सा[० हू ०-पूर्थ पीठिका 


जातिके रूपमें थे, सो इन्द्र भी एक योद्धा वेबताके रूपमे वॉणत 
है । अनेक ऋचाओसमे दृत्रके साथ इन्द्रके युद्धका वर्णन है। इन्द्र 
केवल बृत्रसे ही नहीं लड़ा, किन्तु अन्य भी अनेक दुष्टोसे लड़ा । 
इतिहासज्ञोका मत है कि इन्द्रकी यह लड़ाइयों उन लड़ाइयोकी 
सूचक है जो आर्योकों भारतमे घसने पर यहॉके वासियोसे 
लड़ना पड़ी थी ( विन्ट० हि० लि>  प्रू० ८४ ) | 

बादके साहित्यमे एक सुसंम्कृत जातिके अनेक उल्लेख पाये 
जाते है, जो असुर कहलाती थी। ये असुर सभ्य पुरुषोके रूपमे 
माने गये है। किन्तु भारतीय आयोके दंवताओका नहीं मानते 
थे, इसलिए इन्हें हीन वतलाया गया हैं । महाभारतमे असुरोका 
वणन एक सुसंस्क्रत दानव जातिके रूपमें पाया जाता हैं, जो 
मकान बनानेमे चतुर थ, किन्तु जा देवताओके भी भयानक शत्रु 
थे। इतिहासज्ञोका मत है कि पजावका भूमिका हस्तगत कर 
लेनेपर भारतीय आयेका सघर्ष एक अधिक सुसमभ्य जननाके 
साथ हुआ था ;( प्री: हि० इ०, प्रू० १९)। 

इन्द्रके विपयमे कहा गया है कि उसने सम्वरके सो प्रासादोका 

नप्ठ किया था। तथा एक अन्य अनाय राजा पिप्रके नगरोका 
डजाड़ा था ओर शुश्नकोी लूटा था । सतलज और यमुनाके बीचक 
उपजञाऊ प्रदशम आयकी मुठभेट जिन सुसभ्य लोगोस हुई उनके 
महल थ, नगर थ ओर वे बड़े घनी थे। य सब द्रविड़ थे ओर 
आयेसि निश्चित ही अधिक सुसंस्कृत थे। धीरे-धीर त्रे सब जीत 
लिये गये ओर आर्योम मिल गये । इनमेस कुछ मनुप्योका ठीक 
पता नहीं चलता, उन्हे आयेमि नाग कहते है। शतपथ ब्राद्मणमे 
असुराक प्रमुख वृत्रका नाग कहा है। किन्तु महाभारत उसे 
देत्यराज बतलाया है । 

जब आय पंजावसे गंगाकी आर बढ़े ता उन्हे चारो आग्से 


प्राचीन स्थितिका भ्रन्वेषण ०२१ 


असुरोंने घेर लिया था । पाण्डव-कोरबव युद्धेफे समय इन असुरोंके 
हाथमं मगध ओर आजका राजपूताना था। ये अरुर स्थापत्य- 
कलामे अत्यन्त चतुर थे। ओर आय लोग उनकी इस कलाका 
आदर करते थे। वैदिक साहित्यमे असुरोके नगरोकोा पाताल, 
हिरण्यपुर, तक्षशिला आदि नामोसे कहा गया है । पूर्चीय देशोमें 
अप्सुरराज जरासन्धकों राजधानी गिरिवश्ञकी प्रशंसा भीमने 
की थी । महाभारतमे लिखा हे कि युघिष्ठिरके राजसूथ यज्ञके 
लिए मण्डप मयदानवन बनाया था (प्री० हि० इं० पू० २०)। 

एनरेय ब्राह्मणमे ऋषि विश्वामित्रके सम्बन्ध्स एक कथा 
आती हैं| उसने अपने पुत्रोको आय देशकी सीमाओपर वसनका 
शाप दिया था। उनकी सन्‍्तानने दस्युओके वड़-बड़े गिरोह बनाये 
आर वे आन्ध्र पुण्ड़, पुलिन्द शवर ओर मूतिव कहलाये | महा- 
भारत, रामायण और पुणगणोमे आन्ध्रो, पुलिन्दी ओर शबरेका 
दक्षिण भारतकी जातियाँ बतलाया हैं। इनमेसे प्रथम कॉलिगमे 
आर शेप दा विन्ध्य श्रेणीक दत्तिणमें बसते थे। पुण्ड़ लाग 
बगालके उत्तर भागमे रहते थे। उन्होंने अपनी राजधानीका नाम 
पु ड्रबर्धनपुर रखा था । 

ऋग्वेद द्यावा-प्रथ्वी, वरुण, विश्वकर्मा, अदिति, त्वष्टा, 
उपस , अ्रश्वी, इन्द्र, अ्रक्मणस्पति, मरुन्‌ , रुद्र, पर्जन्य, अग्नि 
सोम, यम, ओर पितर दवोका स्तवन किय गया है। भातिक 
जीवनकी भातिक आवश्यकताणे पूण करनंबाले साधन प्राप्त 
करनके लिए ही मुख्यरूपस इन देवताओकी आराधना को जाती 
थी। वेदिक मंत्रोकी प्राथनाओम ऐटिक भोतिक आकाक्षाओका 
ही घाप सुन पड़ता है। उनमें अन्न, पशु, धन, शरीरेन्द्रिय 
सामथ्य, भाया, दास, वीर पुत्र शत्रुनाश, रागनिवारण आदिकी 
सॉंग मुख्य ह। किन्तु उत्तरकालीन भारतीय साहित्यम बहुतायतस 


२२ जै० सा० दृ०-पूर्व पीठिका 


पाये जानेबाले सन्‍्यास घधमका चिन्ह भी ऋग्वेदकी ऋचाओंमें 
नही मिलता | ( हि० इं० लि० ( विन्टर० ), जि० ९, प्र॒० ६८ ) 

वैदिक उपासनामें मित्र ओर बरूुणका बडा महत्व था। मित्र 
सूर्यका नाम है, सूर्य दिलके स्वामी है। चन्द्र तारा आदिसे 
सुशोभित आकाशका नाम वरूण है। वरुण सत्रिके स्वामी है। 
आजकल मित्रके नामसे कोई प्रजा नहीं होती । हों. सूयके नामोकरे 
पाठमे मित्र शब्द भी आजाता है। वरुणका भी वह पद नहीं 
रहा | तीसरे देव, जिनका वदिक उपासनामे महत्त्व हैं, अग्नि हैं । 
ऋग्वेदका पहला मंत्र हे-- अग्निमीड पुराहितम | यज्ञस्थ देव- 
मृत्विजम हातारं र्नथातमम | अग्नि दबोके पुराहित हैं। 
पुरोहितका अथ हैं आगे रख। हुआ । अग्निम आहुति देकर ही 
देवाका तुष्ट किया जा सकता हैँ। अतः अन्य सब देवोकी 
उपासना भी अग्निके »रा ही हो सकती है । हिन्दुओमे यज्ञ 
यागादिके बन्द हो जानेस अग्निका भी पुराना,महत्त्व जाता रहा । 
किन्तु पारसियोमे अग्निका वहीं पुराना पद है । अग्निके द्वारा 
ही पारसी लाग उपासना करते है । 


चोथे देवता है इन्द्र | ऋग्वेदम जितनी स्तुति इन्द्रकी है उतनी 
किसी अन्य दंवकी नहीं हे। बल्कि सब देवोकी मिलकर भी 
नहीं हैं। इन्द्रमे सब देवोके गुण वतमान है। वह सब दवोसे 
बड़े है । उनक॑ बराबर कोई उपास्य नहीं, उनके समान मनुष्याका 
कल्याण करनेवाला दूसरा नहीं। उन्हें इन्द्र. वृत्रश्न, धृत्रहा 
माघवा, शतक्रतु आदि नामों पुकारा गया हैं (आ० आ० 
पृ० ४६-५७ ) 

अप्रि ओर सामकी महिमा केवल इन्द्रसे ही कम है। साम 
मूलतः वनस्पति था। बेदिक आयमि सामपानकी प्रथ। व्यापक 
थी। पीछे सामसे चन्द्रमाका अर्थ भी आगया । 


प्राचीन स्थितिका श्रन्येषण रे 


बेदिक वेवताओका मुख्य लक्षण बल सामथ्य और शक्ति 
था, वे मुख्यतः शक्ति और मजबूतीको देनेवाले थे। पुण्य और 
भलाईका विचार उनमें नहीं था। धर्मर्भरूमता और भक्तिकी 
प्रेरणा उनसे नहीं मिलती थी। आये उपासक अपने देवत,ओसे 
सभी इसी लोककी बस्तुएँ मॉगता था। देंवपूजा और पिठपृजा 
बेदिकधर्मके मुख्य अंश थे और वह प्रजा यज्ञमे आहुति देनेसे 
होती थी। यज्ञम आहुति या बलि देनेसे देवताओकी ठृप्ति हाती 
थी। बेदिककालमे आयेकि धर्मका मुख्य चिन्ह यज्ञ ही थे । वे 
यज्ञ पुरोहितोके द्वारा होते ध। यज्ञोके विकालक साथ साथ 
पुरोहितोकी एक श्रेणी बनती गई। ओर यज्ञोका आडम्बर बढ़ 
जानपर इनका करना धनाह्योके लिए ही शक्य हागया । 


दाशनिक मन्तव्य 


ऋग्वेदक दसवे मण्डलम जो अपेक्षाकृत अवांचीन हे हिन्दू 
दर्शनके प्रारन्सिक रूपका आभास मिलता है। उसमे बहुदेवता 
बाठके विपुयमे शद्ला की गई है और विश्वकी एकता स्वीकार की 
गई है | सृष्टि विषयक विचार करते हुए मस्रष्टिका विश्वकमों अथवा 
हिरस्यगर्भकी उपज बताया है। 

पुरुष सृक्तमे एक प्राथमिक देत्यके बलिदानस, जिसका नाम 
पुरुप था सष्टिका निर्माण हुआ। सांख्यदर्शनप यह पुरुष नाम 
आत्माके लिए व्यवह्गत हुआ । विद्वानोके मतानुसार ये विचार ही 
हिन्दू दर्शनके जनक हुए ( के० हि०, जि / १ प्रू० १०७ )। 

ऋग्वदमे मरणात्तर जीवन सम्बन्धी विचार नगण्यसा 
ही है | मुर्दोका या ता जलाया जाता था या दफनाया जाता था। 
यदि जलाया जाता था तो अस्थियोका प्र॒थ्वीमे गाड़ दिया जाता 
था। इससे सूचित हाता हैँ. कि दफनानेकी पद्धति प्राचीन थी 


२्ड जे० सा० हृ०-पृर्व पीठिका 


और यह प्राचीन पद्धति पुनजन्मक सिद्धान्तक प्रभावसे परिवर्तित 
होगई जिसका श्रेय भारतीय जलबायुको हैं. । ( के० हि०, जि १ 
पृ० १०७ )। 

वैदिक आर्योका यह विश्वास तो था कि शरीरके बाद भी 
आत्मा जीवित रहता है। इसीसे वे डर4र अपने पुरखोके 
भूतोको प्जते थे। किन्तु भविष्य जीवन कभी समाप्त नहीं 
होता और आत्मा अमर है, ऐसा स्पष्ट बिचार आर्योका हाना 
सन्दिग्ध ही है । 

अतः वे मरणोत्तर जीवनके सम्बन्ध विशेष उत्छुकता नहीं 
रखते थे | फिर भी ऋग्वेदसे यत्र तत्र उसकी मकलक मिलती ह । 
जैसे दसवे मण्डलमे देवयान ओर पितृयानका निर्देश है। इसपर 
से यह अनुमान किया जा सकता है. कि इसके द्वाय परलाकम 
जञानेका मार्ग सूचित किया है। एक स्थानपर कहा है. कि सृत्युके 
बाद मनुष्य यमके राज्यमे चला जाता है, जहों यम ओर पितृगण 
अमरत्वके आनन्दके बीच निवास करते है। यज्ञ तथा दबोकी 
पूजाके द्वारा ही उस म्वगंम जाशा जा सकता हैं (ऋ० ५,०-५४-८। 

ऋग्वेद ( १०-१६-३ ) में जहाँ मतात्मासे अन्य स्थानोमे 
जानेके लिए कहा गया है, पुनजन्मके बाज काइ विद्वान मानते 
है । इस विषयक समथक प्रमाणोकी इतर्ना न्यूनता हैं कि डा० 
रूथने यही मान लिया कि वेंदिक ऋषि मरणात्तर विनाशवादी 
थे। पुनजन्सके विश्वामका स्पष्ट निर्देश तो ब्राह्मण ग्रन्थोम ही 
मिन्नता हैं । 

ऋग्वेद कालीन आये तो इसी लाकके आनन्दके लिये उत्सुक 
रहते थे | तभी तो ऋवेद दीघजीवन, रोगमुक्ति, वीरसन्तान, धन 
शक्ति, खान-पानकी बहुतायत, शत्रओकी पराजय आदि इह- 
लाकिक सम्बन्धी प्राथंनाओसे भरा हुआ है । (बै० इं०, जि० २ 


१ 


प्रत्वीन स्थितिका अन्वेषण २५ 


पृ० १५५ । हिं०फि० इ० वे०, जि० १, प्र» ४६-५०। के० हि०, 
लि० १, प्रृ० १०७-१०८ | बै० ए० पृ० ३८१ ) 


अन्य वेद ओर ब्राह्मण 


शेष तीनो बेद और ब्राह्मण ग्रन्थ ऋग्वेदके बादमे रचे गये 
है, क्योंकि इनमे जिस भोंगोलिक और सांस्कृतिक स्थितिके दर्शन 
होते हैं वह ऋग्वेदके पीछेकी हें। इस कालमे वैदिक आये 
दक्तिण-पूवंकी ओर बढ़ गये थे और गंगाके प्रदेशमे बस गये 
थे । किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थेंसि यजु साम और अथ् विशेष प्राचीन 
है। यह संभव है कि इन संहिताओका सबसे उत्तरकालीन भाग 
ओर त्राह्मणोका सबसे प्राचीन भाग एक ही समयमे रचा गया 
हो, क्योकि ऋग्वेदकी तुलनामे, अथर्व और यजुर्बेद तथा 
ब्राद्मण ग्रन्थों परस जिस भोगोलिक तथा सांस्कृतिक स्थितिका 
दशन हाता हैं. उस परस ७क्त मतका समर्थन हाता है। अथबवे- 
वे: के समयमे बंदिक आये ऋग्वेदीय सिन्धुदेशसे पूरबमे गंसाकी 
आर बढ़ गये थे। और यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थोंसे जिस 
प्रदशकी सूचना मिलती है वह है कुरुवो और पाश्चालोंका देश । 
सरम्वती और दृपद्गती न्दीके बीचका क्षेत्र कुरुक्षेत्र था और 
इससे लगा हुआ, उत्तर पश्चिमसे लेकर दक्षिण पूत्र तक फेला 
हुआ गंगा ओर जमुनाके बीचका प्रदेश पाम्वाल था। इसीको 
ब्रह्मावते अथांत्‌ ब्राह्मणोका देश कहते थे । यह प्रदेश केवल यजुवेद 
ओर ब्राह्मण ग्रन्थोकी जन्म भूमि नहीं था, किन्तु समस्त 
ब्राह्मण सभ्यताका घर था [ विन्ट०, हि० इं० लि० भा० १ 
पृ० ९६६ )। 

एतरेय ब्राह्मशमें लिखा है कि कौरबबशी राजा भरत 
दोष्यन्तीने एक सौ तेतीस अश्वमेध यज्ञ किये थे । उनमेसे ७८ 


२६ जै० सा: इ०-पूर्व पीठिका 


यज्ञ तो जमुनाके तट पर किये थे और ५५ यज्ञ गंगाके तट पर 
किये थे । यह डललेख उक्त कथनका समथथक है । 


सिन्धु देशसे आये सभ्यताका प्रसार किधरकों हुआ इसका 
निर्देश शतपथ ब्राह्मणमे मिलता है । लिखा है--सरस्वतीके तटसे 
अग्निहोत्रने गंगाके उत्तर तट पर गमन किया, आर फिर सरयु, 
गण्डक तथा कोसी नदीकों पार करके सदानीरा ( राप्ती ) नदीके 
पश्चिमों तट पर पहुँचा। उसमें अग्निदहात्रकें मगध अथवा 
दक्तिण विहार तथा बगालमे प्रवेश करनेका उल्लेख नहीं है | 
ये उल्लेख बतलाने है कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेशके भागोंके 
सिवाय भारतके अन्य भागोमे वेदिक आर्य अपनी वस्तियों नहीं 
बसा सके थे, (प्री० हि० ३० प्र7०१ )। 


ए्तरेय आरण्यक, ( २, १-१-४ / में बंग, बगध और चेर- 
पादोका वेदिक धमंका विरोधी बतलाया है। इनमेंसे बंग ता 
निस्सन्देह ५गालके अधिवासी है, बगध अशुद्ध प्रतीत होता है, 
सम्भवतया 'मगध' होना चाहिये। “चेरपाद' विहार और मध्य- 
प्रदेशके चेर लोग जान पड़ते है । 


डा> भण्डारकरने ( भां- पत्रिक्रा, ज्ञि०ग १२, प्रर्ठ १०४) 
लिग्दा है कि ब्राह्मण काल तक अथौन ईस्वी पर्ब ६०५ के लगभग 
तक पूर्वीय भारतके चार समृह मगध, पुड़, बंग ओर चेरपाद 
आय सीमाके अन्तर्गत नहीं आये थे | 

इस प्रकार असुर लाग उस समय विहारसे आसाम तक 
बस हुए थे। उनकी अपनी सभ्यता ओर संस्कृति थी। उन्होंने 
सुदीच काल तक ब्राह्मण धमके आक्रमणोंका सामना अवश्य ही 
बड़ी दृढ़तासे किया। अन्तमे ब्राह्मण घर्मने असुरोको सभ्यताके 
ऊपर ही अपनी सम्यताका बीजारापण किया। 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण २७ 


जातियां या कबीले 


इस कालमे ऋग्वेदमे निदिष्ट विभिन्न जातियोम बहुत परिवर्तन 

हृष्टिगोचर होता है । बहुत सी प्राचीन जातियां या तो लुप्त हागई 
है, या अन्य जातियोम मिल गई है अथवा अपना गरधान्य खो 
बेठी है और अनक नवीन जातियां प्रकाशम आती हैं। पंजाबी 
पाच प्रधान जातियां--पुरु, अनु, दुह्यु, यदु ओर तुबश पीछे चली 
गई है। जेसा कि पहले लिखा हँ--पुरु भरतोके साथ कुरुओमे 
मिल गये हैं ओर अपन इन मित्रोके साथ-साथ पाशग्लाल लोग 

स काल्नके सब प्रधान व्यक्ति है। भरत एक जातिक रूपसे तो 
लुप्त हा जाते है किन्तु उनके राजाओकी ख्या/त जीवित है'। भरत 
दोष्यन्ती ओर सातराजीतका निर्देश अश्रमंधके कता प्रसिद्ध 
राजाओके रूपसे आता है | तथा उन्हें काशी आर सात्वग्तोका 
विजेता ओर गंगा तथा यमुनाके तटपर अखश्वमेंघ यज्ञ करनेवाला 
बतलाया है । 

पश्चालो, वशा और उशीनराके साथ-साथ कुरु लोगोने मध्य 

देशपर अधिकार कर लिया था। ऋग्वदम कुम श्रवण नामके एक 
राजाका तो निर्देश हैं. किन्तु कुर जातिका निर्देश नहीं है । अथब- 
बेद ( २०-१२७-७ ) में कुरुराज़ परीक्षितका वशान है । मोट तोर 
पर आधुनिक धानश्रर, दिल्ली ओर गंगा-दोआवाके ऊपरले भाग 
कुर गज्यमे थे । 
.  पद्चालोका निर्देश कुमओके साथ कुरू पदम्चलाल रूपसे आता 
हैं । ऋग्वदस पद्चाल नाम नहीं आता। किन्तु शतपथ ब्राह्मणम 
लिखा हे कि पदञ्चालोका पुराना नाम क्रिवि था जो ऋग्वेदम आता 
है । कुरुओसे प्रथक अफेल पद्भालोके विषयये बहुत ही कम बन 
मिलता है' । उपनिपदाम प्रवाहण जबलि नामक एक पद्चाल राजा 
का निर्देश हे जो दाशनिक था । 


८ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


महाभारतमे उत्तर पश्चालों और दक्षिण पद्बालोका उल्लेख 
मिलता है जो वैदिक साहित्यमे नहीं हैं। इस परसे यह अनुमान 
किया जाता है कि वेदिक कालके पश्चात पद्चालोने अपना राज्य 
बढ़ाया । मोटे तौरपर बरेली, बदायुं, फरूखाबाद तथा उत्तर प्रदेश 
के इनसे सम्बद्ध जिलोमे पद्चालोंकां राज्य था। 

प्राचीन वैदिक साहित्यमें कोसल ओर विदेहका निर्देश नहीं 
है। इनका प्रथम निर्देश शतपथ ब्राह्मण ( १, ४-१-९०) में 
मिलता है। उल्लेखोसे प्रकट होता है कि कॉसल और विदेह्‌ 
परस्परमे मित्र थे तथा उनमे ओर कुरू पशन्चालोमे कुछ भद होनके 
साथ ही साथ शत्रता भी थी। ब्राह्मण धरम्का जेसा जार कुम- 
पत्चालोम था वेसा जोर कोसलोम नहीं धा। ऐंसा माना जाता है 
कि विदेहराज़ जनक उपनिषद्‌ दर्शनका प्रमुस्म संरक्षक था और 
उसके कालमें विदेहका प्राधान्य मिला । कोसल और विदेहके 
साथ-साथ काशीको भी प्राधान्य उत्तर वेदिक कालमे मिला। काशी 
और विदेह भी परस्परम सम्बद्ध थ। काशा और कोसल भी एक 
साथ पाय जाते है। भरतराज शतानाक सात्राजितके द्वारा काशी- 
राज धृतराष्ट्रक पराजयकी एक कथा ( बे० ए० प्रू० २५४ ) पाई 
जाती हैँ । उस पराजयके फलस्वरूप काश्गगज्ञ धृतराष्ट्रको शतपथ 
ब्राह्मणके ( १३-५,०,१८ ) कालतक यज्ञाग्निका प्रज्बलित करना 
छोड़ना पड़ा । 

इन पूर्वीय जातियोके साथ कुर पशालोका सम्बन्ध ओर जो 
कुछ भी हा, किन्तु मित्रता पूण नहीं था। कहा जाता हैँ कि 
इसका कारण दोनोमे राजनतिक आर सांस्कृतिक विरोध था 
(जे ए० प्रृू० २५४ ) 

वेदिक सभ्यताके प्राचीन केन्द्रसे दूरवर्ती मगधोका उल्लेख 
केवल उत्तरकालीन वेदिक साहित्यमे मिलता है, और वह भी 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण २६ 


काई विशेष महत्त्वका नहीं है। सब प्रथम 'मगध” नाम अथवबेद 
( ४-२२-१४ ) में आता है । वहां यह प्रार्थना की गई है कि गन्धा- 
रियों, मुजबन्तों और अंगाो तथा मगधोंके देशमे ज्वर फल जाये। 
इनमेसे पृबकी दो जञातियां उत्तरीय हैं और शेष दो पूर्वीय हैं । 
अथवबेद ( ५५-:-? आदि ) में मागधोकोा त्रात्योसे सम्बद्ध 
बतलाया है। यजुर्वदम पुरुषमेघकी बलि सूचीमे मागधोका नाम भी 
सम्मिलित है। विदेशी € द्वान्‌ जीम्मर / 2/2॥॥॥0% ) अथवंबेद 
आर यजुर्वदम उल्िखित मागधोको वेश्य ओर क्षत्रियके मेलसे 
उत्पन्न एक मिश्रित जातिका बतलाते है | कि तु सृत्रोम और एतरेय 
आरण्यक मे मगधका निर्देश एक देशके रूपमे किया गया है। 
अतः स्पष्ट है| कि यजुर्वेद और अथवबेदके समयमे मगध देशके 
बासीका सागध कहा जाता था। अतः मागध प्रतिलोमजात 
जानि वहिप्कृत नहीं थे । वैदिक इन्डेक्स (ज़ि० २, प्र० ११६ ) 
में इस कल्पनाकें आधारपर कि मगध गन्धर्वोका देश था मागधों 
का गन्धव॑ बतलाया है क्योकि उत्तर कालसे सागध बन्दी भाद 
लाते थे । उत्तर्कालीन म्मृदियोंमे इस श्रेणीका एक प्रथक 
जानि वतलाया हैं ओर उसकी उत्पत्तिके लिए ढा विभिन्न जा'तयोके 
विवाहकी एक कथाका आविष्कार भी कर डाला हैं । मागधोके 
प्रति इस प्रकारके भावका सस्भावित कारण यह है कि मागधोका 
ब्राह्मगीकरण नहीं हो सका था। शतपथ ब्राह्मण (१, ४-१-१०) 
की साज्नञीजझ अनुसार प्राचीन कालमे न तो कोसलका और न 
मगधका प्रएरूपसे त्राह्मणीकरण हुआ था, उसमें भी मगधका 
तो बहुत ही कम त्राह्मणीकरण हुआ था । 
भौगोलिक नाम 
शेष तीन वेदों ओर त्राह्मण ग्रन्थोके विपयमे सबसे उल्लेखनीय 
घटना है सरस्वतीका लोप | जिस न्थान पर उसका लोप हुआ 


३० जैं० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


डसे बिनशन कहते थे। अतः इस कालमे परव की नदियोका 
उल्लेख होना स्वाभाविक है। शतपथ ब्राह्मणसे ( १, १-१-१४ ) 
सदानीराका उल्लेख आता है जो कोसलो और विदेहोंके मध्यमे 
सीमाका काय करती थी । 

उक्त बेदिक साहित्यमें विभिन्न स्थानोके नाम आते है। 
जनमेजय परीक्षितकी राजधानीका नाम आसन्दीबत था जहाँ 
उसके अश्वमेघ यज्ञके घाड़ेको बॉवा गया था ८ शण० ब्रा० १३ 
५-४-२ ) | यह कुरूक्षेत्रसे थी | इसे ही विद्वान हस्तिनापुर कहने है 
( बै० ए० प्र० २४१ )। गंगाके प्रवाहम इसके बह जान॑ंपर 
कौशाम्बीका राजधानी वनाया गया था | 

शतपथ ब्राह्मणमे कपिलानाम आता है जा बदायुं ओर 
फरूखाबाद जिलोके मध्यमे है| नेमिषारण्य नाम भी आता है | 
यह अवध मरहेलखण्ड रल्वेक निमसर *टशनस कुछ दूरी पर था 
ऐसा माना जाता हूँ । 

जैसा कि हम लिख आये हे उक्त बेंदिक साहित्यमे तीन 
विस्तृत भूभागों का निर्देश हँ--ब्रह्मावत या आयावतं, मध्यदेश 
आर दक्षिणापथ । एतरय त्राह्मणम ( ८-१४ ) सब प्रथम समस्त 
देशका पांच भागोम विभाजित किया गया हे--धघुवा मध्यमा 
प्रतिष्ठा, दिश या मध्यदश, प्राचीदिश, दक्षिणादिश, प्रतीचीदिश 
ओर उदीचीदिश | किन्तु इन विभागोका विस्तार ओर सीमा 
नहीं बतलाई है । 

ऊपर जिन जातियों या कर्तीलाका निर्देश किया ह व॑ भारतके 
उक्त पांच विभागोमेस प्रथम दो भागा ( सब्य ओर पर्बाय प्रदेश ) 
में रहते थे जेंसा कि एतरय जआह्यणम लिखा है । एतस्य त्राह्मणमे 
ही दतक्तिणादिशके केवल एक सात्वन्तोका ही निर्देश हैँ । किन्तु 
इनके सिवाय विदर्भ, निषाध ओर कुन्ती जातियाँ भी थी | 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ३१ 


निषध देशके निवासी निषरथ लोग निषादोंसे बिल्कुल भिन्न 
थे। निषाद अनायजातिके लिये कहा जाता था, किन्तु निषध लोग 
आये थे । 

शतपथ ब्राह्मण ( १०, ६-१०-२ ) और छान्‍्दोग्य डपनिषदमे 
( ५ २-४ ) केकयोके राजा अश्वपतिका नाम आया हैं, जो कुछ 
त्राह्मणोका शिक्षण देता था ओर बड़ा विद्वान था। उत्तर कालमें 
केकय लाग सिन्धु ओर वितग्ताके मध्य भागमे वस गये थे। 
पोराशिक परम्पराके अनुसार केकय अणुओके वंशज थे । 
. वेदिक ग्रन्थोंमे अन्य भी अनेक छोटी बड़ी जातियोंका निर्देश 
है जिन्हे यहाँ छोड़ दिया गया है | 

ए्तरेय ब्राह्मणमे आन्ध्रो पुन्डों, शबरों, पुलिन्दों और 
मृतिबोका उल्लेग्व दस्युके रूपसे आया है। कहा जाता है कि 
विश्वामित्रके पचास पुत्रोन शुन।शेपक्रा उत्तराधिकारी होना 
स्वीकार नहीं किया । अतः विश्वामित्रने उन्हें शाप द॑ दिया। 
ये उन्‍्हीके वंशज है और इसलिये वे आर्याक्रषी परिधिस बाहर 
थे। महाभारतमे आन्धों, पुलिन्दो और शबरोको दक्षिणकी 
जातियाँ बतलाया है | 

शतपथ ब्राह्मणमे म्लेच्छ शब्दका प्रयाग अत्याचारीके अथमे 

पाया जाता हैं। व स्लेच्छु लाग 'हेडरथः के स्थानमे हू लबा! 

बालते थे। यह बतलाता है कि बे आय भाषाभापी थे आर 
प्राकृत रूपोका प्रयोग करते थे । 

उत्तरकालीन संहिताओं ओर न्राह्मण अन्थोमे निपादोका 
निर्देश है, जिससे प्रकट होता हे कि निषाद किसी खास जातिका 
नाम नहीं था | किन्तु जो अनाये जातियाँ आर्योके कब्जेमे नहीं 
थी इन सबके लिये 'निषाद' कहा जाता था। ये निषाद चार 
वर्णोसे प्रथक थे। वेबर उन्हें यहांका मूलनिवासी मानते थे। 


३२ जै० स्ा० इ०-पूर्व पीठिका 


स्मतियाँ निषादोंको ब्राह्मण पिताके संसगगसे शूद्वा माताओमें 
उत्पन्न हुई सनन्‍्तान वतलाती है। पुराण उन्हे विनय और 
सतपुड़ा पहाड़ोका निवासी बतलाते है । 
उक्त उल्लेखोस यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि उत्तर संहिताओं, 
ब्राह्मणो, उपनिषदों और सूत्रोके कालमे येदिक आये पंजावमे 
पृरबकी ओर बढ़े थे ओर गंगाके दोआवेमे बस गये थे। उस 
कालमे उनका प्रधान कार्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र था। यह उल्ल्ेग्बनीय 
है कि वेदिक सभ्यताका स्थान पंजाबसे 3मशः प्रवकीं आर 
बदलता गया । इस कालमे पंजाब ओर पश्चिमकी प्रधानता ही 
ही गई किन्तु शतपथ ओर एतरेय ब्राह्मणमं पश्चिमकी जातियो- 
का तिरम्कारकी हृष्टिसे देखा गया है। इस कालमे ऋग्वेंदिक 
कालीन जातियोपे बहुत परिबरतन दृष्टिगाचर हाता हैं. तथा अनेक 
नई जातियों प्रकाशमे आती है । भरतोकी वह स्थिति नहीं रहतो, 
किन्तु बे कुरुओमे समा जाते है ओर कुरुपश्लालोकी एक शक्ति- 
शाली जाति खड़ी हा जाती है जिसने मध्यदरेंशका हथिया लिया । 
पूरवमे कासल, विदेह, मगध ओर अग चमकते हुए हृष्टिगाचर 
होते है। आन्ध्र पुड़, मतिव पुलिन्द, शबर ओर निषाद ये 
जातियाँ वहिष्ट्रत मानी जाता थी जिनका ब्राद्मणीकरण नहीं हा 
सका था| 
इस तरह डउपनिपद काल तक नमेदाके उत्तर तक ही आये 
का प्रभाव विस्तार हा सका था। ( ब> ए०, प्र॒० ४०२-२६०, 
के० हिल, जि १, अ०६, प्रीहि० ४०, /। 


धर्म और दर्शन 


ऋग्वेद पश्चात्‌ कालीन धार्भिक और दाशनिक बिचागेको 
जाननेके लिये सबसे प्रथम अथवबेदका लेना ठीक होगा, क्योंकि 


प्राचीन स्थितिका अन्चेषगा झ्३्‌ 


विद्वानोके मतानुसार अथववेदमे प्राथमिक धार्मिक विचारोका रूप 
रत्षित है, जो अन्य वदिक ग्रन्थोमे नहीं है । 

ऐसी संभावना की जाती है कि पुरोहितके लिये आचीन 
भारतीय नाम अथर्वन था। अतः अथवबेदका मतलब होता है 
पुराहिताका वेद या पुरोहितोंके लिये वेद। अथवंका मतलब 
जादूगरीसे भी है। प्रारम्भमे पुरोहित और जादूगर एक ही होते 
थे। किन्तु पीछे इनमें विभेद हो गया । ब्राह्मण स्मृतियोमें शत्रओ 
के विरुद्ध अथंववेदकी भूत-प्रेतविद्याका श्रयाग करनेकी स्पष्ट 
श्राज्ञा दी गई है ( मनु० ११-३३ )। और वैदिक विधिके जिन 
ग्रन्थोमे यज्ञोका बर्णन है उनमें भूत-प्रेतविद्या तथा जादू-टोनोका 
भी वर्णन है, जिनके द्वारा पुराहित बाधाओकोा जड़मूलसे उखाड़ 
सकते थे । 

अथवेबेदम इन सबकी बहुतायत है ओर इस दृष्टिसे उसका 
महत्त्व विशेष है। अथबबेदमे जादू-टानेसस्बन्धी ऋचाएं बहुत 
बड़ी संख्यामे वर्तमान है। इनमेसे कुछ शत्रआके विरुद्ध प्रयोग किये 
जानेवाली भृत-प्रेतविद्यासे सम्बद्ध हैं ऑर कुछ आशीवादात्मक 
हैं। ये सब राजाओके कामकी वस्तुएँ थीं। प्रत्येक राजाको 
एक पुराहित रखनेकी आज्ञा थी ओर बह पुरोहित जादूगरीका 
जानकार हाता था। उससे वह राजाकी रक्षा करता था। इसलिये 
अथववेद राजन्यवगसे सम्बद्ध था (हि० इं० लि०, विन्ट० 
प्रृ८ १४६ )। 

ब्राह्मणवर्ग आरस्मसे ही एक प्रयोगशील वर्ग रहा है। 
बह हमेशा राजाओं तथा अन्य मनुष्योके हितम जादू-टोनेका 
प्रयोग करता आया है। मनुम्म्ृति ( ११-३३ ) में स्पष्ट कहा है 
कि ब्राकह्यणकों बिना किसी हिचकिचाहटके अथवंबेदका 

३ 


इ४ड जै० सा० हु ०-पूर्व पीढिका 


उपयोग करना चाहिये । शब्द ही त्राह्मणका अस्त्र है, उसके द्वारा 
वह अपने शत्रुओको मार सकता है। 

इस प्रकार यद्यपि अथर्वबेद जादू-टोने और भूत-प्रेतसम्बन्धी 
विद्याओंसे भरा हुआ है फिर भी उसमे कुछ दाशंनिक मन्तब्य 
भी पाये जाते है । 

अथवबेदमे भी अग्नि, इन्द्र आदि ये ही देवता हे जा 
ऋग्वेदमे है। किन्तु उनका वह रंग जाता रहा है. । भूत-पिशाचोके 
नाशकके रूपम हा उनका प्राथना का जाता € आर उनका 5ुराना 
स्वाभाविक आधार सवंथा भुला दिया गया है | 

विश्वके रचयिता और रक्षककें रूपमे एक सर्वोच्च देवताका 
विचार तथा ब्रह्म, तपस , असन आदि कुछ पारिभाषिक शब्द 
श्रथववेदमे मिलते है | ऋग्वेद रुद्रका जा रूप हैं ओर श्रेताश्वतर 
लपनिपदरम जिस शेबदर्शनके दशन हाते है, अथवंबेदके मरुद्र- 
शिवका रूप उन दानोऊे बीचका प्रतीत होता हे । 

इसमें, जो कुछ सन हूँ उन सबका आद्य कारण कालका 
यतलाया है ( १६, ४३-४-६ )। किन्तु इस दाशंनिक विचारके 
चारो ओर जिन रूपकोका ताना-बाना बुना गया है, उन्होंने उसे 
एक रहस्यका रूप दे डाला है। इसके साथ ही गृढ़ कल्पनाएँ 
भी पाई जाती हैं, जेसे ब्रह्मचारीके वेशमे प्रथम सिद्धान्तके 
रूपमें सूयंकी प्रशंसा, तथा बेल, गाय ओर ब्रात्यकी प्रशंसा। 
साधारणतया यह माना जाता है कि अथवंबंदका धर्म, आय 
ओर अनाय विचारोका मिश्रित रूप है। इस मतके अनुसार 
जब वेदिक आय भारतमे आगेकी ओर बढ़े तो उनकी मुठभेंड 
असभ्य जातियोसे हुई जा सपे, पत्थर वगेरहकां पृजत थे। 
आ्रायनि उनकी इन बातोंकों आत्मसात्‌ कर लिया। इससे 


प्रौतयीन स्थितिका अन्वेषण ३५्‌ 


स्वभावतः मूलनिवासी जातियोके धम्मकों प्रोत्साहन मिला और 
वैदिक धर्मका पतन हुआ, क्योकि उसमे जादू-टोना घुस बेंठा। 

जब हम सामवेद और यजुर्बेदकी ओर आते हैं तो एक नवीन 
ही संसारमे प्रवेश करते है। समस्त वातावरण यज्ञके धूम और 
क्रियाकाण्डकी प्रशंसासे व्याप्त है। यज्ञसे सब कुछ मिल सकता 
है। ये दोनों वेद यज्ञके लिये ही रचे गये प्रतीत होत है । जब 
तक हम उस म्थितिको न जान लें जिसमे रहकर याज्ञिक संस्थाका 
विकास हुआ तब तक उस कालके धमंका विवरण समममे 
नहीं आ सकता । अतः उस पर प्रकाश डाला जाता है-- 


बंदिक कालीन यज्ञ 


यद्य प ऋग्वेदस धर्मके किसी विकसित रूपकी सुनिश्चित 
रेखा सामने नहीं आती । तथापि इतना म्पष्ट है कि वैदिक आर्यो 
की उपासनाके मुख्य स्तस्भ यज्ञ थ। स्व॒ लाकमान्य तिलकका 
मत था ( आओरन प्र० १२-१३ ) कि जेस आजकल भी पारसियों 
के यहाँ सदा अग्नि प्रज्वलित रहती है वैसे ही वेदिक ऋषियोके 
घरोसे सदा अग्नि जलती रहती थी ओर वे उसमे यज्ञ किया 
करते थ। ब्राह्मण ग्रन्थोम जिन अनेक यज्ञोकी विधियोका 
विस्तारस वर्णन हैं, वे उत्तरकाल मे प्रचलिन हुए हो, यह संभव 
है, किन्तु वापिक यज्ञ करनेकी परम्परा प्राचीन प्रतीत होती है । 
यज्ञ करनेवाले पुरोह्चितके ऋत्विज् नामसे भी इसपर प्रकाश 
पड़ता है। ऋतु + यज्‌ -अथान ऋतु में यज्ञ करनेवाला । 

ऋग्वेदके देखनेसे प्रतीत होता है कि उस समय यज्ञोका 
वसा जार नहीं था, जैसा ब्राह्मणकालमे हुआ। ऋग्वेदकी 
अधिकतर ऋचाएँ सोमयाग सम्बन्धी विवि-विधानोसे पूर्ण है । 
ओर अश्रमेधके सिवाय अन्य किसी पशुयागका भी उल्लेख 


३६ औै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


नही है। किन्तु ऋग्वेदके पुरुष सूक्तको लेकर कुछ बिद्वानोका 
यह मत है कि इसमे प्राचीन नरमेध प्रथाका वर्णन है, क्योकि 
शुक्लयजुर्वेदम यही सूक्त पुरुषमेघके अ्थमे लिया गया है । 

यज्ञानुष्लानके लिए चार ऋत्विजोकी आवश्यकता होती थी-- 
होता, उद्गाता, अध्वयु तथा ब्रह्मा | होता मंत्रोका उच्चाशण करके 
देवताओंका आहान करता था। इस मंत्रसमुदायका संकलन 
ऋग्वेदम है । उद्‌गाता ऋचाओको मधुर स्वस्से गाता था, इसके 
लिये सामवेद है । यज्ञके विविध अनुप्ठानाका सम्पादन करना 
अध्ययुंका कतंव्य था, इसके लिये यजुर्बद है। ब्रह्मा सम्पूर्ण 
यागका निरीक्षक था, जिससे अनुप्ठानमे कोई विघ्नवाधा न आवे, 
इसके लिये अथववेद है । 

सोमयागके लिए होता, उद्गाता ओर अध्वयुके साथ सात 
ऋत्विजोका उल्लेख ऋग्वेदम किया है। किन्तु जब हम 
अवोचीन संहिताओ ओर ब्राह्मण भन्थोका देखते है ता यज्ञोंका 
ही प्राधान्य प्रतीत हाता है । ऋत्विजोकी संख्या भी “६-१७ तक 
पहुंच गई हैं। सोमयाग ओर पशुयाग बहुत पेचीदा हो गये है | 
ऋग्वेदक देवताओके स्थानपर यज्ञोने आधिपत्य जमा लिया है 
ओर देवताआका प्रभाव लुप्त हो गया है। केवल यज्ञ देवताका 
सब मानत॑ हैं। यह यज्ञयकताक सामन देवताआओका भी कुका 
सकनेकी सामशथ्य रखने है | 

शतपथ ब्राइण( १।३॥३।३-७ 2) में कहा हँ--“यज्ञ विष्णु था 
ओर वह वामन था। बादमे वह धीरे-धीरे बढ़ता गया और 
उसका सबत्र प्रचार हुआ । फिर आगे कहा हे--देवोंके पुरुपमेध 
कर चुकनेके वाद पुरुषके अवयवोसे एक ज्योति निकली. और 
उसने एक धोड़ेके शरीरमे प्रवेश किया, फिर गायमे, फिर भेडमे 
फिर बकरेमें, फिर प्रथ्वीमे, प्रथ्वीसे वह जो और चावलम आई ।? 


चीन स्थितिका /अब्छेइरण ३७ 


शतपथ ब्राह्मणका उक्त कर्थन अज्षके क्रसिक विर्कोसफक्छ 
प्रकाश डालता है । 

यहां एक पशयागका विकौण देना अनुचित न होगा। 
यह पशुयाग अ्रन्य पशुयागोका मूलरूष है। यह 
ऋत्विज्ञोकी सहायतासे होता थां। इसमें एक पाशुक वेदी होती 
थी. जिसपर पशुयागके लिये आवश्यक सामान और अआहुतिका 
द्रव्य रखा जाता था । 

पशुको बॉघने के लिये एक यूप--लकदडीका खंटा रहता था । 
इसपर थीं चुपड़ा जाता, फिर एक डारी बांधी जाती | उसमें एक 
लकडी पिराइ जाती। प्रत्यक काम अध्चयुका करना पढता था ओर 
होता प्रत्येक क्रियाके अनुकूल मंत्र पड़ता था | इस तग्ह यूप पशु 
बन्धनके योग्य होता । पशुके दानो सीगोके वीचमे डोरी बांधकर 
इस डारीका यपमे बांधी गई डारीके साथ बांध ठिया जाता । 
इसके बाद यज्ञकी तयारी हाती। 


मुख्य यागके पहले प्रयाज यागकी विधि प्रारम्भ होती । पशु- 
यागमे ग्यारह प्रयाजयाग होते थे । इन ग्यारह प्रयाजयागांमे से 
प्रथम दसमे घीकी आहुृति दी जाती। किन्तु अन्तिममें पशुको 
नामिके पास जो मेद रहता है, जिसे वया कहते है, उसको आहुति 
दी जाती । अतः ग्यारहवें प्रयाजयागस पहले पशुबधकी तेयारी 
करनी पड़ती । 

जो व्यक्ति पशुवध्र करता उसका शमिता कहते थे। पाइक 
वेदीके उत्तरम पशुवधका स्थान होता था | चहाँ पशुक शरीरकों 
पकानके लिये अग्नि प्रकट की जाती थी । एक ऋत्विज अग्निकी 
रशाल जलाकर पशुके चारों ओर घुमाता। इसका उद्देश्य था कि 
राक्षस पशुपर आक्रमण न करे, क्योकि वे अग्निसे डरते है। इसी 


३८ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


समय हाता पशुवधके लिये शमिताकों वुलाता। और एक मंत्र 
पढ़ता, जिसका भाव इसप्रकार है-- 


“इस कामसे पशुकी साता अनुमति दे, पिता अनुमति दे, 
सहोदर भाई अनुमति ठे, इसके मित्र तथा साथी अनुमति दे । 
इसके पर उत्तर दिशामे रहे, चच्चु सू्यंकी आर रहे, प्राण वायुका 
जीवन आकाशका, कान दिशाओका ओर शरीर प्रथ्वीका 
आश्रय ले। इसका चमड़ा इस तरहसे अलग करो कि वह फटे 
नहीं । नाभिको काटनेस पहले उसकी चर्बी निकाल ला। इसकी 
श्वरांस बाहर न निकले | इसकी छाती इस तरहस काटा कि बह 
एक पर फेलाय पनक्षीकी तरह मालूम दे। आगेके पेर काटा । 
इसके कन्धे कछवेकी शक्‍लमे काटा। पिछला भाग ऐसा काटो 
उसे काई हानि न पहुँचे । जंवाओका करवीरकी पत्तीकी शकलमे 
काटा। २६ पसुलियोको अलग-अलग करलोा । ओर सब सभ्योकोा 
इस तरह बोॉटो कि कुछ बाकी न रद । विप्ट वगेरहक लिए एक 
नाली स्वोढा, खून राक्षस|क लिए फेक दा । 

अन्तमे कहता-- हे बंधक ! इस पशुका घान करा, घाव करा 
अ्रपाप, अपाप, अपाप, “स कसमे जा सुकृत हा बह हमे अपण 
करों। जा दुष्कृत हो वह दूसरोका अपण के ।' ( तत्ति०्बा )। 

पशुका बंध हा चुकनेके बाद यजमान, उसकी पत्नी आर 
अध्वयु पानीस उसे धा डालते। अध्ययु उसका पेंट चीरकर 
बया निकाल लेता। उसका सहायक प्रतिप्रस्थाता दा 
लकडियोकी सहायतासे इस व्याका उठा कर अग्नि पर 
तपाता । फिर उत्तर वेदीके बीचकी आहवनीय अग्निके 
ऊपर उसे पकड़े रहता । अग्निके तापसे पिघलकर बया अग्निमे 
टपकती । अध्वयु उस पर घी डालता । विधिपूर्वक मंत्र पाठके 
बाद इस वयाका थोड़ा भाग अग्निमे डालनेके पश्चात्‌ प्रयाजयाग 


प्राचीन स्थितिका भन्‍्वेषण ३२ 


पूर्ण हो जाता ओर शेष भाग मुख्य यागके लिये रख लिया 
जाता | 

पशुयागका मुख्य देवता इन्द्र ओर अग्नि है| प्रयाजयागके 
बाद अच्बयु उनके उद्देश्यसे पहले बयाकी आहुति देता । वयाकी 
आइतिके बाद पुरोडशकी आहुति और अन्तमे पशुके अंगोकी 
आहति दी जाती। पूर्णमास यागमें तो मुख्य आहुति पुरोडाशकी 
दी जाती थी, किन्तु पशुयागकी आहुतिका द्रव्य पशुकी बया 
ओर मांस होता था। किन्तु यदि पशुमांसके साथ पुरोडाशकी 
आहति न दी जाये तो पशुयाग सम्पर्ण नहीं हाता था। वयाकी 
आहुतिके बाद एक ओर अग्निम पशुके अंग प्रत्यंग पकाये जाते, 
दूसरी ओर अध्वयु पुरोडाश याग करता। 

पशुके सभी अद्भ आएटतिके योग्य नहीं माने जाते। 
जीभ वगैरह ग्यारह अंग मुख्य देवताकी आहुतिके योग्य माने 
जाते थे | पशुका रक्त राक्षसोको मिलता । रक्तको यज्ञशालासे 
बाहर फेक दिया जाता था। जा शमिता पशुका वध करता वही 
छरीस पशुके अड्ञोका काटकर हाडोमे उन्हें पकाता था । 

पुरगाडाशकोी आहति हा चुकनेके बाद शमिता खबर देता 
कि पशुक्रा शरीर पक गया है। तब अध्ययु मुख्य देवता इन्द्र 
ओर अग्निके उद्देश्यसे पशुके अद्ञोेकी आहति देंता। मुख्य 

यागके पीछे स्विष्टक्ृत याग होता । यह याग रुद्र देवताके उद्देश्यसे 

किया जाता था। इसके लिए पशुक कुछ अंग निश्चित थे । इसके 
पश्चात हविशेषका भक्षण होता। ऋत्विज लोग अपना-अपना 
भाग खाजाते | |जस वस्नुकी आहुति दा जाती है उसके बाकी 
बचे भागका ह॒विशेष' कहते है। जबतक हविशेष नहीं खाया 
जाता तबतक यज्ञ पूर्ण और साथेक नहीं हाता । पशुयागमे 
मांसकी आहुति दी जाती है अतः हविशेष मांसको खाना आवश्यको 


४० जे० सा० ६०-पूर्व पीठिका 


है। अथवेवेदके गोपथ ब्राह्मणमें विस्तारसे उन व्यक्तियोकी 
तालिका दी है जो यज्ञमे भाग लेनेके उपलक्ष्यमे हविशेष मांसका 
भाग पाते हैं। उसके ३६ भाग किये जाते थे और उनका 
बटवारा इस प्रकार होता था-- 
प्रस्तोताको जीभके साथ दानो जबड़े, प्रतिहतोकों गदंन और 
( बैलके कन्धेका उठा हुआ भाग ) उद्गबाताकों छातीका 
भाग, अध्वयुका कन्धेके साथ दाहिना पाश्व, उपगाताका वाया 
पाश्व, प्रति प्रस्थाताको वॉया कन्धा, ब्रह्मा और रथ्याकी स्त्रीको 
दाहिना नितम्ब, पोताकों ऊरू, होताकों वाया नितम्ब, इत्यादि । 
जो इस बॉँटवारेम सम्मिलित नही हाते थे उनका अनेक अपशब्द 
कहे गये हैं। आखश्रलायनने अपने ग्रह्मसृत्रके प्रथम भागके 
ग्यारहवें अध्यायमें 'पशुकल्प” शीपेकर्स उन नियमोका दिया 
है जो पशको काटनेमे पालन किये जाते थे। यद्यपि ऋग्वदमे 
गोको अध्न्याः-न मारने योग्य कहा है तथापि उसके वधका 
ऐकान्तिक निषेध नहीं था। आश्वलायनके ग्ह्मसूत्रमे वणित यज्ञोमे 
एक 'सूलगौ! यज्ञका वर्णन है। यह शरद या वसन्‍्तमे किया 
जाता था। इसके लिए ऐसी गाय आवश्यक हाती थी, जा पाले 
रंगकी न हो, जिसपर सफेद या काले धव्वं हों और जा सर्वात्तम 
हो | उसको पानीसे नहलाया जाता था और बंदिक मंत्र पढ़कर 
रुद्रको भेट कर दिया जाता था। उसके वलिदानके लिए ऐसा 
स्थान पसन्द किया जाता था, जो गांवसे बाहर पूरब या 
उत्तर विशामे हो, जहांसे गांव दिखाई देता नहा, ओर न 
गांवसे वह जगह दिखाई देती हो। बलिदानका समय मध्य 
रात्रि था । 
पूंड, खाल, स्नायु और खुर अग्निम डाल दिए जाते थे ओर 
रक्त कुशोंवर फेंक दिया जाता था | सूत्रकारका कहना है कि उसके 


प्राचीन स्थितिका श्रन्वेषण हे 


सांसको न तो गॉवमें ही ले जाना चाहिये और न बच्चोकों ही 
उसके पास आने देना चाहिये। स्वम्त्ययनके बाद इसको प्रसाद 
रूपसे खा लेना चाहिये | कुछका मत' है नहीं खाना चाहिये । 

एनरेय ब्राह्मणमें लिखा है कि जो यजमान सोमयागकी दीक्षा 
लेता था वह सभी देवताओके सामने अपने आलम्भनके लिए 
सतैयार होता था और अपने बदलेमे पशको क्रय करता था। 
इसका मतलब यह हआ कि यज्ञमें जा पश भेंट दिया जाता था 
बह यजमानका प्रतिनिधि था। प्रार्चीनकालमें यह विवाद हुआा 
था कि सोमयागके पहले अग्नि और सोमको जो पश सेंट किया 
जाता है, उसका मॉस खाना चाहिये या नहीं ? क्योकि वह पशु 
यजसानका प्रतिनिधि होता था, अतः उसका मांस नरमांस हुआ 
ओर नरमांसका खाना कहों तक उचित है ? 

एतरेय वाह्मणमं इस विवादका निरसन करते हुए लिख! है 
कि अपग्रि ओर सामकी मददसे इन्द्रने वृत्रका वध किया था| 
अतः इन्द्रने सन्तुष्ट हाकर अप्रि ओर सोमका यह वरदान दिया 
था कि सामयागके पहले जा पशु भेट किया जायगा वह तुम्हें 


मिलेगा । अतः वह पशु देवताका भक्ष्यमात्र है, यजमानका 
प्रतिनिधि नहीं हैं । 


मंत्र-त्रह्षणात्मक वेद प्रतिपादित उक्त यज्ञ धर्मकी ऋमसे 
किस प्रकार वृद्धि होती गईं, और उसका विस्तार कहाँतक हुआ 
इसका एक चित्र कवि हपके नेषध काव्यसे यहाँ देकर इस 
चर्चाका समाप्त करेंगे। नेपधके ९७ थे सर्गमे कबिने कलियुगके 
निषध देशमे जानेका वर्णन करते हुए लिखा है--जब कलि राजा 


४. अस्य पशोः हुतशेष॑ न प्राश्नीयात्‌ | श्रन्यत्र इच्छातः 
प्राशीयात्‌ वा ! 


डर जन सा० इ०«पूर्व पीठिका 


नलकी राजधानीके निकट पहुँचा, तो उसे नगरीमे प्रवेश करना 
कठिन होगया, क्योंकि वेव्ध्वनि करते हुए श्रोत्रियोके शब्द्‌ उसके 
कानोंमे पड़ने लगे | होमके घीकी गन्धसे उसकी व्राणशाक्ति नष्ट 
होगई, यज्ञका धूम उसकी आँखों भर गया। अतिथियोके पेर 
घोनेके जलसे पिच्छुलित हुए आऑॉगनोम उसे पैर रखना कठिन 
होगया, यज्ञकी अग्निकी गसीसे उसकी ऐसी दशा हागई, सानो 
कुम्हारके आवेमे जा पड़ा है। नगरम जगह-जगह यज्ञके पशुओं 
को बाधनेके लिए गढ़े हुंए यूप उसे ऐसे लगे मानो प्रृथ्वीमें जगह- 
जगह कीले गढ़े हुए है। कलिने अपनी प्रिया हिसाकों बहुत 
खोजा, किन्तु उसे वह दृष्टिगोचर न हुईं। गोमेथ यज्ञमे बलिदान 
करनेके लिए खड़ी गोको देखकर वह उसक ओर दोड़ा, 
किन्तु यह हिसा तो वेदिकी हानेस हिसा ही नहीं थी 
शअ्रतः वहाँ भी उसकी दाल नहीं गली। आगे ब्राह्मणोकों 
मदिरापान करते देखकर कलि बहुत प्रसन्न हुआ । किन्तु ज़ब 
उसने देखा कि बे ब्राह्मण सीत्रामशि यज्ञ कर रहे है ( इस यज्ञमे 
मदिरापान विधेय है ) तो वह सिर धुनने लगा। एक रथानपर 
एक भनुष्यको ब्राह्मणका वध करते देखकर कलि वहुत प्रसन्न 
हुआ, किन्तु जब उसने देखा कि वह मनुष्य सबमेंध नामका यज्ञ 
कर रहा है तो उसे ज्वर ही आ गया ( सबमेध * मे प्रत्येक 
जातिके एक-एक प्रागिके वध का विधान है )। 

“(तब कलिने अपने मित्र जेन और बोद्ध साधुओकी खोज की, 
क्योकि बे वेदिक हिसाके विरोधी है, किन्तु उसे जिस । बौद्ध ) 
के म्थानपर तो अमिनि-कृष्णमृगका चम दिखाई दिया और 
कज्पणक ( जैन साधु ) के म्थान में अक्षपण-जुआ खेलनेके पासे 


१, सर्वमेघे हि तत्तज्जातीयकैक प्राशिहिंसांधिकारात्‌ ब्राह्मणों आह्षमण- 
मालमेत! इंति ब्रह्मवधस्य बेधत्वातू ॥ ने, टी. १७ स., १८६ श्लो । 


प्राचीन स्थितिका अ्न्वेषण डरे 


दिखाई दिये । ( राजसूय' यज्ञमे यजमान जुआ खेलाता है ) । 
एक स्थानपर कलिने एक कामुकको सजातीया, विजातीया, 
गम्या, अगस्या सभा स्त्रियोको भागते हुए देखकर संतोप किया 
कि यहाँ मेरी गति है, किन्तु उस कामुककों बामदेव्य मुनिके 
द्वारा उपब्ष्टि ब्रक्मबिद्याका उपासक जानकर खेद हुआ ।! 


अस्निष्टाम यागका देखकर उसे व्हुत कष्ट हुआ, पौर्णमास 
यागको देखकर उसे मूछा आगई आर सोमयागका देखकर 
उसने अपनी मृत्यु ही समझ ली। एक जगह ब्राह्मणोको 
परन्परका छुआ हुआ उच्छिष्ट खाते हुए देखकर उसे परम 
सन्‍्ताप हुआ। किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि ये लोग हविशेष 
सामका भक्तण कर रहे है ता सिर घुल्न लगा क्योकि सामसे 
उन्छिष्ट नहीं माना जाता । एक स्थान पर गावथ हाता देखकर 
कलि इस आर दाडा। किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि यह ता 
अतिथियोके लिय मारी जा रहीं है तो बचारा अपना सा मुह 
लेकर लोट आया | 
आगे एक मनुप्यका आत्मघान करते हुए देग्यकर कलिकों 
बड़ा आनन्द हुआ। किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि यह सर्व 
रवार यज्ञका ५ तो उसे बढ़ी व्यथा हुई । जिसकी मत्यु निकट 
होती है और जो असाध्य रागसल पीड़ित हाता है वही इस यज्षका 
अधिकारी है । वह पशुमंत्रोके द्वारा अपना ही संस्कार करके 
तथा आत्मघात करके सवम्बार नामक यज्ञमे अपनेको हाम देता 
हैं। आगे 'महात्रत नामक यज्ञमे एक ब्रह्मचारीका दुराचारिणी 
ख्रीके साथ मैथुन करत हुए देखकर कलिने यज्ञको विटोका 


१. 'गजसूये यजमानो5च्चे! दीव्यति ! २ “वामदेव्योपासने सर्वा: स्तनिय 
उपसीदन्ति! इति श्र तिः | ३. 'मह्नातते ब्रह्मचारि-पुश्चल्योः संप्रवाद:' । 


हड जै० सा० ह्‌०-पूर्व पीठिका 


कर्म समका। तथा अश्रमेघ यज्ञमे यजमानकी भा योको अश्वके 
साथ सम्भोग करते देखकर उस मूखे कलिने माना कि वेद किसी 
घूतकी कृति ह । 

यज्ञोके सम्बन्धम एक बात और बतला देना आवश्यक है । 
पुरोहितोके मन्दिर नही थ ओर सम्भवत न मूतियों ही थी। 
प्रत्येक यज्ञानुष्ठानके लिये यज्ञ करानेवाले यजमानके स्थानमे 
ही वेदी बना ली जानी थी | यज्ञसे जो पुण्य लाभ होता था वह 
केवल यज्ञ करानेवालेकों ही हाता था। अतः वह यज्ञका पएरा 
व्यय उठाता था--बध किये जानेबाले पशुओके लिये, विभिन्न 
कामो पर नियुक्त व्यक्तियोके लिये ओर पुरोहितोकी दक्षिणाके 
लिये उसे परा खच करना होता था। दक्षिणामे मृल्यवान 
बस्त्राभूपण, घोड़े, गाये ओर स्वर्ण दिया जाता था। किस समय 
दक्तिणामे कोन वस्तु देनी होती थी यह सब लिखा हुआ हैं । 
स्वणंदानकी बहुतायत है। लिखा हे--धमात्मा पुराहितको 
स्वर्णको विशेष रूपसे स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि उसमे 
अग्निके बीज निहित है । 

अतः यज्ञोंमे बहुत व्यय होता था और धनी व्यक्ति तथा 
राजा लोग ही उन्हे करा सकते थे। इसीसे यज्ञोका मुख्य सम्बन्ध 
ब्राह्मणों और ज्षत्रियोसे हे। अतः ब्राह्मणो और ज्षत्रियोके 
सम्बन्ध भी तत्कालीन ग्थितिका जान लेना आवश्यक है | 


ब्राह्मण और क्षत्रिय 


जब वैदिक आये पंजाबवम आये नव उनकी सम्कृति क्या 
थी, इस विपयमे विभिन्न मत है। फिर भी साधारणतया एसा माना 
जाता हैँ कि वे पशुपालक ओर कृपक थ । पजाबम बस जानपर 
उनकी इस व्ृृत्तिम तजीस ब्र॒ुद्धि हुई । किन्तु उस समय आर्योको 


प्राचीन स्थितिका अ्रन्वेषण ४५, 


इस देशके प्राचीन निवासियोंसे-जो आर्योंसे अधिक सुसंस्कृत 
ओर सभ्य थे, प्रायः युद्ध करना पड़ते थे, जिससे कृषि कार्योमे 
विध्न होता था और सुदक्ष प्रतिइन्दी योद्धाओसे युद्ध करनेमे भी 
कठिनाई प्रतीत होती थी। अतः कार्यका विभाजन कर 
दिया गया । 

'आरम्भमे वेदिक आर्योम जातिभेद नहीं था। ऐसा प्रतीत 
होता है कि पोरोहित्य और शासनका काम संयुक्त था। किन्तु 
वैदिक आर्यो ओर पंजाब-अफगानिस्तानके प्राचीन निवासियोंके 
साथ हानेवाले सतत युद्धोने वेदिक आर्योका विवश किया कि 
अपने-अपने व्यवसायक अनुसार वे अपनेका विभिन्न समुदायोमें 
विभाजित करल | घीरे-धीरे याद्धा लागोका स्थान उन्नत हाता 
गया ओर वे ज्षत्रिय कहलाये । 


ऋग्वेदमे वर्ण! शब्द मनुष्योक्ी कक्षाएँ बतलानेके लिये 
आया है, क्योकि दासों और आयेकि वर्णमे अन्तर था। किन्तु, 
इस हृष्टिसे अन्य संहिताओ ओर ब्राह्मण अन्थोसे ऋग्वेदका 
सालिक मतभेद है, क्योकि उनमे चार वर्णोका स्पष्टरूपसे 
निर्देश है । यद्यपि ऋग्वेदके अन्तिम पुरुष सूक्तमे भी राजन्य 
ब्रह्मणा, वेश्य, शूद्र चार व्णाका निर्देश हैँ, किन्तु चूकि 
विद्वान लोग इस सूक्तका अवाचीन मानते है, अतः ऋग्वेद 
कालम चारों वर्णोके स्थापित हा जानेकी बात संदिग्ध 
मानी जाती हें। जिम्मरों ( /7077॥७' ) का कहना है कि 
ऋग्वेद की जातिविहीन परम्पराका जा। यजुवंदकी जातिगत 
परम्पराके रूपमे परिवर्तन हुआ इसका सम्बन्ध वेदिक आर्योंके 
पूरवकी आर बढ़नेसे है । 


१. प्री हिं० इं०, पृ० २३ २ बै० इं०, जि० २, प्र० २४८। 


४६ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


प्रास्म्ममे राजन्य अपने तथा जनताके लिये यज्ञ कर सकता 
था। किन्तु ऋग्वेद ( ३-३३-८, ४ टटरे ) से ऐसे भी उल्लेख 
है, जिनमे पुरोहिताई जबरदस्ती ली गई है, जैसे विश्वामित्र और 
बरिए्ठके सम्बन्धमे । जब ऋग्वेद पूर्ण हुआ तब पुराहित जाति 
स्पष्टरूपसे प्रथक स्थापित हो चुकी थी । तथापि दो क्षत्रिय वर्गोनि 
बलपूर्बक पुरोहितोम स्थान प्राप्त कर लिया । अंगिरस, वशिष्ठ, 
अगस्त्व और भारगवोड् मृलतः देबीत्र बतलाया है। किन्तु 
विश्वामित्र और कार्वको क्षत्रिय वर्गकका बतलाया हैं । 

विश्वामित्र भारत क्षत्रियोम से थे और कण्व नृपदका पुत्र 
था, जिसे पुराणोमे क्षत्रिय कहा हैं। आश्वलायन श्रीत्रसूत्रके 
अनुसार विश्वामित्र, जमर्दाग्न, भारदाज, गोतम, अत्रि, वशिष्ठ, 
काश्यप ओर अगम्य ये सव बाह्मणोके पत्र पुरुष है। इन आठोमे 
से चारको व्राक्षण गंका मूल माना जाता है । महाभाग्तम कहा 
है कि अगिरस, काश्यप, वशिप्ठ ओर भूगुसे वदिक आयेकि 
प्राचीनतम पुराहिताकी सन्तान चली ६ । वदिक साहित्य बनलाता 
है कि उन पृ पुरोहितोन अन्य वर्णाके मनुष्योक॑ द्वारा पुरोहितोका 
कार्य किये जानपर गेप प्रकट कग्ना आग्म्भ किया। 
विश्वामित्र और वशिप्ठको कलह स्पट्रूपसे इस बातकी सचक 
है कि प्राधान्य ओर शक्तिके लिये पुरोढितो और राजन्योंके क्ॉचसे 
भगड़े" हुए थे । 

यहाँ पुराहित ओर त्रा' शके रुस्‍्वन्धम थोड़ा ग्रकारा डाल 
देना उचित होगा । राजाके समस्त धार्मिक कृत्योमे पुरोदित-अगुआ 
होता था। एतरय ब्राह्मण ( 5-२०) में कहा है कि राजाको एक 
पुराहित अबश्य रखना चाहिये, अन्यथा देवता उसकी भेंट 











2. टीहि० इ०, प्रू० श४ । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण है 


स्वीकार नहीं करेगे । पुरोहित अपनी प्रार्थनाओंके द्वारा युद्धमे 
राज़ाकी विजय ओर सुरक्षा की गारन्टी लेता था। वह घान्यके 
लिये पानी बरसाता था। वह एक 'जाज्वल्यमान अग्नि थी जो 
राजाकी रक्षा करती थी 
कन्ही' विद्वानोके मतानुसार आरम्मसे ही पुरोहित यज्ञोमें 
श्राह्मण पुराहितके रूपमे काम करते थे। अपने इस कथनके 
प्रमाणमे बे कहते है कि वशिप्ठका निर्देश पुराहितकें रूपमे भी है 
ओर ब्राह्मणके रूपमें भी है। शुनःशेपके यज्ञम उसने ब्राह्मणके 
रूपसे काय किया, किन्तु बह सुदासका पुरोहित था। बृहस्पतिको 
देवताओका पुराहित ओर ब्राह्मण कहा है! । इस तरह स्पष्ट हैं. कि 
ब्राह्मण प्रायः पुराहित हाता था। यही वजह हैँ जिसके कारण 
उत्तग्कालम यज्ञोसे ब्रा णका ग्थान सबसे प्रमुग्च हुआ | किन्तु 
यह कहना कटिन है कि प्रारम्भस भी न्राछऋशका बसा ही प्रमुख 
थान प्राप्त था । 
क्षत्रियका शाहणके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हाता था| तैत्तिरीय 
संहिता ( ५, १-१०-२ ) आइईिसे दानोके अभव्य सम्बन्ध पर ही 
दानाका अब्युस्ततिका स्वीकृत किया है। कभी-कभा दोनाोमे कलह 
हानक उदाहरण ना ब्राह्मण अन्धामे मिलते हैँ । किन्तु त्राह्मण 
यज्ञका सबंसवां था, इसलिये ब्राह्मण ज्ञत्रियका मिटा डालनकी 
शक्ति रखता था। 
ब्राक्षणोने देखा कि युद्धोंम ता अनेक प्रकारके खतरे और 
कठिनाइयां हे जब कि पोराहित्यम लाभ हीं लाभ है और वह 
शक्ति प्राप्त करनका भी अचक्षछा साधन है. अतः उन्होने ड्से ही 
हथिया लिया। किन्तु इसके लिये उन्हें अनेक मंगड़े उठाने पड़े । 


किन ननननन हा 5 


१, एत० बा० ८, २४-२५ | २. वै० इ०, जि० २, ए० ७ | 


८ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


इन मगढ़ोंके अवशेष अथर्ववेद (५, १७-१6 ) में सुरक्षित हैं, 
जहाँ ब्राह्णणोको सतानंके कारण सञ्लयोके विनाशका वर्णन है । 
अथर्ववेदके सिवय यजुर्वेदकी शतरुद्रीय प्राथनाओमे भी उस 
तूफानी कालकी छाया हैं जब भारतकी आदिवासी जनदा 
असन्‍न्तोषको लिये हुए उत्तेजित थी ओर रुद्र समस्त प्रकारके बुरे 
कार्य करनेवालोके रक्षक देवताके रूपमे पूजा जाता था। अस्तु, 

मैत्रायणी संहिता ( ४-३-८ ) आदि बेदिक ग्न्धोमे क्षत्रियसे 
ब्राह्मणकी श्रेष्ठताका दावा बराबर पाया जाता है और ब्राह्मण 
अपने मंत्र तंत्र तथा क्रियाकाण्डके द्वारा ज्ञत्रियों तथा जनताको 
कभी भी झूगड़ेमे डाल सकता था। यद्यपि राजसूय यज्ञमे ब्राह्मण 
को राजाकी उपासना करना पड़ती थी किन्तु ब्राह्मणकी प्रधानता 
अक्षुएण थी । वहाँ स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया है कि प्रणे 
जन्नतिके लिये क्षत्रिय और ब्राह्मणका मेल आधारभूत है। वहाँ 
यह भी बतलाया है कि (मै० सं० १-८-७ ) बहुधा राजाने 
ब्राह्णको सताया तो निश्चय ही उसका विनाश हो गया। 

जैसे, स्वगंके देवताओकी तरह ब्राह्मण प्रथ्बीका देवता (भूदव) 
है यह दावा ऋग्वेदमे शा०द ही क्वचित्‌ मिले । शतपथ ब्राह्मणमे 
( १९, ५-०-२ ) ब्राह्मगके चार अधिकार बतलाये है--अर्चा 
( आदर पाना ), दान लेना, अज्येयता ( किसी के द्वारा पीडित 
न होना ) और अवध्यता ( किसीके दढवर' मारा न जाना )। और 
उसके कतंव्य है- त्राह्मण्य, प्रतिरूपचयों ( अपनी जातिके अनुरूप 
आचरण ), और लोकपंक्ति । 

अथवबेदके कुछ पद्योमे त्राह्मणजातिके सर्वोच्च विशेषाधिकारों 
का भी दावा है ओर ब्राह्मणकों प्रायः भूदेव ( प्रथ का देवता ) 
कहा है। ब्राह्मणकालमें इसका ओर भी परिपाक हुआ हं.। 
शतपथ त्राह्मणमें लिखा है--'देवता दो प्रकारके होते है. एक 


प्राचीन स्थितिका पभ्रन्वेषण हु 


देवता ओर एक ब्राह्मण देवता। इन दोनोके बीचमे यज्ञका 
विभाग होता है। यज्ञषमे दीजानेबाली आहुतियां देवताओके लिए 
हैं ओर दक्तिणा ब्राह्मण देवताके लिये है। यज्ञमे आहुति देकर 
यजमान देवोको प्रसन्न करता है, और दक्तिणा देकर न्राह्मण 
देवताओं को प्रसन्न करता है। जब ये दोनो प्रकारके देवता सन्तुष्ट 
हो जाते हैं तो यजमानको स्वर्ग प्रदान करते हैं ॥ 

यज़मान के चार कतंव्य हैं--उसे ब्राह्मणोका आदर करना 
चाहिये, उन्हे दक्षिणा देनी चाहिये, उन्हे सताना नही चाहिये, 
उनकी हत्या नहीं करनी चाहिये । किसी भी परिस्थितिम राजाको 
ज्राह्मणकी संपतिकों नहीं छूना चाहिये। यदि राजा यज्ञको 
दक्षिणाके रूपमें ब्राह्मणोकों अपना राज्य प्रदान करता है ता उस 
राज्यम रहनेवाले त्राह्मणोकी संपत्ति उसमे नहीं ली जायेगी। 
यदि राजा किसी बत्राह्मणको सताता है तो वह पापका भागा है । 
राज़ाके राज्यारोहणके अवसरपर पुरोहित कहता है--ऐ मनुष्यों ! 
यह तुम्हारा राजा है हम ब्राह्मणोका राजा तो सोम है। शतपथ 
ब्राह्मण कहता है कि इस कथनके आधारपर वह ब्राह्मणोके 
सिवाय समस्त जनताको राजाका भक्ष्य घोषित करताहै, अतः 
राजा ब्राह्मणोंक्रा उपभोग भक्ष्यके तोौरपर नहीं कर सकता; 
क्योकि ब्राह्मणका राजा तो साम हैं । 

शतपथ ब्राह्मणमे और भी लिखा है--ब्राह्मणका घातक ही 
वास्तवमें घातक है । ब्राह्मण ओर अन्नलाह्मणका झगड़ा होने पर 
जजको ब्राह्मणके पक्तमें ही फैसला देना चाहिये। जो वस्तु 
दूसरोके लिए निषिद्ध हो उसे ब्राह्मणको दे देना चाहिये, क्योकि 
जो दूसरोंके लिये अपच है वह त्राह्मणोंके लिये सुपच है। 

किस्तु ब्राह्मण देवता अधिक दिनो तक स्वर्गीय देवताओके 
समकक्त नहीं रहे, उन्होंने अपनेको देवताओसे भी ऊपर ला 

छ 


५० जै० सा० हृ०-पूर्व पीठिका 


बैठाया। शतपथ व्राह्मणमे लिखा है--ब्राह्मण ऋषियोंकी सन्‍्तान 
है अतः उसमे सब देवताओका आवास है। इस तरह ब्राह्मणोने 
यक्षके द्वारा अपनेको देवताओसे भी बड़ा बना दिया । 


वेदिक काल विभाग 

ऊपर जिस धार्मिक स्थितिका चित्रण किया गया है वह 
ईसा पूर्ष आठ सौके लगभग की हैं.। अन्वेषक विद्वानों ने त्राह्मण 
सभ्यता का उचित काल ईसा पूथ ८०० से ३० पूब ६०० तक 
ठहराया है ( के० हि भा० १, प्र १४६ )। डा० जकाबीका 
कहना था कि बेदिक पश्चात्‌ काल इसा पूब॑ आठवीं शत्तोंस 
आरम्भ होता है क्योकि सांख्य-योग और जैनदशनके समकालीन 
प्रादुभाव के साथ ही बेदक कालका अन्त हो जाता है। इनमेस 
जैन धर्मको ईसा पूव ७४० तक पीछे ले जाया जा सकता है 
क्योकि जैन धर्मके सम्भवतया संस्थापक पाश्व नाथ थे, जिनका 
निवोण महावीर से २५० वर्ष पूर्व हुआ |! (रि० फि० बे० प्रू० २०) 

किन्तु प्रो० बरआ ऋग्वेदकी अन्तिम ऋचाकी पूर्ति हानेके 
साथ ही बेदिक पश्चात्‌ कालका आरम्भ मानते हैं। उनका कहना 
है कि वैदिक कालसे बेदिक पश्चात्‌ कालका विश्लेषण इस आधार 
पर किया जा सकता है कि ब्रह्मर्षि देश ऋग्वेदके पश्चात्‌ श्रधिक 
दिनों तक बौद्धिक केन्द्र नही रहा, किन्तु उसका स्थान मध्य देश 
नेले लिया। यह" मध्यदेश हिमालय और विन्थ्यके बीचमे 
अवस्थित था ओर पूरबमें प्रयागसे लेकर पश्चिममें बिनशन तक 
फेला हुआ था। कुरु, पदन्नाल, मत्स्य, श्रसेन ये चार उस 
समयके प्रसिद्ध जनतंत्र थे और काशी, बिदेह और कोशल 
शक्तिशाली राज्य थे ( प्री० बु० इं० फि०, प्र* ३९ ) । 

१- मनु० २--२१ | 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ५३९ 


डा० होपकिन्सका कहना' है कि ब्राह्मण ग्न्‍रन्थोंके साथ ही न 
केवल ऋग्वैदिक कालीन टोन द्वी बदल गई, किन्तु समस्त 
धार्मिक वातावरण एक प्रफुल्ल वास्तविक धर्मके बदलेमें, जो 
ऋकसंहिताका आत्मा है, मंत्र तंत्र, आध्यात्मिकता ओर 
धार्मिकताके भारसे शआआक्रान्त हो उठा। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें न वह 
नवीनता है, और न वह कविता है । है केवल स्वमताग्रह, मूढ़ता 
ओऔर विदेपकी भावना। यद सत्य है कि इन सबके चिन्ह 
ऋकवेदके कुछ भागोमे भी पाये जा सकते है, किन्तु यह भी 
सत्य है कि थे चिन्ह ब्राक्षण ग्रन्थोम जिस प्रकार ब्राह्मण 
कालका प्रतिनिधित्व करते है, अपन समयका बैसा प्रतिनिधित्व 
ऋग्वेद नहीं करते । ( रि८ इं०, प्ू० १७६-१७७ ) । 


ऋग्वेदके साथ इतर संहिताओ तथा ब्राह्मण ग्रन्थोका तुलना- 
त्मक अध्ययन करने से यह तो स्पष्ट प्रतीत हाता है कि ऋग्वेद- 
कालीन धर्म ने करवट बदल ली है। अतः बैदिक घर्मका एक 
अध्याय ऋग्वेदके साथ समाप्त हो जाता है। ओर इसलिये 
उसके प्रकाश में उत्तर कालीन संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थोंके 
कठोर क्रियाकाण्डी धर्मकों लक््यमे रखकर ऋग्वेदके साथ ही 
बेदिक कालका अन्त मानना अनुचित नहीं हैं। बेदिक धर्मका 
दूसरा अध्याय ब्राह्मण ग्न्‍्थोके साथ समाप्त हो जाता है और 
आरण्यक तथा उपनिषदों से तीसरा अध्याय आरम्भ होता है । 


स्व० रमेशचन्द्रदत्त ने लिखा है- “इसी समय जब आर्य 
लोग गंगाकी घाटीमें फैले, ऋग्वेद और तीनों अन्य वेद भी 
संग्रहीत ओर सम्पादित हुए। तभी एक दुसरे प्रकारके प्रन्थोकी 
रचना हुईं, जो ब्राह्मण नामसे पुकारे जाते हैं। इन ग्रन्धोमें 
यज्ञोंकी विधि लिखी है। यह निस्सार ओर विस्ती् रचना 


प्र जै० सा० इ०-पू्व पीटिका 


सब साधारणके ज्ञीण शक्ति होने और ब्राह्मणोंके स्वमताभिमानका 
परिचय देती है। संसार छोड़कर, बनोमें जानेकी प्रथा, जो पहले 
नामको भी नहीं थी, चल पड़ी, ओर ब्राह्मणोके अन्तिम भाग 
आरण्यकोंमें वनकी विविध क्रियाओका वर्णन है । अन्त 
ज्षत्रियोंके निभेय विचार जो उपनिपदोके नामसे प्रख्यात हैं, 
आरम्भ हुए। इन्हीके साथ भारतके उस साहित्यका अन्त होता 
है जिसे इंश्वरक्ृत कहा जाता है |” ( ग्रा० भा० सं० ईं०, भा० १, 
प्रू० ८-6 ) | 


आरण्यक 


एतरेय आरण्यकके भाष्यण सायणने लिखा' हे--अरण्य 
( बन ) मे पढ़ाये जानेके योग्य होनेसे इसका नाम आग्ण्यक है । 
तथा एतरेय ज्राह्मणके भाष्यम सायणने लिखा है--वनमें रहनेवाले 
वानप्रस्थ लोग जिन यज्ञादिकों करते थे, उनको बतलानेवाले 
प्रन्थोंकी आरण्यक कहते है।' कहा जाता है कि य्ृहस्थोंके 
यज्ञोंका विवरण ब्राह्मण ग्रन्धथोंम हैं और वानप्रस्थ आश्रममे 
जीवन बितानेवालोंके यज्ञ आदिका विवरण आरण्यकोमें है। 

आरण्यक न तो यज्ञोंके विधि-विधानकों उठाकर ताकसे 
रखते हैं और न ब्राह्मण अम्थोमें ,्रतिपादित शैलीका ही अनुसरण 
करते हैं। बे मुख्य रूपसे पुरोहितदर्शन और यज्ञोंके लात्षणिक 
तथा रहस्यमय रूपका विवेचन करते हैं। उनमे यज्ञोके आध्या- 
त्मिक रूपका विवेचन है । देवताविशेषके उद्देशसे द्रव्यका त्याग 
ही यज्ञ है, यह आरण्यक नहीं मानते । वे क्रियाकाण्डकी अपेक्षा 
चिन्तन पर विशेष जोर देते हैं और ब्राह्मणोंकी गहन विधिके 





१. अरण्य एव पाख्यत्वादारण्यकमितीयते 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण प्३ 


स्थानमें एक सीधी-सादी विधि बतलाते हैं । चावल, जौ या दूध- 
की आहुतिसे किये जानेवाले बाह्य यज्ञकी अपेक्षा आन्तर यज्ञ 
पर विशेष जार दिया गया है। उनमे सकाम कमके प्रति और 
कर्मफलके प्रति श्रद्धाका भाव दिखाई नहीं देता; क्योकि कम- 
मार्गसे मिलनेवाला स्वर्ग स्थायी नहीं होता अतः कमंकाण्डको 
आत्यन्तिक सुखका मार्ग नही माना जा सकता ( बै० सा० प्र० 
१५/ )। ब्राह्मण ग्रन्थोंका सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग था, ओर उसकी 
प्राप्तिका मार्ग था यज्ञ । किन्तु आरण्यकोंमे ब्रह्मकों पदचाननेके 
लिये आत्मसंयम के आधार पर अनेक उपासनाएँ बतलाई 
हैं। ( बे० ए०, प्रू० ४४७ ) | 

तैत्तिरीय आरण्यकमे काशी, पन्चाल, मत्स्य, कुरुक्षेत्र और 
खाण्डबका उल्लेख है। उसीमें ( २-७-१) 'श्रमणः शब्द, जो 
आगे वेदविरोधी सम्प्रदायोंके साघुओंके अ्थमे व्यवह्त हुआ 
ओर ब्राह्मणका प्रतिइन्द्दी कहलाया-- तपस्वीके अ्थमे प्रथम बार 
आता है। ते० आ० ( २-१-४ ) मे ही यज्ञोपवीतका भी उल्लेख 
मिलता है । लिखा हे--“यज्ञोपरीत धारण करनेवाले का यक्ष 
भलीभाँति स्वीकार किया जाता है। यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण 
जा कुछ अध्ययन करता है वह यज्ञ ही करता है | 

आरण्यकोमे वणोश्रम धर्मका पूर्ण विकास देखनेमें आता है। 
सम्भवतया यज्ञ ओर त्राह्मणोके विरुद्ध सिर उठानेवाले सिद्धान्तो- 
से सुलह करनेके लिये ही ब्राह्मण घर्मने आश्रमोके सिद्धान्तको 
अपनाया । 


उपनिषद्‌ 


उपनिषद्का अथे है--'निकट बैठना”। इस परसे यह व्याख्या 
की जाती है कि शिष्य लोग गुरुके निकट बैठकर इनका शिक्षण 


पड जै० हा० ३०-पूर्व पीठिका 


लेते थे । उपनिषद्‌ पूर्णावया दाशनिक ग्रन्थ है और ब्राह्मण अन्थो 
तथा आरथण्यकोके पश्चात्‌ उनकी रचना हुई है। यो तो उनकी 
पंख्या दो सौ से भी अधिक है. कि-तु सभी उतने प्राचीन नहीं 
हैं। एतरेय, कौषीतकी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छालन्दोग्य ओर 
केन, ये उपनिषत्‌ निश्चितरूपसे प्राचीन माने जाते हैं। इनमें भी 
छान्‍्दोग्य और वृहदारण्यक विशेष प्राचीन हैं । 

दूसरे नम्बरमे आते हैं--कठ, श्वेताथ॒तर, महानारायण, 
ईश. मुण्डक और प्रश्न। शकराचार्यने अक्मसृत्रकी टीकामे 
इन्ही बारह उपनिपदोकों प्रमाण रूपसे उपस्थित किया है। 
इनमे सांख्ययोगके सिद्धान्त तथा अद्ेतबादी दृष्टिकोणका ताना- 
बाना है। मैत्रायणीय उपनिषद्‌ और माण्ड्ूक्य उपनिषद्‌ बुद्ध- 
कालके पश्चात्‌ के है। शंकराचायने इनको प्रमाण रूपसे उद्धृत 
नहीं किया | फिर भी इन दोनो को गणना उक्त बारह उपनिषदो 
के साथ की जाती है ओर इन सब उपनिपदोकों बेदिक उपनिपदू 
कहा जाता है | 

उपनिषदोंको वेदान्त कहा जाता है। पहले वेदान्तका मतलब 
केवल उपनिषद्‌ था। पीछेसे उपनिपदोके दर्शनकों वेंदान्त कहा 
जाने लगा। उपनिषदांमे जो तत्त्व ज्ञान भरा हुआ है बढ सरल 
नहीं है । अत. उसका शिक्षण अन्तमे दिये जानेसे उपनिपद्को 
वेदान्त कहना उचित है। दूसरे, उत्तरकालीन दाशनिकोने उनमे 
वेदका अन्तिम लक्ष्य पाया इसलिये भो इन्हे वेदान्त कढ़ना 
उचित है। तीसरे वैदिक कालके अन्तमे उनकी उत्पत्ति हुई 
इसलिये भी उन्हें बेदान्त कहना डचित है ओर चोथे धामिक 
कतेठ्य और पवित्र कायके रूपमे बेदिक क्रियाकाण्डकी मान्यता 
का अन्त कर दिया, इसलिये भी उन्हें बेदान्त कहना उचित है 
(हि इं० लि० विन्ट०, जि० *, प्ृ० २३४० )। 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ण्प्‌ 


उक्त तथ्य पर प्रकाश डालनेके लिये याज्ञिक क्रियाकाण्ड तथा 
बेदिक देवताओंकी ओर उपनिषदोंका रुख कैसा है यह स्पष्ट करना 
उचित होगा। 


उपनिषद ओर यज्ञ तथा बेदिक देवता 


उपनिषद्‌ वैदिक क्रियाकाण्डके विरुद्ध है। बृह० उप० 
( १-४-१० ) में कहा है. कि--'डस ज्रह्मका जो जानता हे कि 
मे ब्रह्म हूं' वह सर्व हो ज्ञाता है। उसके पराभवमे देवता भी 
समर्थ नही होते, क्योंकि वह उनक्रा आत्मा ही हो जाता है। 
जो च्न्य देवताकी उपासना करता है वह देवताओंका पशु 
है। देवताओको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मत्मतत्त्वको 
जाने ।! आगे ( ३-८६-२१ ) लिखा है “यम किसमे प्रतिष्ठित 
है ? यज्ञमे । यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ? दक्षिणामे । 


छा" उ० ( १-१२) में यज्षमे जलूस बनाकर जानेवाले 
ऋषियोको कुत्तोंका जलूस बतलाया हैं। कथा इस प्रकार है-- 

कुछ ऋषि स्वाध्याय करनेके लिये गॉवसे बाहर एक निजन 
स्थानमे गये। उन पर अनुग्नह करनेके लिये एक कुत्ता प्रकट 
हुआ। इसके बाद ओर भी कई कुत्ते उस पहले कुत्तेके पास 
ख्राकर वोले--श्रीमान ! उद्गीथका गान करके हमारे लिये अन्न 
प्रस्तुत करे, हम भूखे हैं ।” पहला कुत्ता बोला- 'कल प्रातः इसी 
स्थानमे तुम लोग मेरे पास आना |” निर्दिष्ठ समय पर वे कुत्ते 
वहाँ एकत्र हुए । ओर जिस प्रकार यज्ञ कर्ममे उद्गाता एक दूसरेसे 
मिलकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार वे एक दूसरेसे जुटकर 
चलने लगे। फिर उन्होंने एक जगह बैठकर 'हाउ हाउ' करके 
स.मगान आरम्भ किया-- हे सबकी रक्षा करनेवाले परमात्मन ! 


पद जै० सा० इ०-पूर्व पीटिका 


हम भूखे और प्यासे है। अतः हमारे लिये अन्न त्ञाइये * ““ 
अन्न लाइये “अन्न लाइये।” 
यज्ञोके विरुद्ध सबसे प्रबल आक्रमण तो मुण्डकोपनिषद्‌ 
( १-२-७ ) मे है । 
ज्ञवा होते अहठा यशरूपा अध्टादशोक्तमवरं येपु कम | 
एतच्छेयों येउमिनन्दन्ति मूढ़ा जराम्ृत्य ते पुनरेबापि यान्ति ७६ 
“निश्चय ही थे यज्ञरूप अटद्ठारह नौकाएँ अस्थिर हैं, जिनमे 
नीची श्रेशिका कर्म बताया गया है। जो मूर्ख यही श्रेयरकर है 
ऐसा मानकर उनकी प्रशंसा करते है वे बारंबार जरा-मरणकों 
प्राप्त होते है? । 


इससे आगेके पद्ममे ऐसे लागोकों अन्धेन नीयमाना 
यथान्धा ! अन्धेके द्वारा ले जानेवाले अन्धोके तुल्य बतलाया है । 

मुण्ड० उ० ( १-/-४१४ ) में विद्या अथवा ज्ञानके दा भेद 
बतलाये हैं एक परा ओर एक अपरा। तथा वंदोसे ग्राप्त ज्ञानका 
अपरा अर्थात्‌ नीच विद्या कहा हैँ । नारद कहता ह---'मै ऋग्वद 
सामवेद और यजुर्वेदकों जानता हूँ किन्तु इससे में केबल मंत्रों 
और शाख्रों को जानता हू, अपनेका नहीं जानता | 

कठ उप० ( २-४ ) में यमराज्ञ नचिक्रेतास कहते है--'जा 
ये अविद्या और विद्या नामसे विख्यात है, ये दोनों पररुपर 
अत्यन्त विपरीत और विभिन्न फल दनेवाली है। अविद्याके 
भीतर स्थित होकर अपने आपको विद्वान और बुद्धिमान्‌ मानने- 
वाले मूखे लोग नाना यानियोमे भटकते हुए ठीक बसे ही ठोकरे 
खाते है जैसे अन्धेके द्वारा ले जाये जानेवाले अन्धे । 


जे कतिपय उपनिषदोमे यज्ञोका विरोध यद्यपि इतना खुलकर 
नहीं किया गया है तथापि यज्ञोंके अ्रचलित रूपकी ओर उपेक्षा 


प्राचीन स्थितिक अन्वेबण ५्‌छ 


दिखलाई गई है ओर उन्हें लाक्षणिक तथा दाशनिक रूप दिया 
गया है। जैसाकि पहले लिखा है आरगण्यकोंका कारये--यज्ञोंको 
लाक्षणिक ओर दाशंनिक रूप दान--डपनिषदों तक चालू रहा 
है। उदाहरणके लिये बृहदा० उप०को उपस्थित किया जा सकता 
है । बृह०उप०का प्रारम्भ करते हुए विश्वम यज्ञसम्बन्धी अश्वकी 
कल्पना की गई है। --'उषा यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है 
सूर नेत्र है, वायु प्राण है, अग्नि मुख है, संवत्सर आत्मा है 
झुलोक पीठ है, आकाश उदर है, एथ्वी पेर रखनेका स्थान हैं 
दिशाएँ पाश्वभाग है, अवान्तर दिशाएँ पसलियां हैं, ऋतुऐँ अद्भ 
है, मास ओर अद्ध मास पव है, दिन ओर रात्रि पाद हैं, नक्षत्र 
अध्यियां है, आकाशस्थित मेघ मांस है, नदियां गुदा हैं, पर्वत 
यकृत और हृदयगत मांस खण्ड हैं, औषधि और बनस्पतियां 
रोम है, उदय होता हुआ सूर्य नाभिसे ऊपरका भाग और अस्त 
होता हुआ सूय कटिसे नीचेका भाग है। विजलियोकी चमक 
जमुहाई है, मेघका गर्जन शरीरका हिलना है, वर्षों मृत्रत्याग 
है, हिनहिनाना उसकी बाणी है ।! अश्वमेध यज्ञके द्वारा प्रथ्वीका 
स्वामित्व प्राप्त हो सकता है किन्तु आत्मिक स्वराज्य तो समस्त 
विश्वको, जिसकी कल्पना उपनिपदोम घोड़ेके रूपमेकी गई है--- 
त्याग देनेसे ही प्राप्त हाता है । इस तरह प्रकाराकारसे अश्वमेघ 
यज्ञको त्यागनेका ही उपदेश दिया गया है । 


छा० उ० (३, १४-१७ ) में मनुष्यके समस्त जीवनकों 
सोमयज्ञके रूपमे स्पष्ट किया गया है और ( ५, १६-२४ ) में 
प्राणोके विभिन्न प्रकाशनोकी भेटोको अग्निद्मोत्रका स्थान दिया 
है| उपनिषदोंमे जो यज्ञोंको नीचा कम॑ बतलाया गया है. उसका 
कारण यही प्रतीत होता है कि यज्ञसे पितृलोककी प्राप्ति हों सकती 


५८ जै० सा० ई०-पूर्व पीठिका 


है जो अस्थायी है, और वहांसे उसे अवश्य ही इस प्रथ्ची पर 
ब्ौटकर पुनः जन्म-मरणके चक्रमे घूमना हागा। 


उत्तरकालोन कुछ उपनिषदोके अवलोकनसे ऐसा भी प्रतीत 
होता है कि उपनिषदोमे भी यज्ञका स्थान स्थिर करनेकी एक 
भावना काम करती रही है। उदाहरणके लिये श्वेताश्वतर 
उपनिषदकों उपस्थित किया जा सकता है, उसमे ( २, ६-७ ) 
अग्नि सोम आदि देवताओकी प्राचीन प्राथनाके रूपकी 
तरफदारी की गई है और लिखा है| कि जहाँ यज्ञ किया जाता है 
वहां एक देवी प्रकाश पैदा होता है । किन्तु यहां भी उसका लक्ष 
स्वर्ग नहीं है, किन्तु त्रह्म हैं । 

उपनिषदोमे सर्वत्र एक देवता व्याप्त हैं ओर वह है ब्रह्म | 
अ्रन्य सब देवता उसीकी शक्तिया है । मैत्रायणीय उपनिषद ( ४, 
५-६ ) में ब्रह्म, रुद्र, विष्णु आदि वेवताओकों अविनाशी 
ब्रह्मका प्रत्यक्ष रूप बतल्ाया है। केन उप> में उमा हेमबती 
इन्द्रसे कहती है कि देवताओकी शक्ति ओर प्रभावका मूल स्रोत 
परम ब्रह्म है । इसमे बतलाया है कि ब्रह्मके सामने अग्नि आदि 
देवता कैसे हतप्रभ और श्रकमंण्य बन जाते है। 

कठ उपनिषदमे कहा है कि परस अठ़ाके भयस देवता लाग 
अपने अपने उत्तरदायित्वोको बहन करते है। ब्राह्मण ग्रन्थोका 
सर्वोच्च देवता प्रजापति भी बह्मका सेवक है | कोपीतकी उपनिपदमे 
प्रजापति और इन्द्रको त्रदका द्वारा रक्षक बतलाया है. । इस तरह 
उपनिपदोम अह्मके समकक्ष कोई नहीं है--वैदिक देवता ता उसके 
आज्ञाकारी मात्र है । वेदक देववाओं और यज्ञोके प्रति उपनिषदों 


के दृष्टिकोणका यह संच् रि 
्ट यह संज्षिप्त चित्रण वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने 
के लिये पयाप्त है । ष 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ण्ह्‌ 


छा० ८० ( ६-१-४ ) मे लिखा है कि जब श्वेतकेतु सम्पूण 
बेढोंका अध्ययन कर अपनेको बड़ा वुद्धिमान्‌ ओर व्याख्याता 
मानता हुआ अनम्रभावसे घर लौटा तो पिता ने उससे कहा-- 
पुत्र ! तू जो ऐसा पाण्डित्यका अभिमानी ओर अविनीत हे तो 
क्या तूने वह आदेश जाना है जिसके द्वारा अश्रत श्रत हो जाता 
है, श्रमत मत हो जाता है और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है ? 
यह सुनकर श्वेतकेतु ने पूछा-बह आदेश क्या है ? पिताके मुखसे 
उस आदेशको सुनकर श्वेतकेतु ने कहा-निश्चय ही मेरे गुरु 
इस नहीं जानते थे। अब आप ही मुझे बतलाइये | कहना न 
होगा कि वह आदेश त्रह्मके स्वरूपकों लेकर था । 


आत्मा ओर त्रह्म 

आत्मा और ब्रह्मका समझे बिना उपनिषदोकों नहीं समभा 
जा सकता। इन दा स्तम्भों पर ही उपनिषदोके तत्त्वज्ञानका 
प्रासाद खड़ा हुआ हैं । 

यदि एक बाक्यमे उपनिपदोका मल सिद्धान्त कहा जाये तो 
यह है--'विश्व त्रह्म हे ओर त्रह्म आत्मा है।! उपनिषदोमे अनेक 
स्थानोमे ब्रह्म ओर आत्मा शब्दका प्रयाग एक अथम किया गया 
हैँ। बृह० उप० ( >-४-५ ) मे लिखा हँ-“स वायमात्मा ब्रह्म! 
बह यह आत्मा त्रह्म हैँ। छा० उ० ( ५-१५-१ ) मे लिखा है -- 
कुछ महाग्रहस्थ और परसश्रोत्रिय परस्परमे विचार करने लगे-- 
को नु आत्मा, कि ब्रह्म !” आत्मा कोन है ओर ब्रह्म क्या है ? 

वेदोम 'त्रह्मः शब्द अनेक बार आया हे। किन्तु उसका 
अर्थ या तो प्रार्थना है या मंत्रविधि है । किसी देवताके प्रति श्रद्धा 
या भक्तिका भाव वहॉ नहीं है | उत्तर काल में त्रयीविद्या ( ऋक 
यजु, साम ) को भी त्रह्म कहा है ओर इस तरह ब्रह्म आर वेद 


६० जै० सा० इृ०-पूर्व पीडिका 


शब्दका प्रयोग एक ही अथंमे किया गया है। अब चूंकि वेद 
या अह्मकों दैवी माना गया था और वेदोंसे उत्पन्न अथवा बेदोमे 
वर्णित यज्ञको भी देवी माना गया था, क्योंकि शत्त० ब्रा० 
(५, ५४-१० ) मे कहा है--'समस्त यज्ञ उतने ही महान हैं 
जितने महान्‌ तीनो बेद है।” अतः वह ब्रह्म या वेद 'प्रथमज? 
कहा जाने लगा और अन्तमे उसे सबका मूल कारण माना जाने 
लगा। इस प्रकार ब्रह्म देवी मूल तत्त्वके रूपमे ब्राकह्मण-दर्शनका 
बीज है । और प्रार्थना तथा यज्ञके सम्ब-धर्म जो ब्राह्मण दृष्टिकाण 
है उसके प्रकाशमे उसका विश्लेषण अच्छी तरह किया जा 
सकता हे । (हिं> डूं० लि० विन्ट०, जि० १ » प० + ष््ट-6 )। 

अब “आत्मा शब्दकों लीजिये। संस्कृतमे यह शब्द बहुता- 
यतसे आता है ओर इसका अर्थ भी स्पष्ट है। यह 'स्वयं' को 
कहता है। यद्यपि बाह्य संसारसे भेद दिखलाने हुए आत्मा 
शब्दका प्रयोग कभी कभो शरीरके लिये भी हो जाता है किन्तु 
इसका यथार्थ मतलब शरीरस्थ आत्मासे है, जो शरीरसे 
भिन्‍न है । 

उपनिपदोके द्शनमें ये दोनो अद्यानआत्मा संयुक्त हो गये है। 
छा० 3० ( २-१४ ) मे शाण्डिल्यका सिद्धान्त 'सब खल्वि “ अहम! 
निश्चय ही यह सब ब्रह्म हैं, से आरम्भ होता हैं और आत्मा- 
का वशन करनेके पश्चात्‌ 'एपस आत्मान्तह्न दय एतदू ब्रह्म'-.. 
वह मेरा आत्मा हृदय कमलमे स्थित है वही अद्या है” इत्यादि 
वाक्यकरे साथ समाप्त होता है । 


आत्म जिज्ञासा 


उपनिषदोंके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि वैदिक ऋषियोके 
अन्द्र दो जिज्ञासाएं विशेषरूपसे क्रियात्मक थीं- एक, विश्वका 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण दश 


मूल कारण क्या है ? दूसरी, आत्माका सत्य स्वरूप क्‍या है ९ 
आत्म स्वरूपकी उत्कृष्ट जिज्ञासा तथा उसको शान्त करनेके 
लिये आत्म स्वरूपका वर्शन अनेक उपाख्यानोंके द्वारा प्रदर्शित 
किये गये है। यहाँ उनमेसे दो एक उपाख्यान दिये जाते हैं, उन 
उपाख्यानोंसे उक्त तथ्य पर प्रकाश पड़नेके साथ ही साथ 
तत्कालीन स्थितिका भी दिग्दर्शन होता है । 


कठोपनिषदर्मं एक उपाख्यान इस प्रकार है--उद्दलक ऋषि 
ने फलकी कामनासे विश्वज्ञत्‌ नामका एक यज्ञ किया । इस 
यज्ञ स्वेस्वदान करना पड़ता है| “अतएब उद्दालक ने भी 
अपना सारा धन ऋत्विजोका दक्षिणामें दे दिया। उद्दालकके 
नचिकेता नामका एक पुत्र था। जब दक्षिशाम देनेके लिये गोएँ. 
लाई गई तो बालक नचिकेता ने उन्हे देखा । गोओंकी दयनीय 
दशा देखकर उसने मनमें सोचा, पिता जी, ये केसी गोएँ दक्तिणामें 
दे रहे हैं! अब न तो इनमे कुककर जल पीनेकी ही शक्ति रह 
गई है, न इनके मुखमे घास चबानेके लिये दोंत है, न इनके 
स्तनों तनिक सा भी दूध है, और न इनसे गर्भधारण करनेकी 
शक्ति है। भ्ता, इन गोओसे ब्राह्मणोको क्या लाभ होगा। और 
पिता जी इस दानसे क्या सुख पायेगे ? इनके स्वेस्वमे ता में 
भी हूं | मुकको तो इन्होंने दानमे दिया नहीं, पर मै इनका पुत्र 
हूँ अतएव मुझे इनको अनिष्टसे बचाना चाहिये। यह्‌ सोचकर 
वह अपने पितासे बोला--तात ' आप भुमे किसका देते हैं ९ 
उत्तर न मिलने पर उसने वही बात दुबारा और तिबारा कही । 
तब पिता ने क्राधम आकर कहा तुमे मै म्॒त्युकों दता हूँ । 


यह सुनकर नचिकेता यमराजके पास चला गया। वहाँ 
पहुँचने पर उसे ज्ञात हुआ कि यमराज कहीं बाहर गये हैं अतः 


६२ ज़ै० सा० हृ०-पूर्व पीठिका 


वह तीन दिन तक बिना खाये पिये उनके द्वार पर बैठा रहा । 
ज्ञोटने पर यमराज़को यह समाचार ज्ञात हुआ ओर उन्होंने 
नचिकरेता पर प्रसन्न होकर उसे तीन वरदान दिये। तीसरे 
बरदानको माँगते हुए नचिकेता कहने लगा-मरे हुए मनुष्यके 
विषयमे संशय है । कोई तो कहते है कि मरनेके बाद वह रहता 
है कोई कहते है नहीं रहता । मे यह जानना चाहता हूं कि वह 
रहता है या नहीं रहता ? 

नचिकेताका प्रश्न सुनकर यमराज बोले--हे नचिकेता | इस 
बिपयमे पहले देवताओं ने भी सनन्‍्देह किया था परन्तु उनकी 
भी समझे नहीं आया , क्योकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है । 
अतः मुझ पर दबाव सत डालो | इस प्रकार यमराज ने न्वगके 
देवी प्रलोभन देकर भी नविकेताकोा अपने प्रश्नसे विमुख करना 
चाहा ओर कहा--हे नचिकेता, मरनेके बाद आत्माका क्‍या 
होता है, इस बातको मत पूछा । किन्तु नचिकेता अपने प्रश्न 
पर ही दृढ़ रहा और बोला-यहू मनुष्य मरणधमो हे इस 
बातको जाननेबाला मनुष्य लोकका निवासी कौन मनुष्य है जो 
बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप जैसे महात्माओंका संग पाकर 
भी आमोद-प्रमोदका चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक 
जीवित रहना पसन्द करेगा। अतः परलोक सम्बन्धी आत्म 
ज्ञानके विषयमें मेरा सन्देह दूर कीजिये। तब यमराजने उसकी 
हृढ़तासे प्रसन्‍न होकर उसे आत्मतत्त्वका उपदेश किया-- 

अशब्दमस्पशमरूपमव्यय तथारस नित्यमगन्घवच्च यत्‌ | 
अनादनन्त महतः पर अब नचाम्ब तन्‍्सृत्युमुसल्रात्प्रमुच्यते |? ५॥॥ 

जो अशब्द, अस्प्श, अरूप. अव्यय, अरस, नित्य और 
अगन्ध है, जो अनादि अनन्त महत्तत्वसे भी विलक्षण और प्रब॒ 
है, उस आत्माकों जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ६३ 


प्रशोपनिषद्में महात्मा पिप्पलादसे भारद्वाज सुकेशा कहते 
हैं--भगवन ! एक बार कोसल देशका राजकुमार हिरण्यनाभ 
मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा--क्या तुम सोलह 
कलाओ वाले पुरुषके विषयमे जानते हो ? मैने स्पष्ट कह दिया- 
मैं नहीं जानता । तब वह रथपर बैठकर चला गया। अब मैं 
उसी पुरुष तत्त्वकों जानना चाहता हूँ। 

छा० उप०, अ० ७ मे नारद जीने सनत्कुमारके पास जाकर 
कहा--'भगवन्‌ ' मुझे उपदेश दीजिये ।! सनत्कुमारने कहा-तुम 
जो कुछ जानते हो उसे वतलाओ, तब मै तुम्हें आगे बतलाऊँगा । 

नारदने कह्ा--भगवन्‌ ! में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
चोथा अथववेद जानता हैं | इनके सिवा इतिद्दास पुराणरूप पांचवा 
बेद, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, देवविद्या, त्रह्मविद्या, भूत्तविद्या, 
क्षत्रविद्या आदि सब मे जानता हूं । सो मे भगवन मंत्रविद्‌ तो हूं 
किन्तु आत्मवित्‌ नहीं हूं। मैने सुना है. कि आत्मबेत्ता शोकको 
पारकर लेता है, परन्तु भगवन्‌ में शोक करता हूं मुझे शंकसे 
पार कर दीजिये । 

तब सनत्कुमारने उनसे कहा- तुम जो कुछ जानते हो वह्द्‌ 
नाम है तुम नामकी उपासना करो। तब नारदने पूछा - क्‍या 
नामसे भी अ्रधिक कुछ है ? हां नामसे भी अधिक है ? तो 
भगवन मुझे वही बतलाइये। इस प्रकार सनत्कुमार जो कुछ 
बतलाते गये नारद उससे भी अधिक, उससे अधिक की जिज्ञासा 
करता गया । अन्तमे सनत्कुमारने कहा--श्रात्मदर्शनसे इन 
सबकी श्राप्ति हो जाती है । अत्मा ही सत्य है। 

छा० उप० अ० ८ में इन्द्र, और विरोचनका वृत्तान्त भी इस 
विषयमें अच्छा प्रकाश डालता है अतः उसे भी यहां दिया 
जाता है । 


६४ जै० सा० हृ०-पूर्व पीठिका 


एक बार प्रजापतिने कहा--'जो आत्मा पापशुन्य, जरा रहित, 
मृत्यु रहित, शोक रहित, छुधा रहित, प्यास रहित, सत्य काम 
ओर सत्य संकल्प है उसे खोजना चाहिये । और उसे विशेषरूपसे 
जानना चाहिये। जो उस आत्मा को जान लेता है, वह सम्पूर्ण 
लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्तकर लेता है ।' 

प्रजापतिके इस वाक्यको सुर असुर दोनोने ही जान लिया। 
बे कहने लगे-हम उस आत्माकों जानना चाहते है. जिसके जानने 
पर सम्पूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त हो जाते है ।” ऐसा 
विचारकर देवताओका राज इन्द्र और असुरोका राजा विरोचन 
दोनों प्रजापतिके पास आये । उन्होंने बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचये 
वास किया | तब उनसे प्रजापतिने कहा- तुम यहा क्यों रह रहे 
हो ? उन्होंने कहा--आत्माको जाननेकी इच्छासे हम यहां रह 
रहे है । 

उनसे प्रजापतिने कहा-- यह जो पुरुष नेन्नामें दिखाई देता है, 
बह आत्मा है, वह अम्रत है अभय हैं, ब्रह्म हैं । यह उत्तर सुनकर 
दोनो चले गये । उनमेसे विरोचन असुरोके पास पहुँचा और 
उन्हे आत्मविद्या बतलाई--इस लोकमे यह शरीर ही आत्मा है 
यही पूजनीय ओर सेवनीय है । शरीरकी पूजा करनेवाला इस 
लोक परलोक दोनोको प्राप्त करता है। 

_ किन्तु इन्द्रने सोचा यदि शरीर ही आत्मा हैं तो अमरत्व 
कहाँ रहा ? अतः वह पुनः आकर बत्तीस बर्ष तक प्रजापतिके 
पास रहा। तब प्रजापतिने कहा--यह जो स्वप्नमे पूजित होता 
हुआ बिचरता है यह्‌ आत्मा हैं, यह अमृत है, अभय है और 

कि यद्यपि स्वप्न शरीर इस 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ६५ 


शरीरके दोषसे दूषित नहीं होता फिर भी वह सुख दुःखसे सवंथा 
अछूता तो नही है। यह सोचकर इन्द्र पुन लोटा और बत्तीस 
वर्ष तक प्रजापतिके पास रहा। तब प्रजापतिने कहा--“'जिस 
श्रवस्थामे यह सोया हुआ दशनबृत्तिसे रद्दित और सम्यक रूपसे 
आआानन्दित हो स्वप्नका अनुभव नहीं करता, वह आत्मा है, वह 
शअमृत है, अभय हे, ब्रह्म हे ।” 


इस उत्तरकों सुनकर इन्द्र चल दिया। किन्तु मार्गमें उसमे 
विचार किया--'ुप्रावस्थामें तो इसे यह भी ज्ञान नही रहता कि 
यह मै हूं। उस समय तो मानों यह बिनष्ट हो जाता है। अतः 
बह पनः लौटकर प्रजापतिके पास आया और पांच बर्ष तक 
रहा । तब प्रजाषतिने कहा--यह शरीर मुत्युसे ग्रस्त है, बह उस 
श्रमत अशरीरी आत्माका अधिए्ठान है। सशरीर आत्मा निश्चय 
ही प्रिय अग्रियसे अस्त है । जो यह अनुभव करता है कि मैं 
संघू , बह आत्मा है | उसके गन्ध भ्रहणके लिये नासिका है। जो 
ऐसा अनुभव करता है कि मै बोल, वह आत्मा है, इत्यादि । 


डपनिषदोसे दिये गये उक्त संवादोसे यह स्पष्ट है कि उप- 
निषत्कालमे वेंदिक ऋषियोमे आत्मतत्वको जाननेकोी प्रबल 
जिज्ञासा थी । उन्हे यह अनुभव हो चुका था कि वेदिक ज्ञान 
आत्मज्ञानके सामने हीन है। वेदिक क्रियाकाण्डसे जो स्वग 
मिलता है वह स्थायी नही ह उसमें अम्ृतत्व और अभयत्व नहीं 
है, आत्मतत््वको जान लेनेसे ही अमृतत्व ओर अभयत्व प्राप्त 
हो सकता है अत इन्द्र और नारद तक उसके ज्ञानऊे लिये 
लालायित थे। और ऋषि लोग परस्परमें मिलते थे तो उसीकी 
चर्चा करते थे! जैसे ब्राह्मणकालमे यज्ञोंकी तूती बोलती थी बेसे 
ही उपनिषद्कालमें उसका स्थान आत्मविद्याने ले लिया था। 

धू 


६६ जै० सा० इ०-पूर्व पीटिका 


आर ऋषिलोग उसको जाननेके लिये क्षत्रियोंका शिष्यत्व तक 
स्वीकार करते थे । 


आत्मविद्याके स्वामी क्षत्रिय 


प्राचीनकालसे ही क्षत्रिय जाति बौद्धिक जीवन और साहित्यिक 
कार्योंसे सम्बद्ध रहती आई है। इस तथ्यका समर्थन न केवल 
डपनिषदोसे ही होता है किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ भी इसे प्रमाणित 
करते है । 

कौषीतकी ब्राह्मणमें ( २६-४५ ) प्रतदेन नामक एक राजा यज्ञके 
विषयमे पुरोहितोसे वातोलाप करता हुआ देखा जाता है । 


शतपथ त्रा० मे विदेहके राजा जनकका बारम्बार उल्लेग्व 
आता है, जिसने अपने ज्ञानसे सब ऋषियोको हतप्रभ कर दिया 
था । राजा जनकने श्वेतकेतु, सोमशुष्म ओर याज्ञवल्‍्क्यसे पूछा 
कि आप अग्निहोत्र कैसे करते है ? किन्तु उनमेसे किसीने भी 
सनन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं दिया। यद्यपि याज्षवल्क्यकों सौ गो 
पारितोषिकके रूपमे मिली, क्योकि उसने अग्निहोत्रके विपयर्स 
बड़ी गहराईसे विचार किया था किन्तु अग्निहोत्रका यथाथे 
आशय वह नहीं बता सके | 

राजाके चले जानेपर ऋषि लोग आपसमे कहने लगे कि यह 
क्षत्रिय तो अपने सम्भाषणके द्वारा वास्तवमे हमे हरा गया। 
अब हमे शास्रारथंके लिये उसे ललकारना चाहिये । किन्तु याज्ञ- 
वल्कक्‍्यने उन्हें ऐसा करनेसे रोका ओर कहां-हम त्राह्म ग है, 
ओर वह केवल एक ज्ञत्रिय है। यदि हम जीत गये तो हम कैसे 
कहेंगे कि हम एक ज्षत्रियसे जीत गये । किन्तु यदि उसने हमे हरा 
दिया तो लोग कहेगे कि एक ज्षत्रियने आह्मणोंको हरा दिया। 


प्राचीन स्थितिका श्रन्वेषण ६७ 


दोनो ऋषि उसकी बात मान गये। किन्तु याज्ववस्क्थ जनकके 
पास गया और उससे ज्ञान दानकी प्रार्थना की । (हि इं० लि० 
€ विन्ट० ) जि० १, प्र० २२७-८ ) । 

डपनिपदोमे बारम्बार यह कहा गया है कि राजा अथवा 
क्षत्रियोके पास सर्वोच्च विद्या थी छौर ब्राह्मण उसे प्राप्त करनेके 
लिये उनके पास जाते थे। 

छा० उप० ( ४-३ ) में एक संवाद इस प्रकार है--आरुणिका 
पत्र श्वतकेनु पाग्चाल देशके लागोंकी सभामे आया | उससे 
जीवलके पुत्र प्रवाहणने प्छा--कुमार !' क्या पिताने तुमे शिक्षा 
दी है ? उसने कहा--हॉँ भगवन | 

क्या तुमे मालम हैं कि इस लोकसे जानेपर प्रजा कहाँ 
जाती है ? 

हीं, भगवन ' 

क्या तू जानता हे कि वह फिर इस लोकमे केस आती है ? 

नहीं, भगवन ' 

देवयान और पित्यान--इन दोनो मार्गोका पारस्परिक वियोग 
स्थान तुझे मालूम है ? 


नहीं, भगवन्‌ ! 

तुमे मालूम है कि यह पिठलोक भरता क्यों नहीं है ? 

नहीं भगवन ' 

इत्यादि सभी प्रश्नोका उत्तर नकारमें सुनकर प्रवाहणने 
श्वेतकेतुसे कहा - तो फिर तू अपनेको मुझे शिक्षा दी गई है? 
ऐसा क्‍यों कहता था ? जो इन बातोंकों नहीं जानता वह अपने- 
को शिक्षित कैसे कहता है ? 


द््८ जै० सा० इ०-पुर्वपीटिका 


तब श्वेतकेतु त्रस्त हाकर अपने पिताके पास आया आर 
उससे बोला-आपकने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था 
कि मेने तुके शिक्षा दे दी हैं। उस क्षत्रियने मुभसे पॉँच प्रश्न 
पूछे । किन्तु मै उनमेसे एकका भी उत्तर नहीं दे सका। 

पिताने कहा -तुमने जो प्रश्न मुझे सुनाये है उनमेसे मैं एक 
का भी उत्तर नहीं जानता । 

तब वह गोतम गोत्रीय ऋषि राजा प्रवाहणक्रे स्थान पर 
आया। राज़ाने उससे कहा-भगवन्‌ गौतम ! आप मनुष्य 
सम्बन्धी धनका बर मांग लीजिये उसने कहा-राजन्‌ ! यह मनुष्य 
सम्बन्धी धन आपके ही पास रहे | आपने मेरे पुत्रके प्रति जो 
बात प्रश्न रूपसे पूछी थी, वही मुझे बतलाइये । तब राजा 
संकटमे पड़ गया । 'चिर काल तक यहाँ रहो, ऐसी आज्ञा देकर 
राजाने ऋषिसे कहा--'पूत्र कालमे तुमसे पहले यह विद्या 
ब्राह्मणोंके पास नही गयी। इसीसे सम्प्र्ण लोकोम इस विद्याके 
द्वारा ज्षत्रियोका ही अनुशासन होता रहा है।! 

अन्तमे राजाने उसे विद्याका दान दिया। वह विद्या थी 
पुनजन्मका सिद्धान्त । छा० उ० का (उक्त संवाद स्पष्ट रूपसे 
इस तथ्यको प्रमाणित करता है कि पुनर्जन्मका सिद्धान्त ज्षत्रियो 
से उदूभूत हुआ है और ब्राह्मण धर्मने उन्हींसे उसे लिया है। 
( हि० इ० लि० (विन्ट०) जि० १, प्ृ० १३१ )। 

इसी प्रकार उपनिषदोके अन्य संवादोसे यह प्रमाणित होता 
है कि उपनिषदोका सुख्य सिद्धान्त आत्मविद्या भी अन्नाह्मण त्ेत्र 


रा. यथेय न न लत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति तस्मादु 
सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्येव प्रशासनमभूदिति तस्में होवाच ॥ ७ ॥ -- छा+ 
उ० ५-३ | 





प्राचीन स्थितिका अन्वेषण दर 


में ही प्रकट हुई थी। छा० उप० (५-११) में लिखा है-- 
उपमन्युका पुत्र ग्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, भाल्लविके 
पुत्रका पुत्र इन्द्रयम्न, शकराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्रका 
पुत्र बुडिल--ये महाग्रहस्थ ओर परम ओत्रिय एकत्र होकर 
परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म 
क्या है? 

उन्होने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उछहालक इस 
समय इस बेश्वानर आत्माकों जानता है अतः हम उसके पास 
चलें | ऐसा निश्चय करके व॑ उसके पास गये। उसने सोचा कि 
ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुमसे प्रश्न करेंगे, किन्तु मैं इन्हें 
पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा। अतः मै इन्हे दूसरा उपदेष्ट 
बत नादँ ।! 

यह सोचकर उसने इनसे कहा--इस समय केकयकुमार 
अश्वपति इस वेश्वानर आत्माका अच्छी तरह जानता है। आओ, 
हम उसके पास चलें । 

अपने पास आये हुए उन ऋषियोका राजाने सत्कार किया 
ओर दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उनसे कहा--मैं यज्ञ करने 
वाला हैं, मं एक एक ऋत्विकका जितना धन दूँगा उतना ही 
आपका भी दूँगा। अतः आप लोग यही ठहरे। 


वे बोले--जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कही जाता है उसे 
चाहिय॑ कि वह अपने उसी प्रयोजनकों कहे । इस समय आप 
चेश्वानर आत्माकों जानते है। उसीका आप हमारे प्रति 
वर्णान कीजिये। 

वह उनसे बोला-मै प्रातःकाल आप लोगोको इसका उत्तर 
दूँगा। तब दूसरे दिन पूर्वाह्रम वे हाथोमें समिधा लेकर राजाके 


७० जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


पास गये । राजाने उनका उपनयन न करके ही उन्हें आत्मविद्याका 
उपदेश दिया । 

इस संवादका वर्णन शत० ब्रा० ( “०-६-१ ) में भी पाया 
जाता है । इस तरहके संवादोसे यह स्पष्ट है कि जब ब्राह्मणवर्ग 
अपने यज्ञोंक क्काण्डमे उलमा हुआ था, दूसरे क्षेत्र उस 
गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानमे संलग्न थे, जसका वर्णन उप- 
निषदोंमें है । 

इस दूसरे क्षेत्रसे ही, जो कि मूलत पुरोहित बर्गसे सम्बद्ध 
नहीं था, विचरणशील परित्राजक, श्रमण आदि सन्यास मार्ग 
अग्नसर हुए । ये लाग सांसारिक सुखोके प्रति ही उदासीन नहीं 
थे कि तु यज्ञो और वेद्क क्रियाकाण्डस भी दूर थे । 

किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आह्णोने दाशंनिक 
विचारोमे कोई भाग नहीं लिया। क्योकि ज्ञत्रिय आदि उच्च 
वर्णके लोग ब्राह्मणोके पास पढ़ते थे अतः उनमे परस्पर बिचारों 
का आदान-प्रदान अवश्य होता था। साथ ही ब्राह्मणोमे एक 
अपनी कट्टरता तथा ब्राह्मणत्वको सुरक्षित रखते हुए बिशेधी 
बिचारोको भी अपने अनकूल बना लनेको एक अपूर्व चतुराई 
है ओर उसी चतुराईके कारण वेद्विराधी अध्यात्मविद्याको उन्होने 
इस खूबीसे अपनाया है कि मानो उपनिपदोंका तत्त्वज्ञान 
उन्हींकी देन हैं । 

डा० दास गुप्ताने अपने भारतीय दर्शनके इतिहास 
( जि० १, प्ृ०३३ ) मे लिखा है कि आम तौरसे क्षत्रियामें 
दाशनिक अन्वेषणकी उत्सुकता वर्तमान थी और उपनिषदोके 
सिद्धान्तोके नि्मोणमे अवश्य ही उनका मुख्य प्रभाव रहा है । 

तथ्य यह है कि प्राचीन उरपनिपदोकी साहित्यिक रचना न्राह्मण 


प्राथीन स्थितिका अन्वेषण ७१ 


क्षेत्रमे हुई है और केवल इसीलिये उन्हें ब्राह्षणोंका कह सकते 
है। किन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं ल्लेना चाहिये कि 
उपनिषदोके सब विचार अथवा सबसे अधिक सारभूत विचार 
प्रथमवार ब्राह्मण क्षेत्रमे उद्‌भूत हुए थे। आपस्तम्वीय धममसूत्र 
( २, २-४-२४५ ) तकमे ब्राह्मणके लिये अनुज्ञा हैं कि आपत्ति 
कालमे वह ज्षत्रिय अथवा चेश्य गुरुसे भी पढ़ सकता है। 
(हि ० इं० लि० (विन्ट०) जि० १, छ८ २३२ की टिप्पणीमे)। 


इस भ्रकार ज्षत्रिय वर्ग दाशनिक चर्चाओमे खूब रस लेते 


थे। वे ज्ञानके मात्र रक्षणकर्ता ही नहीं थे किन्तु स्वयं ज्ञानी थे 
ओर ब्राह्मण तक उनके शिष्य थे | ( बै० ०० पृ० ४३० ) 


डा० दास गुप्ता ने और भी (हि० इं० फि०, जि० १, प्ृ० ३१) 
लिखा है--“यहाँ यह निर्देश करना अनुचित न होगा कि 
उपनिषदोमें बारंबार आनेवाले संवादोंसे, जिनमे कहा गया है 
कि उच्च ज्ञानकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मण ज्षत्रियोके पास जाते थे, 
तथा ब्राह्मण ॒ग्रन्थोके साधारण सिद्धान्तोके साथ उपनिषदोकी 
शिक्षाका मेल न होनेसे और पाली ग्रन्थोमे बरणित जनसाधारणमें 
दार्शनिक सिद्धान्तोके अस्तित्वकी सूचनासे यह अनुमान करना 
शक्य है कि साधारणतया ज्षत्रियोमे गम्भीर दाशनिक अन्वेषण 
की प्रवृत्ति थी, जिसने उपनिषदोके सिद्धान्तोंके नि्मोणमे प्रमुख 
प्रभाव डाला | अतः यह संभव है कि यद्यपि उपनिषद ब्राह्मणोके 
साथ सम्बद्ध है किन्तु उनकी उपज अकेले ब्राह्मण सिद्धान्तोंकी 
उन्नतिका परिणाम नही है, अ-ब्राह्मण विचारोने अवश्य ही या 
तो उपनिपद सिद्धान्तोका प्रारम्भ किया है अथवा उनकी उपज 
ओर निर्माणमें फलित सहायता प्रदान की है, यद्यपि ब्राह्मणोंके 
हाथोसे ही वे शिखर पर पहुँचे हैं |? 


७२ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


स्व० रमेश चन्द दत्तने भी वही विचार प्रकट करते हुए लिखा 
है--_“जब कि त्राह्मण लोग क्रिया संस्कारोंकों बढ़ाये जाते थे.... 
तो विचारवान सच्चे लोग यह सोचते थे कि क्या धर्म केबल 
इन्हीं क्रिया संस्कारो और विधियोको सिखलाता है, ...... उन्होंने 
आत्माके उद्देश और इंश्वरके विषयमे खाज की, ये नये तथा 
कृतोद्यम विचार ऐसे बीरोचित पुष्ट और दृढ़ थे कि श्राह्मण लोगोने, 
जो कि अपनेको ही बुद्धिमान समभते थे, अन्तकों हार मानी 
ओर बे ज्षत्रियोके पास उनको समभनेके लिये आये । उपनिषदों- 
मे वे ही दृढ़ और पुष्ट विचार है ।” ( प्राण्भा० सं० इ०, भा० *, 
पृ० ११०-१११ )। 


दाश निक विचारों के विकास में सहायक 
दो अवेदिक तत्तत 

ऋणग्बेदसे उपनिषदों तककी स्थिति का अनुशीलन करने से 
प्रकट होता है कि ऋग्वेदिक कालमे वेदिक आये सिन्ध्रु घाटीमे 
बसते थे। किन्तु वहाँ वे अकेले ही नहीं थ, उनके बीचमे और 
चारो ओर तथा उत्तर भारतके मैदानोमे अनेक जातियां बसती थीं 
जिनके साथ उनका युद्ध होता रहता था और जिन्हे वे दास ओर 
दस्यु कहते थे। उनके साथ आर्योका विरोध केबल स्वाभाविक 
नहीं था, किन्तु आवश्यक भी था। क्योकि उनके ओर आर्येके बीच 
में घामिक भेद था। ऋग्वेदके उल्लेखोके अनुसार वे यज्ञ नहीं 
करते थे, क्रिमाकर्मसे शुन्य थे, बेदिक देवताओसे घृणा करते थे, 
और ऐसा ब्रत पालते थे जिनसे आर्य अपरिचित थे। आरयॉने युद्ध 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण छ््रे 


में उन्हें जीतकर उनके बहुतसे आदमियोंकों दास बना लिया था। 
ये दा जातियां--एक आय ओर एक तथोक्त दास दस्यु जिन्हें 
द्रविड़ माना जाता है--भारतकी नवंश विद्याके दो मूल तत्त्व 
हैं। उन दोनोंने परस्परमे एक दूसरे पर अपना जो प्रभाव डाला, 
उस पारस्परिक प्रभावके फलस्वरूप भारतकी सभ्यता और घमका 
विकास हुआ । 

भारतकी धामिक क्रान्तिके अ्ध्ययनमें जो विद्वान लोग अपना 
सारा ध्यान आये जातिकी ओर ही लगा देते हैं और भारतके 
समस्त इतिहासमे द्रविड़ोने जा बड़ा भाग लिया है उसकी उपेक्ता 
कर देते हैं व॑ महत्त्वके तथ्यों तक पहुचनेसे रह जाते हैं। ( रि० 
लि: इ+ प्ृ० ४-४ )। 


वेदिक आर्यो का विश्वास था कि यज्ञ देवताओंकों प्रभावित 
करते और उनसे इष्ट वस्तुकी प्राप्ति करानेमे समर्थ हैं। अत प्रत्येक 
प्रमुख आये पुरोहितोसे सहायता प्राप्त करनेके लिये उत्सुक रहता 
था और पुरोहहत उनके लिये देवताशोस जो समृद्धि ओर विजय 
ग्राप्त करता था उसके लिये बे उसे प्रचुर दक्षिणा देते थे। इस- 
लिये पुरोहितोका बडा प्रभाव ओर आदर-सन्मान था और उनके 
अनेक वंश थे । ऋग्वेदकी ऋचाएं सात समूहोमे विभाजित हैं । 
ये सात समूह सात पुरोहित वंशों की, जिन्हे मंत्र द्रष्टा होनेसे 
ऋषि कहा जाता है, देन है । 

परन्तु ऋग्वेदके धर्ममे न संन्यास है, न आत्मसंयम है, न 
वैराग्य है न दर्शन है और न मन्दिर है, क्योकि यज्ञ तो यज्ञकतो- 
के घर के पास ही किसी मैदानमे वेदी बनाकर किये जाते थे । 

सारांश यह है कि बेदिक सभ्यता क्रियाकाण्डी सभ्यता थी । 
वैदिक आयोके धार्मिक जीवनका सबसे प्रमुख अंग यज्ञोमे सोम- 


७४ है० सा० ह०-पू्व पीठिका 


पान था| और वैदिक ग्रन्थ इस विधिसे घनिष्टरूपसे सम्बद्ध हैं। 
यद्यपि संद्धान्तिक ओर दाशनिक विचारोके तत्त्वका वेदिक 
अन्थोमे सबंधा अभाव नहीं है, किन्तु विद्वानोके मतानुसार 
दाशनिक विचारोके विकासके लिये क्रियाकाण्डवाद उत्तम 
पड़ोस तो नहीं है। आदर्शवादी विचारोके विकासके लिये 
एकाग्रता और चिन्तन आवश्यक है ओर इनके लिये यज्ञ उचित 
स्थान नहीं है । ( हि? फि० ईं० बे०, छू० ३२ ) | 

इसी तरह साकाररूपमे देवताकी उपासना परमात्मविषयक 
उच्च विचारोकी ओर ले जाती है। ऐसी उपासना वही हो सकती 
है जहां कोई देवताका दृश्य प्रतीक होता है या साक्षात्‌ मूर्ति होती 
है। यज्ञकी पद्धति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थायी स्थानका 
रूप ले सके, क्योकि यज्ञ तो यथावसर तत्काल निर्मित मण्डपमे 
किये जाते थे ओर यज्ञ समाप्त होनेके साथ ही मण्डप समाप्र 
हो जाता था । किन्तु एक सन्दिर निर्माण करके ओर उसमे देवता 
को स्थापित करके पूजन करना एक स्थायी वस्तु है। यज्ञमे ता 
यज्ञके कतो पुरोहित लोग ही उस अदृश्य शक्तिका अनुभवन कर 
सकते थे - दूसरे लोग तो केवल अग्नि ओर उसमे दी जानेवाली 
आहतियोंको देख सकते थ, उसमे क्रियात्मक भाग नहीं ले सकते 
थे। अतः मन्दिरपूजाके साथ साकारता, सामाजिकता ओर 
सततता सम्बद्ध है इसलिये सेद्धान्तिक विचारोके विकासके 
लिये मन्दिर ही उचित स्थान हा सकता है | यह मन्दिर प्रारम्भम 
शहरी सभ्यतासे सम्बद्ध नहों थे, किन्तु इनका सम्बन्ध जंगलोस 
था ( हि? फि० ईं० बे० प्रृू० ३३ )। 

अतः विद्वानोंका मत है कि वेद्क सभ्यतामे उत्तरकालमे जो 
शहरोके स्थानमे बनोका और यज्ञोके स्थानमे मन्दिर पूजाका 
प्रचलन हुआ, यह अ-वबैदिक संस्कृतिका प्रभाव है, क्योकि ये 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ७५ 


दोनो तथ्य मूलतः अवैदिक है। और इन दोनोका दर्शनशाखत्रकी 
अभ्युननति पर बड़ा प्रभाव है ( हि० रि० ई० बे०, पू० ३३ )। 


डा० भण्डारकरने लिखा है-- 


भारत सदासे विदेशियोके आक्रमणके लिये मुक्त रहा है और 
उनके भारतमे बस जानेसे यहां जातियोका सम्मिश्रण होता आया 
है। इन जातियोके अपने देवता होते थे। आयोके हाथमें 
भारतका अधिकार आनेसे पूर्व उनमेसे कुछ जातियां लिग द्वारा 
अपने देवताओंकी उपासना करती थी। और लिंग पूजाका 
इतना अवश्य ही चलन रहा होगा कि उसे आयेनि 
स्वीकार कर लिया और अपने बैदिक देवता इद्रके साथ उसका 
एकीकरण कर दिया। अन्य जातियां अन्य देवोको पूजती थी 
उन्हे भी आयोने अपने देवताओमे सम्मिलित कर लिया । 
उनकी ग्रशंसामें पुराण रचे गये।“ “जैन ओर बोद्ध धर्मकी 
स्थापना उन मनुष्योने की थी जो परमात्मा माने जाते थे। अत्तः 
उनके स्मारकोकी पूजा तथा उनकी मूर्तियोका आदर करनेकी 
इच्छा होना स्वाभाविक हैँ। यह पूजा प्रचलित हो गई ओर 
समस्त भारतमे फेल गई। अत राम, कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी 
ओर शिव पावतीकी मूर्तियां तेयारकी गई ओर पूजाके लिये 
सावजनिक स्थानोमे स्थापित को गईं | ( क० ब० भा*०, जि० ९, 
प्ृ० ४१९ )। 

इसी तरह बनोंका भारतीय विचारोके विकासमे महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 

अरण्यवासी ऋषियोंके आश्रम दाशनिक विचारोके केन्द्र थे । 
किन्तु उनकी चर्चा उपनिषद्क।/लमे ही श्रवण गोचर होती है। 
उपनिषदूसे पूर्व रचे गये वेदोमे उन अरण्यवासियोका कोई 


७६ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


हाथ नहीं हे। ऋग्वेदके संकलयिता ऋषि इन अरण्यवासी 
ऋषियोसे सबेथा भिन्न थे | वे अरण्य ( वन ) मे नहीं रहते थे । 
किन्तु नगरो और गावोमे रहते थे। और इस लिये अरण्यवासी 
ऋषियोंकी तरह वे संसारसे उदासीन नही थे । वेद-मन्त्रोके दृष्टा 
होनेसे उन्हे ऋषि कहा जाता था। ब्राह्मण सभ्यताके निमोणमे 
उन्हीका हाथ था--अरण्यवासी ऋषियोक। हाथ नही था । 


इसी तरह बेदिक देवता भी अरण्यवार्सी नहीं थ। वे 
सवारियों पर बेठत थे जिन्हें घाड़े खोचत थे। हां, अवादिक 
देवता अवश्य अरण्यवा्सा थ, जा मूलतः द्रविड़ थे, किन्तु 
पीछसे हिन्दू देवताओम भा सम्मिलित कर लिये गये । 


हम पूवमे लिख आये हैं कि वेदिक सभ्यता क्रियाकाण्डी 
सभ्पता थी। यज्ञ उसका प्रधानकर्म था. और यज्ञ यज्ञकतांक्रे 
द्वारा निमित गृह मण्डपोम हुआ करते थे। ये यज्ञ दार्शनिक 
विचारोऊे स्थान नही थे। यज्ञोंमे मंत्र पाठ, आहति और दत्षिणा 
का ही साम्राज्य था । इसी कारणसे बे अं,र उनके व्याख्या ग्रन्थ 
ब्राह्मणोमे अरण्योकी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। जब यज्ञोको 
वेदध्चनिसे मनन्‍्दता आती है तो अरण्यकोसे अरण्योकी ध्वनि 
सुनाई देने लगती है। या यदह्द भी कह सकते है कि अरण्यकी 
6 नाई पड़नेके वबादसे वेद ध्वनि मन्दर ओर मन्दतर हाती 
जाती है । 


ऋग्वेद सिन्धुधटटीकी रचना है जब कि आरण्यक ओर 
प्राचीन उपनिपद गंगाघाटीमे रचे गये। अतः गंगाकी घाटीमे 
अवश्य ही ऐसे अरण्य थे जहां संसारसे बिरक्त ऋषि लोग 
आत्मविद्याकी आराघना किया करते थे। 


प्रप्वीन स्थितिका अन्वेषण । 


किन्तु वैदिक साहित्यमे “अरण्यः शब्दके जो अथ पाये जाते 
हैं उनसे पता चलता है कि अरण्योके प्रति वेदिक ऋषियोकी 
प्रारम्भमे केसी मनोबृत्ति थी। ऋग्वेदमें गांवके बाहरकी बिना 
जुनी हुईं जमीनके अर्थमे अरण्य शब्दका प्रयोग हुआ है । किन्तु 
ग्रण्यानी' शब्दका प्रयोग जंगलके अथमे किया गया है। शत- 
पथ ब्राह्मण ( (-३-३४ ) मे लिखा है कि अरण्यमे चोर बसते 
हैं। बृहदा० उप० ( ५-११ ) में लिखा है कि मुर्देका अरण्यमे 
ले जाते हैं। छा० उ० ( ८-५-३ ) से लिखा है कि अरण्यमे 
तपस्वीजन निवास करते हैं ( बै०इ० में अरण्य शब्द )। 


यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि ब्राह्णण साहित्यमे 
तपका वर्णान है। इसमें विद्वानोका ऐसा सत है. कि जब वेदिक 
आये पूरबकी ओर बढ़े अर्थात्‌ सिन्धु धाटीसे गंगा घाटीकी ओर 
गये तो यज्ञ पीछे रह गये ओर यज्ञका स्थान तप ने ले लिया 
( के . हि० ) ! 

बसे ऋग्वेद ( मं० १०, सूक्त १६० ) में तपसे विश्वकी उत्पत्ति 
बतलाई है । ओर यह सूक्त अघमर्षण ऋषिका बतलाया जाता 
है। समस्त ब्राह्मण स्मृतियोमे इस सूक्तका शोधक सूक्तोमें 
बतलाया है । अघमर्पणके उक्त सूक्तसे पहले दसवें मण्डलमें ही 
१२९ नम्बरका सूक्त है जिसे प्रजापति परमेष्ठीका सूक्त कहा जाता 
है, इस सूक्तमे भी सशष्टिकी उत्पत्तिकी ही चर्चा है। इन दोनों 
सूत्तोका साधारणतया एक ही पन्ष हे कि दोनोके रचायता ऋषि 
इस दृश्य संसारकी उत्पत्ति तपसे बतलाते हैं। ( हि० प्री० ई० 
पि० एृ०८) 


इस तरह यद्यपि ऋग्वेदमें तपका निर्देश आता है किन्तु 
तपका वर्शान ब्राह्मण साहित्यसे पहलेके वेदिक साहित्यमें नहीं 


७८ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


मिलता । शत० त्रा० ( ६,-२१-१-१३ ) लिखा हें“ -आकाश वायु 
पर, वायु प्रथ्वी पर, प्रथ्वी जलपर, जल सत्यपर, सत्य यज्ञपर 
और यज्ञ तपपर स्थित है। यहां तपको यज्ञ और सत्यसे भी 
उच्च यतलाया है । किन्तु इस कालके वेदिक साहित्यमे तपकी 
विविध विधियोका वर्णन नही मिलता । न्राह्मण अन्थोंमें ही मुनि, 
परित्राजक, तापस और श्रमणोंका निर्देश पाया जाता है । 

अतः तप और अरण्योंके प्रात ब्राह्मणकाल तक वेदिक 
आर्योंकी आस्था नहीं थी और न उनके प्रति विशेष आकर्षण ही 
था, क्योकि इन दोनाका सम्बन्ध उनकी संस्कृतिसे नहीं था । 


पुनजन्म 


शंकरके अद्वेतवाद तथा बोद्धद्शनको छोड़कर शेष सभी 
भारतीय दर्शन इस विषयमे साधारणतया एकमत है कि आत्मा 
एक नित्य तथा अमुर्तिक पदार्थ है। फलत, वे आत्माओको 
अमर मानते हैं । किन्तु वेदिक आर्योका विश्वास इससे स्वथा 
भिन्न था। उनका विश्वास था कि म्ृत्युके पश्चात्‌ भी प्राणीका 
जीवन लगभग उसी रूपमे चालू रहता है जिस रूपमे बहू 
प्रथिवी पर जीवित अवस्थाम था। अन्तर इतना है कि सृत्युके 
बाद उसकी स्थिति केवल छाया रूप है ओर शरीररूप हाते हुए 
भी वह अत्यन्त सूक्ष्म होता है। मृत्युके पश्चात्‌ का वह सूक्ष्म 
शरीर ही वेदिक आर्योका आत्मा था। इससे भिन्न कोई आत्मा 
नामकी वस्तु नहीं थी। 

वैदिक आयेका आत्मविषयक उक्त विश्वास हिन्दुओमें 


हर ३ पितरोके रूपमे प्रचलित है, जिनके उद्देश्यसे वे श्राउ्धकर्म 
करते है । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण छ्डे 


ब्राह्मएअन्थों तथा प्राचीनतम उपनिपदोमे श्ात्मविषयक जो 
विचार मिलते हैं वे उक्त वैदिक विश्वाससे बहुत अधिक उन्नत हैं । 
उनसे आत्माको प्राणोसे निर्मित बतलाया है। बे पाँच हैं--प्राण, 
वचन, चक्तु, श्रात्र और मन । ये पाचो मिलकर यथोक्त आत्मारूप 
दा जाते है । 

उपनिषदोसें आया हुआ वातांल्ञाप उक्त स्थिति पर पूरा 
प्रकाश डालता है । ब्ृहदारण्यकके तीसरे अध्यायमें विदेहराज 
जनककी सभामे हुए एक विवादका वर्णन है जिसमे याज्ञवल्क्यने 
कुर और पाश्चालके त्राह्णोके प्रश्नोका उत्तर दिया था। याज्ष- 
वल्क्यका एक विपक्षी जारत्कारव आतंभाग था। जारत्कारवने 
पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! जब यह पुरुष मरता है तो उससे उसके 
प्राण निकलते है या नहीं ? याज्ञवल्क्थने उत्तर दिया- “नहीं, 
वे उसीमे एकत्र हो जाते हैं । 

उसने फिर प्रछा-याज्ञवल्क्य जब यह मनुष्य मरता है 
कॉन उस नहीं छाड़ता ? याज्ञवल्प्यने उत्तर दिया--नाम, नाम 

अनमन्त है, विश्वम देव अनन्त है, उसीके द्वारा वह अ्रनग्त लोककों 

जीतता है । 

उसने फिर पूछा- याज्षवल्क्य ! जब इस मृत व्यक्तिकी 
वाणी अग्निमे, श्वास वायुमे, चक्तु सूय्यमे, मन चन्द्रमे, श्रोत्र 
दिशामे, शरीर प्रथिवीमे, आत्मा आकाशमे, रोम ओषधियोमे, 
केश वनस्पति मे, रुधिर ओर वीये जलमे लीन द्वो जाता है तब 
पुरुष कहाँ रहा ? 

याक्षबल्क्यने उत्तर दिया--हे. सोम्य ! हाथ सिलाओ, हमें 
इस प्रश्नकी चर्चा सबके सामने नहीं करनी चाहिये । हम दोनों ही 
इसे जानें । तब वे दोनोंअलग जाकर विचार करने लगे। उन्होने 


८० जै० साल०्न्‍ह० पूचे पीडिका 


जो कुछ कहा ओर जिसकी प्रशंसा की, वह है 'कर्म' पुण्यकर्मसे 
पुण्य होता है ओर पापकर्मेसे पाप होता है । 

इस वातोलापते स्पष्ट है कि दोनो व्यक्ति पॉच प्राणोके 
मेलसे जीवन मानते थे ओर उनके सामने नित्य अमर व्यक्तित्व- 
का विचार नहीं आया था | किन्तु इससे यह मतलब नहीं लेना 
चाहिये कि उस समय आत्माके अमरत्ववाला सिद्धान्त स्थापित 

नहीं हुआ था, या आत्मा स्वतन्त्र अस्तित्वमें विश्वास करने- 

वाले लोग थे ही नहीं। किन्तु तब तक यह विचार वैदिक 
ऋषियोंके मस्तिष्कमे प्रविष्ट नही हुआ था । 

यह हम पहले लिख आये हैं कि उपनिषदोमे पुनर्जन्म तथा 
कम सिद्धान्तका दशन मिलता है । छा० उ० ( (-:० ) में लिखा 
है--प्रथम आत्मा चन्द्रमामे जाता है, जिसे पुनः शरीर धारण 
करना होता है वह बहाँसे आ जाता है। फिर वह वर्षाके रूपमे 
पृथ्वीमे जाता है ओर अन्नरूप हो जाता है जा उस अन्नको 
खाता है वह उसको नवीन जन्म देकर उसका पिता हो 
जाता है । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि पुन्जन्मके प्रचलित 
सिद्धान्वसे उक्त सिद्धान्त कितना भिन्न है। अस्तु, 

इन दो नवीन सिद्धान्तोके प्रवेशके पश्चात्‌ वैदिक धर्मकी रूप 
रेखामे बहुत परिवततन हुआ । वैदिक यज्ञ और देवताओंका प्रभुत्व 
जाता रहा। ओर भौतिक आवश्यकताओकी पूर्ति तथा भोतिक 
जीवनके चिरकाल तक बने रहनेकी कामना रखने वालामे 
भी अमरत्व प्राप्तिकी जिज्ञासा जाग उठी, क्थोकि पुनजन्मंके 
इस चक्रसे देव, दानव, पशु, मनुष्य ओर बनस्पति कोई भी 
बचा हुआ नहीं था--सबका म॒त्युंके बाद जन्म लेना आवश्यक 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण प्पश 


था। ओर कोई भी देवी" शक्ति ऐसी नहीं थी जो इससे उन्हें 
बचा सके | फिर बुरे कर्मोका फल बुरा और अच्छे कर्मोंका फल 
अच्छा मिलता था। इससे नैतिकताके प्रसारको बल मिला। 
पहले तो वैदिक आर्योका यह विश्वास था कि देवता और पितर 
अमर हैं । हम भी क्रियाकाण्डके द्वारा अमरत्व प्राप्त कर सकते 
हैं। किततु इन दोनों सिद्धान्तोंके प्रकाशमें आनेके पश्चात्‌ अमरत्व 
प्राप्त करना सुलभ नहीं रहा । उसके लिये व्यक्तिगत नेतिक जीवन 
को सुधारना आवश्यक था । 


संन्यास 


किन्तु प्रारम्भ मे हम यह बात नहीं देखते; क्योंकि वैदिक 
ऋषि लोग गम्भीर नेतिक नहीं थे। उनकी ऋचाओं में पापको मानने 
वाले मनुष्यकी टोनमें भाविजीवनके लिये कोई चेतावनी नहीं 
है, ओर हो भी क्‍यों, जब वे पुनजन्मवादी नहीं थे। इसीसे 
प्रारम्भमे वैदिक आये मांसभोजी थे। वह जो खाते थे वह देवता 
को भेट करते थे। अतः वेदिक आयेकि प्रचलित भोजनकी सूची 
यज्ञकी बलिसूचीके आधारसे संकलितकी जा सकती हे। 
पुनजन्मके सिद्धान्तकों स्वीकार कर लेनेके बाद ही उनमे अ्दिसा 
का सिद्धान्त रूपसे प्रवेश हुआ जान पड़ता है। ( बै० इं० जि० 
२, १० १४४ ) 

इसी तरह चार आश्रमोकी व्यवस्था भी पीछेसे आई 
है । आाह्मणको ब्रह्मचारी ओर ग्रहस्थके रूपमें जीवन बितानेके 


१--सब देवोसे ऊचे और समस्त सृष्टिके सचालक ईश्वर की 
कल्पना उन लोगोंके मस्तिष्क की उपज नहीं है, जिन्होंने पुनजन्मके 
सिद्धान्तको जन्म दिया। (रि० लि० ई० प्रू० ३५ ) 
६ 


घर जै० सा० हृ०-पूर्व पीठिका 


बाद सन्यासी हो जाना चाहिए, यह नियम वैदिक साहित्यमें 
नहीं मिलता। पौराणिक परम्पराके अनुसार राज्य त्यागकर 
बनमे चले ज़ानेकी प्रथा ज्ञत्रियों मे प्रचलित थी। ग्रीक लेखकोंके 
लेखों से भी इसका समर्थन होता है ( बे० इं ब्राह्मण” शब्द )। 

गोतम धर्म सूत्र (८-८ ) में एक प्राचीन श्रचायका मत दिया 
है कि वेदोका तो एक ग्रहस्थाश्रम ही मान्य दा । बेदमे उसीका 
प्रत्यक्ष विधान हैं इतर आश्रमोका नहीं। अथवबेद ओर ब्राह्मण 
ग्रन्थोंमे ब्रह्मचर्याश्रमका, विशेषतः उपनयनका विधान आया हैं। 
किन्तु चार आश्रमोका उल्लेख छा० उप० में है। अतः विद्वानों 
का मत है कि वानप्रस्थ ओर सन्यास को वेंदिक आर्योने अवैदिक 
लोगोंकी संस्कृतिसे लिया है | ( हिल्घ०स०, प्रू० १२७ ) 


आप बाल्मीकि रामायणको देखें - इसमे किसो भी संन्यासी 
के दशेन नहीं होते । हों, बानप्रस्थ सत्र दृष्टिगोचर होते है। 

लोकमान्य तिलकने अपने गोता रहस्थमें 'सन्यास और 
कमयोग! नामक प्रकरणमे इस बातका जोरदार समर्थन किया 
है कि वैदिक धर्ममें संन्यास मार्ग विहित नहीं था । बह लिखते 
--वेदसंहिता और ब्राह्मणोम संन्यास आश्रम आवश्यक कही 
नहीं कहा गया है। उल्टा जैमिनिने वेदों का यही स्पष्ट मत 
बतलाया है कि ग्रहस्थाश्रममे रहनेसे ही मोक्ष मिलता है, ढेग्वों 
वेदान्तसृत्र ३. ४. :७-२० ) और उनका यह कथन कुछ निराधार 
भी नहीं हैं, क्योकि कर्मकाण्डके इस प्राचीन मार्गको गोण 
माननेका आरम्भ उपनिषदोम ही पहले पहल देखा जाता है । 
यद्यपि उपनिषद्‌ बेदिक हैं, तथाप उनके विषय प्रतिपादनसे 
प्रकट होता है कि वे संहिता और ब्राह्मणोंके पीछेके है, इसके 
मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वरका ज्ञान हुआ ही नहीं 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण प्य३ 


था। हां, उपनिषत्कालमें? ही यह मत पहले पहल अमलमें 
अवश्य आने लगा कि मोक्त पानेके लिये ज्ञानके पश्चात्‌ वेराग्यसे 
कमंसंन्यास करना चाहिये। और इसके पश्चात्‌ संहिता एवं 
ब्राद्मणोमें वर्शित कर्मकाण्डको गोणत्व आ गया। इसके पहले 
कम ही प्रधान माना जाता था । उपनिषत्कालमे बैराग्ययुक्त ज्ञान 
अथोत्‌ संनन्‍्यासकी इस प्रकार बढ़ती होने लगने पर, यज्ञ याग 
प्रभृति कर्मोकी ओर या चातुवेश्य धमकी ओर भी ज्ञानी पुरुष 
योही दुलक्ष करने लगे ओर तभीसे यह समझ मन्द होने लगी 
कि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तव्य है । स्मृतिप्रणेताओने, अपने 
अपने ग्रन्थी म यह कहकर कि गृहस्थाश्रममें यज्ञ याग आदि- 
श्रोत या चातुबंण्येके समा कम करना ही बाहिये, य्रहस्थाश्रमकी 
बड़ाई गाई है सही, परन्तु स्ट्ृतिकारोंके मतमे भी अन्तमें वैराग्य 
या संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है, इस लिय॑ उपनिषदोके 
ज्ञान प्रभावसे कमंकाण्डका जो गौणता प्राप्त हो गई थी, उसकों 
हटानेका सामथ्य स्मृतिकारोंकी आश्रम व्यवस्थामे नहीं रह 
सकता था । ऐसी अवस्थामे ज्ञानकाण्ड ओर कमकागण्डमेसे किसी 
को गोण न कहकर भक्तिक्रे साथ इन दोनोका मेल कर देनेके लिये 
गीताकी प्रवृत्ति हुई है । ( गी० र० प्र० ३४४ ) 

१--तै० उ० ( +-१-१ ) भें लिखा हे--ब्रह्मज्ञानस मोक्ष शस 
होता है । श्वे” उ० ( ३-८ ) मे लिखा है-मोक्ष प्राप्तिका दूसरा 
मार्ग नहीं | ब्ृह० उ० ( ४-२२ और ३-५-१ ) म॑ लिखा है प्राचीन 
शानी पुरुषोको पुत्र शआ्रादिकी इच्छा न थी ओर यह समभ कर कि 
जब सब लोक ही हमारा है तनत्न हमे सन्‍्तान किस लिये चाहिये ? वे 
सनन्‍्तान संपति और स्वर्ग की चाहमे निश्नत्त होकर भिन्नाटन करते घूमते 
थे। ( गो० २०, प्ृ० ३१२-१३ ) 


प्र औै० सा० हु०-पूर्व पीठिका 


उक्त कथनसे भी स्पष्ट है कि वैदिक धर्म संन्‍्यासमार्गका 
प्रवेश उपनिषत्कालसे हुआ । 

यद्यपि बहुत प्राचीन कालसे वैदिक आर्योमें त्र्मचारी और 
गृहस्थोके अस्तित्वके चिह्न मिलते है और बेदोंमें यति ओर 
मुनियोका भी निर्देश है किन्तु पं० हरदत्त शर्माके मन्तव्या- 
नुसार ख्ताश्ववर उपनिषद्स पहले, जिसमे “अत्याश्रमिन! शब्द 
आया है--आश्रम परिपाटीकी स्थापना नहीं हुई थी। प्राचीन 
उपनिषदोमें केवल ब्रह्मबचारी ग्रृहस्थ ओर यति या मुनि इन 
तीन आश्रमोके प्रमाण मिलते हैं। छानन्‍दो० उप० ( ८-१५-१ ) 
के अनुसार यग्रहस्थ दशामे भी त्रह्मलोकको प्राप्त किया जा 
सकता है। 

प्राचीन उपनिषदोंगे वानप्रस्थ और संन्यास आशक्रमोमे कोई 
अन्तर प्रतीत नहीं होता | त्राह्मण ग्रन्थोंमें यद्यपि संन्‍्यासके प्रति 
कोई विरोधी भाव तो नही दशाया गया है किन्तु गृहस्थ जीवनको 
ही आदर्श-जीवन माना है| शतपथ ब्रा० ( १३, ४-*-१ ) में 
लिखा है--एतद्‌ वे जरामय सत्र यद्‌ अग्निहोत्रम” अथोत 'जब 
तक जिओ अग्निहोत्र करो । 

तैत्ति० उप० ( १-११-१ ) में लिखा हे-- प्रजातन्‍्तु मां 
व्यवच्छेत्सी:? । अर्थात्‌ सन्‍्तानकी परम्पराकों मत ताड़ो ! 


इंशावा« उ० से लिखा हे-'कुबन्नेबेह कमोशि जिजीविषेत्‌ 
शतं समाः? । अथात्‌ एक मनुष्यकों अपने जीवन भर कम करते 
हुए सो बपष तक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये। यास्क ने अपने 





१. पूना ओऑरिपन्टल सिरीज न० ६४ में ५० हरदत्त शर्माका एक 
विद्वत्ता पूर्ण निबन्ध 'ब्राह्मण संन्यासके इतिहास” पर प्रकाशित हुआ है। 
उन्हींकी खोजोंके फलस्वरूप उक्त उद्धरण प्रा हो सके हैं |-ले- 


प्रायीन स्थितिका अन्वेषण प्प््‌ 


निरुक्त ( १४-६८ ) में लिखा है कि कर्म छोड़नेवाले तपस्वियों 
और ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कर्योगियोंकों एक ही देवयान 
गति प्राप्त होती है । 


अब धमंसूत्रोंको लीजिये। बौधायन और आपस्तम्बमें 
स्पष्ट कहा है कि ग्रहस्थाश्रम ही मुख्य है और उसीसे अमृतत्व 
मिलता है। बौधायन धमंसूत्रमे ( २-६-१ १-३३, ३४ ) कहा है 
कि जन्मसे ही ब्राह्मण अपनी पीठ पर तीन ऋण लाता है | इन 
ऋणोको चुकानेके लिये यज्ञ याग आदि पू्वेक गृहस्थाश्रमका 
पालन करनेवाला मनुष्य अद्मलोकको पहुँचता है और त्रह्मचर्य 
था संन्यासकी प्रशंसा करनेवाले धूलमें मिल जाते हैं। आप- 
स्तम्ब सूत्र ( &-२४-८ ) में भी ऐसा हो कथन है। आपस्तम्ब 
सूत्र इस बातका समर्थक नहीं है कि कोई एक बार गृहस्थाश्रममे 
प्रवेश करके उसे छोड़कर अन्य आश्रममे प्रवेश करे । इसका 
यह मततत्र नहीं है कि इन दोनों धमसूत्रोमें संन्यास आश्रमका 
वर्णन नहीं है, किन्तु उसका वर्णन करके भी गृहस्थाश्रमको ही 
विशेष महत्व दिया गया है । 

यही बात हम स्थमृतियोमें देखते हैं । मनुस्म्ृतिके छठे 
अध्यायमे कहा है कि मनुष्य ब्रद्मचर्य, गाहस्थ्य ओर वानप्रस्थ 
अ।श्रमोसे चढ़ता चढ़ता कमत्यागरूप चौथा आश्रम स्वीकार 
करे। परन्तु संन्यास आश्रमका निरूपण समाप्त होने पर मनु ने 
प्रथम यह प्रत्तावना की कि यह यतियोका अथोत्‌ सनन्‍्यासियोका 
धर्म बतलाया अब वेदसंन्यासियोंका कर्मयोग कहते है। और 
फिर यह कहा है कि अन्य आश्रमोंकी अपेक्षा गृहस्थाश्रम ही 
श्रेष्ठ है। आगे बारहये अध्यायमे निष्काम गाहंस्थ्यवृत्तिको ही 
बेदिक कर्मयोग नाम देकर कहा है कि यह मार्ग भी चतुर्थ 


ष्ड६्‌ जै० सा० हु०-पूर्व पीठिका 


आश्रमके समान ही मोक्षप्रद है। इसी तरह याज्षवस्क्यस्म॒तिके 
तीसरे अध्यायमे यतिधमंका निरूपण करनेके पश्चात्‌ अथवा” 
पदका प्रयोग करके लिखा है कि ज्ञाननिष्ठ और सत्यवादी ग्रहम्ध 
भी ( बिना संन्यास ग्रहण किये ) मुक्ति पाता है । 


महाभारतमे जब युधिप्ठिर महायुद्धके पश्चात्‌ संन्यास लेगा 
चाहते है तो भीमने उस समय संन्यासकें विरुद्ध जो युक्तियाँ 
दी है वे दृष्टव्य हैं। भीम कहता है--शाखत्रमें लिखा है कि जब 
मनुष्य संकटमे हो या बूढ़ा हो गया हो, या शत्रुओंसे त्रस्त हो 
तो उसे संन्यास ले लेना चाहिये। श्रतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
संसारका त्याग नहीं करते और दृष्टिसम्पन्न मनुष्य इसे 
नियमका उल्लंघन मानते है। भाग्यहीन ओर नाभ्तिक लोगो ने 
ही संन्यास चलाया है| श्रादि । 

इन सब उद्धरणोंसे प्रकट है कि वेदिक धर्मने संन्‍्यासकों 
हृदयसे नहीं अपनाया। और इसका मुख्य कारण यही प्रतीत 
होता है कि वह मूलतः वेदिक धर्मका अंग नहीं था, किन्तु उन 
लोगोका था जो वेदिक आयेके क्रियाकाण्डी जीवनसे भिन्न 
मा्गावलम्बी थे ओर जिन्हे वेंदिक मागोनुयायी नास्तिक 
फहते थे । 

आत्मा, पुनजन्म, अरण्य, संन्यास, तप, और मुक्ति, ये 
सारे तत्त्व परस्परम सम्बद्ध हैं । आत्मविद्याका एक्र छोर 
पुनर्जन्म है तो दूसरा छोर मुक्ति है, ओर संन्यास लेकर अरण्य 
मे तप करना पुनजन्मसे मुक्तिका उपाय है। ये सब्र तत्त्व 
वैदिकेतर संस्क्रतिस वैदिक संस्कृतिमे प्रविष्ट हुए है। तभी तो 
विद्वानोका कहना है कि “अवेदिक तत्त्वोका प्रभाव केवल देशमें 
विचारोके विकासके लिये एक नये प्रकारके दृश्यसे परिचयमे ही 


प्रसचीन स्थितिका अन्वेषण ष्प्क 


लक्षित नहीं होता, किन्तु सत्य तक पहुँचनेके उपायोंके परिवतेनमें 
भी लक्षित होता है! ( हि० रि० ३० बे० प्ृ० ३२ ) 

वक्त सभी ठत््व सिन्धुघाटीसे गंगाघाटीमें प्रविष्ट होनेके 
बादसे ही परिलज्षित होते हैं । इसीसे प्रो" बरुआने अपने 
बुद्धपूव भारतीय दशनके इतिहासमे वेदिक कालको, वैदिक काल, 
वैदिक पश्चान्‌ काल और न्यू वेदिक काल--इन तीन कालोंमें 
विभाजित करके ऋग्वेद कालका वैदिक काल कहा है और उसके 
पश्चातसे बेदिक पग्थात्‌ कालका आरम्म माना है । 


यद्यपि ऋग्वेदके दसवें मणडलमे कुछ दाशंनिक विचारोंका 
आभास है, किन्तु उसमे चार वर्णाका निर्देश आदि कुछ ऐसी 
बाते भी पाई जाती है, जिनके कारण उस मण्डलकों बादकी 
रचना माना जाता है। तथा यद्यपि ऋग्वेदकी रचना सिन्धुघाटी 
में हुई तथापि उसका दसवोँ मण्डल यमुनाकी घाटीमे रचा गया, 
ऐसा विद्वानोंका मत है। (रि० लि० इं०, 9० १५, कै० हि० 
जि० ?, प्र० 6३ )। 


इसी दसवें मण्डलमे प्रजापति परमेष्टी, हिरण्यगर्भ और 
बातरशन ( नग्न ) मुनियोका उल्लेख है, जिनकी चचो हम 
आगेके प्रकरणमे करेगे। प्रो० बरुआने बेदिक पश्चात्‌ काल ओर 
न्यू वेदिक कालके बीचमे याज्नवल्क्यकों सीमाचिन्ह माना है। 
अथात्‌ याज्ञवल्क्यके साथ वैदिक पश्चात्कालका अन्त और न्यू 
वैदिक कालका आरम्भ होता है। शतप० ब्रा० में श्वेत केतुको 
याज्ञवल्क्यका समकालीन बतलाया है। प्रो० बरुआके सतानुसार 
( हि० प्रो. इं० फि० प्र० १६१ ) भारतीय धर्मोके इतिहासमें 
इस कालको श्रमण ब्राह्मणकाल संज्ञा दी जा सकती है। वेदिक- 
पश्चात्कालके विचारकोमें याज्ञवल्क्य ही प्रथम विचारक है जिन्‍होने 


प्प्द जैं० सा० हु०-पूर्व पीठिका 


भ्रमणोंकी ओर लक्ष्य दिया। श्रमणोके सिवाय तापसोका भी 
उल्लेख याज्ञवल्कय ने किया है। इस कालमे विभिन्न विचारक 
संस्थाएँ थी, जिन्हे स्थूल रूपसे श्रमणों और ब्राह्मणों तथा तापसों 
ओर परित्राजकोमें विभाजित किया जा सकता है । 


श्रमण परम्परा 
भारतवर्पके धार्मिक इतिहासमे हमे दो विभिन्न परम्पराओके 
दर्शन होते हैं । उनमें एक परम्परा ब्राह्मणोकी है ओर दूसरी 
परम्परा श्रमणोंकी है। भारतवर्ष का क्रमबद्ध इतिहास बुद्ध और 
महावीरके कालसे आरम्म होता है। उस कालसे लेकर इन 
दोनो परम्पराओका प्रथक्त्व बराबर लक्षित हाता है। 


सिकन्दरके समकालीन यूनानी लेखकों ने साधुओकी दा 
श्रेणियोका निर्देश किया हँं-एक श्रमण ओर एक ब्राह्मण । 
अशोकके शिलालेखोमे श्रमणा ओर त्राह्मणोका प्रथक प्रथक 
निर्देश है। पतञ्जलिने अपने महाभाष्य ( सू० +-४-१२ ) में 
श्रमण ओर ब्राह्मणमे शाश्वतिक विरोध बतलाया है । 

ख्े० जैन आगमोमे श्रमण पॉच प्रकारके बतलाय है-- 
निम्रन्थ, शाक्य, तापस, गेरुक ओर आजीवक । जैन साधु 
निम्न न्यथ भ्रमण, बोंद्ध साधु शाक्य श्रमण, जटाधारी बनवासी 
तापस, लाल वश्नधारी साधु गैरूक और गोशालकके अनुयायी 
साधु आजीबक कहे जाते है | ( अभि० रा०, 'श्रमण' शब्द ) 

बाल्मीकि रामायणमे ( सगग १८ प्रृ० र८ ) ब्राह्मण, श्रमण 
ओर तापसोका प्रथक प्रथक उल्ले ख किया है । इससे प्रतीत होता 
है कि तापस लोग त्राह्मणोसे भिन्न थे। श्रमणोकी तरह ही तापस 
ओर परिव्राजक भी प्राचीन है । 





१, ड० पा०, पु० ३८३ 


प्राचीन स्थितिका अ्रस्वेषण ष्६्‌ 


श्रे० जै० आगमोंमें आठ प्रकारके ब्राक्षण परित्राजक ओर 
आठ प्रकारके क्षत्रिय परिप्नाजक बतलाये हैं। ( अभि० रा०, 
'परिव्राजक' शब्द )। अगुंत्तर ( ४-३५ ) में भी परित्राजकोंके 
दो भेद किये हैं ब्राह्मण ओर एक अजन्नतित्यथिय ( अन्राह्मण 2। 
साधुओमे ब्राह्मण और ज्षत्रियका यह भेद उल्लेखनीय है। और 
यह ब्राक्षण और क्षत्रियके उस पारस्परिक भेदकों बतलाता है 
जो न केवल बर्णंगत था किन्तु बिचारगत और उद्चत्वगत 
भी था। 


महाबीर ओर बुद्ध दानोके अनुयायो साधु श्रमण कहे जाते 
थे और महावीर तथा बुद्ध दोनों प्रत्नज्या अ्हण करनेके पश्चात्‌ 
मद्ाश्रमण कहलाये थे। ये दाना क्षत्रिय थे। दोनो वेद और 
ब्राह्मण परम्पराके विरोधी थे। किन्तु वेदिक संस्कृतिमें जो तत्त्व 
पीछेसे प्रविष्ट हुए--श्रात्मविद्या, पुनजन्म, तप, मुक्ति आदि, उन 
सबको दोनों मानते थे। यद्यपि बुद्ध आत्म तत्त्वके पक्षपाती 
नहीं थे किन्तु महात्रीर तो कज्षत्रियोकी आत्मविद्याके म्ंझ ही 
नहीं किन्तु सुयोग्य उत्तराधिकारी थे। उन्हे बह ज्ञान अपने पूवेज 
क्षत्रिय पाश्वनाथकी परम्परास प्राप्त हुआ था। 

यहाँ श्रमणोकी प्राचीनताके सम्बन्धमे थोड़ा सा प्रकाश 
डालना उचित होगा । 


बृह० उप० ( ४-३-२२ ) मे तापसके साथ भ्रमण शब्द भी 
आता है। आचाय॑ शंकर ने श्रमणका अथथ परिब्नाञबक और 
तापसका अथ वानप्रस्थ किया है । तेत्ति० आर० मे भी यह शब्द 
जिस वाक्यमें आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्य इस 
प्रकार है-- 'वात रशना हू वा ऋषय श्रमणा, ऊध्वमन्थिनों बमुचुः । 
( २-३७ ) | वातरशन ( नग्न ) ऋषि अ्रमण थे । सायणने 'ऊध्च- 


६० जै० सा० ह०-पूर्वपीठिका 


सान्थेनः' का अर्थ ऊध्बे रेता किया है। अतः भ्रमण नग्न ओर 
पवित्र होते थे यह इस वाक्यका अर्थ है । 


ऋग्वेद ( १८-१३६-२ ) में भी मुनियोके विशेषण रूपसे 
धातरशना ! शब्द आया है । यहां मुनियोंको नग्न या पीले और 
मैले वल्रधारी बतलाया हैं। यद्यपि तैति० आर*“ के अनुसार 
'बातरशन' शब्दका अ्र्थ नग्न होता है किन्तु सायण ने इसका 
अथ “वातरशनस्य पुत्रा किया है। यथा-- 


वातरशना वातग्शनस्य पुत्रा मुनयोडतीरिद्रयार्थदर्शिनों जूतिबात- 
जतिप्रद्रतयः पिशगाः पिशगानिः कपिलवर्णानि मला मलिनानि वल्कल 
रूपाणि वासास बसते आचू|्छादयन्ति ।7 


किन्तु सायणके इस अथंको किसी भी प्राच्यविद्याविशारदने 
मान्य नहीं किया है सबने इसका अर्थ नग्न'ही लिया है । विक्रम 
की नोबीं शर्ताके जैनाचार्य जिनसेनने अपने महापुराणमें प्रथम 
तीरथड्व़र ऋषभदेवका वातरशन बतल कर उसका अर्थ नग्न ही 
किया है । यथा -- 


दिग्वासा वातरशनो निग्नन्थेशों निरम्बर/ | 

ऊपरके उद्धरणोसे स्पष्ट है कि वृहदा० उप5 और तैत्ति० 
अआर० के समयमे श्रमण वर्तमान थे , और बे नग्न तथा उर्धरेता 
होते थे। यद्यपि तै० आ*» मे वातरशना- शब्दका प्रयोग इस रूपमें 
किया गया है कि वह व्यक्ति बराचक संज्ञा सा प्रतोत होता है 
किन्तु बात है रशन-वेछन जिनका? यह व्युत्पत्ति ही इस शब्दका 
ब बा पड़ती हैं। अतः ये नग्न मुनि ऋग्वेदकालमें भी 


१०-वबै० इ० म बातरशन शब्द, 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ६१ 


अथवबेद / २-५-३) में एक कथा इन्द्रके द्वारा यतियोंका बध 
किये जानेकी आई है। यह कथा एतरे० ब्रा० ( 5-२८) और 
पद्चविश ब्राह्मण ( १३-४-७, ८-१-४ ) में भी आईं है। सायण 
ने उसके भाष्यमे उन यतियोके बारेमें लिखा है-- 


यतिन -यतयो. नाम नियमशीला श्ासुर्या प्रजा; « ....यद्वात्र 
यतिशब्देन वेदान्ताथविचारशूत्याः परित्राजका विवद्धिताः। (अ्रथंब०) 


'यति माने ब्रत नियमका पालन करनेवाले असुर लोग। 
अथवा यहां यति शब्दसे वेदान्तके विचारसे शून्य परिब्राजक 
लेना चाहिये? । 


पश्च० ब्रा की व्याख्यामे सायणने एक स्थान पर 
यतिका अर्थ 'यजन विरोधीजना.' किया हैं. ओर दूसरी जगह 
'बेद विरुद्ध नियमापेता.” किया हैं । अथात्‌ जिन यतियोको इन्द्रने 
मारा, वे सब यज्ञ यागादिक विरोधी ओर वेदविरुद्ध त्रत-नियमादि- 
का पालन करने वाले थ । 


ऋग्वेदके वातरशन" मुनि, जिन्हे त०आ* में भ्रमण बतलाया 
है, और इन्द्रके द्वारा मारे गये यति एक * ही प्रतीत होते है। और 
इसलिये वेदविरुद्ध नियमादिका पालने करने वाले तथा यज्ष- 
036 श्रमणोंकी परम्परा का अम्तित्व ऋग्वेद काल तक 
जाता है । 


इसके सिवा आश्रमः शब्दकी व्युत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रो० 

१--भश्री मद्धागवत्तके पशञ्चम स्कन्धमे ऋष सदेवका वर्शन करते हए 
भी अ्रमणोंकों वातरशन” कहां है। यथा--वातरशनानां श्रमणा- 
नामप्रीणाम्‌ ४ २-हिं० ब्रा० एसे०, प्रृ० १६ । 


६२ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


विण्टरनीट्स ने जो प्रकाश डाला दे वह भी इस पर विशेष प्रकाश 
डालता है। वह" कहते है-- 

(जिस “श्रम? घातु से 'अ्रमण” शब्द बना है उसीसे “आश्रम! 
शब्द भी निष्पन्न हुआ है। अतः प्रारम्भमें 'श्राश्रम” शब्द शायद 
श्रमणोके धार्मिक कृत्य का सूचक था। उसीके कारण यह शब्द 
धार्मिक कृत्यके स्थानका भी सूचक हुआ !? 

अतः आश्रम” शब्दका सम्बन्ध भी मूलत- श्रमणोसे ही 
जान पड़ता है। और इससे श्रमण परम्परा ०क प्रभावशाली 
प्राचीन परम्परा प्रमाणित होती है। भ० महावीरका सम्प्रदाय 
निम्न न्थ सम्प्रदाय कहा जाता था क्योकि उनके अनुयायी साधु 
बाह्य और अन्तरंग गन्थ ( परिग्रह ) से रहित होते थे। इससे 
यह स्पष्ट है कि निम्न न्थ परम्परा साधु परम्परा थी और निम्न न्थ 
धर्म साघुओका धर्म था। अतः महावीरके अनुयायी साधु जो 
परिव्राजक, संनन्‍्यासी, तपस्वी आदि न कहलाकर श्रमण ही 
कहलाये, इसमे अवश्य ही कुछ विशिष्ट कारण होना चाहिये-- 
ओर वह विशिष्ट कारण यही हा सकता है कि भ्रमण परम्परा 
अपना कुछ वेशिष्ल्य रखती थीं-जो वेशिष्व्य केबल 
तत्कालीन नहीं था, ड्िन्तु परम्परागत था , क्योकि ब्राह्मण 
ग्रन्थोम जो श्रमणों ओर तापसोंका प्रथम बार उल्लेख मिलता है 
उससे यही निष्कप निकाला जा सकता हे कि ब्राह्मण कालमें 
तापसो और श्रमणोकी सम्था प्रकाशमे आई, या ब्राह्मणलोग इनके 
परिचयमं आये, न कि तापस ओर श्रमण सम्प्रदायका 
जन्म हुआ। 

प्रायः सभी विदेशी लेखकाने बेदिक साहित्यमे पीछेसे प्रविष्ट 


१०-हि० ब्रा० एसे०, प्ृ० १४ | 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषरण ६३ 


हुए संन्‍्यासमागको निराशात्राद कह्म है। किन्हीका कहना है कि 
पुनजेन्मके सिद्धान्तने निराशाबादको जन्म दिया (कै०हि०प्ल्‍०१४४,॥ 
ओर किन्हीका कहना है कि जब आरयंलोग गंगाकी घाटीमें आकर 
बसे तो पूरबकी गर्मी उनसे न सही गई फलतः इस निराशावादी 
संन्यासाश्रमका जन्म हुआ | 


जो पुनजन्मके सिद्धान्तको तथोक्त निराशावादका जनक 
मानते है वही यह भी लिखते है कि-/इस सिद्धान्तकी असाधारण 
सफलता बतलाती है कि यह्‌ सिद्धान्त भारतीय जनताकी आत्मा 
के साथ एकलय था ओर उसका जो संभाव्य परिणाम हो 
सकता था वही हुआ, ब्राह्मण कालके अन्त तक आये प्रभाव 
सुरका गया ओर बुद्धिवादी वर्गोका यथार्थ भारतीय चरित्र 
निश्चित रूपसे साकार हो गया ( कै? हि०, जि० ९, प्र० १४४ )। 

उक्त शब्दोसे ही स्पष्ट है कि पुनर्जन्मका सिद्धान्त भारतीयोंके 
लिए कोई नया नहीं था--त्रह तो उनकी आत्माके साथ 
सम्बद्ध था, उसके प्रकाशमे आते ही आशयरप्रभाव जाता रहा 
ओर भारतीय आत्माका यथार्थ रूप चमक उठा। अत. जिसे 
विदेशी विद्वान भारतीय आत्माके यथार्थ रूपको न पहचान सकने 
के कारण निराशावाद कहते है, वास्‍्तवमे वह निराशाबाद ही 
भारतकी सच्ची आत्मा रहा है | 

जिनका कहना है कि गंगाघाटीकी असझहाय गर्मीने इस तथोक्त 
निराशावादका जन्म दिया, वे उनमेसे हैं जो समस्त भारतीय 
आचार-विचारोंका मूल वैदिक साहित्यको ही मानते है। किन्तु 
वास्तविक बात ऐसी नही है । यह हम लिख आये है | 

दूसरे, बैदिक कालमे ही हम मुनियोंसे मिलते है, जो ब्राह्मणों 
से भिन्न थे। तथा नग्न रहते थे। बै० इं० ( मुनिशब्द ) मे ठीक 


६४ जै० सा०-ह० पूर्व पीठिका 


दी लिखा है कि वेदिक गन्थोंमे मनियोंका विशेष निर्देश न होनेसे 
यह परिणाम निकालना कि बेदिक कालमें मनि विरल थे, ठीक 
नहीं है, किन्तु सम्भवतया ब्राह्मण उन्हे नहीं मानते थे क्योकि 
दोनोंके आदर्श मिन्‍न थे। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि प्राचीन 
ओर अवाचीन मुनिमे मोलिक भेद था । किन्तु इतना अवश्य है 
प्राचीन मनि उतना सन्त नहीं था। 

इन्ही मनियाोमे ऐसे भ. मनि थे जिन्हे बेदिक क्रियाकाण्डमे 
आस्था नहीं थी। ये मुनि क्‍या करते थे, यह तो म्पष्ट नहीं 
होता, किन्तु अवश्य ही वे सासारिक जीवनके प्रति उददासीन थे -- 
उनका नग्न रहना ही इस बातका सूचक हैं। ये मुनि ही श्रमण 
परम्पराके पूर्वज हो सकते है । 

अत तथोक्त निराशाबादी धर्म गंगाघाटीकी गर्मीकी उपज 
नहीं है, किन्तु भारतकी आत्मामे अनुस्युत पुनजन्मके सिद्धान्तकी 
तरह ही परम्परागत हैँ । अतः ब्राग्मणोकी तरह श्रमणाकी परम्परा 
भी प्राचीन प्रतीत हाती है । इसी श्रमण परम्पराके आग्रप्रवर्तकके 
रूपमे ऋषभदेवकी मान्यता है। डाःआर“जी० भण्डारकरन लिखा 
है-'आ्राचीन कालसे ही भारताय समाजमे ऐसे व्यक्ति मोजूद थे 
जो श्रमण कहे जाते थे। ये ध्यानमे मग्न रहते थे ओर कभी-कभी 
मुक्तिका उपदेश देते थे, जो प्रचलित घमऊे अनुरूप नहीं हाता 
था। ( क० वब० भां जि० १ प्रृ० १० )। 

वद्क साहित्यके अनुशील नके पश्चात्‌ अब हम दूसर साधन 
प्राचीन अवशेपोकी आर आते हैं। 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ६५, 
प्राग ऐतिहासिक कालोन अवशेष 


भारतवषका इतिहास भारतमे आयेके आगमनसे प्रारम्भ 
होता आया है । और भारतकी सभ्यता, धर्म और ज्ञान-विज्ञानकी 
उन्नतिका श्रेय भी आर्योकों ही दिया जाता रहा है। आरयोके 
आगमनसे पृथ भारतमे जो जातियाँ बसती थीं वे जंगली 
थी, यद्दी हम बचपनसे पढ़ते आये हैं। किन्तु इस चित्रका दूसरा 
पहलु भी है, जिसकी आर कुछ विद्वान अन्वेषकोंका ध्यान आकृष्ट 
हुआ था और जिसका उल्लेख डा० कीथने अपनी पुस्तक दी 
रिलीजन एण्ड फिलासोफी आफ वेद एण्ड उपनिषदाज़ में किया 
है । बह लिखते है (प्ृ० €-१०) एक दूसरी कल्पना अभी ही की 
गई है कि ऋग्वेद मे जिस धर्मका उल्लेख है वह आर्योका नहीं 
है, किन्तु भारतके आदिवासियोंका, अनुमानतः द्रबिड्रोका हैं, जो 
स्पष्ट रूपसे भारतके प्राचीन निवासियोमे सबसे प्रमुख है! । इतना 
लिखकर डा०कीथ पुनः लिखते हैं--इस मान्यतवाके साथ मि० 
हल्लके इस दृष्टिकाणकों भी सम्बद्ध किया जा सकता है कि 
'सुमेरियन लोग मूलतः द्रविड़ थे। उन्होने सिन्धुकी घार्टीमें 
अपनी सभ्यताकों उिकसित किया और तब अधे श्रमणशील 
सेमिट लोगोको उससे परिचित कराया-उन्‍्हें लिखनेकी कला, 
नगर-निवास और पाषाणके मकान बनाना सिखलाया। जिन 
आयोने भारत पर आक्रमण किया उन्हे भी द्रविड्ोने सुसम्य 
बनाया ।” किन्तु मि०हल्लके इस दृष्टिकोशके सम्बन्धमे प्राशलेवा 
कठिनाई यह है कि एक भी प्रमाण ऐसा उपलब्ध नही है, जिसके 
द्वारा इसे कभी भी सत्य बनाया जा सके। यदि सुमेरियन मूलतः 
द्रविड़ थे और सिन्धुघाटीमें उच्च सभ्यताके स्वामी थे त्तो यह 
बात उल्लेखनीय है कि भारतमें इस उच्चसभ्यताका कोई चिन्ह 


६६ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


नहीं मिलता । क्योंकि जहां तक हम जानते हैं भारतने सेमिट 
लोगोंसे ईस्वी पूर्व आठसोसे पहले लेखनकला नहीं सीखी थी। 
ओर ऋग्वेदकालके बहुत बादमे उसने पाषाणके मकान बनाना 
ओर नगरोमे रहना प्रारम्भ किया था। सुमेरियन लोगोके द्वारा 
मिन्धु घाटीमे जिन पत्थरके सकानोके बनानेका अनुमान किया 
जाता है, उनका चिन्ह भी नहीं मिलता। ओर ऋग्वेदका जो 
सबसे अवाचीमकाल माना जाता है उससे भी बहुत सी शता- 
डिदयां बीतने पर हमे द्रविड़ सम्यताके ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें 
दर्शन होते है। अत. ऋग्वेदकी समभ्यताकों द्रविड्"ोंकी मानना 
केवल कल्पना मात्र है ।”? 


ऋग्वैदिक सभ्यतामें द्रविड़्ोके प्रभावकों कोरी कल्पना कहकर 
उड़ा देनेवालोमें डा० कीथ जैसे अनक विद्वान थे, क्योंकि उस 
समय तक, जैसा डा० कीथने लिखा है, भारतमे आर्योके 
आगमनसे प्रवेकी किसी उच्च द्रविड़ सम्यताके विम्तारका कोई 
चेन्ह लक्षित नहीं हुआ था और सबंत्र आर्या'का जादू छाया 
हुआ था। किन्तु यह जादू बोसवीं शतीकी नई खोजोके फल 
स्वरूप छू मन्‍्तर' हो गया 


अब यह बात भान ली गई है कि आर्योंके भारत प्रवेशके 
समयसे बहुत सी शताब्दियां पूज सिन्धु घाटीमे एक आश्वर्य- 
जनक आयपूर्व सभ्यता वतमान थी और वह पसिद्ध बेदिक- 
कालीन सम्यतासे उच्चतर थी। पंजाबके माण्टुगुमर्र जिलेमे 
राबीके तटपर स्थित “हरप्पा” नामक स्थानसे समय-समयपर 
प्ृथ्वीसे निकलने वाली सीलोने, जिनपर अपरिचित लिपि अंकित 
थी, विद्वानोके सम्मुख एक समस्या खड़ी कर दी थी, जिसके 
कारण इन सीलोको लेकर एक ओर अनेक कल्पनाएँ उठती थी 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण 8७ 


तो दूसरी ओर अनेक सन्दह उत्पन्न होते थे। किन्तु अन्तमें 
प्राचीनकालके भूले हुए आश्चर्यके द्वार खोल डाले गये । 


सिन्धु घाटी सम्यता 


४६२१ में स्व० डा० बनर्जी सिन्धप्रान्तके लरकाना जिलेमे 
सिन्धुके तट पर स्थित मोहेझ्लोदड़ोमें बोद्ध अवशेषोकी खोजमें 
व्यस्त थे | वहॉसे कुछ उसी तरहको सीलें प्राप्त हुई जैसी हरप्पासे 
प्राप्त हुह थीं। इस खोजके महत्त्वको जानकर बोद्ध विद्दारसे 
पूरबकी ओर खुदाई की गई ओर बहॉसे ऐसे महत्त्वके अवशेष 
प्राप्त हुए जो बौद्ध अवशपों से दो या तीन हजार वर्ष पूत 
के थे । इन खोजोके फलस्वरूप यह स्थिर हुआ कि मोहेञ्लादडो 
ओर हरप्पामे आययेपूर्व कालीन नगर विद्यमान थे और बहा से 
प्राप्त अवशेष एक ही आर्यपूवंकालीन सभ्यतासे सम्बद्ध है। 
जिसका काल ईसासे चार हजार बषे पूर्व है। तथा भारतमे आर्यो- 
का प्रवेश ईसस्‍्वी पूषे दा हजार वर्ष तक नहीं हुआ । और उनको 
सभ्यताका सिन्धुघाटीमे फैली हुई सभ्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं 
था, जो स्पष्ट रूपसे द्रविड़ोकी अथवा आदिद्रविड्ोकी सम्यता 
थी, जिनके उत्तराधिकारी दक्षिण भारतमें निवास करते है। 
(प्रीहि* ईं, भू? प्र ८) । 

सिन्धुघाटीके ये प्राचीन निवासी कृषक ओर व्यापारी थे। 
अर उनकी उच्च सामाजिक व्यवस्था उनके द्वारा सुनियोजित और 
अच्छी रीतिसे निमित नगरोसे लक्षित होती है। माहेल्जाठडोमें 
पास-पास चारों ओर मार्ग बने हुए थे- इमारते पक्की इंटोसे 
बनाई जाती थीं । मकानोंभें द्वार, खिड़कियां, पक्के फर्श ओर 
नालियों हाती थीं। तथा स्नानागर, आदि अन्य सुविधाएं भी 


रहती थीं। अनेक प्रकारके बतन बनाये जाते थे। ताम्बा टीन 
५9 


श्प जै० सा० इृ०-पूर्व पीठिका 


और सीसेका उपयोग होता था। सोने-चांदी और हाथी दांत 
आदिके जेबर बनते थे। पत्थरका उपयोग इतनी स्वतंत्रतासे किया 
जाता था कि प्राचीन वास्तुशाखवेत्ता सिन्धुघाटीके प्राचीन 
निवासियोंका पत्थर ओर धातुकालके बीचके परिवतेनकालका 
मानते हैं । घरेलु जानवरोमे हाथी, ऊट, भेड़, सुअर, कुत्ता, मेंसा, 
और ककुद ( पीठ पर उठा हुआ भागवाले मवेशी ) थे। जौ, गेहूं 
ओर कपासकी खेती होती थी । कातना और बुनना उन्नत दशा- 
में था। 

इस प्रकार द्रविड़ लोगोंकी अपनी एक प्रथक्‌ सभ्यता थी । 
वे शवोकों पाषाणकी बनी कल्रोमें रख देते थे । शवों अथवा उनकी 
अस्थियोंसे युक्त मिट्टीके पात्र मेसोपाटामिया, बेवीलोनिया, 
परसिया, बलुचिस्तान, सिन्ध और दक्षिण भारतमें मिले है। जब 
उन द्रबिड़ोका सम्पक वैदिक आर्योसे हुआ, जो अपने मुर्दोंको 
जलाते थे ता द्वबिड़ोने भी अपने मुर्दोका जलाना शुरु कर दिया, 
किन्तु मिट्टीके पात्रमें कुछ अस्थियोको रखकर भूमिमे गाढुनेकी 
अपनी प्राचीन प्रथाका जारी रखा। 

क्या द्रविड़ लोग मुर्दोको इस लिये प्रथ्वीमे गाढ़ देते थ कि 
लौटने पर आत्माकों पुनः वही शरीर मिल सके ? क्‍या यही 
पुनर्जन्मका सिद्धान्त है ९ 

किन्तु मोहेज्जदड़ो या हरप्पासे एक भी ऐसी बस्तु प्राप्त नही 
हुई, जिसे स्पष्ट रूपसे धार्मिक महत्त्व दिया जा सके। वहाँ 
ऐसी कोई इमारत नहीं मिली जिसे स्पष्ट रूपसे मन्द्रि कहा जा 
सके । आज तक इस सम्बन्धमे जो कुछ विश्लेषण क्रिया गया 


है न केवल अनुमान और कल्पनाके आधारपर ही किया 
गया है। 


प्राच्चीन स्थितिका अन्वेषण ९९ 


मिट्टीकी बनी आक्ृतियों और मूर्तियोंसे यह पता चलता है 
कि दुगो ओर शिवलिंगको पूजनेकी प्रथा द्वबिड़ोंमें प्रचलित थी। 
ओर इस तरह शिवपूजा बहुत प्राचीन मानी जाती है । 

योग सम्प्रदाय बेदोसे भी प्राचीन है। मोहेजोदड़ा निवासी 
योगकी प्रणालियोंसे भी परिचित थे । योगशाब्रोंके अनुसार 
योगके लिए तीन वस्तुएँ आवश्यक है--आसन, मस्तक प्रीवा और 
धड़का सीधा रहना तथा शअ्रध निष्मीलित नेत्र जो नासिका के । 
अग्रमाग पर म्थिर हों। श्री रामप्रसाद चन्दाके अनुसार 
मोहेजोदड़ोंसे प्राप्त पत्थरकी मूर्ति जिसे मि० मैके पुजारीकी 
मूर्ति बतलाते हैं, वह योगी की मूर्ति है । 

सिन्धु घाटीके वासी मनुष्योका धर्म क्या था ? इस विषयमे 
विचार करते हुए श्री रामप्रसाद चन्दाने लिखा था--“सिन्धवासी 
मनुष्योंके धर्मके विषय सूचना प्राप्त करनेका प्रमुख उपाय मोहे- 
जा-दड़ो ओर हरप्पास प्राप्त माहरो (९७5 ) का बृहत्‌ संग्रह 
ह। उन मोहरो पर अकित गृढ़ाक्षरोंकी अभी तक स्पष्ट नहीं 
किया जा सका है ओर इसीसे उनका भाषान्तर भी नहीं हो सका 
है। इसस हमे केवल उनके अकार-प्रकार पर ही निभर रहना 
पढ़ता है। उन मोहरोपर पशुओके चित्र अंकित हैं। किन्तु 
इस परसे यह अनुमान करना कि सिन्घु घाटीके मनुष्योंका धर्म 
पशुपूजा था, या उनके देवता पशुरूप थे, बड़ा गलत होगा। 
जैसा कि भरहुत ओर सॉचीके स्तूपोका निमोण करानेवाले बौद्ध 
साधुओका धर्म इक्षो ओर सर्पोंकी पूजा अनुमान कर लेना गलत 
है। भरहुत ओर सॉचीके स्तृपोंका निमोण करानेवालोंके धर्मकी 
राढ़ू उन बुद्धों श्रथवा मानवोंकोी पूजा थी, जिन्होंने ध्यान, 
समाधि अथवा योगके द्वारा पूण ज्ञान प्राप्त किया था। इसमे तो 
कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि सिन्धु घाटीका धर्म भी इतना ही 


१०० जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


अभ्युन्नत था | किन्तु यह बतलानेके लिये पयांप्त प्रमाण है कि. 
उसने भी ठीक उसी मार्ग पर चलना आरम्भ किया था 


इतना स्पष्ट करके श्री चन्दा आंगे लिखते है--'बैदिक विधि 
विधानको छोड़कर योग शेष समस्त ऐतिहासिक भारतीय धर्मोका 
मूल है। समस्त भारतीय सम्प्रदाय मानते हैं कि योगकी साधना 
के लिए आसन सर्वधा आवश्यक है। श्वेताश्वर उपनिषद्‌ (२-८) 
के अनुसार छाती, सिर और गदनकों एक सीधमें रखना योगका 
मूल है। भगवद्गीतामे ( ६-१३ ) इसमें इतना ओर जोड़ा गया 
है कि दृष्टिकों इधर उधर न घुमाकर नाकके अग्रभाग पर रखना 
चाहिये। पाली और सस्कृतके बोद्ध प्रन्थोमे लिखा है कि बुद्ध 
स्वयं ध्यान करते थे ओर दूसरोको भी पर्यट्ासनसे ध्यान करनेका 
उपदेश देते थे। कालिदासने कुमारसम्भवमे ( :, ४५-४७ ) 
शिवके पर्यद्लासनसे बैठने आदिका वर्णन किया हे। पतञ्जलिने 
योगदर्शन ( २-४६ ) में लिखा है कि शरीरकी स्थिति सीधी और 
सरल होनी चाहिये । दिगम्बर जैन ग्रन्थ आदि पुराण (पर्व 
२९) में ध्यानका वर्णन करते हुए दृष्टिके विषयमे लिखा है 
कि आंखे न तो एक दम खुली हुई हां ओर न एक दम बन्द्‌ 
हों । .....- तथा लिखा है कि कायोत्सग ओर पयंड्ू ये दो सुखासन 
है, इनके सिवाय शेष सब विषम आसन है। पयझ्लासनकी 
जैन परिभाषा ता बोद्धों ओर ब्राह्मणोंसे मिलती हुई हे किन्तु 
कायोत्सग आसन जैन है । आए० पु० के १८वें पवेमे प्रथम तेथि- 
कर ऋषभदवके ध्यानका वर्णन इस दृष्टिसे उल्लेखनीय है ।” 

भारतीय धर्मोमें योगकी स्थितिका निर्देशकरके आगे 
पुनः श्रीचन्द्रा पुनः लिखते हैं--'मोह-जो-दड़ोसे प्राप्त लाल 
पाषाणकी मूर्ति, जिसे पुजारीकी मूर्ति समझ लिया गया 
है, मुझे एक योगीकी मूर्ति प्रतीत होती है। और बह मुझे इस 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण २०१ 


निष्कर्ष पर पहुँचनेके लिये प्रेरित करती है कि सिन्धुधाटीमे उस 
समय योगाभ्यास होता था और थयोगीकी मुद्रामें मूर्तियां पुजी 
जातो थी। मोहे जा-दड़ों और हरप्पासे प्राप्त मोहरें जिनपर 
मनुष्यरूपमे देवोकी आकृति अंकित है, मेरे इस निष्कर्षकों प्रसा- 
णित करती हैं | 

' तिनधुधाटीसे प्राप्त मोहरों पर बैठी अवस्थामें अंकित देव- 
ताओंकी मूर्तियां हो योगकी मुद्रामे नहीं हैं किन्तु खड़ी अवस्थामें 
अंकित मूर्तियाँ भी योगकी कायोत्सर्ग मुद्राको बतलाती हैं, जिसका 
निर्देश ऊपर किया गया है । मथुरा स्युजियममें दूसरी शतीकी, 
कार्योत्सगमे स्थित एक वृपभदेव जिनकी मूर्ति है। इस मूर्तिकी 
शोलीसे सिन्धुसे प्राप्त मोहरो पर अंकित खड़ी हुई देवमूर्तियों की 
शैली बिल्कुल मिलती है। ... . मिश्र देशमें प्राचीन बंशोंके समय- 
की मूर्ति निमोणकलामें भी दोनो ओर हाथ लटकाकर खड़ी हुईं ] 
छोटी मूर्तियां मिलती हैं। यद्यपि ये मूर्तियां भी उसी शैलीकी हैं 
किन्तु सिन्धु-मोहरों पर अंकित खड़ी आकृतियोमे और कायोस्सगे- 
में स्थित जिनकी मूर्तियोंमे जा विशेषताएं हैं, उनका उन मूततियोंमें 
अभाव है ।”? 

“ऋषभ या वृषभका अथ होता है बेल, और ऋषभ देव तीथ- 
छूरका चिन्ह बेल है। मोहर नं० ३ से «५ तकके ऊपर अंकित 
देव मूर्तियोके साथ बैल भी अंकित है जो ऋषभका पूबेरूप हो 
सकता है । शेवधर्म और जैनघर्म जैसे दार्शनिक धर्मोके प्रारम्भ- 
को पीछे ठेल कर ताम्रयुगीन कालमे ले जाना किन्हींका अवश्य ही 
एक साहस पूर्ण कल्पना प्रतीत होगा। किन्तु जब एक व्यक्ति 
ऐतिहासिक ओर प्राग्‌ ऐतिहासिक सिन्धुघाटी सभ्यताके बीचमें 
एक अगम्य भाड़ी भंखाड़ दोनेकी उससे भी साहसपूर्ण कल्पना 
करनेके लिये तैयार है तो यह अनुमान कि सिन्धु मोहरों पर 


१०२ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


अकित बेठी हुई और खड़ी हुई देव मूर्तियोंकी शैलीमें घनिष्ट 
साइश्य उस सुदूर कालमे योगके प्रसारको सूचित करता है, एक 
कामचलाऊ कल्पनाके रूपमे मानलेनेके योग्य है। और आध्या- 
त्मिक विचार सरणी पर पहुँचे बिना योगाभ्यास करना संभव 
नहीं है ।” ( मार्ड्न रिव्यु जून १९३२ मे श्री चन्दा के लेख से ) 


डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी 'हिन्दू सभ्यता! नामक 
पुस्तकमे श्री चन्दाके उक्त मतको मान्यता देते हुए लिखा है-- 
'उन्होने ( श्री चन्दाने ) ६ अन्य मुहरो पर खड़ी हुई मूतियोकी 
ओर भी ध्यान दिलाया है। फलक १२ ओर १९८ आरकृति ७ 
( मार्शलक्ति मोहेजोदड़ों ) कायोत्सग नामक योगासनमे खड़े 
हुए देवताओको सूचित करती है । यह मुद्रा जेन योगियोकी 
तपश्चयामे विशेष रूपसे मिलती है, जेसे मथुरा संग्रहालयमे 
स्थापित तीर्थंकर श्री ऋषभ देवताकी मूतिसे। ऋषभका अर्थ 
है बेल, जो आदिनाथका लक्षण है। मुद्दर संख्या 7, (५. . 
फलक दो पर अंकित देवमूतिमे एक बेल ही बना है, संभव है 
यह ऋषभका ही पूर्वरूप हो । यदि ऐसा हा ता शव धर्मकी तरह 
जैनधभंका मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धुसभ्यता तक चला जाता है. । 
इससे सिन्धु सभ्यता एव ऐतिहासिक भारतीय सभ्यताके बीचकी 
खोई हुई कड़ीका भी एक उभय-साधारण सास्कृतिक परम्पराके 
रूपमे कुछ उद्धार हा जाता है ।! ( हि० स० ४३-२४ ) 

यह पहले लिख आये है कि सिन्धु घाटीकी सभ्यता वेदिक 
सम्यतासे भिन्न थी । बेसे ही जैसे श्रमण परम्परा 
ब्रह्मण परम्पशसे भिन्न है। ब्राह्मण परग्परा मूलतः ब्राह्मणंकी 
परम्परा हे ओर श्रमण परम्परा श्रमणोकी योगियोंकी परम्परा है; 
क्योकि जेन ओर बौद्ध साधु श्रमण कहे जाते ये और वे एक 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १०३ 


तरहके योगी होते थे । ब्राह्मण परम्परामें तो योगका प्रवेश बहुत 
बादमे हुआ है। 

दानो सभ्यताओंमे भेद होते हुए भी ऋग्वेदिककालीन आये 
सिन्धु सभ्यतासे परिचित थे ऐसा मत डा० रा० मुकर्जीका हे । 
उनका कहना है कि “ऋग्वेदकी सामग्रीके सम्यक पयोलोचनसे 
यह ज्ञात होगा कि उसमे जो अनाय लोगोंके ओर उनकी 
सभ्यताके उद्धरण हैं, वे सिन्धुके निवासी जनोपर लागू हो सकते 
है। .. . अनायों अथवा भारतीय आदिम निवासियोके बारेमे 
ऋग्वेदम भी बहुत सी सामग्री है। आर्येतरोको उसमे दास, दस्यु 
या असुर कहट्दा गया है । इसमें अनायसभ्यताओकी कुछ 
साथक विशेषताओका उल्लेख है जो सिन्धु सभ्यताकी सूचक 
ओर उसके सहृश हैं। उदाहरणके लिए श्रार्यतर लोगोको अपरिचित 
भाषाम बालनेवाला ( मद्धवाक ), वेंदिक कर्मोसे रहित (अकमन्‌ ) 
वेदक देवोके न माननेवाला ( अदेवयु ), श्रद्धा ओर धामिक 
विश्वाससे रहित ( अब्रद्यन्‌ ), यज्ञोंसे शून्य ( अयज्वन्‌ ), एवं 
ब्रतोसे रहित ( अब्नत ) कहा गया है थे केवल अपने नियमाका 
पालन करनेवाले ( अपकब्रत ) थे। इन नकारात्मक संकेतोंके 
अतिरिक्त एक निश्चयात्मक सूचना अनायेकि विषयमे यह भी दी 
गई हैं ।क वे लिंगपूजक थे ( शिश्नदेवा;, ऋ० ७।०१४; 
१०॥६६।३। ) ।! ( हि स० प्रू० ३२- ३ )। ऋग्वेदके उक्त निषेधा- 
व्मक विशेषण जो अनायेंके लिए प्रयुक्त हुए है-बे सब यही 
बतलाते है कि अनायलोग बेदिक सम्यताऊ अनुयायी नहीं थे। 


शिश्न देवा: 


ऋग्वेदके दो सूक्तोमे 'शिश्नदेवा:' शब्द आया है। इसमें 
से प्रथममे ( ५-२१-४ ) इन्द्रदेवसे प्राथनाकी गई है कि शिश्नदेव 


१०७ औै० स्रा० इ०-पू्वे पीडिका 


हमारे यक्षमे विघ्न न डालें । दूसरेमे ( १०-६६-३ ) इन्द्रके 
सम्बन्धमें कहा गया है कि उसने शिक्षदेवोको चालाकीसे मारकर 
शतद्वारो बाले दु्गंकी निधि पर कब्जा कर लिया | इससे स्पष्ट 
है कि शिश्नदेव वेदिक नहीं थे । 


प्रायः सभी विद्वानोंने 'शिक्षदेवा” का अथे शिक्षकों देवता 
माननेवाले अथोत्‌ लिंगपूजक किया है। किन्तु इसका एक दूसरा 
अथ्थ भी होता है--शिक्षयुत देवताकों माननेवाले, अथोत्‌ जो नंगे 
देवताओको पूजते है । सिन्धुघाटीसे प्राप्त मूर्तियोंके श्रकाशमे यही 
श्र्थ ठीक प्रमाणित होता है। मोहेजोदडोसे प्राप्त योगीकी मूर्ति 
तो नग्न हैं ही, किन्तु जिसे शिवकी मूर्ति माना जाता है उसमे भी 
लिग अंकित है। इस मूर्तिमें तीन देबताओको एकत्रित करनेका 
प्रयत्न किया गया है | इससे यह अनुमान किया गया है कि मोहे- 
जाोदड़ोके निवासियोसे लिग सहित शिवजीको पूजनेकी प्रथा' थी। 


उक्त शिवमतिके सम्बन्धमें श्रीसतीशचन्द कालाने लिखा है- 
सरजान माशलको इत्त मुद्रामें शिवमें लिग नहीं दीख पड़ा । 
किन्तु ध्यानसे देखनेसे पता चलता है कि आकृतिके साथ उध्वे- 
लिग भी है। संस्कृत साहित्यकी अनेक पुस्तकोमें लिखा है कि 
शिवमूतियोमें ऊध्बेलिंगका होना आवश्यक है। ऊध्वलिंग सद्दित 
शिवजीकी अनेक मूर्तियां भारतके पूर्वीभाग विद्वार, उड़ीसा 
तथा बंगालमे मिलती हैं | लिग सहित शिव जीको पूजने की 
प्रथा शायद मोहेजोदड़ा निवासियोकों ज्ञात थी! ( मा० तथा 
सि०, प० १११ ) | 

मोहेव्जोदड़ासे प्राप्त सील नं० ३ से ५ तकमें का्योत्सर्गमें 
अंकित आक्ृतियां भी, जिन्हे श्री चन्दा ऋषभका पूर्वरूप 


१ इगण्डियन कल्चर, अप्रोल १६३६, पृ० ७६७ । 


प्र।चीन स्थितिका अन्वेषण १०५ 


कहते हैं ओर जिनका 'पोज” मथुरा स्यूजियमसे स्थित ऋषभ- 
देव की मूर्तिसे, जो दूसरी शतती की है, मिलता है, नग्न हैं । 
पुरुष आकृतिकी मूर्तियां प्रायः नग्न हैं ओर आजानुबाहु हैं, 
जो कायोत्सगे मुद्रा का एक रूप है। 


भारत सरकार के पुरातत्व विभागके संयुक्त निर्देशक श्री 
टी> एन० रामचन्द्रनने हड़प्पासे प्राप्त दो मूतियोके सम्बन्ध 
में लिखा" है-'हड़प्पाकी उपरोक्त दो मूर्तिकाओंने तो प्राचीन 
भारतीय कला सम्बन्धी आधुनिक मान्यताओंमें बड़ी क्रान्ति 
ला दी है। ये दोनो मूर्तिकाएं जो ऊंचाई में ४ इंचसे भी कम हैं, 
प्र हाथ पाद विहीन पुरुषाकार कवन्ध हैं। ... ये दोनों 
मू्तिकाएं २४०० से २००० ईसा पूर्व की आंकी गई हैं । इनमेसे 
एक मूर्ति चपल्ल नतंकका प्रतीक है। नतनकारी प्रतिमाके शिर, 
बाहु और जननेन्द्रिय प्रथक बनाकर कबन्ध में बनाये हुए रन्‍्भ्रो 
में जोड़े हुए थे। ... . दूसरी प्रतिमा अक्ृत्रिम यथाजात नग्न 
मुद्रावाले एक सुदृढ़ काय युवा की मूति है । जिसके स्नायु पुद्दे 
बड़ी देख-रेख विवेक और दक्षता के साथ, जो मोहेव्ः्ज्ञोदड़ों की 
उत्कीर्ण मोहरोंकी एक स्मरणीय विशेषता है, निमोण हुए है। 
नतेनकारी प्रतिमा इतनी सजीव और नवीन है कि यह मोहे- 
5जोदड़ो कालीन मूतिकाओके निर्जीब विधि विधानोंसे नितान्त 
अछूती है | यह भी नग्न मुद्राधारी मालूम होती है। इससे इस 
सुमाव को रूमथन भिलता है कि यह उत्तर कालीन नटराज 
अथोत्‌ नाचते शिवका प्राचीन श्रतिरूप हैं। ........... ( प्रथम 
नग्नसू( ) हडप्पाकी मर्तिकाके उपरोक्त गुणविशिष्ट मुद्रामे होने 
के कारण यदि हम उसे जेन तीथ्थद्भर अथवा ख्यातिप्राप्त तपो 


१ अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ६, पृ० १५४७। 


१०६ जैं० सा० हृ०-पूर्व पीटिका 


महिमा युक्त जेन सन्‍्तकी प्रतिमा कहे तो इसमें कुछ भी असत्य 
न होगा । यद्यपि इसके निर्माशकाल २४००-२००० इंसा पूबंके 
प्रति कुछ पुरातत्त्वज्ञो द्वारा सन्वेह प्रकट किया गया है परन्तु 
इसकी स्थापत्य शलीमे कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इसे 
मोहेझ्नोदड़ोकी मृर्सय मर्तिकाओ एवं वहॉँकी उत्की्य मोहरो 
पर अंकित बिम्बोसे प्रथक कर सके ।! 

इस प्रकार माहेझ्लादड़ोकी तरह हड़प्पासे प्राप्त मूर्तियाँ भी 
नग्त है जिनमेसे एक शिवकी मरति मानी गई है और दूसरीको 
श्री रामचन्द्रन जैसे पुरातत्वविद ऋषभ तीथछूरकी मति मानते 
है | उन्होने भी अपने इस लेखमे 'शिश्नदेवा:” का अथ नंगे 
देवता किया है । उन्होंने लिखा है--'जब #म ऋग्वेदके कांत 
की ओर देखते हैं तो हमे पता लगता है कि ऋग्वेद दो सूक्तोम 
(शिश्नः शब्द द्वारा नग्न देवताओंकी आर सकेत करता है । इन 
सूक्तों मे शिश्न देवो से अथात्‌ नग्नदेबोसे यज्ञोकी सरक्षाके लिये 
इन्द्रका आह्नान किया गया है |! 

इस तरह सिन्धु सम्यतासे प्राप्त नग्न मतियोके प्रकाशमें 
ऋग्वेदके शिश्नदेव।ःका अर्थ शिश्नयुत देव अथात्‌ नंगे देव करना 
ही उचित ज्ञान पड़ता हैे। जो उनके उपासक थे थे भी उससे 
लिए जा सकते है । यह अथ लिग पूजकोंमे ओर लिगयुत नग्न 
देवोके पूजकोमे समानरूपसे घटित हो जाता है। 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना डचित हागा कि अपने चिन्ह लिंग 
पूजाको लिए हुए शिव निश्चय ही अन-आरय देवता है। वादमें 
आर्योके द्वारा डसे अपने देवताओपें सम्मिलित कर लिया 
गया। किन्तु लिंग पूजाका प्रचलन आरयोमें बहुत कालके बाद 
हुआ है क्योकि पतञ्जलिने अपने भाष्यमे पूजाके लिये शिवकी 


प्राचीन स्थितिका श्रन्वेषण १०७ 


प्रतिकृतिका निर्देश किया है, शिवलिगका नहीं। तथा ह्मन्त्सांग 
के यात्राविवरणमे महादेवकी मतिका तो वर्णन मिलता है 
किन्तु लिग पूजाका वर्णान नही मिलता । डा०भण्डारकरने 
लिखा है कि ४४९०7४-१४१७.४९-के समयसे भी लिग पूजा 
अज्ञात थी ऐसा लगता हैं, क्योकि उसके सिक्‍्केके दूसरी ओर 
शिवकी मानव-म्ति अंकित हैं जिसके हाथमें त्रिशूल है तथा 
बेलका चिन्ह बना है। (शेन्वे०, प्ृ० १६४ ) । 
ऋषभ ओर शिव 

मोहेव्जोदड़ोसे प्राप्त नग्न योगीकी मूतिको श्रीरामप्रसाद 
चन्दाने संभावना रूपमे ऋषभदेवकी मूर्ति बतलाया था और 
इधर हड़प्पासे प्राप्त नग्न कबन्धकों श्रीरामचन्द्रनने ऋषभदेवकी 
मूर्ति बतलाया है। दोनो स्थानोसे शिवकी भी प्रतिकृतियों मिली 
है। ओर उसपर डा० राधाकुमुद मुकर्जी जैसे विद्वानने अपना 
यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि यदि उक्त सृर्तियां ऋषभका ही 
पूबरूप है तो शेबधमंकी तरह जैन घमंका मूल भी ताम्रयुगीन 
सिन्ध रूभ्यता तक चला जाता है। इससे सिन्ध सभ्यता एवं 
ऐतिहासिक भारतीय सभ्यताके बीचकी खाई हुई कड़ीका भो 
एक उभय साधारण सांस्कृतिक परम्पराके रूपमे कुछ उद्धार हो 
जाता है |? 

डा० मुकर्जी के 'डमभय साधारण सांस्कृतिक परम्परा” शब्द 
बड़े महत्त्वके है। 'उमय? शब्दसे यद्‌ हम जेन धमके प्रव्तक 
ऋषभ ओर शेव धमके आधार शिवको ले तो हमे उन दोनोके 
बीचमे एक साधारण सांस्कृतिक परम्पराका रूप दृष्टिगोचर 
होता है और उसपरसे हमे यह कल्पना होती है कि दोनोका मूल 
एक तो नहीं है ? अथवा एक ही मूल पुरुष दो परम्पराओमे दो 


श्न्ट जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


रूप लेकर तो अबतरित नहीं हुआ है, क्योकि दोनोंके कुछ 
रूपोमें हम आंशिक समता पाते हैं। इधर ऋषभ देवका चिन्ह 
बैल है, जो मोहेज्जोदड़्ोसे प्राप्त सील नं० ३/से £ तक पर अज्लित 
तथा कार्योत्सग्ग मुद्रामे स्थित आकृतियोके साथ भी बना 
हुआ है । उधर शिवका चिन्ह भी बैल है। इधर ऋषभ देवका 
निवाण कैलाससे माना जाता है उधर शिवको केलासवासी माना 
जाता है | 

डा० भण्डारकर शिवके साथ उमाके योगको उत्तरकालीन 
बतलाते है। उमाका नाम केन उपनिषद्मे आया है और उसे 
हैमवती - हिमवत्‌की पुत्री बतलाया है, किन्तु शिव या रुद्रकी 
पत्नी नही बतलाया है ! 

इस सम्बन्धमे विशेष प्रकाश डालनेके लिये हमे वेदीकी ओर 
जाना दोगा। क्योकि डा० राधाकृष्णन जेसे मनीपीने भी यह 
स्वीकार किया है कि वेदोमे ऋषभ देव आदि जैन तीथंइुरोके 
नाम आये है । 

ऋग्वेद ( २-३३-१६५ ) मे रुद्रसूक्तम एक ऋचा है-- 

“एवं वओ्जो बृपभ चेक्रितान यथा देव न हणीपे न हंसी ।' 
हे वृषभ !' ऐसी कृपा करो कि हम कभी नष्ट न हो । 
ओर भी एक मंत्र है-- 
अनवीण बृषभं मंद्र जिद्न वृहस्पतिं वधया नव्यम्के: । 

आगे चलकर बैदिक रुद्र देवताने शिवका रूप ले लिया और 
वे पशुपति' कहलाये यह बात स्बविश्रत है । किन्तु ताण्ड्य ओर 
शतपथ ब्राह्मणमे ऋषभको पशुपति कहा है । यथा 


हि> इ० फि, जि० १ 
चीनी यात्री हुएन्स्सागने (ई० ७वीं शतीके मध्यमे ) अपने 





प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १०६ 


ऋषभो वा पशुनामधिपति (तां० क्रा० १४-२-७) 
ऋषभो वा पशूनां प्रजापति: ( शत० ब्रा० ७, २-७-१७) 
'पशु” शब्द का अथे शत० ब्रा० ( ६-२-१-२ ) में इस प्रकार 
किया हे-( अग्नि ) एतान्‌ पद्न पशूनपश्यत्‌। पुरुषमश्च' 
गामविमजम्‌ । यदपश्यत्तस्मादेते पशवः । 
अथोत्‌ अग्निने ( प्रजापतिने ) पुरुष, अश्व, गौ, भेड़, बकरी 
इन पॉच पशुओको देखा। ( संस्कृतमे देखना” अथंवाली हश 
घातुके स्थानमे 'पश्य” आदेश होता है) अतः क्योकि इनको देखा 
इसलिये ये पशु कहलाये । 
ब्राह्मणग्रन्थोंमे पशु शब्दके अथ इस प्रकार पाये जाते है -- 
श्रीवें पशवः । ( तां० ह्रा०, १३-२-२ ) 
पशवो यशः | ( शत» ब्रा० ९, ८-१-३८ ) 
शान्ति: पशब: । ( तां० ४-५-१८ ) 
पशवो बे राय । ( शत» ब्रा० ३, ३-१-८ ) 
आत्मा वे पशु: ( कोल्स्य त्रा० १२-७ ) 
श्रथोत्‌ श्री, यश, शान्ति , घन, आत्मा आदि अनेक अशथोॉमें 
पशु शब्दका व्यवहार वैदिक साहित्यमे हुआ है। अतः 
पशुपति शब्दका अर्थ हुआ-प्रजा, श्री, यश, धन आत्मा 
शादिका स्वामी | ओर ऋषभ पशुपति है । 


यात्रा विबरणमे पाशुपतोंका निर्देश किया हे। वह लिखता है 
कि कुछ स्थानोंमे महेश्वर के मन्दिर हैं जहाँ पाशुपत लोग पूजा 
करते हैं। बनारसमें उसने दस हजारके लगभग अनुयायी पाये 
जो महेश्वरको पूजते ये, अपने शरीरपर भभूत रमाते थे, 
नगे रहते थे, अपने वालोंको बॉघे रहते थे | ( वै० शै०, 
० १६७ ) । 


११० जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


इसी तरह महा भारत अनुशासन परम महादेवके नामोमे 
शिवके साथ ऋषभ नाम भी गिनाया है। यथा -- 


ऋषमभत्व॑ पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः। अ०१४,शछो ० १८। 


ब्रात्य 

बेदिक बाढ़ यामकी एक कठिन पहेली त्रात्यः भी रहा है । 
ऋग्वेदके अनेक मन्त्रोमें ( १-१६३-८, &€-१४-९२ आदि ) 
ब्रात्य शब्द आया है । अतः स्पष्ट है कि ब्रात्य' बहुत प्राचीन है । 
यजुबंद तथा तेत्ति० ब्रा० ( ३, ४-/-१ ) मे ब्रात्यका नाम नरमेध 
की बलि सूचीमे आया है। अथोत्‌ नरमेघमे जिन मनुष्योका 
बलिदान किया जाता था उनमे ब्रात्य भी थे। महाभारतमे 
( ५-३४-४६ ) ब्रात्योका महापातकियोमे गिलाया है। किन्तु 
अथ्वबेदम ब्रात्यका वर्णन बहुत ही प्रभावक है । अथवंके १४वें 
काण्डका पहला सूक्त ह-- 

ब्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति समैश्यत्‌ । 
अर्थात - ब्रात्य ने अपने पर्यटनमे प्रजापतिकों शिक्षा और 
प्ररणा दी । एक ब्रात्यका प्रजापतिका शिक्षा देना अवश्य ही एक 
आश्रयजनक वात है। अत सायणने इसकी व्याख्यामे 
लिखा है-- 

५ 'कंचिद्‌ विद्त्तमं महाधिकारं पृण्यशील विश्वसम्मान्यं 
कमपरे ब्रक्मणेविंद्विष्टं ब्रात्यमनुलक््य. वचनमिति 
मन्तव्यम्‌ ।' 

अर्थात्‌- यहाँ किसी बिद्वानोमे उत्तम महाविकारी, पुण्यशील 
विश्वपूज्य ब्रात्यको लक्ष्य करके उक्त कथन किया है, जिससे 
कमंकाणडी ब्राह्मण विद्वेप करते थे। 


प्राचीन स्थितिका भ्रस्वेषण १११ 


अथवबेदका वह विद्वानोंमें उत्तम, महाधिकारी, पुस्यशील 
आर विश्वपूज्य ब्रात्य कोन है, यह आज भी अन्धकारमें है । जो 
ब्रात्य प्रजांपतिको शिक्षा दे सकता है बह अवश्य ही उक्त विष- 
योका अधिकारी होनेके योग्य है। किन्तु जिस ब्रात्यको बेदिक 
साहित्यमे संस्कारहीन, और पतित तक बतलाया गया है उसके 
सम्बन्धमे अथवंबेदका उक्त कथन अवश्य ही अपनी कुछ 
विशेषता रखता है | इसीलिये भाष्यकार सायशुको 'कंचित! शब्द्‌ 
का प्रयोग करना पड़ा है क्योकि सब ब्रात्य तो इस योग्य हो नहीं 
सकते थे। उक्त विशेषणोंमे केबल एक विशेषण ही ऐसा जो 
ब्रात्योके सम्बन्धर्म वैदिक दृष्टिकोणका सूचक है। वह है-- 
“कमंपरे ब्रक्मिणविद्धिष्ट!-कर्मकाण्डी ज्ाह्मण जिससे विद्देष 
करते हैं ।' 

अथववेदके १५वें कास्डके सम्बन्धमे जमेनीके डा० हावरने 
लिखा है |--ध्यानपूर्वक विवेचनके बाद मुझे स्पष्ठतया विदित 
हो गया कि यह प्रबन्ध प्राचीन भारतके त्राह्मणेतर आयधममंकों 
माननेवाले ब्रात्योके उस बृहत्‌ वाह मयका कीसती अवशेष है जो 
प्राय; लुप्त हो चुका है ।” 

डा० हावरने ब्रात्योंके सम्बन्ध में लिखा है--“अपनी पुस्तक 
देर ब्रात्य' में मैने बताया है कि 'व्रात्य' शब्द ब्रातसे व्युत्पन्न 
हुआ है, जिसका अथे है ब्रत पुण्यकायमे दीक्षित मनुष्य या 
सनुष्योका समुदाय । यह ज्राह्णोके दीक्षितका ठीक प्रतिबाचक 
है, आ्राह्मणोके यहाँ ब्राह्मणको सर्वोत्तम दीक्षित कहा गया है। इसी 
कारण सत परिवर्तनके बाद जब ब्रात्योने ब्राह्मण धर्म स्वीकार 
किया ता बे लोग ब्राद्यण वर्गम लिये गये। ब्रात्य लोग असलमें 


१. भा० अनु०, पृ० १३।॥ 


११२ जै० स,० इ०-पू्वे पीठका 


डस विधर्मा सम्प्रदायके पूज्य ब्यक्ति थे जिसका प्रधान देवता रुद्र 
था | शुरूमें ये लोग अद्ध त वेशवाली टोलियोमे घूमनेवाले धर्म 
गुरू और जादूगर थे, जिनकी कई श्रेणियां थी और अपना एक 
अलग ही पवित्र ज्ञान था, और बाद मे एकाकी योगी, सिद्ध, जो 
अपने गुप्त ज्ञान ओर पवित्र अनुष्ठानोक्ा खजाना लिये देशमे 
घूमते फिरते ।” 
डा० हववरने श्रात्योकों रुद्रका अनुयायी बतलाया है। वियना 
ओरियन्टल जनेल (जि० २५, प्० ३५५-३६८ ) में पॉल चार 
पेन्टर ( ?87) (28/06७0॥67 ) ने भी ब्रात्योको आधुनिक शैबोका 
पूवंज तथा अथववेदके उक्त ब्रात्यको रुद्र शिव बतलाया था 
किन्तु ए० बी० कीथने (ज० ए० ०. सा० १८२१) बड़ी ही 
ग्यतासे उनकी मान्यताका निराकरण कर दिया। मि० चारपेन्टर 
के मतका निराकरण करते हुए मि० कीथने लिखा हँ-अथवे- 
काण्ड १४से * भी इस बातका समथन नही होता कि ब्रात्य रुद्र शिव 





१. भ्रथववेद कार्ड १४के पहले सूक्तमे बरात्यका वर्णन इस प्रकार 
आरम्म होता है-- 
१- वात्य घूम रहा था, उसने प्रजापतिको प्रेरित किया । 
२--उसने प्रजापति रूपमे सुवर्शकों अपनेमे देखा | उसे जना । 
३--वह एक हो गया, वह माथेका ललाम हो गया | वह महत्‌ 
हुआ, वह ज्येष्ठ हुआ्रा, ब्रह्म हुआ, सजनेवाली गर्मी तप) 
हुआ ओर इस प्रकार प्रकट हुआ । 
४--वह उद्दीसत हो उठा, वह महान हो गया, महादेव बन 
गया | 
५--बह देवताओके ईश्वरत्वको लांघ गया, ईशान हो गया । 
( भा० अनु० प्रृ० १४ ) 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ११३ 


था। इसमें सन्देह नहीं कि अ्रथवंवेद काश्ड १५ का वर्णन आात्यसे 
सम्बद्ध है। किन्तु उसमें मुझे यह कहीं नहीं मिला कि ब्रात्य रुद्र 
शिव है। अ्रथवेका उक्त अंश त्राह्मण शैज्ञीमें है और बह बादका 
रचा हुआ प्रतीत होता है। उसमे बत्यकी प्रशंसा है, किन्तु 
अथवेसे इस प्रकारके धार्मिक सिद्धान्तोका पाया जाना साधारण 
बात है, ओर बे बतलाते हैं कि 'त्रात्य' के पीछे एक महान देवका 
रूप अन्तनिद्दित है । अथव इतना ही बतलाता है कि ब्रात्य महा- 
देव और ईशान हो गया, किन्तु १५-५-१ मे भाव, शव, पशुपति, 
उदग्देषब, इशान ओर रुद्रको उसका सेबक बतलाया है। यह सब 
उसकी लोकिक सामर्थ्यकों बतलाते हैं किन्तु उसके मूल स्वरूपको 
प्रमाणित नहीं करते ( ! 


अथवे० का० १४, के दूसरे सूक्तमें एक वाक्यांश इस प्रकार 
है--'सुबर्णमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌” इस वाक्यमे सुवर्णके 
स्थानमे 'हिरण्य गर्भ' बदलकर शेष सम्पूर्ण वाक्य लगभग इसी 
रूप में त्रात्य अनुभ्रुतिसे सम्बद्ध श्वेता० उप० (३-४-२ ) में इस 
प्रकार दुहराया है--'यो देवानां प्रभवश्व उद्धवश्व विश्वाधिपों दद्रों 
महर्पि हिरएयगर्म जनयामास पूव॑म्‌ । 

यहाँ 'हिरण्य गर्भ! शब्द उल्लेखनीय है। इसके सम्बन्धमें 
हम श्ागे लिखेंगे। यहाँ यह शझ्ढा होती है कि क्‍या हिरण्य- 
गर्भका ब्त्यके साथ सम्बन्ध है । यदि है जैसा कि लगता है 
तो फिर यह ब्रात्य हिरण्यगर्भ कौन व्यक्ति था--जैंन शास्रोंमे 
तो ऋषभ देवको हिरण्यगभे कहा है और उनके शरीरका वर्ण 
सुवर्णके समान बतलाया है। अथव ( १६-४२-४ ) में भी ऋषभ 
देवके सम्बन्धमें एक मंत्र आया है। 


ब्राह्मण प्रन्थोंमे ऐसे निर्देश नहीं मिलते जिनके आधारपर 
 ् 


श्श्ड जै० स० इ०-पूवे पीडिक्ा 


त्रात्योंच्ी ज़न्सभूमिका न्थविय किया जा सके। तथापि अथवबेदसे 
मागधोका ज्रात्योके साथ निकट सम्बन्ध बतलाया है । पत्तः त्रास्यों- 
को मगधका ब्रासी माना जाता है। तथा बेदिक साहित्यके 
उल्लेखोंके अनुसार ब्रात्य लोग नत्तो ब्राह्मणोके क्रिया काण्डकों 
म्पनते थे, न खेती ओर व्यापार करते थे। अत्तः न वे आह्मण 
थे और न बैश्य । किन्तु योद्धा थे--धनुषवाण रखते थे। 


मनुस्मति ( अ० १० ) मे लिच्छवियोका ब्ात्य बतलाया है । 
सातवीं-छठी शत्ताब्दी इस्वीपूबमे विदेहके पड़ोसमें वेशाली गणतंत्र 
था--जो लिच्छवियोंका था । इनके गशंका नाम बृजि या वज्िगण 
था। ये लिच्छवि लोग क्षत्रिय थे ओर मगध देशके निकट बसते 
थे। अन्तिम जैन तीर्थक्षर भगवान महावीरकी माता लिच्छबि 
गणातंत्रके प्रमुख जेन राजा चेटककी पुत्री थी । बुद्धने लिच्छवियो 
ओर उनके बज्जिगणकी बड़ी प्रशंसा की है । महापरिनिब्बाण सुत्तसे 
पता चलता है कि उन बज्नियोके अपने चेत्य थे और अपने 
अहंत्‌ थे। उन अहतों और चैत्योके अनुयायी ब्रात्य कहलाते 
थे। ( भा० इ० रू०, प्र० ३४६ का पाद टिप्पण )। 

इस तरह ब्रात्योको मगधका बासी और लिच्छवियोंका त्रात्य 
बतलानेसे तो ब्रात्य लोग क्षत्रिय और जेैनों के पूव॑ज प्रतीत 
होते हैं । 

श्री का० प्र ० जायसबालने ( मा्डने रिव्यु १६२८, प्रू० ४६७ ) 
लिखा हे--लिच्छुबि पाटलीपुत्रके अपोजिट” मुजफ्फरपुर जिलेमें 
राज्य करते थे। बे ब्रात्य अथोत्‌ अन्राक्षण क्षत्रिय कहलाते थे। 
वे गणतंत्र राज्यके स्वाम्री थे । उनके अपने पूजा स्थान थे, उनकी 
अवैदिक पूजाविधि थी, उनके अपने धार्मिक गुरु थे। वे जैनधर्म 
ओर बौद्धघमंके आश्रदाता थे। उनमे यहावीर का जन्म हुआ | 
मनुने उन्हें पतित बतलाया है।' 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्श्७ 


, आत्योंकी ओर, सबसे प्रथम जिस विदेशी विद्धानूका ध्यान, 
आऊकुंष्ट हुआ बंह. थे श्री बेवर । बेवरका मत ,था कि, ब्ाल्य बौद्ध, 
धर्म जैसे, किसी अन्राह्मण घर्मके अलुयाग्री श्रे । किन्तु वैदिक 
साहित्य और बौद्ध धर्मके उद्गम कालके बीचसें सुदीर्घ काज़का 
अन्तराल होनेसे ब्रात्योाका सम्बन्ध बोद्धधर्मके साथ नहीं मात्ता 
जा सकता था। तथा उस समय तक जैनधघमके म्वतंत्र अस्तित्वमें 
ही कतिपग्र विह्मनोकों सन्देह था जिनमें स्वयं चेवर, भी. थे ॥ अत 
बेबरकी उक्त मान्यताको प्रश्नय नहीं मिला। किन्तु आज जैनधर्मको, 
न केवल्ल स्वतंत्र अस्तित्व ही प्रमाणित हो चुका है,किल्तु बोद्ध- 
धर्मसे प्राचीन भी मान लिया गया है और इस तरह भारतके. 
ऐतिहासिक कालके आरम्भ वक उसका अ्रस्तित्व जाता हे | तथां 
मोहेंजोदड़ोसे श्राप्त सीज्ञोपर अंकित कायोत्समर्मे (स्थित' नग्न 
आकृति यदि ऋषभ देवको प्रमाणित होती है तब तो जेमधमंकी' 
प्राचीनता सिन्धु संभ्यता तक चली जाती है । उक्त स्थिति बेव- 
रका सत ही सत्यके अधिक निकट प्रतीत होता है क्योंकि कौठधधम 
जेसा अन्नाह्मण धरम जेनधंमे ही हो सकता है। ओर अथयव का० 
१६ के प्रथम सूक्तक भाष्यमें सायणके द्वारा आत्यके लिये प्रयुक्त 
कमंपरें जांह्णीविद्विष्टं-- कर्मकार्डी आह्मण जिससे 'द्वेंष करते 
हैं, विशेषण भी जेनघमके पुरस्कतो ओर 'अमुयाकी के लिये 
सुसंगत बैठता है | अस्लु, 


जात्य” शादद अत या आतसे बना है। जन घममें श्रतोंका 
जो महत्व है वह आज भी क्रिसी ब्राह्मणेतर धममे नहीं है | तथा 
ब्रात्यका अथ घुमकड़ होता है। ,अथोत्‌ ज्ञो एक जगह स्थिर 
होकर न रहता हो । 'वज्जि! शब्द भी त्रज या 'वर्ज ? धातुसे बना 
प्रतीत होता है । त्रज॒का अथ चलना है और 'वज: का ,शर्थ है 


११६ जैं० सा० इ०-पुर्व पीडिका 


त्यागना । अतः ब्रात और ब्रज का अर्थ समान है तथा त्रत और 
वर्जका अर्थ समान्‌ है। त्रतका मतलब ही त्याग है जो बर्जका 
भी मतलब है। तथा त्रातका मतलब है घुमकड़ और ब्रजका 
चलना । ब्रजसे ही 'परित्राजकः शब्द बना, जो साधुके अथरमें 
व्यवहृत हुआ । 


डा० हावरने' लिखा है - 'अथब० का० १५, सूक्त १०-११ मे 
लौकिक ब्रात्यको अतिथिके रूपमे देशमे घूमते हुए तथा राजन्यो 
ओर जन साधारणके घरोंमें जाते हुए दिखलाया गया है। 
ठुलनासे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अतिथि धूमने 
फिरनेवाला साधु ही है जो पूर्वकालमे पुरोहित या जादूगर होता 
ओर बादमें सिद्ध, जो अपने साथ अलोकिक वातोका गुप्त ज्ञान 
लाता और अपना स्व्रागत करनेवालोको आसीस देता । ऋग्वेद 
ओर अन्य घर्मांस तुलना करनेपर मालूम पड़ता है कि यह 
आयोबते और यूरोप ( ? ) की उभयनि४ संस्था थी, और प्राचीन 
भारतमे ब्रात्य लोग उसके ब्राह्मणेतर प्रतिनिधि थे। वह जहाँ 
जाता उसकी आवभगत बड़ी श्रद्धा भक्तिसे होती । ओर ब्रात्य 
देवताकी तरह, जिसका कि वह प्रतिनिधि है / १३-८-६ ) उसका 
स्वागत किया जाता । इस आतिथ्यका वड़ा माहात्म्य है | यदि वह 
किसी घरमें एक रात ठहरे तो गृही प्रथ्वीके सब पुण्य ल्ोकोको 
पा जाता है । दूसरे दिन ठहरे तो अन्तरीक्षके, तीसरे दिन द्‌ के, 
चोथे दिन पुण्यके पुण्य लोकोकों तथा पॉचबें दिन अपरिमित 
पुण्य लोकोंको । * “” १२ वें सूक्तके आरम्भमं पता चलता है कि 
अतिथि अब धूमते धमंगुरुऔर जादूगरके रूपमें पहले ब्रात्यों 





१, भा० अनु०, प्र०. १९। 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ११७ 


वाली सजधज और मण्डलीके साथ नहीं आता । अब तो यह 'एवं 
विद्वान ब्रात्य:” है जिसके ज्ञानने अब पुराने कमकांण्डकी जगह 
ले ली है। प्राचीन भारतमें एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसपर यह 
बात घट सकती है। वह है पारिब्राजक योगी या संन्यासी। 
योगियो-संन्यासियोंका सबसे पुराना नमूना ब्रात्य है ।” 


उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि ब्रात्य श्रमणशील साधु थे। 
अतः प्राचीन ब्रात्य लोग यदि उत्तर कालमे 'बज्जि? कहे जाने लगे 
हो तो को5 आश्चय नही है । 


ऊपर लिखा है कि ब्रात्य शब्द ब्रत या ब्रातसे बना है। अथवोे 
का० १४ के सूक्त २-७ में विश्वपुरुष ब्रात्यके श्रमण ओर कमे- 
काण्डका वर्णन है। उनमे प्रधान महात्रत है जैनोंमे आज भी 
साधुओंके ब्रतोमें महात्रत ही प्रधान हैं । 


वक्त काण्डके पहले सूक्तमे आदि देवको ब्रात्य कहा है। तथा 
तीसरे सूक्तमे विश्व ब्रात्य पूरे एक वर्ष सीधा खड़ा रहता है। 
जैनोमे ऋषभ देवकों आदिदेव कहा जाता है क्योकि बह प्रथम 
तीथंड्ूर थे। तथा प्रत्नज्या ग्रहण करनेके पश्चात्‌ छे मास तक वे 
कायोत्सग रूपमे सीधे खड़े रहे थे ओर छे मास तक आहारके 
लिये भटकते फिरे थे । इस तरह एक वर्ष उन्हें एक तरहसे खड़ा 
ही रहना पड़ा था। हम नहीं कह सकते कि इस सबमे कितना 
तथ्य है, किन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं, कि अथवंवेदका 
१५वां काण्ड आज भी वेदिकवाडझुमयकी सबसे कठिन पहेली बना 
हुआ है। ओर त्रात्योकी स्थितिका नये सिरेसे अध्ययन होनेकी 
आवश्यकता है । 


'१ृश्८ जै७ सा० 'इ४-पुर्व' पीठिका 
।" "। । ।  हिसुण्यगर्म और ऋषमदेव ''  । 
' 'कहवेद मं १०, खू3 १२! की पहली ऋचा इस प्रकार है. -- 
' | 'हिरण्यगर्भ: समव्तताम भूत॑स्‍्य जातः पतिरेक श्रासीत। 
पत दाघार प्रेथिवी द्योमुतिमां करते देवाय हथिषा विधेम ॥ १ ॥ 


, | इसमें बतलाया है कि पहले हिरिय्रगर्भ हुए । बह प्राणीमात्रके 
एक स्वामी थे । उन्होंने आकाश सहित प्र॒थ्वीका धारण किया। 
हम हविके द्वारा किस देवकी आराधना करे। 


सायशने इसका भाष्य इस प्रकार किया है-- 
| 07०4 $५ 9 


के 


।'.. हिरिण्यगंभी हिस्एमयस्याण्डस्यथ गर्भभूत- प्रजापतिहिंरण्थगभः ) 
'तथो ' व तैत्तिरीयकं-प्रजापतित्रँं हिरए्यगर्भः प्रणापतेरनुरूपाय ( तै० 
स० ५-४-१-२ ) । यद्वा दिरएयमथों 5अण्डो गर्भवद्यस्थोदरें व्तते सोउसौ 
सूत्नात्मा हिरए्यगर्भ उच्यते । अग्रे प्रपश्च लत्तेः प्राक्‌ समवतंत्‌ मायाध्य- 


'ज्ञात्‌ सिशक्षोः परमात्मकः साकाशातू समनायत |“”''“सर्वत्य जगतः 
परीश्वर आ्रासीत्‌ ””“*”॥! 


रे 
| 


तैत्तिरीय संहिता में हिरण्यगर्भका श्रथ॑ प्रंजापति किया है । 
अतः आचाये सायण उसीके अनुसार हिरण्यगर्भको व्युत्पति 
, करते हैं--हिरण्यमय अण्डेका गर्भभूत” अथवा जिसके उंदरमें 
_हिरएयमय अण्डा गर्भकी तरह रहता है। वह हिंरण्यंगर्भ प्रपत्बकी 
उत्पत्तिसे पहले र्ष्टिरचनाके इच्छुक परमात्मासे उंत्पन्न' हुआ ।? 


' । थहाँ हमें यह स्मरण ' रंखना चाहिये कि 'सायेण पन्द्रहृषों 
' विक्रमशंतीके विद्वान हैं,,'उस समय तक अ्रजाषति प्रहय। बन चुके 
थे और सृष्टि रचनाकी पोराणिक प्रक्रिया प्रचलित हो चुकी थी। 


पभ्राच्षीन स्थितिका अन्वेष्य |! 


अतः ऋग्वेदका यह हिस्ण्यगर्भ वाह्तवसें कोन' है यह अभी तक 
भी स्पष्ट नहीं हो सका है। मि० बालिस ( ४७))।७ ) का कहमा 
है कि हिरण्यगर्भ शब्द ल्ाक्षणिक है, यह विश्वकी मद्दान्‌ शक्तिको 
सूचित करता है जिससे सब उत्पन्न हुए। यह एक विचार है जो 
उत्तरकालीन न्रद्माफी कल्पनाके अतिनिकट है ( हि प्री० इं०, 
प्रृ० १५ )। 


विक्रमकी नौबीं शतीके जेनाचाय जिनसेनने - जिन्होंने ऋषभ 
देवका विस्तृत चरित 'महापुराण' लिखा है, ऋषभ देवको हिरए्य- 
गभ" कहा है । जैन मान्य ताके अनुसार जब ऋषभदेव गभमें 
आये तो आकाशसे स्वर्णंकी वर्षा हुई। इसीसे वे 'हिरण्यगर्भे! 
कहलाये। 


योग के जनक हिरिण्यगर्भ 


जन महापुराण तथा श्रीमद्भागवत्‌ के अनुसार ऋषम देव 
बड़े भारी योगी थे। जेन पुराण तो उन्हे ही योग मार्गका आय 
प्रवतेक बतलाते हें । उन्होंने ही सर्व प्रथम राज्यको त्यागकर 
बनका मार्ग लिया था। माहेजोदड़ोसे प्राप्तम्ति भी, जिसके 
ऋषभ देवका पृवरूप द्वोने की संभावना की जाती है-योगकी 
मुद्रा में 


१. सैषा हिरण्यमयी बृष्टिः घनेशेन निपातिता । 
विभोर्टिरिस्यगर्भत्वमिव बोघयितु जगत्‌ ॥पव॑ १२,६५)॥ 
“पत्मटिश्रस्स जस्स उ हिरण्णबुद्दी सकंचणा पडिया । 
तेशूं हिरएणगढमों जयम्मि उबगिज्वए उससों ।” 
( पठम० ३, ६८ ) 


१२० जें० सा० हृ«-पूर्व पीठटिका 


उधर महाभारत शान्ति०, अ० ३४८ में हिरण्यगर्भ को योग 
का वक्ता बतलाया है। यथा-- 


हिरण्यगर्भा योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः | 


अथात्‌ हिरण्यगर्भ योगमार्गके प्रबतेक हैं अन्य कोई उनसे 
पुरातन नही है । तो क्या ऋषभदेव और हिरिण्यगर्भ कहीं एक ही 
व्यक्ति तो नहीं है, इधर जैन शाखत्र ऋषभदेवका काल बहुत 
प्राचीन बतलाते हैं तो उघर ऋग्वेद 'हिरण्यगर्भ: समवतेताग्र ! 
लिखकर हिरण्यगर्भकी प्राचीनताको सचित करता हे। “हिरण्य- 
गर्भ? शब्द लाक्षणिक होते हुए भी किसी व्यक्ति का सचक 
है यह बात ऋग्वेदके 'हिस्ण्यगरभः समवतंताग्रे! पदसे व्यक्त 
होती है । 


हिन्दू पुराणों में ऋषभदेव 


नाभि पुत्र ऋषभ और ऋषभ पुत्र भरत की चचों प्रायः सभी 
हिन्दू पुराणों में आती है । मार्कण्डेय पु० अ० ५०, कूम पु०अ०४१ 
अग्नि पु०अ०१०, वायु पुराण अ० ३३, गरुण पु० अ० १९, त्रह्मास्ड 
पु०अ० १४, वाराह पु० अ० ७०, लिग पुराण अ० ४७, विष्णु पु० 
२, अ० १, और स्कन्द पु० कुमारखण्ड अ० ३७, में ऋषभदेवका 
बर्णन आया है। इन सभीमे ऋषभको नाभि और मरू देवीका 
पुत्र बतलाया है। ऋषभसे सो पुत्र उत्पन्न हुये। उनमेंसे बड़े पुत्र 
भरतको राज्य देकर ऋषभने प्रत्रज्या श्रहण करली । इल भरतसे 
ही इस देशका नाम भारतवष पड़ा । यथा-- 


नाभिस्वजनयत पुत्र मेरुदेव्यां महाद्यतिः । 
ऋूषभ पार्यिवश्रेष्टे सर्वक्षत्रस्यपूव॑जम्‌ ॥ 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १२१ 


ऋषभाद्‌ भरतो जशे बीरः पुत्रशताग्रजः | 
सोउभिषिच्यपभः पुत्र महाप्राज्राज्यमास्थितः | 
दिमाहं दक्षियं वर्ष तस्य नाम्ना विदुबु घाः । 


उक्त श्लोक थोड़ेसे शब्द भेदके साथ प्रायः उक्त सभी पुराणोमें 
पाये जाते हैं । प्राय. सभी हिन्दू पुराण इस विषयसें एकसत हैं कि 
ऋषभ पुत्र भरतके नामसे इस देशका नाम भारतवर्ष पढ़ा, न कि 
“दुष्यन्त पुत्र भरतके नामसे | हिन्दू पुराणोंका यह ऐकमत्य निस्स- 
न्देह उल्लेखनीय है । 
श्रीमद्भागवतमें तो ऋषभावतारका पूरा बर्णन है और 
उन्हींके उपदेशसे जैनधमकी उत्पत्ति भी बतलाई है । डा० आर * 
जी० भण्डारकर' के मतानुसार “२५० इं० के लगभग पुराणोंका 
पुननिमाण होना आरम्भ हुआ और गुप्रकाल तक यह्‌ क्रम जारी 
रहा । इस कालमें समय-समयपर नये पुराण भी रचे गये ।? 


इस तरह उपलब्ध पुराण प्रायः गप्तकालकी क्षृतियाँ हैं. और 
उनमे वर्णित प्राग ऐतिहासिक कालीन घटनाओंको तथ्यके रूपमें 
स्वीकार कर सकना यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी भारतके अनेक 
प्राचीन बंशों और अनुश्रतियोंका संरक्षण उन्हींके कारण हो 
सका है ओर भारतीय इतिहासकी त्रटित श्व्धलाओंको जोड़नेमें 
भी पुराणोंका साहाय्य कम नहीं रहा है | इसलिये पुराणोमें चर्चित 
विषयोको कारी गप्प कहकर नहीं उड़ाया जा सकता। उनमें भी 
आंशिक तथ्योकी संभावना हे। अतः अधिक नहीं तो कम-से- 
कम इतना तो स्पष्ट ही है कि ऋषभदेव, उनके माता पिता तथा 


] 3 9९९३० 70 ९६०)ए वगाताक्ा। 88079, ( मण्डारकर 
लेख संग्रह जिल्‍द १, ४० ५६ ) 


श्२२ जै० सा० इ०-पू्वे पीठिका 


पुत्रोंके सम्बन्धमें एक ऐसी अलुश्नति चली आती थी जिसे 
लेकर हिन्दू और जैन पुशणकारों तकमें प्रायः मतभेद नहीं था । 


यह कहा जा सकता है कि हिन्दू पुराणोमे वर्शित ऋषभदेबके 
वर्णनको ही पुराणकारोंने अपना लिया। किन्तु विचार करनेपर 
यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता । यह पहले लिख आये हैं कि 
ऋषभदेवके प्रथम जैन तीथेह्डर होनेकी मान्यता इस्वी सन्‌ से भी 
पर्वमें प्रवर्तित थी, इतना दी नहीं, ऋषभदेवकी मूर्तिकी पूजा 
जैन लोग करते थे यह बात खारवेलके शिलालेख तथा मथुरासे 
प्राप्त पुरातत्वसे प्रमाणित हो चुकी है। तथा हन्दू पुराणोंसे भी 
पूथेके जैन गन्थोंमें ऋषभदेबका चरित वर्णित है । 

इसके सिवाय श्रीभागवतमे ऋषभदेवका बर्णन करते हुए 
स्पष्ट लिखा है कि वातरशन ( नग्न ) श्रमणोके धर्मका उपदश 
करनेके लिये उनका जन्म हुआ । यथा-- 


बहिंषि तर्मिन्न व विष्णुदत्त भगवान्‌ परमर्षिमिः प्रसादितों नाभे+ 
प्रयचिकौष॑या तदवरोधायने मददेव्यां धर्मान्‌ दर्शयितुकामों बातरशनानां 
अमयानामषीणामूध्व॑म॑न्थिनां शुक्लया तनुवावततार ॥ २० ॥ स्क० ५, 
आ० ३ | ' 

उक्त नग्न श्रमणोके धर्मसे स्पष्ट ही जैन घम्का अशिप्राय है 
क्योकि आगे भागवत्कारने ऋषभदेवके उपदेशसे ही आहत धर्म 
( जैत् धर्का पुराना नाम ) की उत्पत्ति बतलाई है। उसमे 
लिखा है-- | नर मर 

“भगवान ऋषभके आचरणोंका वृत्तान्त सुनकर कोक, बेक, 
कुटक देशोंका अहेस्‌ नाम राजा भी वैसे ही आचरण करने 
लगेगा और वह मति सनन्‍्द भवितव्यतांसे मोहिस' होकर कललि 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषश ९३०३ 


'युगमें जब अधर्मकी उन्नतिःहोगी, उस समय मिथ सनातन धर्मके 
'मॉर्गको त्यासकर अपनी बुद्धिसे पाखणंडमय कुमार्ग चलावेगा। इंस 
अंधर्म प्रव्तेक राज़ाके पीछे कलियुगके भन्दबुद्धि , मनुष्यगण ईशे- 
रुकी मायामें मोहित होकर अपने अपने शीच शआधचारको स्यांगकर 
देवतोंका तिरस्कार करेगे एवं स्नान न करना, आच्मन न क़रनां, 
अशोच रहना, केशलोच करना आदि विपरीत ब्रतोका अपनी- 
'अपनी इच्छाके अनुसार ग्रंदण करेगे । निसमें अधर्म बहुत 
होता है ऐसे कलियुगमें इस प्रकारके लोग नष्टबुद्ध होकर प्रायः 
सबंदा बेद्‌, ब्राह्मण यज्ञ और दरिभक्तोकों दूषित कर हँसेंगे। वे 
लोग अन्यपरम्परा सट्श वेदविधिवहिप्कृत उक्त श्रकारको 
मनमानी प्रवृत्ति करके अपने कर्मोसे घार नरकमें गिरेंगे। हू. 
राजन ! भगवानका यह ऋषमभावतार एक प्रकारस उक्त अनर्थका 
कारण होनेपर भो रजोगुणमे आसक्त व्यक्तियोकों मोक्षमागे 
हु सिखलानेके लिये परम आवश्यक था। ( भागवत भाषा, स्क० 
५, अ० ६ ) 


उक्त सब वर्णन जेनोंको लक्ष्य करके ही लिखा गया है। दा, 
अरह्हत मामके राजाकी कल्पना मन गढन्त हैं, अहत्‌ जीवन्मुक्त 
दशाका नास है। उस अवस्थामे पहुंचनेपर हा तार्थक्वर धर्मोपदेश « 
करते हैं । शायद भ्रमसे उस्लीको राजा मान लिया है। 


उक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि जैन धर्म और उसके अलुया- 
यिओके प्रति भागवत्कारका अभिप्राय यद्यपि रोषपूर्ण है तथापि 
ऋषभदेवके प्रति ऐसी बात नहीं है। उनके लिये तो उन्होंने 
श्रत्यन्त आदर ह्वी व्यक्त किया है ओर लिखा है- 'जन्महीन 
ऋषभर्देव जीका. अमुकरण' करना तो दूर रहा, श्रनुकरण 
'करनेका मनोरथ मी कोई अन्‍य यागी महीं कर सकता; क्योंकि 


श्रष्टे ज्ञें० सा० हूं ०-पूर्व पीठिका 


जिस योगबल ( सिद्धियों ) को ऋषभजीने असार समझकर नहीं 
ग्रहण किया और-ओर योगी लोग उसीके पानेकी अनेक चेष्टाएँ 
करते है ॥ हे राजन ! ऋषभदेव जी लोक, वेद, देवता, आाह्मण, 
गो आदि सब पूजनीयोके पूजनीय परम गुरु हैं।॥ (स्क० 
$, आअ० ६) 


ऋषभदेव जीमे इतनी अश्रद्धा-भक्ति प्रकट करनेका एक ही 
कारण हो सकता है कि उन्हे विष्णुके अबतारोमें माना गया है। 
किन्तु विष्णुके दस अवतारोमें ऋषभदेवकी गणना नहीं है जब 
कि वुद्ध की गणना है। हॉ, चोबीस अवतारोमे ऋषभदेवकों 
अवश्य स्थान दिया है । 


विष्णुके अवतार 


पुराणोंके अवलोकनसे विष्णुक्रे अवतारोमें भी एकरूपता 
दृष्टिगोचर नही हाती । विभिन्न ग्रन्थकारोने विभिन्न प्रकारसे उनका 
उल्लेख किया है। महाभारत शान्तिपर्वके नारायणीय भागमे छे 
अवतार गिनाये हैं--वराह, नरसिह, वामन, परशुराम, राम ओर 
बासुदेव ऋष्ण। कुछ अन्तर देकर इसीके बाद अवतारोकी संख्या 
दस बतलाई है, उसमे हस, कम ओर मत्स्यकों उक्त छे अबता- 
रोंके आदिमे रखा हे ओर अन्तमें कल्किका रखा है | ऐसा परतीत 
होता है कि जब अवतारोकी खंख्या दस निश्चित हो गईं तो 
अन्तिम अंश उसमे जोड़ दिया गया, ऐसा आर० भण्डारकरका 
अभिप्राय है. ( वै* शै०, ४० ५६ ) 


हरिवंशमें उक्त छे अबतारोका द्वी निर्देश दै। वायु पुराणमें 
दो स्थलोंमे श्रवतारोंका निर्देश किया है। अ० €७ में उनकी संख्या 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्र्ण 


बारदद बतलाई है शोर अ० €८ मे दस अवतार ही बतलाये 
जिनमे छे तो पूर्वोक्त है उनमे चार नाम ओर जोड़े गये है-- 
दत्तात्रेय, एकका नाम न देकर केवल पांचवों लिखा है, वेदव्यास 
ओर कल्कि | वराह पुराणम द्स अवतार बतलाये हैं उक्त छे 
तथा मत्स्य, कम, बुद्ध ओर कल्कि | बादमे ये ही द्स अवतार 
माने गये । अग्नि पुराणमे भी ये ही दूस अवतार बतलाये है। 


भागवत पुरमे तीन स्थलोंमें अवतारोंका निर्देश किया है-प्रथम 
स्कन्धके तीसरे अध्यायमे उनकी संख्या बाईस है, दूसरे स्कन्धके 
सातवे अ्रध्यायमे उनकी संख्या २३ है ओर रकन्ध ११ के चौथे 
अध्यायमें ९६ अवतार बतलाये हैं । 


बाईंस अवतारोका क्रम इस प्रकार गिनाया है--प्रथम सनक, 
सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार अवतार लेकर अखरड ब्रह्मचये 
पालन किया। दूसरी बार प्रथ्वीका उद्धार करनेके लिये वाराह्‌ 
अवतार लिया । तीसरी बार नारद अवतार लिया। चौथी बार 
नरनारायण अवतार लिया। पांचवीं बार कपिल अवतार लेकर 
असुरिको सांख्य शाब्रका उपदेश दिया। छठी बार दत्तात्रेय 
हाकर आत्मविद्याका उपदेश दिया। सातवीं बार यज्ञ नामसे 
अबतार लिया । आठवीं बार नाभि राजाकी मरुदेवी नामक ख्त्रीमे 
ऋषपसभ अवतार लिया ओर सब आश्रम जिसको नमस्कार करते 
हैं ऐसे परमहंस धर्मका उपदेश किया। नोवी बार राजा प्रथुके 
रूपसे अवतार लिया । दसवीं बार मत्स्यावतार लेकर प्रथ्वीकी 
रक्ताकी । ११ वीं बार कच्छुप अवतार लिया। १२ वां धन्व-तरिं 
अवतार लिया। तेरहवाँ मोहिनी रूप धारण करके देवतोकों 
अग्नत पिलाया। १४ वां नरसिंह अबतार, १५ वा वामन अबत्तार, 
१६ वां परशुराम, १७ वां व्यास, १८ राम, १६ और बीसवां 


१२६ जै० सा० इ०-पू्व पीटिका 


ऋष्ण बलदेव । फिर कल्रियुगक्के आरम्भमे जिनसुत बुद्ध होगे, फिर 
कल्षिसुगके अन्तमे कल्कि होगे। 


इस प्रकार अवतारोकी सबसे अधिक सख्या भागवत पुराणमे 
है । इसमे उक्त प्रसिद्ध दस अवतारोमेसे वैराह अ्रवतारका दूंसरा, 
मत्स्यावतारका दसवों, कच्छपका ग्यारहँवों, नुसिहेंका चौदेहवा, 
बामनका १५ वा, परशुरांमकां १६ वा, रांमका श्यवा और 
कृष्णका १€ वा तथा बुद्ध ओर कल्किका ०१ वा और बाईसवा 
नम्बर हैं। इन बाईंस अवतारोमें दा तीन अब्नतार ऐसे भी है, 
जा बेद विरोधी धमके प्रवर्तेक माने जात हैं। उनमे सबसे पहला 
ओर क्रमानुसार पॉचवा अवतार कपिलका है जिसने साख्य- 
शास््रका उपदेश दिया । ओर आठवा ऋषभदेबका है, जिन्ह जैन 
धर्ममें आराद्यतीथथंक्र माना गया है तथा २१ वा अवतार बुद्धका 
है जिन्होंने बौद्धधर्मकी स्थापना की । पिन्तु ऋष्णकों छोड़कर-- 
क्योकि वह तो स्त्रय विदषणु थे, प्रायः अन्य सब॑ अवतांरोमे 
ऋषभावतारकें पति विशिष्ट आदर प्रदर्शित किया गया है और 
उन्हे योगी बतलाया है। किन्तु विष्णुका अवतार बत्तलाने हुए 
उन्हे यज्ञ और ब्राह्मणोकी कृपाका ही फच बतलाया है। ऋषभा 
वतारका वर्णन करते हुए लिखा है-- 


भागवतमें ऋषम चरित 


शुक्रदेवजी कहते हैं--हे राजते ! अग्नीधके पुत्र नाभिने 
सम्तानकी कामसासे मेरुढ्ेवी नाम अपनी युत्रहीम॑ रानी सहित 
एकाम्रे चित्तसे यज्ञके अनुष्ठात्र द्वारा भगवान यज्ष पुरुषकी आरा- 
धना की । यद्यपि भगवान्‌ विष्णुको कोई सहजमे रहीं प्रा सकता। 
किन्तु भगवान्‌ तो भक्तब॒त्सल हैं। अत॑ एच जब जाथिके थज्ञमे 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषज १२७ 


“प्रवरग्य” कर्मोका अनुष्ठान होने लगा तब अपने भक्त नाभ्िकी, 
अभिलाषा पूर्ण करनेके, लिये भक्त परवश एबं स्वतंत्र भगकनः 
विष्णुजी प्रकट हुए। ऋत्विज, .सदस्य और यजमान सभ्री उस 
मूर्तिको देवकर आनन्दसे उठ खड़े हुए और सम्मान पूर्वक, सिर 
ऋुकाकर पूजन करके कहने लगे ( इसके आगे विष्णुकी प्रशंसा, 
है )--भगवन्‌ यह राजर्षि नाभि पुत्रकों दी परमार्थ मानकर 
आपसे आपके ही समान गुण शीलवाला पूत्र माँगते हैं॥ 
भरत खण्डके स्वामी राजा नाभि जिनके चरणोंमें प्रणाम करते 
हैं. उन ऋत्विज ऋषियो ने इस प्रकार स्तुति करके भगवान॑के 
चरणोमे प्रणाम किया। तब भगवांन बोले--हे ऋषिगण ! तुम्हारे 
वाक्य कभी निष्फन नहीं हो सकते । किन्तु तुमने हमसे जो वर 
मांगा है वह बड़ा ही दुलेभ है। राजा नाभिके मेरे ही समान 
स्वभाव और गुणवत्राला पुत्र उत्पन्न हो, यही तो तुम्हारी प्रार्थना 
है ? यह तो बहुत ही दुलभ है। मेरे समान तो कोई नहीं है, में 
श्रद्धितीय हूँ, मे ही अपने सदृश हूँ। अस्तु, कुछ भी हो, ब्राह्मणो- 
का वाक्य मिथ्या नही हो सकता, क्योकि हिजोमे देक्तुल्य पूजनीय 
विद्वान्‌ ब्राह्मण मेरा ही मुख हे॥ अच्छा हे, में ही श्रपनों 
अशंकलास नाभिके यहाँ जन्म छू गा; क्योकि मुझको मेरे समान 
कोई दूसरा नहीं देख पड़ता ।”? यह कद कर भगवान अन्तधान 
हा गये । तब परमहंस, तपस्वी, ज्ञानी ओर नेधिक ब्रद्यचारी 
लोगोको घर दिखानेके लिये नाभि राजाके , श्रन्तःपुरमें उनकी 
रानी मेरुदेवीके गर्भसे भगवानने सत्त्वमू्ति ऋषभदेव जीके रूपसे 
जन्म लिया ( भा० पु०, स्क9 £, अ० ३ ) | 


उक्त विवरणसे स्पष्ट है कि ऋषभदेव जीकी उत्पत्तिको भी 
यज्ञ और बआह्मणोंकी कपाका फल तथा बिष्णुका प्रसाद बतलानेके 
साथ-साथ विष्णुक्रो सर्वोपरि देवता ठहराना ही उक्त कथनका 


श्य्८ जै० सा० ह०-पूर्व पीटिका 


लक्ष्य है। भागवत्तमें कपिलको भी विष्णुका अवतार माना है । 
किन्तु चु कि कपिलके पित्ता ऋषि थे, अतः उन्हें नाभिकी तरह 
यज्ञ करके त्राक्मणोंके द्वारा विष्णुसे सिफ्रारिश नहीं कराती पड़ी । 
उन्होंने अपनी पत्नीसे कह दिया कि तेरे गर्भसे भगवान अवतार 
लेगे। बस, भगवानकों अवतार लेना पड़ा। बत्राद्षणका वचन 


भूठा कैसे हो सकता है ? 


कपिल ऋषि ओर ऋषभदेवके मुखसे जो उपदेश कराया गया 
है उसमे भेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि कपिल सांख्य शाख्रके 
लपदेष्टा थे और ऋषभदेव परमहंस ( जैन ) घर्मके फिर भी जहाँ 
तक भगवद्भक्तिकी बात है, दोनोके द्वारा उसका समर्थन ही 
नहीं, प्ररूपण भी कराया गया है। किन्तु ऋषभदेवकी अपेक्षा 
कपिलके द्वारा भक्तिका प्ररूपण विशेष जोरदार है ओर ऐसा 
होना उचित ही है क्योकि कपित्॒के सांख्य दर्शनकों गोतामे 
स्थान प्राप्त है । 


परन्तु ब्राद्षणोंकी प्रशंसा ऋषभदेवके मुखसे भी खूब कराई गई 
है। लिखा है-- इस प्रकार ब्राह्मणोकों स्ेपूज्य जानकर उनका 
योग्य सम्मान तो करना ही, किन्तु स्थावर और जगम--दोनों 
प्रकारके प्राणियोको मेरे रहनका स्थान जानकर किसीसे बैर न 
करना, किसीका जी न दुखाना, हर एक समय उनका आदर 
करना ओर शुभ चिन्तक रहना, यही मेरी सबसे बढ़कर 
पूजा है।' 

इस वाक्यमे ब्राह्मण पूजाके साथ वासुदेव भक्ति और अहिंसा 
धर्मकी खिचड़ी पकाई गई है। जैनधर्ममे त्रस और स्थावर 
जीबोंकी मन, धचन कामसे रक्षा करनेका विधान है । 


अन्तमें ऋषभदेव जी कर्मोंसे निवृत्त महामुनियोंको भक्ति- 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १२६ 


क्षान-वेराग्यमय परमहंस धर्मकी शिक्षा देनेके लिए शरीरके सिवा 
सब त्यागकर नंगे, बाल खुले हुए, त्रह्मावतेसे चल देते हैं । राहमें 
कोई टोकता है तो मौन रहते हैं। लोग उन्हें सताते हैं. पर वह 
उससे विचलित नहीं होते । मैं और मेरेके अ्रभिमानसे दूर है। 
परमरूपवान होते हुए भी अवधूतकी तरद्र एकाकी विचरण करते 
हैं। देहभरमें घूल भरी है असंस्कारके कारण बाल उलक 


गये 


४इस प्रकार भगवान ऋषभजोीने योगियोके करने योग्य आच- 

रण दिखलानेके लिये ही अनेक योगचयोओंका आचरण किया, 
क्पोकि वह स्वयं भगवान्‌ मोक्षके स्वामी एवं परमसहत्‌ थे। 
उनका बिना चाहे आकाशमे उड्ना, मनके समान सबेत्र गति, 
अन्तर्थान, परकायप्रवेश और दूरदर्शन आदि सिद्धियाँ प्राप्त थी 
किन्तु उनको उनकी कुछ भी चाह नहीं थी॥ इस तरह भगवान्‌ 
ऋषभदेव लोकपाल शिरोमणि होकर भी सब ऐश्वर्योको तृणतुल्य 
त्यागकर अकेले अवधृतोकी भाँति आचरण घारणकर विचारने 
लगे | देखनेसे वह एक सिड़ी जान पड़ते थे, सिवा ज्ञानियोके 
मूढ़जन उनके प्रभाव ओर ऐश्वरयंका अनुभव नहीं कर सकते थे। 
यद्यपि वे जीवन्मुक्त थे तो भी योगियोकों किस प्रकार शरीरका 
त्याग करना चाहिये, इसकी शिक्षा देनेके लिये उन्होंने अपना 
स्थूल शरीर त्यागनेकी इच्छा की ! जैसे कुम्भकारका चाक घुमाकर 
छोड़ देनेपर भी थाड़ीदेर तक आप ही आप घूमा करता है चेसे 
ही लिज्ञ शरीर त्याग देनेपर भी योग मायाकी वासना द्वारा 
भगवान ऋषभका स्थूल शरीर संस्कारवश भ्रमण करता हुआ 
कोंक, बेंक, कुटक, ओर दक्षिण कनोटक देशोंमें यदक्षा पुबक 
प्राप्त हुआ । वहाँ कुटकाचलके उपवनमें, सीड़ियोकी तरह बड़ी 

<्‌ 


१३० जै० सा० इू०-पूर्व पीढठिका 


बड़ी जटा छिटकाये नंगे धडंगे ऋषभदेव जी विचरने लगे। सब 
बनमे अकस्मात्‌ वायुके वेगसे बॉस हिलने लगे। परस्पर बाँसी 
के रगडनेसे दाबानल प्रकट हुआ, देखते-देखते क्षणभरमे चह्द 
दाबानल सब वनमे फेल गया। उसी अग्निमे ऋषभदेव जीका 
स्थूल शरीर भस्म हो गया । ( भा० पु० स्क० €, अ० ४६) | 


इस तरह भागवतकारने भी भगवान ऋषभदेबको योगी 
बतलाया है। यो तो कृष्णकों भी योगी माना जाता है किन्तु 
कृष्णका योग योगः कर्मसु कौशलमू! के अनुसार कर्मयोग था 
ओर भगवान ऋषभदेवका योग कर्म संन्‍्यासरूप था | जैन धममे 
कर्मसंन्यासरूप योगकी ही साधनाकी जाती है। ऋषभदरेवसे 
लेकर महावीर पर्यन्त सभी तीथेइुर योगी थे। मोयकालसे 
लेकर आजतऊकी सभो जैन मूर्तियाँ यागीके रूपमे ही प्राप्त 
हुई है । 

योगकी परम्परा अत्यन्त प्राचोन परम्परा है । वैदिक आये 
उससे अपरिचित थे। किन्तु विन्धु घाटी सभ्यता योगसे अश्ूती 
नहीं थी, यह बहासे प्राप्त यागीकी मूर्तिसे, जिसे रामप्रमाद 
चन्दाने ऋषभदेवकी मूर्ति होनेकी संभावना व्यक्तकी थीं-- 
स्पष्ट है । 

श्रतः श्रीमद्भागवत आदि हिन्दू पुराणोसे भी ऋषभदेबका 
पूर्व पुरुष हाना तथा यागी हाना प्रमाणित होता है. और 


उन्हे दी जैन धममका प्रस्थापक भी बतलाया गया है । एक बात 
और भी उल्लेखनीय है । 


श्रीमद्भागवत ( स्क० (, अ० ४) में ऋषभदेव जीके सौ 

पुत्र बतलाये हैं । उनमे भरत सबसे बड़े थे। उन्हींके नामसे इस 
रथ ल्‍ 

खण्डका नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतके सिवा कुशवत, इलाबर्त 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १३१ 


विदर्भ. कोकर, द्रविड़ आदि नामक पुत्र भी ऋषभदेवके थे। 
ये सब भारत वर्षके विविध प्रदेशोके भी नाम रहे हैं । इनमे द्रविण 
नाम उल्लेखनीय है । जो बतलाता है कि ऋषमभदेवजी द्रबिड्नोके 
भी पूर्वज थे। सिन्धु सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी और वह्द 
योगकी प्रक्रियासे परिचित थी जिसकी साधना ऋषभदेवने 
की थी | 


श्री चि०वि० वैद्यने भागवतके रचयिताको द्रविड़ देशका अधि- 
बासी बतलाया है । ( ,ह०३०लि० (विन्टर०) भा० १, प्०४५६ का 
टिप्पण नं०३)। और द्रविड़ देशमे रामानुजाचायके समय तक जैन 
धर्मका बड़ा प्राबल्य था | संभव हे इसीसे भागवत्कारने ऋषभ 
देवको द्रविड़ देशमे ले जाकर वहींपर जेन धर्मकी उत्पत्ति होनेका 
निर्देश किया हो । किन्तु उनके इस निर्देशसे भी इतना स्पष्ट हे कि 
ऋषभ देवके जेन घर्मका आद्य प्रवतेक द्ोनेकी मान्यतामें सबंत्र 
एक रूपता थो ओर ऋषभदेव एक योगीके रूपमें ही माने जाते 
थे। तथा जनसाधारणकी उनके प्रति गहरी आस्था थी। यदि 
ऐसा न होता तो ऋषभदेवका बिष्णुके अवतारोंमे इतना 
आदरणीय स्थान प्राप्त न हुआ होता । 


विष्णु ओर अवतारबाद 


यहाँ विष्णु और उसके अवतारबादके संबन्धमें प्रकाश 
डालना उचित होगा । 


यह स्पष्ट है कि प्राचीन वैदिक कालमें भी विष्णु एक महान्‌ 
देवता था। किन्तु कोई भी उसे एक मात्र देवता अथवा 
सर्वोच्च देवता नहीं मानता था । ऋग्वेदसे प्रगट है कि इन्द्रके 


श्श्र जै० सा० इ०-पुर्व पीठका 


सामने विष्णु एक हीन देवता है। इन्द्र उसे आज्ञा देता है। 
ऋग ( १-२२-१6 ) में विष्णुका इन्द्रका योग्य सखा अवश्य 
लिखा है। 

किन्तु उत्तर कालीन वैदिक साहित्यमे विष्णुकी स्थिति पहलेसे 
अधिक प्रमुख हो जाती है। शतपथ ब्राह्मणमें विष्णुके तीन पैरसे 
ब्रह्मांडडो आक्रांत करनेकी कथा विस्तारसे ढी गयी है। उसमे 
विध्णुको यञ्ष पुरुष बतलाया है। उसके चोदहवे काण्डमे देवोंभि 
विवाद होनेकी एक कथा दी है, जिसमे विष्युकी विजय हुई । 
तबसे विष्णु सब देवोमें उत्तम कहे जाने लगे । 

इस तरह ब्राह्मणकालमे विष्णुने प्युख स्थान प्राप्त किया । 
किन्तु फिर भी उसकी यह स्थिति सबंदा निबोध नहीं थी। क्योकि 
एतरेय ब्राह्मण ( १-३० ) मे उसे 'देवानां द्वारप: देवताओका 
द्वारगल लिखा है । फिर भी ब्राह्मणकालमें विष्णुकों जो प्राधान्य 
मिला वह आगे बढ़ता ही गया ओर बढ़ते-बढ़ते महाभारतकालमें 
बह सर्वेशक्ति सम्पन्न देवताके रूपमे पूजा जान लगा । विष्गुके 
नामपर प्रचलित साम्प्रदायिक नाम वैष्णव” भी प्रधमबार महा- 
भारन' में ही मिलता है डिन्तु 'परम वेष्णव! उपाधिका प्रचलन 
इंसाकी पॉचबी शतीके लगभग हुआ। (अर्ली द्वि० वैष्ण०, 
पृ० ८ )। 

महाभारतके भीष्स प्च ओर शान्ति पर्बस भागवत, सात्वत, 
एकान्तिक या पश्चरात्र धमका उल्लेख मिलता है। महाभारतके 
अनुसार नारद ने इस धमको स्वयं नारायणसे प्राप्त किया था । 





१--अष्टादश पुराणाना श्रवणात्‌ यर्फल भवेत्‌ । 
तत्फलं॑ समवाष्नोति वैष्णवों नात्र सशयः ॥ 


प्राचीन स्थितिका भ्रन्वेषरण १३३ 


नारायण नाम प्रथम बार शतपथ ब्राह्मणमें पाया जाता है। 
किन्तु उसका विष्णुके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। तेत्तिरीय 
आरण्यकमे विष्णुके साथ नारायणको सम्बद्ध कर दिया गया है । 
शिलालेखोसे पता चलता है कि इंस्वी सनके आ्रारम्भसे बहुत पूरब 
भागवतवर्म या भक्ति सम्प्रदाय मोजूद था तथा भागवत लोग 
वासुदेवके भक्त थे | ( अर्ली हि वेष्ण०, प्रू० २२-२३ ) | 


किन्तु किसी संहिता, ब्राह्मण और प्राचीन उपनिषद मे 
विष्णुका वासुदेव नाम नहीं मिलता। ( अर्ली हि वैष्ण०, 
पृ० ३२ ) 


हां, भगवद्गीतामें 'वृष्णीनां वासुदृवो5स्मि' लिखकर वासुदेवको 
वृष्णिकुलस सम्बन्धित बतलाया है। महाभारतमे मधुराके यदव 
अथवा बृष्णि अथवा सात्वत वंशके क्ष्णका वासुदेव कहा है। अनेक 
विद्वानोका मत है कि कृष्ण वासुदेव मानव प्राणी नहीं था, किन्तु 
एक लोकिक देवता था, उसकी संस्क्ृतिक्रा विष्णुके सिर लादकर 
बेष्णब धर्मका जन्म दिया गया | उदाहरणऊ लिय बथने 'भारतीय 
धर्म' नामक अपनी पुस्तकर्म लिखा है कि 'महाभारतमे विष्णुका 
स्थान सर्वोच्च है जो कि वैदिक साहित्यमें नही है । किन्तु महा- 
भारतसे विष्णुके साथ ही एक ओर नायक प्रकट हाता है जिसे 
अवतार माना गया है, वह है मानवीय ईश्वर कृष्ण । बह व्यक्ति 
बेदोकें लिए एकदम अपरिचित है । यह निस्सन्देह एक लोकिक 
देवता है । इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विष्णुकी 
प्रधानता प्राप्ति ओर कृष्णक्के साथ इसकी एकरूपताके मध्यमें 
अवश्य ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। अब यह प्रश्न पेदा होता है. कि 
क्या कृष्णकों बिष्णुके साथ इसलिये मिलाया गया कि विष्णुको 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो चुका था अथवा त्राह्मणीय देवता विष्णुकी 


१३१४ जैं० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


प्रधानता विष्णुको लोकप्रसिद्ध ऋृष्णे साथ मिलनेका नतीजा 
है। इन दोनों विकल्पोंमेंसे मुझे दूसरा विकल्प ही अत्यधिक 
संभव प्रतीत होता है। हम देख चुके है कि बेदोंमें विष्णुकी 
प्रधानता प्रकट नहीं दोती । और महाभारतमे वह हमे विशेष 
प्राचीन प्रतीत नहीं होती ।' ( रि० इं० प्ृ० १६४६-६७ ) 
छा० उपनिषद्‌ (३-१७-६) मे घार अह्विरसके शिष्य देवकीपुत्र 
कृष्णका उल्लेख आता है । मैक्समूलर महाभारत और पुराणोक्रे 
देवकीपुत्र कृष्ण और उपनिषदके देवकीपुत्र कृप्णको एक 
नहीं मानते । तथा मैक्डानल और कीथका उनकी एकतामे सन्देह 
है । उपनिषदके ऋष्णके विषयमे उन्होंने वेदिक इन्डेक्समे लिखा 
है-.' परम्परा तथा ग्रियसन गार्ब जेसे कतिपय आधुनिक विद्वान 
उसे महाभारतका नायक क्रष्ण मानते है जा बादमे देवबताके 
रूपमें पूजा जाने लगा। उनके मतानुसार कृष्ण क्षत्रिय था ओर 
नेतिक धर्मका उपदेष्टा तथा ब्राह्मण धमका विरोधी था। 
यह बात एकदम सन्देहास्पद्‌ है । उचित ता यह प्रतीत होता है 
या तो नामोकी समानता आकस्मिक हैं, या उपनिषदका 
उल्लेख । बथेने दोनो ऋष्णोकों तो एक माना है. किन्तु उपनि- 
षदमे क्ृष्णके उल्लेखकों एकदम पोराणिक माना है। ( रि० इ० 
प्र० १६८ ) | 
डा० कीथका कहना है कि 'महाभारतका कृष्ण केवल एक मामूली 
धर्मोपदेष्टा नहीं है | वहां जब वह उपदेश देता है तो वह अपनेको 
परमेश्वरके रूपमें प्रकट करता है और हम इस तथ्यकी उपेक्षा 
नहीं कर सकते, क्योकि उसका वह देवीरूप समस्त महाभारतमें 
स्पष्ट रूपमें अंकित है । वहाँ उसे एक जगह 'गोपीजन बल्लभ! 
लिखा है। यह विशेषण एक अनुमानित क्षत्रिय उपदेशके लिए 
कुछ विचित्र सा लगता है। किन्तु ग्वाल जीवन बिताने वाले कृष्ण 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १३७ 


जैसे परमेश्वरके लिये उचित है । इसके सिवाय एक और तथ्यकी 
उपेक्षा करना असंभव है | उपनिषदके जिस व/क्यमें कष्णका निर्देश 
है उसमे अन्य गुणोके साथ सत्य बोलना भी सम्मिलित है। 
किन्तु उससे महाभारतके क्ृष्णके कार्या और क्रियात्मक 
उपदेशोमें बहुत अन्तर प्रतीत होता है।' ( ज्ञ० रा० ए० सो० 
१६१४५, पृ० ५४४८-४० )। 

अन्तमें डा० कीथने लिखा हैँ--हमे यह मान लेना चाहिए कि 
इस विपयके निर्णयके लिये हमें जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे पर्याप्त 
नहीं है । उनपर हम उस कृष्णका महल खड़ा नहीं कर सकते 
जिसने केवल मनुष्यके रूपमे भागवत धर्मकी स्थापना की । महा- 
भारत का ऋष्ण परमेश्वर है ओर उपनिषद्‌ का कृष्ण मनुष्य है । 
आर दोनोकी एक रूपताके आधार स्पष्ट नहीं है । 


छा « 3० मे घोर आज्विरस ऋषिके शिष्यके रूपमे देवकी पृत्र 
कृष्णका उल्लेख आया है। वहाँ यह नही बतलाया कि कृप्णने स्त्यं 
किसी धमंका उपदेश दिया । उससे तो केवल इतना ही प्रकट 
हाता है कि कृष्ण एक गुरुके सम्पकमे आये ओर उनसे उन्हाने 
कुछ सिद्धान्तोंकी शिक्षा ली। किन्तु गीतामे जो उपदेश दिया 
गया है उसे कृष्णका कहा जाता हैं ओर चूंकि गीता उपनिपदों 
के बादमे रची गयी है अ्रत: थीताके मूल सिद्धान्त कृष्णके द्वारा 
डपदिष्ट हुए ऐसा माना जाता है। 


सारांश यह है कि महाभारतके कृष्ण मानव है या देव, यह 
निश्चित नहीं हे । कुछका मत है कि कृष्ण मनुष्य था पीछे उसे 
देवताका रूप दिया गया, कुछ का कहना है कि वह प्रारम्भ से ही 
देवता रहा है। किन्तु इतना निश्चित है कि इस्वरी पूर्व चतुर्थ शत्ती 
में ऋषणकी मान्यता देवताके रूपमें होती थी, क्योकि पाशिनिने 


१३६ जै० सा० डर०नपुचे पीडिका 


'बासुदेवाज्‌ नाभ्यां वुन ४-३-८८ ) सूत्रमें वासुदेवकी भक्ति करने 
वालेके अर्थमें बुन्‌ प्रत्ययका विधान किया है । मेगास्थनीजने 
लिखा है कि मथुरामे ऋृष्णकी प्रजा होती है। महानारायण 
डपनिषद्‌ ( ई० पूब 3री शती अनुमानित ) मे विष्णुकों वासुदेव 
कहा है, जो बतलाता है कि कृष्ण विष्ण बन चुके थे। अन्‍्तमें 
उक्त पाणिनिसत्रके महाभाष्यमे वामुदेवकों परमेश्वर कद्दा है । 


इस विषथमे डा० भण्डारकर का अपना एक जुदा मत है । 
वह वाझुदेव और कृष्णमें भेद मानते है | उनका मत है कि 
बासुदेव सात्यत्‌ जातिके मनुष्य थे जा ई० पूर्व छठी शतीमे हुए । 
उन्होंने अपनी जातिवालोंका एकेश्वर वादका उपदेश दिया । बाद 
को उनके अनुयायी लोगोने उन्हे देवताका रूप देकर पृजना 
शुरू कर दिया । बादको उन्हे नारायण, फिर विष्णु और फिर 
मथुराका कृष्ण गोपाल बना दिया । इसी सम्प्रदायसे गीताका 
जन्म हुआ प्रियसन, विन्टर नीट्स और गार्बने इस मतको माना 
किन्तु हापकिन्स ओर कोथने नहीं माना । 


डा. राय चोधराने अपने वेष्णव सम्प्रदायके प्राचीन इतिहास 
मे इसपर विस्तारसे विचार किया है| बह घोर आड्िरसके शिष्य 
देवकी पुत्र कृष्णको भागवत घर्मका सस्थापक मानते है। किन्तु 
ऐसा प्रतीत हाता है कि इस विषयमे वे निस्सन्देद्द नहीं हे क्योकि 
उन्होंने एक स्थान पर लिखा है--“यदि कृष्ण केवल एक ज्ञत्रिय 
राजा थे ओर यदि भागवत धर्मके आधारभूत सिद्धान्त उनके 
द्वारा उपदिष्ट नहीं है किन्तु किसी अज्ञात व्यक्तिके हरा उपदिष्ट 
हैं तो हमसे यह मानना पड़ता है कि प्राचोन भागवत अपने धम 
गुरुका नाम भूल गये। (अर्ली हि० वेष्ण, प्रृ० ६१ )। अस्तु, 
भागवत घ्सके संस्थापक कृष्ण है या नहीं, इस विवादकों छोड़ 


प्रतचीन स्थितिका अन्वेषण १३७ 


कर हम पुनः इस प्रश्की ओर आते हैं कि ऋष्ण वासुदेवका 
विष्णुके साथ एकीकरण कब हुआ और क्‍यों हुआ ? इस 
संबन्धमें हम राय चौधरीकी खोजका उद्ध,त करना उचित 
समभते हैं| उन्होने लिखा है-“ऋष्ण वासुदेवका नारायण 
बिष्णुके साथ प्रथम बार एकीकरण कब हुआ, इसका 
निर्णय कर सकना शक्य नहीं है।.. यह बतलानेके 
लिये भी कि प्राचीन: भागवत धममें विष्णुका अ्रमुख स्थान 
था कोई साक्षात्‌ प्रमाण नहीं है | पाग्वालके एक मित्र सिक्‍्केपर 
चार हाथ वाले विष्णुकी मूर्ति अंकित है। किन्तु यह बत- 
लानेका कोई साधन नहीं है कि जिस राजाने वह सिक्‍का 
चलाया वह भागवत-बासुदेव संकपंण सम्यताका अनुयायी था। 
विष्णु पूजा ब्राह्मण सभ्यताके प्रतिद्वन्दीके रूपम चली आयी 
हो सकती हैं । वासुदेवका नारायण विष्णुक्रे साथ एकीकरणका 
स्पष्ट निर्देश तेत्तिरिय आरण्यकमे मिलता है किन्तु तेत्ति० आ० 
का समय निश्चत नहीं है। उसके जिस अन्तिम भागमें वासुदेवका 
नाम आया है वह भाग निश्चय ही उत्तर कालीन है | डा० मित्रके 
अनुसार यह इईस्वी सन्‌ के आरम्मकी उपज है । किन्तु यतः 
आपस्तब सूत्रके द्वारा उसका अस्तित्व पर्वालुमानित है । अतः 
हमारा कुकाव डा० कीथके इस मतकी आर है कि तेत्ति० आर० 
सम्भवतया ईस्वी पर्व तोसरी शतीका है। ईंस्वी पे तीसरी शतीके 
ब्राह्मण अन्थम नारायण विष्णुके नामसे वासुदेवका पाया जाना 
अथ पूण है। क्‍या यह सम्राट अशोकका क्रियाशील आन्दोलन 
था जिसने भागवतोको अपना मित्र बनानेके स्द्देश्यसे वासुदेवको 
नारायण बिष्णुके साथ सम्बद्ध करनेके लिये वैदिक पुरोहितोको 
प्रेरित किया ? महाभारतमे ऐसे चिन्ह पाये जाते है जो बतलाते 


श्रे८ जै० सा० इ०-पुर्वे पीडिका 


हैं कि बड़ी कठिनाईके साथ कट्टर ब्राह्मणोको कृष्ण वासुदेवको 
स्वयं परमेश्वर नारायण माननेके लिए तेयार किया जा सका | 
गीता में ( ७-१६;९-११ ) कृष्ण खेदके साथ कहते है कि ऐसा 
मनुष्य मिलना बड़ा कठिन है जो कहे-वासुदेव सब कुछ है। जब 
मै मानवरूपमे था मूर्ख मेरा तिरस्कार करते थे |” सभा 
( म० भा० ) में हमे उस कालकी स्मृतियां दृष्टि गोचर होती है 
जब कृष्णके परमेश्वर होनेके दावेका खुले रूपसे खण्डन किया 
जाता था क्योकि कृष्ण ब्राह्मण नहीं थे। म० मा० ( १-१६३-३३ ) 
में वासुदेव केवल नारायणके उत्तराधिकारी हैं | दूसरी जगह 
( १-२२८-२० ) उन्हे नारायण बतलाया है । किन्तु यह नारायण 
एक ऋषि है, परमात्मा नहीं हे। किन्तु महाभारतके पूर्ण 
होनेपर क्रष्णको नारायण विष्णु सबने मानलिया / ( अलीं हि०, 
बेष्ण, १०७-१०८ ) 

डा ० राय चोधरी ने एक भ्रश्न उठाया है कि ईसा पृ 
शताव्दियोंमे ज्राह्मणोके हारा जो नारायण बिष्णुके साथ वासु- 
देवका एकीकरण किया गया उसे क्‍या भागवतोने स्वीकार किया 
या जेसे बोद्धोंने बुद्धकों विध्णुका अवतार माने जाने पर भी 
उसे स्वीकार नहीं किया वैसे ही भागवतोने भी उसे स्त्रीकार नहीं 
किया । इस प्रश्नके समाधानके रूपमे उन्होंने लिखा है कि ईसा- 
पूर्व दूसरी शतीके भागवत शिलालेखमे नारायण विषुका नाम 
न पाया जाना उल्लेखनीय है। जिन्होंने अपने भक्तोके द्वारा 
श्रातिथ्य पाया वह वासुदेव और संकर्षण थे, विष्णु नारायण 
नहीं। अत ईसा पूर्व दूसरी शतीके उस शिलालखसे नारायण- 
पूज्ा और वासुदेव-संकर्षणकी संस्कृतिके बीचमे कोई सम्बन्ध 
प्रमाणित नहीं होता । गीतामे, जिसे वष्णब धर्मकी प्राचीनतम 
उस्तक साना जाता है, वासुदेव कहते है "मैं आदित्योंमे विष्णु 


प्राचीन स्थितिका अस्वेषण श्२९ 


हूँ किन्तु उसी तरह वह यह भी कहते है कि मै रुद्रोंमें शंकर 
हूँ। उपलब्ध गीतामे वासुदेवकों कहीं भी नारायण नहीं कहा । 
( अली हि बेष्ण » पू० १०६-११० )। 

डा० भण्डारकरने लिखा है कि विष्णु नारायणकी पूजा 
पहलेसे प्रचलित थी। पीछे भगवद्गीताक वासुदेबका विष्यणु 
ओर तारायणके साथ एकीकरण किया गया ओर इस तरह 
आधुनिक वैष्णव धर्मका उदय हुआ । ( कः व० भ०, जि० १, 
प्र० ४१४) 

अन्वेषकोके उक्त विचागेके फल स्वरूप जो तथ्य प्रकाशमे 
आते हैं वे इस प्रकार है - 


१--भागवतथभ, जो बादको विष्णुझे नामपर वैष्णव धर्म 
कहलाया, वासुदेव ऋष्णके द्वारा उपदिष्ट हुआ, किन्तु इसमें भी 
अभी ऐकमत्य नहीं है । 

२--कृष्ण वासुदेवका नारायण बिष्णुके साथ एकीकरण 
इस्वीपूब तीसरी शतीमे ब्राह्मणोके द्वारा किया गया जो सम्भवतया 
सम्राट्‌ अशोककी प्रतिक्रियाका परिणाम था । 

३--किन्तु इस एकीकरणको इंस्वी पूर्व तक भागवतोंने 


नही माना | 


४9--भागवत धम प्रारम्भमें ब्राह्मण धमंका प्रतिद्वन्दी था । 


महाभारत ओर गीता 


यहाँ भागवतघमके सम्बन्धसे भगवत्‌गीता ओर महाभारत 
के सम्बन्धमें भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है क्योकि 


शै४ड० जु० सा० हु ०-पूर्व पीठिका 


भगवदूगीताको भागवत घर्मका आद्य ग्रन्थ माना जाता है और 
वह महाभारतके अन्तर्गत है । रु 

महाभारतको पांचवां बेद माना जाता है और चारो वेदीका 
संकलन करनेवाले वेद व्यासको उसका रचयिता माना जाता है । 
मसहाभारतके अनुसार वेद्यास महाभारतक नायकाक न केवल 
समकालीन थे किन्तु उनके निकट सम्बन्धी भी थे । 


किन्तु समस्त वैदिक साहित्यम महाभारतका कोई निदश 
नहीं है, महाभारतके युद्धके सम्वन्धमे भी वेद एक दम सूक हैं । 
हां, आह्यण ग्रन्थोमें कुरुक्षेत्रका नाम प्राय आता है और यजुर्वद 
से सम्बन्धित साहित्यम कुरुपञ्लाल और कुरुपबालोका 
निर्देश बहुतायतसे आता है । किन्तु समस्त वेदोम पाण्डु और 
पाण्डदोका कोई निर्देश नहीं है। हां आश्वलायन गृद्य सूत्रमे 
भारत ओर महाभारत नाम आया हैं। पाणिनिने युधिष्ठिर, 
भीम, विदुर महाभारत नामोकी व्यत्पत्ति आदि दी है ओर 
महाभाष्यकार पतजलिने सर्वप्रथम कौरवों ओर पाण्डवोके 
युद्धका निर्देश किया है । 


इन तथा अन्य प्रमाणोके आधारपर यह माना जाता है' कि 
इंसा पूर्व चतुर्थ शर्तीमे भाग्त या महाभारत जैसी कोई ऋृति 
अवश्य मोजूद थी। और इंस्वी प्रवे चतुर्थ शतीसे लेकर इंस्वी 
सनकी चतुर्थ शतती तक्र महाभारतका क्रमश. परिवर्तन और 
परिवर्धन होता रहा और गुप्तोके राज्य कालमे उसे वर्तमान रूप 
मिला, कारण उससे अनेक स्थानोपर हू पोका निर्देश है। वही 
संकलन आज हमारे सामने बतमान है| यद्यपि बादकी शत्ता- 
व्दियोंमें भी उसमें छोटे मोटे परिबर्तत और परिवर्धन होते रहे 
है। अतः महाभारतका कोई एक नियत रचना काल नही है 


आ्राचीन स्थितिका अन्वेषण १४९ 


किन्तु उसके प्रत्येक भाग का अपना अपना रचना काल उसकी 
स्थिति देखकर निर्णित करना होगा ( हि०इं०लि०, विन्टर०भा० ५, 
प्ु० ४७४२-४७४ )। 

आदि पवके प्रथम अध्यायमें व्यास कहते हैं-- 


अषप्टो छोक सहसाणि अरष्टी छोक शतानि च | 
अह वेजि शुफों वेत्ति सज्ञयो वेति वा न वा ॥८*॥ 


अथोत्‌ महाभारतके मूल श्लोक आठ हजार आठ सो थे। 
उन थोड़ेस श्लोकोसे ही महाभारत एक लाख श्लोकोका बन 
गया । इसमे मूल श्लोक कौनसे है और प्रत्षिप्त कौनसे हैं यह खोज 
निकालना अशक्य है । 

पुरातत्वविदोंका मत है कि प्राचीन भारतका साहित्यिक 
कृतित्व बहुत कुछ ब्राह्मण वर्ग ह हाथोमे रहा है। उन्होने अथर्ये 
बेढके प्राचीन लोक प्रचलित गीतोका ब्रादणी करण किया ओर 
उपनिषदोके दर्शनको. जो निश्चय हो उनके लिये एक दम अपरि- 
चित और विरोधी जेसा था अपने वुद्धि चानुर्यसे किस प्रकार 
मिश्रित किया, यह तात्तविकोसे छिपा नहीं है | यही बात महा- 
भारतके सम्बन्धमे भी जाननी चाहिये। जो वीर गाथा मूलमे 
विशुद्ध सार्वललोकिक थी, उसे उन्होंने धीरे-धीरे अपने रूपमे 
परिवतित कर लिया। इसीसे महाभारतमे देवी देवताओंकी 
ऐसी कहानियाँ पाई जाती है जो मूलतः ज्राह्मण है। तथा प्रबो- 
धक भागोमे ब्राह्मण दर्शन, त्राह्षण आचार ओर ब्राह्मण धर्मका 
विशेष दर्शन मिलता है। उन्होने लोक सम्मत आख्यानको 
अपने सिद्धान्तोके प्रचारका माध्यम बनाया और उसके द्वारा 


१--हि ० इ० लि० (विन्टर०), भा० १, प्ृ० ११२ और २३१ । 


१४२ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


अपना बल और प्रभाव बढ़ाया । उन्होने उस प्राचीन आख्यानमें 
अगरशित कथाएँ सम्मिलित करदीं जिनमे ब्राह्मणोंके पूवेज 
ऋषियोऊे आश्चर्य जनक बृतान्त' वर्णित है। उनमे बतलाया है 
१--उदाहरणुके लिये एक कथा यहां दी जाती है-- 

श्वेतकि नामके राजाकों यज्ञ करनेकों बड़ी धुन सवार हुई। 
ऋत्विज धुएं से ऊबकर यज्ञ छोड़ भाग गये। उनका अनुमतिसे दूसरे 
ऋत्विज लाकर यज्ञ समाम किया गया | अनन्तर श्रेतकिने सो वर्षमें 
समास हॉनेवाला यज्ञ करनेका विचार किया । वह ब्राह्मणोंक्रे पैर पड़ा, 
उन्हे दान दिया, पर श्रेतकिक्रे प्शोके लिये काई ब्राह्मण तैयार न 
हुआ । उन्होने क्रुद्ध होकर कहा--हम थक गये हैं तुम रुद्रको दी 
बुलाकर उससे अपना यज्ञ करवाओ । तब उस राजाने कैलासपर 
जाकर उम्र तप किया | उसमे शिवजीने प्रसन्न हाकर बर मांगनेके लिये 
कह्ा--श्वे तकिने वर मागा--तुम ही मेरे यशाके ऋत्विज बनो | पर 
महादेव तैयार नहीं हुए । उन्होंने श्वेतकिसे बारह वर्ष पर्यन्त निरन्तर 
घृतघारामे अग्निपूजा करनेके लिये कहा | श्वेतकिके ऐसा करनेपर 
महादेव प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कहा-मेरा हा अवतार दुर्वाता ऋषि 
अब तुम्हारे यशोंका ऋत्विज बनेगा | तदनुसार श्वेतकिने यज्ञकी तैयारी 
की | महादेवने दुर्वाताकों मेजा। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उससे 
अग्निको विकार हो गया। उसने ब्रह्माके पास जाकर उसका 
इलाज पूछा। ब्रह्माने कहा--बारह वर्ष घृताहुति खानेके कारण 
तुम्हे यह्ष रोग हुआ है और खाण्डब बनके सारे प्राणियोंकी 
चर्बी खानेसे तुम्हारा यह रोग अच्छा हो जायगा। अग्नि खाश्डब 
वन जलाना आरम्म करताथा ओर इन्द्र उसे बुका देता था। 
ऐजा सात बार हुआ । तब अग्नि क्रद्ध होकर ब्रह्माके पास गया । अश्माने 
उसे कृष्णाजु नके पास भेजा | अग्नि ब्राह्मण वेशमें कृष्णाजु नसे मिला 
और अपनी तृप्तिके लिये उनसे कुछ मांगा। उन्होंने पूछा--कौन-सा 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्ष्टरे 


कि यज्लों ओर संन्थासके प्रभावसे उन ऋषियोने देवताओं 
तक पर अश्रभुत्व प्राप्त कया और जब वे अप्रसन्न हुए तो उनके 
शाप से राजाओंका तो कहना ही क्‍या, देवताओंका स्वामी 
इन्द्र भी कम्पित हो उठा | (हि. इ० लि० ( बिन्टर० ) भा० १, 
प्रृू० ३१८-२१६ ) 


महाभारतमें विष्णुका इतना प्राधान्य है कि उसे देखकरके 
ऐसा लगता है कि यह विष्णु पूजाके उद्देशसे लिखी गयी कोई 
धार्मिक पुस्तक है | ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु और शिवकी 
पञ्ञाकों लक्ष्मे रखकर प्राचीन ब्राह्मण कथाओको परिवर्तन भी 
किया गया है । ये परिवतेन ध्यान देने पर स्पष्ट रूपसे लक्ष्यमें 
आ जाते है। यहाँ यह बतला देना उचित होगा कि महाभारतमें 
शिव सम्बन्धी कथाएँ भी हैं । अस्तु, 


गीताके सम्बन्धमें भी विद्वानोका प्रायः यही मत है कि महा- 
भारतकी तरह गीता भी हमे अपने मूल रूपमे नहीं मिली, इसमें 
भी कालक्रमसे परिवत्तन और परिवद्धन हुए है । कुछ विद्वानोका 
विचार है कि गीता मूलमे बहु देबताबादी ( ?0707७४६6 ) थी 
पीछेसे विष्णुके अनुयायिओने उसे एकेश्वरवादम परिवर्तित कर 
अन्न चाहिये ? उसने कहां--मुझे श्रश्न न चाहिये, पर यह खाश्डब वन 
खानेको चाहिये। इन्द्र उसकी रक्षा करता है इससे में उसे खा नहीं 
सकता । भेरे सुलगते ही पानी बरसा देता है। कृष्शाजु नने बड़ी तैयारी 
करके खाण्डव वनको जलाना आरम्म किया। उस समय खाण्डव 
बनके प्राणियोंकी कैसी स्थिति हुई, इसका भयानक वर्णन २२८ वें 
अध्यायसे आया हैं। ऐसे संकटके समयमें वनकेप्राणी इन्द्रकी शरण में 
गये | इन्द्रने एकदम पानी बरसाया | श्रजुनने वर्षाको रोफनेके लिये 
बाणोसे आराकाशको आ्राब्छादित कर दिया | 


१४४ ज्ञे० सा० हृ०-पूर्व पीठिका 


दिया | किन्तु यह संभव प्रतीत नही होता क्योकि अनेक बिरोधोंके 
रहते हुए भी गीताका अन्तः वातावरण शुद्ध एकेश्वरवादी है 
( पए०४8० )। गीताका ईश्वर एक व्यक्ति है जो मानव रूपसे 
अपने भक्तोंकी भक्ति चाहता है । 220 हा 

मूल भारत ग्रन्थ में भगवद्गीताके अध्तित्वकों लेकर आंध- 
कांश खोजी विद्वानोकों सन्देह हे । डा० विन्टर नीट्सका कहना 
है कि यह कल्पना करना कठिन है. कि कोई पोराणिक आख्यानकां 
रचयिता कवि युद्ध भूमिमे अपने वोरनायकोके बीचमें “० 
श्लोकोके द्वारा दाशनिक विचार विनिमय करायेगा। यह संभव हैँ 
कि कविने मूलमे अजु न ओर सारथि क्रष्णके बीचमे थाडीसी 
बातचीत कराई हो और आगे चलकर उसीका आज़का रूप 
मिल गया हो। ( बिन्ट० हि० इ० लि० भा० ९, प्ू० ४३०) 
भगबदूगीताकी भागवतोका मूल ग्रन्थ माना जाता है । इसमे 
साख्य मतकी भूमिकापर निष्काम कमके साथ भक्ति मार्गकी 
शिक्षा दी गई है । 

डा० रा० गो० भण्डारकर गीताको इस्व्री पूजे चतुर्थ शताब्दी 
के बादकी नही मानते (बे० शे० प्र+ १३ )। अन्य भी कुछ विद्वानों 
का ऐसा ही मत है । ( हि ० इ० लि? (बिन्टर०) भा८ १, प्रृ० 9 .८ 
पा० टि० ) 

इसाकी सातवीं शतीके विद्वान्‌ बाण कबिकों महाभार्तके 
अंश रूपमे गीता ज्ञात थी । तथा उपनिपदू वेदान्त सूत्र और गीता 
यह त्रयी शंकराचायके दशनकी आधार है। अतः इस बातका 
बहुत कुछ संभावना है कि ईस्वी सनकी आरम्भिक शताव्दियामे 
गीताको बतंमान रूप प्राप्त हुआ हो । 

गीताके अवलोकनसे मालूम होता है कि कुरु क्षेत्रके मेदानमे 
जब कोरव और पाण्डवोकी सेनाएँ आमने सामने डट गई तब 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १४५ 


अजु नके मनमें यह प्रश्न उठा कि अपने ही सम्बन्धियोंकों कैसे 
मारा जाये और वह गाण्डीव डालकर बैठ गया | तब कृष्णने 
उसे उपदेश देकर युद्धके लिये प्रवृत्त किया। अत युद्धसे विरत 
अजु नको युद्धमें प्रवृत्त करना ही गीताका उद्देश्य है। 


युद्धके मैदानमे बन्धु बान्धवोंके विनाश तथा युद्धके दुष्परि 
णामोसे भीत क्षत्रिय पुत्र अजु नके युद्धसे विरत होनेकी घटनाको 
यदि एक रूपक सान लिया जाये तो कहना होगा कि ह॒त्याके भयसे 
भीत क्षत्रिय पुत्रोको स्वकममें निरत करनेके लिये ही गीताकी 
संष्टि हुई है । ज़रा आरम्भमे अजु नका कथन पढ़ जाइये । बह 
कहता है--हे कृष्ण ! युद्ध करनेकी इच्छासे एकत्र हुए इन 
स्व ज़नोका देखकर मेरे गात्र शिथिल्ल हो रहे है, मुख सूख रहा है, 
शरीर कांपता है, गाण्डीव हाथसे गिरा जाता है, मुझसे खड़ा नहीं 
रहा जाता! ( भी० अ० १, श्लो० २८-३० ) | ये सब कायरताके 
चिन्ह है। 


आगे अजु न कहता है--हे जनादेन ! इन कोरवोकों मारकर 
हमारा कोन सा प्रिय हागा। यद्यपि ये आततायी है तो भी इनको 
मारनेसे हमको पाप ही लगेगा। ( मनुने ऐसे आतताइयोको 
तत्काल जानसे मार डालनेका विधान करते हुए कहा है कि इसमें 
कोई पाप नहीं है मनु० ८-३५० ।। इसके बाद अजु नने युद्धसे 
हानेबाले कुलक्षयके अनेक दुष्परिणाम बतलाते हुए कहा--यदि 
मै निःशखस्त्र होकर प्रतिकार करना छोड़ दू' और शखधघारी कोरव 
मेरा बध करदें तो मेरा अधिक कल्याण होगा (गी० अ० ९ 
श्लो: ४६ )। 

यह न भूलना चाहिये कि महाभारतका युद्ध न केवल एक ही 
राष्ट्र ओर एक ही धमके लोगोके बीचमे हुआ था। किन्तु एक 

१० 


१४६ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


ही कुठुम्बके बीच ही हुआ था और गुरुषध, मित्रवथ और 
कुल ज्यक्रे भयसे श्रज्ञुन भांत हो उठा था। तब दयाविष्ट 
श्रॉखोमे आंसू भरे अजु नसे भ्रीक्षष्ण बोले--हे आज न ! 
यह अनाये लोगोके द्वारा आचरणीय, अस्वबग्य ( खग्गसे विमुख 
करने वाला ) और आकीतिकर ( अपयश फेलाने वाला ) 
यह कश्मल तेरे कहोंसे आ गया। ऐसी कायरता ठीक नहीं ! 
इत्यादि। यह निश्चित है कि जेन घर्मझे अन्तिम तीथकुर 
महावीर भर बोद्ध धर्मके संस्थापक बुद्धके पश्चात्‌ ही महाभारत 
और गीता रचे गये है । ये दोनों क्षत्रिय थे और दोनोने सांसारिक 
सुखोसे बिरक्त होकर संन्यास सार्गको अहदण किया था। 
वैदिक धर्ममे सन्‍्यासका काई स्थान नहीं था, वह तो केबल 
क्रियाकाण्डी था। 

उपनिपदोके तत्त्व ज्ञानको अपनानेके साथ ही बैदिक धर्ममे 
भी संन्यासका :वेश हुआ । विन्‍्तु यथवि श्रद्गेत अह्मज्ञानके साथ 
साथ संन्यास घमका प्रतिपादन उपनिपदोंमे किया गया तो भी 
इन दोनोका नित्य सम्बन्ध वहों नही बतलाया। अतः यह 
आवश्यक नहीं था कि अद्वेत वेदान्तकों स्वीकार करनेपर संन्यास 
मागकी भी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिए। डपनिषदोस यही 
व्यक्त होता है। राज्य त्यागकर संन्यास मार्गकों अपनानेकी 
परम्परा प्राचीन कालसे ही ज्षत्रियोमे प्रचलित रही है । अतः 
क्षत्रिय अपना कतेव्य कम छोड़कर संन्यास मार्गको न अपनाये 
उन्हे इससे मुक्ति प्राप्त हो जायगी, गांताके द्वारा गीताकारको 
यही वतलाना अभीष्ट जान पड़ता है | 


कह. ५. + ७७ है 
लॉकमान्य तिल्रकने अपने गांता रहस्यमें लिया है--'जब 


महाभारतके युद्धमे होनेवाले कुलज्षय और ज्ञातित्षयका प्रत्यक्ष 
हाय पहले पहल आंखोके सामने उपस्थित हुआ तब अजु न 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १४७ 


अपने क्षात्र धमंकों त्यागकर संन्यासको स्वीकार करनेके लिये 
तैयार हो गया था । और उस्त समय उसको ठीक मार्गपर लानेके 
लिये श्री कृष्णने बेदान्त शाख्रके आधारपर यह प्रतिपादन किया 
कि कर्म योग ही अधिक श्रायस्कर है । कर्म योगमे बुद्धि ही की 
प्रधानता रहती है । इसलिये त्रह्मात्मैक्य ज्ञानसे अथवा परमेश्वर 
की भक्तिसे अपनी वुद्धिकों साम्यावस्थामे रखकर उस बुद्धिके 
द्वारा स्वधमानुसार सब कमे करते रहनेसे ही मोज्ञकी प्राप्ति हाती 
है, मोक्ष पानेके लिय इसके सित्रा अन्य किसी बातकी आवश्य- 
कता नहीं है। इस प्रकार उपदेश करके भगवानने अज्जु नका युद्ध 
करनेमे प्रवृत्त कर दिया। गीताका यही यथाथ तात्पय है 
( गी. र> प्र० ५०७ ) | 
अन्यस्थलपर उन्होंने लिखा हें---“साम्प्रदायिक टीकाकारोने 
कमयागका गाण ठद्दराकर गीताके जो अनेक प्रकारके तात्पय 
बतलाये हैं वे यथा नहीं हैं | किन्तु डपनिपदोमें वर्णित अद्वेत 
वेदान्तका भक्तिके साथ मेलकर उसके द्वारा बढ़े बड़े कर्मवी रोके 
चरित्राक्ता रहस्थ या उनके जीवनक्रमकी उपपत्ति बतलाना ही 
गीताका सच्चा तात्पय है। मीमांसकाके अनुसार केवल श्रोत 
स्‍्मात कर्मोकों सर्देव करते ग्हना भलेही शाखरोक्त हो, तो भी ज्ञान- 
रहित कबल तांत्रिक क्रियास बुद्धिमान मनुष्यका समाधान नहीं 
होता, ओर यदि उपनिषदोंमे वणित घसको देखें तो वह केवल 
ज्ञानमय होनेके कारण अल्पबुद्धिवाले मलुष्योक्रे लिये 
अत्यन्त कष्ट साध्य है। इसके सिवा एक बात ओर भी है कि 
उपनिषदोका संनन्‍्यासमार्ग लोकसंग्रहका बाधक भी है ( गी० 
२० प्र ४७० )। 
गीताकी उपलब्ध टीकाओमे सबसे प्राचीन टीका शंकराचार्य 
की है, उन्होंने तथा अन्य भी टीकाकारोंमें संन्यास मार्गका प्रति 


श्ड्प्र जैं० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


पादन किया है। उनका मत है कि कभी न कभी संन्यास आश्रम 
को स्वीकार कर समस्त सांसारिक कर्मोंको छोड़े बिना मोक्ष नहीं 
मिल सकता । और भगवाग श्री कृष्णके मनमे भी संन्यास मार्ग 
ही श्रेष्ठ है । किन्तु श्री विलकका मत इसके विरुद्ध है । वे लिखते 
हे--'यह मत वैदिक धर्ममे पहले पहल उपनिपत्कारों तथा संख्य- 
वादियो द्वारा प्रचलिव किया गया कि दुःखमय तथा निस्सार 
संसारसे निवृत्त हुए बिना मोक्षकी प्राप्ति नही हो सकती। इसके पृ 
का धर्म प्रवृत्ति श्रधान अर्थात्‌ कर्मकाण्डात्मक ही था। परन्तु 
यदि वैदिक धर्मकों छोड़ अन्य धर्मोका विचार किया जाये तो यह्‌ 
मालूम होगा कि उनमेसे बहुतोने आरम्भसे ही संन्यास मार्गको 
स्वीकार कर लिया था | उदाहरणार्थ जैन ओर बोद्धधर्म पहले 
ही से निवृत्ति प्रधान है ( गी० र० प्रृ० ४८२ )। जैन और बोद्ध 
धर्मके प्रवतकोने कापिल सांख्यके मतको स्वीकार कर इस मतका 
विशेष प्रचार किया कि संसारको त्याग कर संन्यास लिये बिना 
मोक्ष नही मिलता ।... यद्यपि श्री शकराचायने जैन और बोढ़ों 
का खण्डन किया है तथापि जैन ओर बोद्धोंने जिस संन्यास धर्म 
का विशेष प्रचार किया था उसे ही श्रीत स्माते संन्यास कहकर 
आचार्यने कायम रखा ओर उन्होने गीताका इत्यथे भी ऐसा 
निकाला कि वही संन्यास धर्म गीताका ग्रतिपाद्य विपय है। 
परन्तु वास्तवमे गीता समा मार्गका ग्रन्थ नही, यद्याप साख्य या 
संन्यास मार्गसे ही गीताका आरम्भ हुआ है तो भी आगे सिद्धांत 
पक्तसे प्रवृत्तिप्रधान भागवत धर्म ही उसमे प्रतिपादित है । 
( गी० २० प्ृ० ३४२) । 


सारांश यह है कि लोकमाग्य तिल्षक गीताकों कर्म योग 
हज ध्‌ ० 
अथात्‌ प्रवृत्ति मार्गका ग्रन्थ मानते हैं, तथा शंकराचार्य आदि 


प्राचीन स्थितिका भ्रन्वेषण १४९ 


टीकाकारोंने जो अपनी टीकाओंमें गीतामें संन्यास मार्गका प्रति 
पादन किया उसे निवृत्तिमार्गी जेन धर्म और बौद्ध धर्मका प्रभाव 
मानते हैं| जेसा कि हम ऊपर लिख आये हैं गीताके निमोणका 
मूल उद्देश्य ज्षत्रियको अपने क्षत्रिय कमे युद्धसे विरत न करके 
युद्धमें प्रवृत्त करना है। ऐसा ग्रन्थ मूलमें निवृत्तिमार्गी नहीं 
हो सकता। हॉ उसमें जो निशृत्ति मार्गकी चचो आई है वह 
सामयिक प्रभाव हो सकता है। ज्षत्रियोमे अर्थात गीता रचना 
जिस कालमे हुईं उस समय निवृत्तिमार्गका प्रभाव होना चाहिये । 
जिसे कम करनेके दद्देश्यसे ही गीताकी रचनाकी गई जान 
पड़ती है । 

गीताके अलुयायिओकी ऐसी साम्प्रदायिक मान्यता है कि 
उपनिषदोंका दोहन करके स्वयं गोपाल ननन्‍्दन श्री ऋृष्णन गीताकी 
रचना की हे। किन्तु प्राचीन उपनिषदोमें मान्य छा० उ० मे देवकी 
पुत्र कृष्णका निर्देश आता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि 
उपनिषदोकी रचना श्री कृष्णफे बाद की है। अतः उपनि- 
घदोंका दोहन करके गीताकों रचनेका श्रेय श्री कृष्णको तो नहीं 
दिया जा सकता | किन्तु गीताके अवलोकनसे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उसकी रचना उपनिषदोके आधारपर ही किसी ने की 
है। यह पहले लिख आये है कि उपनिषदो' का रुख बेदोके प्रति 


१ मुश्डकोपनिषदर्म ( १-२-१७ ) कहा है-- 

इष्टापूत मन्‍्यमाना वरिष्ठ न्यायच्छे यो वेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेश्नुभूत्वेम लोक हीनतरं वा विशन्ति ह 
£इृष्टपू्त ही श्रेष्ठ है, यह माननेवाले मूद लोग स्वर्गमें' पुएयका उपयोग 
करके फिर नीचेके मनुष्य लोकमे आते हैं ।| ईशावास्य ( ६-१२ ) और 
कठ उपनिषदों ( २-५ ) में भी इसी ठगकी निन्‍्दा की गई है। 


१५० जै० सा० इ०-पूव पीठिका 


आस्था पूर्ण नही है। गीतामे भी यही बात लक्षित होती है। गीता 
(अ० २, श्लो" ४२-४६ ) में लिखाई--हे पाथ ' वेदोके वाक्यामे 
भूले हुए यद्द कहने वाले मूढ लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ 
नहीं है, बढ़ाकर कहा करते है कि अनक प्रकारके यागादिकसे 
पुनर्जन्म रूप फल मिलता है और भोग तथा ऐश्वर्य मिलता है 
स्वरके पीछे पढ़े हुए ये काम्य बुद्धि वाले लाग-उल्लिखित कथन 
की ओर ही उनके सन आकर्षित हो जानेसे भोग और ऐश्व्यमें 
गरक रहते हैं। इस कारण उनकी व्यवसायात्मक बुद्धि समाधि 
में स्थिर नहीं रहती । हे अज्ञु न ' वेद त्रेगुए्यकी बातोंसे भरे पढ़े 
हैं। इस लिए तू त्रिगुणोसे अतीत, नित्य सत्वस्थ ओर सुख दुख 
आदि इन्दोसे अलिप्त हो, याग क्षेम आदि स्वार्थोमे न पड़कर 
आत्मनिष्ठ हो। चारो ओर पानीवी बाढ़ आजानपर कुएँका 
जितना प्रयोजन रह जाता है उतता ही प्रयाजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण 
को कर्म कार्ड रूप वेदका रहता हैं ।' 


इस तरह वेदकी निन्‍्दा करके भो आगे तीसरे अध्यायमे अन्न 
यज्ञ करनेका विधान किया गया है| लिगवा है--परस्तु जा ( यज्ञ 
न करके ) केवल अपने लिये ही अन्त पकाते हे व पापी लोग 
पाप भक्षग करते है | प्राणी मात्रकी उत्पत्ति अन्नसे होती 5, अन्न 
पर्जन्य-मेघसे उत्पन्त होता है, पजञन्य यज्ञस उत्पन्न होता 
है और यज्ञकी उत्पत्ति कमस हाती हैं। (अ० ३, श्लो० 
१३-१४ ) । 

किन्तु आगे (गी०, अ० ४ श्लो* ३३ ) पुनः लिखा है-- 
द्रव्यमय यज्की अपेक्षा ज्ञानमय यज श्रेष्ठ हे । इस तरह वेदिक 
यज्ञोके श्रति गीताका भाव उपनिषदो$ अनुरूष होते हुए भी 
गीतामे ज्ञान यज्ञके साथ यज्ञकों भी'विधय बतलाया है | अध्या- 
त्मक ज्ञानका तो गीतामे संग्रह है ही । फिर भी उपनिषदोस गीता 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १५१ 


में अपनी कुछ विशेषताएँ हैं । गीतामे कपिलके सांख्य शासत्रको 
महत्व दिया गया है, जब कि बहदारण्यक और छान्‍्दोग्य उपनि- 
षदोमे सांख्य प्रक्रियाका नाम भी नहीं देख पड़ता | हा, कठ आदि 
उपनिषदोमे अव्यक्त महान्‌ इत्यादि सांख्य शब्द अवश्य देखनेमें 
आते है | किन्तु गीतामे सांख्य 6 सिद्धान्त ज्योके त्यो नहीं लिये 
गये हैं। त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृतिसे व्यक्त स्ाष्टिकी उत्पत्ति 

होनके विषयमे सांख्यके जो सिद्धान्त है बे गीताकों भो मान्य हैं, 
किन्तु प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र नहीं हैं. वे दानो एक हो परतद्ञके 
रूप है। इस तरह गीतामे उपनिषदोके अद्वेत मतके साथ द्वैती 
सांख्योके सृष्टि उत्पत्तिक्रमका मेल पाया जाता है | 


किन्तु उपनिषदोकी अपेक्षा गीताकी महत्त्वपूर्ण विशेषता तो 
व्यक्तापासना या भक्ति माग है, क्योकि व्यक्त मानव देहधारी 
इंश्वरकी उपासना प्राचीन उपनिषदोमे नहीं देख पड़तो | ल्ञाक 
नय तिलकने लिखा है - “उपनिषत्कार इस तत्त्वस सहमत है 
कि अव्यक्त ओर निगुण परतबह्यका आकलन हाना कांठन है, 
इसलिये मन, आकाश, सूय, अ न, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकोकी 
उपासना करनी चाहिये | परन्तु उपासनाके लिये आचीन उपनि- 
षदोमे जिन प्रतीकोका वर्णन किया गया है उनमे मनुष्य देहधारी 
परमेश्वरके स्वरूपका प्रतीक नहीं बतल्लाया गया हँ?। 
( गी० २०, प० ५२८ ) 
किन्तु उपषिदोमे वर्णित वेदान्तकी दृष्टिस वासुदेव भक्तिका 
मण्डन करना ही गीताके प्रतिपादनका एक विशेष भाग है। 
इसके लिये गीताका नोवोँ अध्याय दृष्टव्य है। इसमे भगवान 
कहते हैं. हे अजु न ! अब मै तुमे गुछासे भी गुह्य ज्ञान बत- 
लाता हूँ, जिसके जान लेनेसे तू पापसे मुक्त होगा |... . इस पर 


श्जर्‌ जै० सा० हु०-पूर्व पीठिका 


श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुझे नहीं पाते, बे सृत्यु युक्त संसारके 
मार्गमे भटकते रहते हैं ॥......मै सब भूत्तोंका महान्‌ ईश्वर हूं 
किन्तु मूह लोग मेरे स्वरूपको नहीं जानते। वे मुझे मानव 
तनुधारी सममकर मेरी अवदेलना करते हैं ॥ ११॥ .. ऋतु मै ही 
हूं, यज्ञ में ही हूँ स्वधा अथात श्राद्धमे पितरोको अपंण किया हुआ 
अन्न मे हैँ, ओषध मे हूँ, मंत्र मे हूँ, घृत अग्नि ओर आहुति में ही 
हूँ॥ १६ ॥ इस जगतका पिता माता धाता पितामह में हूं, जो 
कुछ पवित्र या जो कुछ श्रेय है वह और ओंकार, ऋग्वेद, 
सामवबेद तथा यजुर्वेद भी में हँँ। १७॥ सबकी गति, सबका 
पोषक, श्रभ्ुु, साक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय 

स्थिति, निधान, और अव्यय बीज में हूँ॥ १८॥ हे अजु न ! 
मे उष्णता देता हूं, मे पानीको रोकता ओर बरसाता हूं, अमृत 
आर मृत्यु, सतू ओर असत भी से हैँ ॥ *€ ॥ जा त्रेविथ अथात्‌ 
ऋक , यजु ओर सामवेदोके कम करने वाले, सोमपान करनेवाले 

निष्पाप पुरुष यज्ञसे मेरी पूजा करके स्वगगंलोककी इच्छा करते 
है, वे पुस्यसे इन्द्रलोकमे पहुंचकर स्वगंम देवताओके दिव्य भोग 
भोगते हैं । २० ॥ और उस विशाल स्वर्गलोकका उपभोग करके 
पुण्यका क्षय हो जानेपर मनुष्य लोकमे आते है। इस प्रकार 
त्रयोधमके पालनेवाले ओर काम्य उपभोगकी इच्छा करनेवालोको 
आवागमन प्राप्त होता है॥ २१॥ जो अनन्य निष्ठ लोग मेरा 
चन्तनकर मुझे भजते हें उत्त नित्य यांगयुक्त पुरुषपोका याग त्तेम 
में करता हूं ॥ २२ ॥ हे कौन्तेय ! जो भी अन्य देवताओके भक्त 
लाग श्रद्धायुक्त होकर भजन करते है वे भी विधिपूर्वक न होनेपर 
भी मेरा ही भजन करते है ॥ २३ ॥ क्योकि सब यज्ञोका भाक्ता 
आर स्वामी में हूँ। किन्तु वे तत्त्वतः.मुझे नहीं जानते। इसलिये 
वे गिर जाया करते है॥ २४ ॥ .......जा सुझे भक्तिसे पत्र पुष्प 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्जरे 


फल अथवा जल अपंण करता है, में उस प्रयतात्माकी भक्ति 
भेटको ग्रहण करता हूं ॥ २६ ॥ हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता 
है, जो खाता है, होम हवन करता है, जो दान करता है और जो तप 
करता है, वह सब मुझे अपंण कर।॥ २७॥ इस प्रकार करनेसे 
कर्मोके शुभ-अशुभ फलरूप बन्धनोसे तू मुक्त रहेगा ओर संन्यास 
करनेके इस योगसे मुक्तात्मा होकर मुक्त हो जायेगा तथा मुक्तमे 
मिल जायगा ॥ २८।॥ में सबको एक-सा हूं। न मुझे कोई द्वेष्य 
श्रथीत्‌ अप्रिय है और न कोई प्रिय। जो भक्तिसे मेरा भजन 
करते है वे मुझमें है ओर में भी उनमे हूं । २९ ॥ बड़ा दुराचारी 
ही क्‍यों न हो, यदि वह मुझे अनन्य भावसे भजता है तो उसे 
साधु ही समभना चाहिये क्योकि उसकी बुद्धि ठीक रहती 
है । ३० ॥ वह जल्दी धमोत्मा हो जाता है और सदा शान्ति 
पाता है। हे कौन्तेय ! तू खूब समझ ले, मेरा भक्त नष्ट नहीं 
होता ॥ 3१॥ क्योकि हे पाथ ! मेरा आश्रय पाकर खियों, 
वैश्य, और श॒द्र जो पापयानि हों बे भी परम गति पाते 
है ॥ ६२ ॥ फिर मेरे भक्त ब्राह्मणों ओर राजर्षियो-क्षत्रियोकी तो 
बात ही क्या है ॥ ३३ ॥ 

इस अध्यायसे जो बातें श्रकाशमे आती है वे इस 
प्रकार हैं -- 

१ प्रथम तो भगवानने (जो साम्प्रदायिक मान्यतानुसार 
श्री कृष्ण स्वयं हैं) इस अध्यायमे वर्णित अपने स्वरूपको 
अत्यन्त गीप्य बतलाया है । यदि थोड़ी देरके लिये यह मान 
लिया जाये कि इस अध्यायमे वर्णित बातें स्वयं श्रीकृष्णन कही 
हैं तो कहना होगा कि अपनी भगवत्ताके रहस्यका प्रथम उद्घाटन 
स्वयं उन्होंने ही किया, अन्य लोग तो उन्हे मनुष्य मानकर उनकी 
अवहेलना ही करते थे । ऐसी स्थितिमे जबकि अन्य लोग उन्हें 


२५७४ जे० सा० हु०-पूर्व पीडिका 


मानवमात्र मानते थे--अपनी भगवत्ताके रहस्यको अत्यन्त 
गुह्य बताना उचित भी था, नहीं तो अ्रजु न सोचता कि श्रीकृष्ण 
महारात़् तो आज 'दूनकी हांक' रहे है। ओर यदि श्रीकृष्णने 
अपनेको सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान न बतलाया होता तो 
अजु नका तथोक्त व्यामोह शायद ही दूर होता, क्योंकि गीताके 
अध्ययनसे प्रकट होता है. कि अजु नको श्रीकृष्णकी स्ेशक्ति- 
मत्ताने ही विशेष प्रभावित किया | 


मानवतनधारी क्षत्रिय व्यक्तिकी ऐसी सर्वशक्तिमत्ताका 
बर्णन गीताके पूर्वके वैदिक साहित्यमे तो है ही नहीं, जैन बौद्ध 
आदि जिन धर्मोकों भोतिक और स्वर्गीय देवताओंके स्थानमे 
मानवकी प्रतिष्ठा करनेका श्रय प्राप्त है, उनमे भी महावीर बुद्ध 
आदि मानवीय परमेश्वरोकी शक्तिमत्ताका ऐसा रूप नहीं 
पाया जाता । 


गीताका मानवतनघारी ज्ञत्रिय श्रीकृष्ण क्या नहीं है, वह 
स्वयं बेद हैं, जगतका कता हतोा है, पुण्य पापसे माचन करनवाला 
है, सर्व यज्ञाका भाक्ता है, ओर सबसे बड़ी विशपता यह है कि 
बह पत्र पुष्पसे ही सन्‍्तुष्टठ हा जाता है, उसके लिये यज्ञ जैसा 
बहुव्यय साध्य प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है। दुराचारी 
पातकी भी उसकी भत्तिसे पार हो जाते है, बेदिक युगमे जिन 
बैश्य, ख्री और शुद्रोंकी वेद श्रवण करनेका भी अधिकार नहीं 
था, बे भी कृष्ण भक्तिसे उत्तम गति प्राप्त करत है। प्राचीन 
वैदिक ध्मसे गीताके इस धममे कितना अन्तर ८ ? क्योंकि 
बेदिक धमका प्राचीन स्वरूप न तो भक्ति प्रधान, नतो ज्ञान 
प्रधान ओर न योग ग्रधान ही था किन्तु बह यज्ञमय था। 


चर 
वेदिक आख्यानके अनुसार प्राचीनकालमें विश्वामित्र नामके 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १५४, 


एक क्षत्रिय राजाने राज्यासनका परित्याग करके ब्रह्मपित्व प्राप्त 
करनेके लिये बनवास स्व|कार किया था। इसके पू्ष परशुराम 
ओर सहस्नाजु नके समयसे त्राह्मणो ओर ज्ञत्रियामे एक लम्बा 
ओर समेभेदी कगड़ा होता चला आता था ओर दोनोम॑ से प्रस्येक 
समूह दूसरेके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये प्रयत्न- 
शील था। किन्तु उसके बाद जब नियममे सुधार हुआ तो 
ज्राह्मगाने विश्वामित्रकों ब्रह्मषियोमे तथा सर्वोच्च वैदिक ऋषियोमे 
सम्मिलित कर लिया तथा उन्हें सप्रपियोमें स्थान दिया और 
विश्वामित्रने अपने लक्ष्यकों प्राप्त करनेके लिये जिस गायत्री 
मंत्रक्रा निमोण तथा प्रयाग किया था उसे समस्त वैदिक 
मंत्रोसे शक्तिशाली और वैदिक शिक्षणका सारभूत मान 
लिया गया । 

रक्त आख्यानसे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ओर ज्षत्रियोके बीचमें 
प्रभुत्वकों लेकर कितने ही सुदीघे काल तक भंगड़ा चला और 
ब्राह्मणोन एक क्षत्रिय राजाकों ब्रह्मणि पद देना स्वीकार नहीं 
किया । किन्तु अन्तमे उन्हे अपनी हठका छोड़ना पड़ा। सम्भ- 
यतया उक्त घटनाके बादसे ही ब्राह्मणोन ज्षत्रियोको प्रभुत्व देना 
स्वीकार किया | उपनिपदों ओर प्राचीन जन तथा बोद्ध साहित्यसे 
पता चलता है कि ज्ञत्रियोमे कितना बौद्धिक स्थातंत्र्य था और 
उन्होंने ज्ञानके ज्षेत्रम भी उच्च स्थान प्राप्त किया था। उपनिपदोकी 
आत्मविद्या तो उन्‍्हीकी देन है। किन्तु उत्तर कालमे क्षत्रिय 
अपनी उस स्थितिकों कायम नहीं रख सके और ब्राह्मणोने अपना 
प्रभुव्व स्थापित कर लिया। यद्यपि यह प्रभुत्वस्थापन ज्षेत्रिय 
श्रीकृष्फी आटमे ही किया गया । किन्तु उन्होंने उसे बिष्णुका 
पूर्ण अबतार मानकर ओर उसे ही वेद तथा यज्ञ कहकर विस्मृत 
तथा उपेक्षित बैदिक यश्ञोंको भी बिष्णुके रूपमे पुनरुज्जीबित 


१५६ जै० सा० इ०-पूर्ब पीठिका 


४५ अरे 
करनेका प्रयत्न किया, और इस तरह जो लोग जैन और बोद्ध 
अर्मके प्रचारसे प्रभावित होकर उधर आकृष्ट होते थे उन्हें अपनमें 
ही रोक रखनेका प्रयत्न किया गया । 


गीताके मुख्य प्रतिपाद्य वासुदेव भक्तिके मूलमें उपनिषदोसे 
मेल न खानेवाली जो बाते पाई जाती है, यदि जैन और बौद्ध 
धर्मके मूल आधारोके साथ उनकी तुलना करके देखा जाये तो 
भागवत धर्मकी स्थापनामे उक्त धर्मोका प्रभाव परिलक्षित होना 


रवाभाषिक हे । 


जैन धर्मके सभी तीथंझ्ूर क्षत्रिय थे और नरतनधारी थे । बौद्ध 
धमके संस्थापक बुद्ध भी क्षत्रिय ओर मानव थे। बेदिक धममें 
भोतिक ओर स्वर्गीय देवताओको जो स्थान प्राप्त था वही स्थान 
लेन धममे मानव तीर्थड्वरको और बौद्ध धममे बुद्धको प्राप्त था। 
जैनतीथंछ्ुर और बुद्ध दोनोने राज्यासनका मोह त्यागकर संन्यास 
धारण किया और प्र॒र्ण ज्ञान लाभ करके अपने-अपने धमका 
उपदेश दिया । उनका उपदेश सबके लिये था ' ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शू द्र, श्री, सभी उसे न केवल सुननेके अधिकारी थे, फिन्तु 
आचरण करनेके भी अधिकारी थे। तीथ्थ्गलर और बुद्धको अपने 
जीवनकालमे ही राजघरानो, ब्राह्मणो तथा जनसाथारणके द्वारा 
वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जैसी देबताओको प्राप्र थी । दोनोंने यह 
उद्घोषित किया कि मानव, मानव रहकर भी देवत्व प्राप्त कर 
सकता है ओर उसका मार्ग है, अहिंसा | इस त्याग तपस्या और 
सुलभ उपदेशने सभीकों आक्रष्ट किया। वैदिक धर्ममे ये सब 
बाते नहीं थीं, वहाँ तो एक वर्ग विशेषका प्रभुत्व था। अतः इन 
धर्मोके बढ़ते हुए प्रभुत्वकों रोकनेके जिये एक ऐसे धर्मकी 
आवश्यकता थी जिसमे उक्त सब बातोके साथ अपनी कुछ 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण २५७ 


विशेषता भी सुरक्षित हो। उसी आवश्यकताका आविष्कार 
गीतोक्त भागवत धमम है । 

उसमे क्षत्रिय श्रीकृष्णको भगवानका अवतार सानकर सानवत- 
नधारी इंश्वरकी र्ृष्टिकी गई | ओर उन्हे ऐसा प्रभुत्व दिया गया जो 
किसी तीथडूुर या बुद्धको तीनो कालोमे भी प्राप्य नहीं। गीताके 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान हैं । महाबीर और बुद्धकी तरह राज्य सुख 
ता गत नह अर गन आा 
करनेकी उन्हे आवश्यकता नहीं। तीथंकुर और बुद्धने पूर्ण 
लर्भि करके उपदेश दिया । किन्तु भगवान तो सदासे ही पूर्ण 
ज्ञानी हैं अतः उन्होने बिना ही उसके उपदेश दिया। मगर वह 
उपदेश जनसाधारणकों न देकर अपने भक्त अज़ु नको दिया 


ओर वह भी युद्धस्थल्लमे-क्या । यह इस धमकी अ हट, 


है्‌ न मा ृक धर्मंम संन्यास मार्गका आदर 


बा गे जहट रैक यह अत  अहे सहन साय जो क्षत्रिय अपने ज्षन्नियवन्धु महाबीर और बुड्ेकें 
ट् आकृष्ट होकर उसे अपनाते थे उन्हें रोकना भी था। 
तीसरे, भक्तपर भगवानकों कृपाका प्रदर्शन भी करना था, चोंथे 


बके लिये धर्मको सुलभ रखनेके साथ ही साथ बैद्क संस्कारो- 
में पल्ली गोप्यताका भी संरक्षण करना था । 
हमारा उक्त कथन कोरी कल्पना नहीं है किन्तु भारतके 
इतिहासज्ञों ओर दाशनिकोंका भी यही मत है । दीवान बहादुर 
कृष्ण स्वामी आयंगरने लिखा है--“उस समय एक ऐसे धर्मकी 
आवश्यकता थी जो ब्राह्मण धर्मके पुननिमाण कालमें बोद्ध धमके 
विर्द्ध जनताको प्रभावित कर सकता। उसके लिये एक मानव 
देवता और उसकी पूजाविधिकी आवश्यकता थी ।--ऐशियंट इं० 
प्र० ५२८ )। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ओमाजीने लिखा है--“ोंद्ध 
ओर जैन धर्मके प्रचारसे बैदिक धर्मको बहुत हानि पहुँची 





श्प्द जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


इतना ही नहीं, किन्तु उसमे परिवर्तन करना पड़ा और वह नये 
साँ चेमे ठहलकर पौराणिक धर्म बन गया । उसमे बोद्ध और जैनोसे 
मिलती धर्म सम्बन्धी बहुत-सी नई बाताने प्रवेश किया ।! (राज्० 
इति -, प्र० भा 9० १०-११/ 

डाक्टर राघाकृष्णनने लिखा है--'जब जनता की आध्यात्मिक 
चेतना उपनिपदोके कमजार विचारसे या वेदोऊके दिखाबटी 
देवताओसे तथा जैनो और बौद्धोके नेतिक सिद्धान्तोंके सदिग्ध 
आदर्शवादसे सन्तुष्ट नहीं हा सकी, ते पुननिमाणने एक धसको 
जन्म दिया, जो उतना नियमबद्ध नहीं था तथा उपनिपदोके 
धमसे अधिक सनन्‍्तोपप्रद था। उसने एक संदिग्य ओर शुष्क 
इंश्वरके बदलेमे एक जीवित मानवीय परमात्मा दिया। भगवदू- 
गीता, जिंसमे कृष्ण विप्णुके अवतार तथा उपानषदोके 
परत्रद्म माने गये है, पंचरात्र सम्प्रदय ओर श्वेताश्रर तथा 
अर्वाचीन उपनिपदोका शैवधर्म इसी क्रान्तिके फल है। |#० फि०, 
जि० ?, प्रृ० २७३-२७८६) | 

सर राधाकृष्णनने गाता घरम्की उत्तत्तिका कारण धार्मिक 
असन्ताप बतलाया हैं, जो उचित हा है । किन्तु उपनिपदोके 
विचार और वेदोके दिखावटी देवताओके साथ जो जैन धर्म ओर 
बोद्ध धर्मा भी सब्मिलित कर लिया है वह उचित नहीं है, 
क्योकि इन दोनो धर्मसि तो बैदिक धर्मानुयायिओका सन्‍्तोप हो 
ही नहीं सकता था । इन्हींकी प्रतिक्रियाके फल स्वरूप तो उन्हें 
एक संदिस्थि और शुष्क ईश्चरके बदलेमे जीवित मानवीय परमा- 
त्मा मिल सका है। अतः जैन और बौद्ध धर्मके बढ़ते हुए प्रभावको 
नष्ट करमेके लिए उत्तर कालमें शंकराचायने जो मार्ग अपनाया, 
बड़ी मांगे पूवकालमे गीताके रचयिताने भी अपनाया । 

संन्यास सार्गकी प्रबलताका कारण बतलातें हुए ल्लाक- 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्५६ 


मान्य तिलकने लिखा हे-“सन्यास मार्गकी प्रबलताका कारण यदि 
शंकराचार्यका स्मार्त सम्प्रदाय ही होता तो आाधनिक भागवत 
सम्प्रदायके रामानुजाचाय अपने गीता भाष्यमे शंकराचायकी ही 
नाई कर्म योगको गोण नही मानते | परन्तु जो कमंयाग एकबार 
तेजीसे जारी था बह, जबकि भागवत सम्प्रदायम भी निवृत्ति 
प्रधान भक्तिसे पीछे हटा जिया गया है तब तो यही कहना पड़ता 
हैं कि उसके बिछड़ जानके लिए कुछ ऐसे कारण अवश्य उपस्थित 
हुए होगे जा सभी सम्प्रदायोकों अथवा सारे देशका एक ही 
समान लागू हो सके । हमारे मतानुसार इनमेंसे पहला और 
प्रधान कारण जैन एवं बोद्ध धर्मोका उदय तथा प्रचार है, क्योकि 
इन्हीं दोनो धर्मोने चारो वर्णके लिए संन्यास मार्गका दरवाजा 
ग्वोल दिया था और इसलिए क्षत्रिय वर्गमें भी संन्यास धर्मका 
विशेष उत्कपे होने लगा था ।......शालिवाहन शकके लगभग छः 
सात सो वर्ष पहले जैन और बोद्ध धर्मके प्रवर्तकोका जन्म हुआ 
था ओर शंकराचार्यका जन्म शालिवाहन शकके ६०० वर्ष अन- 
न्तर हुआ। इस बीचमें बोद्ध यतियोके संघोंका अपूर्ब बैभव सब 
लोग अपनी आंखोके सामने देख रहे थे । इसलिए यति धर्मके 
विषयमे उनलोगोमे एक प्रकारकी चाह तथा आदरबुद्धि शंकरा- 
चायके जन्मके पहले ही उत्पन्न हा चुकी थी। शंकराचार्य ने 
यद्यपि जेन और बोद्ध धर्मोका खण्डन किया है तथापि यति धर्मके 
बारेमें लागोंमें जो आदर बुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्होंने 
नाश नही किया, किन्तु उसीका वेदिकरूप दे दिया ओर बोद्ध 
घमके बदले बेदिक धमकी संस्थापना करनेके लिए उन्होंने बहुत 
से प्रयन्नशील संनन्‍्यासी तैयार किये |... .- इन बैदिक संन्‍्यासियों 
के संघको देख उस समय अनेक लोगोंके मनमे शंका होने लगी 
थी कि शांकर सतमें और बौद्ध मतमें कया अंतर है ? प्रतीत होता 


१६० जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


है कि प्राय इसी शंकाको दूर करनेके लिए छान्दोग्योपनिषदके 
भाष्यमे आचार्यने लिखा है कि 'बोद्ध यतिधम और सांख्य यति 
ए खोटे कं नया ए 

धर्म दोनो बेदवाह्य तथा खोटे है। एवं हमारा संन्यास धम वेदके 
आधारसे श्रवृत्त किया गया है इसलिए यही सच्चा है”। 
( गी० र०, घु० #००-४६० ॥ ) 

अतः; जेसे शंकराचायने जेन और बोद्ध यतियोके प्रति जनता 
का आदर भाव देखकर उन धर्मोको पदच्युत करनेके लिये वेदांत 
धर्ममे भी संन्यास मार्गगों अपनाया ओर उसे वेदके आधारसे 
प्रवृत्त हुआ बतलाया, जब कि बेद संदिता और ब्राह्मणोमे यज्ञ 
यागादि कमप्रधान धर्मका प्रतिपादन है, बसे ही गीताके रचयिता 
ने भी जेन और बौद्ध धर्मोमे सानव रूप देवत्वकी प्रतिष्ठा ओर 
जनताके प्रति उनका आदर भाव तथा बेदिक देवताओकी अप्र- 
तिछ्ता देखकर एक मानव रूपधारी परमेश्वरकी स्ष्टि करना उचित 
समभा । गीताकी रचनासे पूर्व यमुनाके तटपर वासुदेवकी भक्ति 
प्रचलित थी यह पाणिनीके उल्‍्लेखसे स्पष्ट ही है। अतः उसे ही 
उत्तरकालमे विष्णुका रूप देकर उक्त आवश्यकता की पूर्ति कर दी 
गई। ओर चूकि हिंसाप्रधान वैदिक यज्ञोके श्रति जनताकी 
अत्यन्त वितृष्णा हो चुकी थी और उनको पुनरुज्जीवित करना 
शकक्‍्य नहीं था, अतः श्री कष्णको ही वेद और यज्ञ रूप बतलाकर 
दृव्यमय यज्ञसे ज्ञानमय यज्ञको श्रेष्ठ बतलाया । 


अवताराद 


है अवतारवादके सिद्धान्तको स्पष्ट रूपसे अवतरित करनेका 
श्रेय भी गीताको ही है। गीतामे कहा है--“जब धर्मकी हानि और 
अधमका उत्थान होता है, तब मै जन्म लेता हूँ ॥ तथा साधुओंकी 
रक्षाके लिये और दुष्टोके निम्रहके लिए एवं धर्मकी स्थापनाके लिए 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १६१ 


मै प्रत्येक युगम अबतार लेता हूँ, यही अवतारवाद है। इसके 
सम्बन्धम श्री ए० बार्थ ( रि० इ०, प्ृ० १६६-१७० ) ने लिखा 
है--'यथार्थमे अवतारोकी मालामे गूथे गये देवताको, जो वैदिक 
धर्मके देवताओंकी तरह केवल भावात्मक नहीं है किन्तु ठोस द्रव्य 
है, उच्च व्यक्तित्वसम्पन्न है, अधिक क्या मानव हे, पूजनेकी 
प्रवृत्ति चलाकर ब्राह्मणोने पुरानी समस्याका नई शेलीम हल कर 
लिया ।” मि० बा्थ के अनुसार अवतारबादका जन्म जनतामे फैले 
हुए असनन्‍्तोषका परिणाम था। वैदिक देवता जहाँ आकृतिक 
व्यक्तियोके रूप थे वहाँ भावात्मक भी थे उपनिषदोका ब्रह्मवाद 
तो शुद्ध भावात्मक था। भावात्मक वस्तुसे जन साधारणका 
परिताष नही होता । उसे कुछ ठोस वस्तु भी चाहिये जो मूते 
रूप भी हो । जिसकी मात बनाकर पूजा वगेरह की जा सके। 
इतनी विशेषताओंके साथ यदि वह मानवरूप भी हो तो कहना 


ही कया हे? 
असल में श्री ऋूणको परमेश्वर मानना ओर अवतारवादका 


सिद्धान्त ये दो अलग अलग तत्त्व नही हैं । क्‍योंकि अवतारवाद 
का सिद्धान्त स्वीकार करनेपर ही ज्ञत्रिय श्री कृष्णों परमेश्वर- 
का अवतार माना जा सकता है । फिर जब यह कहा गया कि मै 
प्रत्येक युगमें अवतार लेता हूँ, तब तो श्री ऋष्णके सिवाय अन्य 
अवतारोको मानना भी आवश्यक था। 

अधिकांश विद्वानोका मत है कि ईसासे तीन सौ वर्ष पूे 
वासुदेव कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे। ओर उनके 
अवतारकी बात चलनेके बाद बाकी अवतार भी विष्णुक ही 
अवतार माने जाने लगे । यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थोंमें अवतारबादकी 
भावना पाई जाती है | शतपथ त्राह्मणमे लिखा है कि प्रजापतिने 
मत्स्य कूम ओर बराहका अवतार लिया था, किन्तु विष्णुके अब- 

११ 


१६२ जझे० सा० ६०-पूर्व पीटिका 


तारकी गन्ध भी नहीं है। सम्मवतया उक्त भावनाकों ही लेकर 
अवतारवादके सिद्धान्तकों अवतरित किया गया । 


चु'कि अवतारबादके सिद्धान्तका अवतार एक समस्याको हल 
करनेके लिये हुआ था ओर उस समस्याको हल करनेके दो उपाय 
थे--एक उदच्चः्यक्तित्य सम्पन्न मानवकी परमेश्वरके रूपमे 
प्रतिष्ठा, दूसरे, अन्य धर्म प्रजित होनेवाले महापुरुषों अथवा 
विशिष्ट व्यक्तियोकों भी उसी एक अपने परमात्माका अंश 
मानकर अपने अवतारोकी मालामे गूथना, जिससे उघर आकृष्ट 
होनेवाले स््री-पुरुष उन व्यक्तियोका भी उसी एक विष्णुका 
अंशावतार मानकर विष्णुके पृर्णावतारकी ओर ही आकृष्ट हो 
तथा उनकी दृष्टिमे प्रणेवतारी श्रीकृष्णकी तुलनामें उन विशिष्ट 
व्यक्तियोकी प्रतिष्ठा कम हो जाये। आजके समन्वयवादी 
व्यक्तियोकी रृष्टिसे यह भी कहा जा सकता है कि सब धर्मोके 
महापुरुषोका समन्वय करनेके लिये ऐसा किया गया. क्योकि 
गीताके नोबे अध्याय कहा गया है कि जो भी अन्य देवताओके 
भक्त लोग श्रद्धायुक्त हाकर भजन करते है वे भी मेरा ही भजन 
करते हैं। किन्तु उस सनन्‍्वयमे भी बही दृष्टि काये करती है । 
उसीके फलस्वरूप जैनोंके ऋषभ देव, साख्योके कपिल ओर 
बोद्धोंके बुद्धको विष्णुके अवतारोमे स्थान दिया गया । 


यहाँ यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित होगा कि जैन धर्मम २४७ 
/७ की कह 8 पटल पज उन 5 बंद्धक * ला 
तीथड्डर और बोद्ध घमममे -£ बुद्ध माने गये है। बुद्धके निबोणके 
पश्चातसे दी बोद्र २४ बुद्धोको मानते आये है। इसी तरह 
जनोंमे चौबीस तीथज्लरोकी मान्यता भी अति प्राचीन है और 

धो के; कक ८५ न 

दिगम्बर आर श्र ताम्बर दोनो सम्प्रदायोप इस विषयमे ऐकमत्य 
है । किन्तु हिन्दू अवतारोकी संख्यामे क्रमिक विकास हआ हैं। 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण ५६३ 


सबसे अधिक श्रवतार संख्या २२-२३ श्रीमद्भागवतमे मिलती 
है। उसका रचनाक्ाल ईसस्‍्वी सातवीं शती है। श्रत हिन्दू 
अवतारोंकी संख्या पर भी जैन-बौद्ध प्रभाव परिलत्तित 
होता है । 


जन पुराणोंमें श्री कृष्ण 


जिस तरह हिन्दू पुराणोमे ऋषभ देवका उल्लेख है. उसी 
तरह जैन पुराणोंमें श्री ऊष्णका न केबल उल्लेख है किन्तु 
विस्तृत चरित भी बणित है और उसके वर्शनका मुख्य कारण 
यह है कि जैन अनुश्नतिके अनुसार श्री कृष्ण २२ वें जेन तीथकुर 
श्री नमिनाथके चचेरे भाई थे। तथा जन धर्मके ६३ शलाका 
पुरुषामे से थे। इसीसे जेन पुराणोमे श्री ऋष्णके प्रति प्रायः वैसा 
ही आदर भाव व्यक्त किया गया है जैसा श्रीमद्भागवतमे किया 
गया है । किन्तु उन्हें मानव रूपमे परमात्मा नहीं माना । 

नमिनाथ और श्रीकृष्ण, दोनोका जन्म यदुकुलमे हुआ था। 
उनके प्रवितामहका नाम शूर था ओर पितामहका नाम था अन्ध- 
कवृष्णी । शरन मथुराके निकट सोरिपुर नामक नगरकी स्थापना 
की थी । सोरिपुर नरेश श्रन्धकवृष्णिके दस पुत्र थे। इनमेसे 
बड़े पुत्रका नाम समुद्र विजय था। अन्धकवृष्णिने अपने बड़े 
पुत्र समुद्र विजयकों राज्य देकर जिनदीक्षा धारण कर ली। 
उनके सबसे छोटे पुत्रका नाम वसुदेव था। वह अपने बड़े भाई 
समुद्र विजयके अनुशासनमे रहता था और अनेक कलाओमें 
पारड्गत था । गायन ओर वादनकलामे बह इतना निपुण था कि 
जब वह गाता था तो उसके मनोहर स्वर और रूपसे आकृष्ट 
होकर नगरकी नारियाँ अपना-अपना काम छोड़कर उसके चारों 
ओर एकत्र हो जाती थी। 


१६४ जै० सा० ह०-पूर्व पीठका 


एक बार प्रमुख नागरिकोने राजा समुद्र विजयसे इस बातकी 
शिकायत की और समुद्र विजयने वसुदेवको महलसे निकलनेकी 
मनाई कर दी । एक दिन अवसर पाकर वसुदेव महलसे निकल 
गया, और देश-देशान्तरोमे धूमता हुआ एक बार एक युद्धमे 
सम्मिलित हुआ वहॉसे समुद्र विजय उसे लौटा लाये। लौटनेपर 
बसुदेवका परिचय कंससे हुआ। कंस उप्रसेनका पुत्र था। 
दैवज्ञोके द्वारा कंसको अमंगल सूचक बतलाने पर अपसेनने 
उसका जन्म होते ही परित्याग कर दिया था ओर एक वर्णिकने 
उसका पालन किया था | 

एकबार जरासंधने समुद्रबविजयकों अपने एक शत्रुपर आक- 
मण करनेकी आज्ञा दी । समुद्र विजयने कसके साथ वसुदेवका 
अधीनतामे एक सेना भेजी । कसने शत्रुकी पकड़कर वसुदेबके 
सामने उपस्थित किया । वसुद्देव उस जरासन्धके पास ले गया। 
जरासन्धने भ्रध्ष होकर मथुराका राज्य ठथा अपनी पुत्री 
बसुदेवको देना चाही ! किन्तु वसुदेवने अस्वीकार करते हुए 
कंसको उस पारितोषिकका अधिकारी बतलाया । ओर जरासंधने 
कंसके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करके उसे मथुराका राज्य 
दे दिया। 

भागवत सम्प्रदायके ग्रन्थॉमे उक्त घटनाओका संकेत नहीं 
है । किन्तु इन घटनाओके वर्णनमे सत्यकी कुछ ऐसी छाप है 
जो बिद्वानो' को यह्‌ विश्वास दिल्ानेके लिय॑ प्ररित करती है कि 
जन लोग उक्त घटनाओकी जानकार्रके सम्बन्धमे कोई स्वतंत्र 
जरिया रखते थे, और यह बात जिनसेनकृत हारबंश पुराणकी 
इत्थानिकासे प्रमाणित होती है। जिनसेनने अपने हरिवंश 


१ देखो भाणडा३ इ० पत्रि० जि० २३, पृ० १२० । 


प्राचीन स्थितिकां अ्रन्वेषण १६५४ 


पुराणकी उत्थानिकामे लिखा है कि मैने अपना यह हरिवंश 
चरित पूृवाचार्योके द्वारा प्रणीत अ्न्थोंके आधारसे लिखा है। 
अतः यह आतक्तेप, कि जेनोंने अपने पुराण हिन्दू पुराणोंके 
आधारपर घड़े है, अवश्य ही भ्रम पूण, और निराधार है। 
बल्कि कतिपय ऐतिहासिक तथ्योंके सम्बन्धमें हिन्दू पुराणोकी 
अपेक्षा जेन पुराण अधिक विश्सनीय ओर विशेष सूचक हैं ।' 
( भां०, इ पत्रिका, ज्ञि० २३, प्ृ० १२० ) | 


२२वें तींथंड्र नेमिनाथ 


जैन पुराणोके अनुसार सोरिपुरमे समुद्रविजयके अरिष्टनेमि 
नामका एक पुत्र हुआ। उससे प्रथम समुद्रविजयके लघुभ्राता 
वसुदेवके वासुदेव श्रीकृष्फा जन्म हो चुका था। जरासन्धके 
अआक्रमणके भयसे यादवगण शोौरिपुर छोड़कर द्वारकामे जा 
बसे | उसके पश्चात्‌ युवा होनेपर श्रीकृप्णने जरासन्धका वध 
किया ओर द्ग्विजय करके अधंचक्रित्व पद प्राप्त किया। इधर 
नेमनाथ भी युवा हो चले । 

एक दिन राजसभामे सब यादव उपस्थित थे। एक सिहासन 
पर श्रीकृष्ण और नेमिनाथ भी विराजमान थे | सभामें वीरताकी 
चर्चा चल पड़ी और तब सब अपने अपने बलका प्रदर्शन करने 
लगे । नेमिनाथने भी अपने बलका प्रदर्शन किया, जिससे श्रीक्ृष्ण- 
के चित्तपे नेमिनाथकी ओरसे शंका उत्पन्न हो गई। तबतक 
नेमिनाथ अविवाहित थे और कोई भी कन्या उनका मन आक्ृष्ट 
नही कर सकी थी। 


एकबार वसंत ऋतुमें सब यादवगण बन बिहारके लिये 
गये। अपनी पत्नियोंके साथ श्रीकृष्ण भी इस आनन्दोत्सवमें 


१६६ जै० सा० हृ-पूर्व पीठिका 


सम्मिलित हुए और वे नेमिनाथको भी साथ ले गये। श्रीकृष्णकी 
रानियोंने अपने पतिका संकेत पाकर अपने देवर नेमिनाथको 
घेर लिया। वनक्रीडाके पश्चात्‌ जलक्रीड़ा आरम्भ हुई। जल- 
क्रीडाके अन्तमे नेमिनाथने अपने गीले वख्र उतारकर श्रीकृष्णकी 
रानी जाम्बवन्तीसे धोनेके लिये कहां। इस पर जाम्बवन्ती 
बिगड़कर बोली, मेरे पति श्रीकृष्ण इतने पराक्रम शाली ओर वीर 
हैं, बे भी मुझे ऐसी श्राज्ञा नहीं देते । 

अपनी भावजके इस तानेसे क्ुब्ध होकर कुमार नेमिनाथने 
श्रक्रष्णके पान्जजन्य शंखको फूका। उसकी ध्वनि सुनकर 
श्रीकृष्ण भी विस्मयसे अभिभूत हो गये, ओर नेमिनाथसे इसका 
कारण पूछा। तब उन्हे ज्ञात हुआ कि जाम्बवन्तीक तानेसे 
छुब्ध होकर कुमारने ऐसा किया है। इस घटनाके पश्चात्‌ ही 
श्रांकुष्णने कुमार नेमिनाथके पाणिग्रहण करानेका विचार किया। 
ओर भोजवशकी कन्या राजीमती+, साथ विवाह होना तय 
किया। विवाहकी तैयारियां हो रही थी। तभी एकदिन नेमि 
सजधजकर अनेक राजकुमारोंके साथ बनक्रीड़ाके लिय गये। 
वहाँ एक स्थान पर बहुतस पशुओका बधा हुआ देख कर 
उन्होंने सारथिसे पूछा कि ये पशु किस लिये बन्द है। 
सारधिने कहा--आपके विवाहम सम्मिलित हुए मासभाजी 
नरेशोके लिये । 

इस दु खद संबादने नेमिनाथके मनको द्रवित कर दिया और 
बे मोक्ष लक्ष्मीके वरणके लिए लालायित हा उठे । समीप स्थित 
उज़यन्त ( गिरिनगर ) पर्वेतपर जाकर उन्होंने प्रत्नज्या धारण 
करली | और कैवल्य पद प्राप्त करके मुक्तिका भार्ग बतलाने 
लगे । बहुतसे मनुष्य उनके अनुयायी और शिष्य बन गये | 


एक दिन वसुदेव बलभद्र और कृष्णक्रे साथ भगवान 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १६७ 


नेमिनाथकी वन्दनाके लिए गये और उनको नमस्कार करके 
समवसरणप्रे बेठ गये। उपदेश श्रवण करनेक॑ पश्चात्‌ बलदेवने 
भगवानसे प्रश्न किया--नाथ ! यह हमारी नगरी द्वारिकापुरी क्या 
इसी प्रकार सुरक्षित रहेगी या समुद्रमें डूब जायेगी ? कृष्णकरे 
जीवनका अन्त कैसे हागा ? मेरी इससे गहरी ममता है । 

भगवान्‌ बोले--आजसे बारहबे वर्षम मद्यपानक निमित्तसे 
द्वीपायन मुनिके क्रोधसे द्वारिकापुरीका विनाश होगा। और 
बनसे सोते हुए श्री ऋष्णका अन्त जरत्‌ राजकुमारके 
निमित्तसं होगा। 

भगवानकी इस वाणीकों सुनकर जरत्कुमार बहुत दु खी 
हुआ और कुटुम्बका परित्याग करके ऐसे देशका चल दिया जहां 
श्री क्ष्णसे उसका समागम ही न हो सकता हा ! आर श्री कृष्ण 
ने समस्त द्वारिका पुरीमे मद्यपानपर प्रतिबन्ध लगानेकी घोषणा 
कर दी तथा समस्त मद्य और मद्यपात्र एक प्बतकी गुफाके पास 
स्थित कुण्डस फिकवा दिये । 

बारहवें वषका बीता जानकर द्वोपायन मनि द्वारिका नगरी 
के बाहर स्थित पक्ृतपर आकर ठहरे ओर तप निमग्न हागये | 
उधर कुछ यादव कुमार बनमें क्रीड़ा करनेके लिय आये । उन्होंने 
प्याससे पीड़ित होकर कुण्डमे फेकी हुई पुरानी मदिराका पान 
कर लिया | मदिराने अपना प्रभाव दिखलाया। वे यादव कुमार 
मदान्मत्त होकर नाचने गाने लगे । अचानक उनकी दृष्टि द्वीपा- 
यन मुनिपर जा पडी | यही द्वीपायन हमारी द्वारिकाक्ो नष्ट 
करगा । इसे हमे मार डालना चाहिये ।' यह सोचकर वे उन्मत्त 
यादव कुमार उसे पत्थरोंसे मारने लगे । पत्थरोंकी चोटसे आहत 
होनेपर द्वीपायनका क्राध भड़क उठा, श्र कुटियों तन गई, वह 
दांतोसे ओष्ठ काटने लगा। 


१६८ जै० सा० हृ०-पूवे पीठिका 


यह देखते ही यादव कुमारोंका नशा उतर गया और वे भाग 
कर द्वारिकामे आये | किसीने जाकर बल्देव और श्री कृष्णसे यह 
समाचार कहा। दोनो भाई द्वारिकाका विनाशकाल आया जान 
दौड़े दौड़े द्रीपायनकी शरणमे आये और ज्ञषमा माँगने लगे। 
रोषसे क्ुव्ध द्वीपायनने केवल दो अंगुलियोके द्वारा यह्‌ सूचित 
किया कि तुम दोनों शेष बचोंगे। उसके पश्चान्‌ द्वारिका भस्म 
हो गई । बल्रेव और श्रीकृष्णने लोगोके आतंनादसे पीड़ित होकर 
समुद्रके पानीसे आगको वुमानेकी चेष्टा की । किन्तु जलने तेलका 
ही काम किया। 

द्वारिका भस्मसे शेप बचे दानों भाई अत्यन्त व्यथित चित्तसे 
दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये। मार्गम थककर श्री कृष्ण एक 
वृक्षके मीचे लेट गये ओर बलदेव पानी लेनके लिए चले गये । 


श्री क्ष्णा समस्त शरीर पीताम्बरसे आर्धादित था ओर 
बांये घुटनेपर दक्षिण पेर रखा हुआ था। उस वनमे शिकारके 
लिये आये हुए जरत्कुमारकी दृष्टि उसपर पड़ी। साते हुए 
श्री कृष्णको उसने हरिण समभकर अपना बाण चला दिया। 
बाण श्री कृष्णके पेरमे लगा। बाशसे पीड़ित श्रों क्ष्णने जिस 
दिशासे बाण आया था, उस दिशाकों लक्ष्यकर ऊँचे स्वस्मे 
कहा-जिस अकारण वैरीने मेरा पैर छेंदा है वह अपना नाम 
ओर कुल बतलाय, क्योंकि अज्ञात नाम-कुलवाले मनुष्यका रणमे 
न मारनेकी मेरी प्रतिज्ञा है । 


यह सुनकर जरत्कुमार ने कहा-मैवसुदेवका पुत्र और श्रीकृष्णका 
अआता हूँ। अपने निमित्तसे श्री कृष्णकी मृत्यु जानकर बारह वर्ष 
से इसी चनमे भ्रमण करता रहा हूँ। आजसे पूर्व मैने किसी 
मनुष्यका इस वनमे नहीं देखा, आप कोन हैं ? 


प्रत्चीन स्थितिका भ्रन्वेषण १६९ 


यह सुनते ही श्री ऋुष्णने बड़े प्रेमसे पुकारा ओर जरत्कुमार 
भी धनुषवाण फेककर श्री कृष्णुके चरणोंमें विलाप करने लगा । 
ओ कृष्णने उसे समझते हुए कहा-बलदेव पानी लेनेके लिए 
गये हैं | उनके लोटनेके पूर्व ही तुम यहाँ से चले जाओ। अन्यथा 
वह तुम्हें जीवित न छोड़ेगे । 


जरत्कमारके जाते ही श्री कृष्णने तीत्र वेदनासे पीड़ित होकर 
प्राण त्यग किया । 


श्रीकृष्ण और नेमिनाथका यह संत्तिप्त वृत्तान्त दोनोके जीवन- 
क्रम तथा मार्गपर प्रकाश डालनेके लिए पर्याप्त है। नेमिनाथ 
निवृत्तिमार्गी थे और श्री ऋष्ण प्रवृत्तिमार्गी | नेमिनाथ अपने 
विवाहके निमित्तसे होनेवाली पशु हिसाके कारण न केवल विवाह 
से ही विरक्त हुए, किन्तु संसारसे ही विरक्त होभये। किन्तु 
श्री ऋृष्ण अन्त तक प्रवृत्तिशील रहे-समस्त यादवोका विनाश 
होनेपर भी उन्होने निव्॒त्ति सागेको नहीं अपनाया। अतः यदि उन्हे 
भागवत धमंका संस्थापक माना जाता है तो स्पष्ट ही भागवत धर्म 
प्रवृत्तिमागां है | 


डा० कीथ ( ज़ञ० रा> ए9 सो० १6१६, प्रु० ८9२-८४७३ ) तथा 
मैकनिकल ( इं० थीज्म, प्रृ० ६३ ) ने श्री कृष्ण पूजाका प्रभाव 
झैन धर्मपर बतलाया है | डा? कीथका कहना है कि महावीरके 
जन्मकी कथा श्री ऋष्णके जन्मकी कथासे ली गई है। इस संबन्ध्में 
हम भगवान महावीरके सम्बन्धमे लिखते समय प्रकाश डालेगे । 
जहाँ तक भक्तिवादका संबन्ध है, हमे यह स्वीकार करनेमें 
संकाच नहीं है कि श्री ऋष्णकी भक्तिका प्रभाव जन धर्मपर भी 
पड़ा हे ओर उससे जेल घमका भक्तिप्रबाह विक्ृत ओर 
विरूप हुआ है | 


१७० जै> ला० इ०-पूर्व पीटिका 
नेमिनाथकी ऐतिहासिकता 


हम पहले लिख आये हैं कि छा० उप० में देवकीपुत्र 
श्रीकृष्णका निर्देश है, जो घोर आंगिरसके शिष्य थे। आज्ञिरस 
ऋषिने देवकी पुत्र श्रीकृष्णको कुछ नेतिक तत्वोका उपदेश दिया 
जिनमें अहिसा भी है। उपनिषदोको ही सब धर्मोका मृलाधार 
मानने वालोका कहना है कि यहाँसे जनोने अहिसा तत्त्वका ग्रहण 
किया । ( अलीं हि० वैष्ण०, पृ० १२३ )। 


श्री धमोनन्द कौशाम्बीने ( भा० सं० अ्र०, प्रू० ३८ )--'घोर 
आंगिरसके नेमिनाथ हानेकी संभावना व्यक्त की है क्योकि जैन 
प्रन्थकारोंके अनुसार श्रीकृष्णके गुरू नेमिनाथ तीथंड्वर थे। 
श्रीकोशाम्बी जीकी उक्त संभावनायें कोई तथ्य दृष्टिगोचर नहीं 
होता क्योकि घोर आंगिरस और नेमिनाथर एक व्यक्ति होनेका 
सूक्ममसा भी आभास नहीं मिलता । किन्तु छा० ३० के उल्लेखसे 
इतना व्यक्त होता है. कि श्रीकृष्णको किसोने अहिंसाका उपदेश 
दिया था। जेनोके अनुसार वह व्यक्ति नेमिनाथ था जिसने 
पशुहिसाके पीछे न केवल विवाह ही नहीं किया, अ्रपि तु संसार 
को ही छोड़ दिया | 


प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० राय चोधरीने अपने 'चैप्णव धम्मके 
प्राचीन इतिहासमे नेमिनाथको श्रीकृष्णा चचेरा भाई लिखा है 
किन्तु उन्होंने इससे अधिक जैन ग्रन्थोमे वर्णित नमिनाथके 
जीवन बृत्तान्तका कोई उपयोग नहीं किया। इसका कारण यह 
हो सकता है कि अपने उक्त अन्थमे डा० राय चोधरीने श्रीकृष्णके 
ऐतिहासिक व्यक्ति होनेके सम्बन्धमे उपलब्ध प्रमाणोका संकलन 
किया हैं। अतः उनकी दृष्टि विशेषरूपसे उसी ओर रही है। 


प्रायीन स्थितिका अन्वेषण श्जर 


कतिपय विदेशी विद्वानोंने डा० राय चोघरीके मतसे प्रभावित 
होकर श्रीकृष्ण वासुदेवको ऐतिहासिक व्यक्ति माना है. किन्तु 
नेमिनाथको ऐतिहासिक व्यक्ति माननेकी ओर उनका कोई भुकाव 
नहीं है । 

पी० सी० दीवान ने अपने लेखमे (भां० इं० पत्रिका, 
जि० २३, प्र० १२० ) इसके दा कारण बतलाये है- प्रथम, जेन 
प्रन्योके अनुसार नेमिनाथ ओर पाश्वनाथक बीचमें ८४००० 
बषका अन्तर है। दूसरे, हिन्दू पुराणोम इस बातका निर्देश 
नहीं है कि बसुदेवके समुद्रविजय नामक बड़े भाई थे ओर 
उनके अरिप्रनेमि नामका कोई पुत्र था । प्रथम कारणके सम्बन्धमें 
श्री दीवानका कहना है कि 'हमे यह स्वीकार करना होगा कि 
हमारे वतंमान ज्ञानके लिये यह सम्भव नहीं है कि जैन ग्रन्थ- 
कारोके द्वारा एक तीथह्वरसे दूसरे तीथड्ूरके बीचमे सुदीघकालका 
अन्तराल कहनेमे उनका क्या अभिप्राय है इसका विश्लेषण कर 
सकें। किन्तु केवल इसी कारणसे जैन ग्र-्थोंमि बणित अरिष्ट- 
नेमिके जीवन वृत्ताग्त को, जो अति प्राचीन प्राकृत ग्रन्थोके 
आधार पर लिखा गया है, दृष्टिसे ओभमल कर देना युक्तियुक्त 
नहीं है । 

दूसरे कारणका स्पष्टीकरण सरल है । भागवत सम्प्रदायके 
ग्रन्थकारोने अपने परम्परागत ज्ञानका उतना ही उपयोग किया 
जितना श्रीकृष्णकों परमात्मा सिद्ध करनेके लिये आव्श्यक था। 
जैन प्रन्थोंमे ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य वर्णित है जेसा कि 
ऊपर दिखाया है, जो भागवत साहित्यके वर्णनमे नहीं 
मिलते । 

इसके सिवा अथववेदके माण्डक्य, प्रश्न ओर मुण्डक उप- 
निषदोंमे अरिष्टनेमिका नाम आया है । 


१७२ जैं० सा० इ०-पूर्त पीठिका 


महाभारत अनुशासन पे अध्याय १४६ मे विष्णुसहसत 
०5 छः शौरि हः 
नाममे दो स्थानोपर 'शूरः शौरिज॑नेश्वर:? पद आया है। यथा-- 


अशोक स्तारणस्तारः शूरः शोरिजनेश्वरः ॥५०।! 
'कालनेमि नहा वीरः शूर/ शौरिजनेश्वरः ॥5२॥* 


इन दोनोमे जो अन्तिम चरण है वह ध्यान देने योग्य है। 
विक्रम सम्बतकी १6 वी शततीके आरम्भमे जयपुरमे प॑ टोडर- 
मल नामके एक जैन विद्वान हो गये है। उन्होंने अपने मोक्षमार्ग 
प्रकाश नामक प्रन्थमे नीचेके श्लोकार्ंको डद्घृत किया है। 
उसमे “जिनेश्वर ' पाठ पाया जाता है । दूसरी उल्लेखनीय बात 
यह है कि इसमें श्रीकृष्फो 'शोरि! लिखा है। आगरा जिले मे 
बटेश्वरके पास शोरिपुर नामक स्थान है। जैन ग्रन्थोके अनुसार 
प्रारम्भमे यहा यादबोकी राजधानी थी। जरासन्धके भयसे 
यादव लोग यहासे भागकर द्वारिकापुरीम जा बसे थे । यही पर 
नेमिनाथका जन्म हुआ था। इसलिये उन्हें शोरि' भी कहा है 
ओर वे जिनेश्वर तो थे ही। हिन्दु पुगणोमे शोरिपुरक साथ 
यादवोक। कोई सम्बन्ध मेरे देखनेमे नहीं आया । अत. महाभा- 
रतमे श्रीकृष्णझों शोरि.' लिखना विचारणीय है । 

महाभारतके किसी संम्करणसे मैंने एक श्लोकका संग्रह किया 
था, वह श्लोक निम्न प्रकार है-- 


रेबतादों।. जिनो.. नेमियुगादिवविमलाचले 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्थ कारणम्‌ ॥ 


« "भास पुराणमे यह श्लाक मिलता है। इसमे गिरिनार 
'पवतपर नेमि जिनका उल्लेख किया है और उन्हे मोक्षमार्गका 
कारण बतलाया है । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेपण !्छ्रे 


स्कन्द पुराणके प्रभास खण्डमें कुछ श्लोक इस प्रकार हैं-- 


अवस्थ पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम्‌ । 
तेनेब _तपसाक्ृष्ट शिवः३ प्रत्यकज्ञता गतः ॥ 
प्मासन: समासीनः. श्याममूतिदिगम्बरः । 
नेमिनाथः शिवोष्थैव नाम चक्रेउस्प वामनः ॥ 
कलिकाले.. महाघोरे,. सवप्रापप्रणाशकः | 
दशनात्‌. स्पशनादेव कोटियशफलग्रदः ॥ 


अथोत्‌--अपने जन्मके पिछले भागमें वामनने तप किया। 
उस तपके प्रभावसे शिवने वामनको दर्शन दिये। थे शिव श्याम- 
वर्ण, नग्न दिगम्बर ओर पद्मासनसे स्थित थे | वामनने उनका 
नाम नेमिनाथ रक्खा | यह नेमिनाथ इस घोर कलिकालमे सब 
पापोका नाश करनेवाला है। उनके दर्शन ओर स्पर्शनसे करोड़ों 
यज्ञोंका फल होता है । 

जैन नेमिनाथको ऋकृष्णवर्ण मानते है और उनकी मूरति भी 
अन्य जैन मूर्तियोके अनुसार दिगम्बर ओर पद्मासन रूपमें स्थित 
हाती है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि नेमिनाथकी श्यामवर्ण 
पद्मासनरूप जेन मतिकों शिवकी संज्ञा दे दी गई है । क्योकि 
शिवका यह रूप नही है। इसीसे कलिकाल मे उसे सर्व पापोंका 
नाश माना है । 

विद्वानोसे यह बात अज्ञात नहीं है कि कलिकालके बहानेसे 
ब्राह्मणोंको अनेक पुरानी बेदिक रीतियोंकों त्यागना पड़ा है ओर 
अनेक नये तत्त्वोको स्वीकार करना पड़ा है। जान पड़ता है 
नेमिनाथकी मूर्तिकी शिवके रूपमे उपासना भी उसीका फल है । 
श्राज भी बद्रीनाथमें जैन मूर्ति बद्री विशालके रूपमे पूजी जाती 
है। ब्राह्यण धर्ंकी यही तो विशेषता है। वह अन्य धर्मके 


१७७ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


तत्त्वोको अपनेमे इस ढंगसे पचाता आया है कि कालान्‍्तरमें 
वे तत्त्व उसके ऐसे अभिन्न अंग बन गये कि मानों वे उसीके 
मूल तत्त्व है और जिस धम्मके वे मूल तत्त्व थे, उस घने उन 
तक्तवोंकों ब्राह्मण धर्मस लिया है । वैदिक कालसे लेकर पौराणिक 
काल तकके साहित्यका वारीकीसे अन्वेक्तण करनेसे यह तथ्य 
स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणके लिये उपनिपदोके तत्वज्ञानको 
ही ले ले! वह वैदिक आर्योकी देन नही है। किन्तु उसे उन्होंने 
इस तरहसे अपनाया सानो वह वेदका ही एक आंग है। इसी 
तरह उपनिषदोंके पश्चात महाभारत और पुराणोका संबद्ध न 
करके उन्हे इस रूपमे ग्रथिन किया कि जिस समय जिसको 
प्रभावशाली पाया उसको अपना ही अंग बना लिया और इस 
तरह उस ओर आकृष्ट होनेवाली जनताकों उधर जानेसे गंक 
लिया। इतना ही नहीं, यदि अपने साहित्यमे दूसरे धर्मके 
अनुकूल कोई बात दिखाई दी तो उसका सम्मारजन कर दिया । 
हे -जिनेश्वरका जनेश्वर और जिनको जन कर दया। या 
उस अंशको प्रक्षिप्त करार देकर नये सस्करणमेसे निकाल दिया, 
इत्यादि । 
ऐसी परिस्थितिम वास्तविक प्राचीन स्थितिका दिग्दर्शन करा 
सकना शक्य नहीं है । फिर भी उपलब्ध बेदिक साहित्यके सिवाय 
जब काई अन्य अवलम्बन न हो ता उसाका आधार बनाकर 
चलना हा पड़ता है। क्योकि उपलब्ध जैन सांह॒त्य बेदिक साहित्य 
जितना प्राचीन नहीं है. यह स्पष्ट हे । ओर बौद्ध साहित्य जन 
साहित्यका समकालोन ही हूँ। अतः गत्यन्तरका अभाव 
हक इक साहित्यका हो लकर खाज बीन करना पड़ता 
और पे खाज बॉनस यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैन 
परम जिन मूल तत्त्वाका अपनाये हुए हैँ, वे मूल तत्त्व ऋग्वदसे 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १७७ 


भी प्राचीन है ओर सिन्धुघाटी सभ्यता तक उनकी परम्परा 
जाती है । 


८ जे 0 
द्रविड़ सभ्यता और जन घम 


हम पिछले प्रष्ठोंमे लिख आये हैं कि ऋग्वेदिक कालसे ही 
भारतमें दा विभिन्न विचार धाराएँ प्रवाहित होती हुईं दृष्टिगोचर 
होती है। एक धारा है बैदिक संस्क्रतिकी और दूसरी घारा है 
बेद विरोधी, जिसे विद्वानो' ने द्रविड़ विचारधारा या द्रविड़ 
संस्कृति माना है। प्राचीन द्रविड़ बड़े सुसंसस्‍क्ृत और सभ्य थे । 
और उनकी अपनी सभ्यता थी। सिन्धुचाटीसे पूरवकी ओर 
बढ़नेके पश्चात धीरे-धीरे बैदिक धर्मने जो हिन्दू धर्मका रूप ले 
लिया उसका एक प्रमुख कारण वैदिक आया पर द्रविड़ विचार 
धागका प्रभाव भी था । 

द्रविड़ लोग आर्योके देबताओ और पुरोहितोंको पसन्द नहीं 
करते थे । इसीसे ऋग्वेदमें उन्हे दास, दस्यु और असुर बतलाया 
है । जब त्राह्मणोंने देखा कि थे लोग लड़भिड़कर भी वशमे नहीं 
आते तो अन्तमे उन्होने द्रविड़्ोके कुछ देवताओकी मान लिया । 
इससे उन्हे द्रविड्ोकी सहानुभूति मिली ओर वे धीरे-धीरे वेदिक 
आयेके परिवर्तित धर्मकी सीमामें आने लगे । 

अपनी सभ्यताके सर्वोच्च उन्नत कालमे उन दविड्ोका क्या 
धर्म की, यह तथ्य आज भी अन्धकारमे है। किन्तु सिन्धुधाटीसे 
प्राप्त अवशैंषोर्क प्रकाशमे बेदिक आयोकि देवताओके साथ आधु- 
निक हिन्दू देवताओकी तुलना करके यह मान लिया गया है कि 
शिव ओर दुगो द्रविड़ देवता है। तथा प्राचीन द्रविड़ लोग योगकी 


१--यीहि० इ०, ए० १२ | हि? फि० ई० वे०, जि० १, पृ० १॥ 


१७६ जै० था» इ०-पूव पीटिका 


प्राचीन द्रविड़ों और वैदिक आयेके धर्मका मिश्रण होनेपर 
द्रविड़ देवताओंकी पूजा आय और द्रविड़ दोनो करने लगे। 
किन्तु दोनोकी पृजाविधिमे भेद था। इस मिश्रणके फलस्वरूप 
अनाय जादूगर ओरे द्रविड़ पुजेरो त्राह्मणोमे सम्मिलित हो गये 
ओर धीरे-धीरे अनाय॑ जातियाँ भी अपने आय॑ होनेका दावा 
करने लगी। तथा द्रविड़ लाग एक तरहसे यह्‌ भूल ही गये कि 
बे भारतमे आये हुए वैदिक आर्योसे बहुत अधिक प्राचीन 
सभ्यताके उत्तराधिकारी होनेका दावा कर सकत हैं. और 
उनके पूवज आये देवताओको नहीं पूजते थे। ( प्रीहि० इ० 
प्रु० ३२-श्८ ) । है 
ये द्रविड़ लोग वेदिक आयेसे भिन्न थे इस लिये उन्हें अन- 
आय कहा गया हे। किन्तु ज्यो-ज्यो भारतमे वेढिक आर्योका 
प्रभाव बढ़ता गया त्यों व्यो आये! शब्द श्रेप्ताका बाचक बनता 
गया और अनाये! शब्द म्लेच्छ का। फल्लतः प्रत्येक श्रेप्ठत्वा- 
भिमानी अपनेकोा आये ओर अपने विराधीको अनाये या 
स्‍लेच्छ कहने लगा। जेन साहित्यमे ब्राह्मणोकों साक्षर म्लेच्छ 
कहा है और हिन्दू पुराणोंमे जेन घमंको देत्यदानवोका 
धर्म कहा है | 
पद्मपुराणके प्रथम सृष्टि खण्डम जैनघमकी उत्पत्ति कथा 
इस प्रकार दी हे--एक स्थान पर देत्य तप करते थे। वहाँ 
दिगम्बर योगीका भेष धारण करके साया सोह पहुंचा और 
बोला-देत्यो ! तुम यह तप किस लिये करते हा ? दानवाने 
कहा--परलोकमे सुख आप्तिके लिये | तब माया सोह बोला--- 
यदि मुक्ति चाहते हो तो आहत धर्मको धारण करो। यह मुक्तिका 
द्वार है | मायाभोहके सममानेपर देत्योने वेदिक धर्म छोड़कर 
आहत ध्ं घारण किया। 


प्राचीन स्थितिका झन्वेषण १७७ 


विष्णु पुराण श्रध्याय १७-१८ सें भी लगभग ऐसी ही कथा 
है, जो इस प्रकार है--एक बार देवों ओर असुरोमें युद्ध हुआ 
देव हार गये ओर असुर जीत गये। हारे हुए देव विष्णु 
भगवानकी शरणमे पहुंचे ओर प्राथना करने लगे कि महाराज ! 
कोई ऐसा उपाय बतलाइये. जिससे हम अपछुरों पर विजय प्राप्त 
कर सकें। देवोकी प्राथना सुनकर विष्णु भगवानने अपने 
शरीरसे एक मायामोह नामका पुरुष उत्पन्न किया औ 
देवताओंसे कहा--यह मायामोह अपनी मायासे उन देत्योंको 
मोहितकर बेद मार्गंसे भ्रष्ट कर देगा । तब वे देत्यगण आपके द्वारा 
मारे जा सकेगे ! 

तब वे हृदेवगण उस मायामोको लेकर उस स्थानपर गये 
जहाँ असुर लोग तप करते थे । उस मायामोहने नर्मदाके किनारे 
तपस्या करते हुए उन महा असुरोको देखकर दिगम्बर साधुका 
भेष धारण किया | वह शरीरसे नग्न था उसका सिर मुड़ा हुआ 
था, और हाथमें मयूरके पंखोकी पीछी थी । वह उन देत्योसे 
मीठी बाणीमे बोला--तुम लोग यह तप ऐहिक फलकी इच्छासे 
करते हो या परलोक सम्बन्धी फलकी इच्छा से ? तब असुर 
बोले--हम परलोकके सुखकी इच्छासे तप करते हैं आप हमसे 
क्या चाहते है ? मायामोह बोला-मुक्ति चाहते हो तो मेरा 
कहना मानो । तुम आहत घसे धारण करो, यही मुक्तिकरा खुला 
द्वार है। इस धमसे बढ़कर मुक्ति देनेबाला कोई दूसरा धर्म नहीं 
है । इस प्रकार उस मायामाहके सममानेपर वे देत्य वेदमांगसे 
अष्ट हो गये ओर आहत घमको घारण करनेसे आहत ( जेन ) 
कहलाये । 

इसी प्रकारकी कथा शिवपुराण द्वितीय रुद्र हिसंता, खण्ड ४५, 


अध्याय ४-४ में भी है । 
१२ 


श्ज्द जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


यद्यपि ये कथाएँ जैन धर्मको असुरो-दैत्यों दानबोका धर्म 
कहकर बदनाम करनेके लिये ही रची गई है । तथापि यदि इनमे 
कुछ तथ्यांश मान लिया जाये तो कहना होगा कि ऋग्वेदसे जिन 
अपने विरोधियोको दास दस्यु असुर आदि शब्दोसे पुकारा गया 
है, उनमे उस वेदविरोधी धर्मके अनुयायी भी हो सकते है जो 
आज जैनधर्म कहलाता है । 


अतः आधुनिक जैन धर्मका पूवरूप उन जातियोमेसे किसी 
एकका धर्म हो सकता है, जो सिन्धुधाटी समभ्यताके कालमे 
वतंमान थी. और उसीके पूर्वपुरुष योगी ऋषभदेव थे। किन्तु 
उस समय जैन धम किस नामसे उल्लिखित होता था यह अन्ध- 
कारमे है, क्योंकि मह/बीरके समयमे जेन साधुओका सम्प्रदाय 
निम्न न्थ सम्प्रदाय कहलाता था । उसके बाद उनका धर्म आहत धर्म 
कहा जाने लगा ओर फिर जैन धर्म कहा जाने लगा | इससे नाम 
भेद होना ही सभव है । 


एक बात और भी दृष्टव्य हैे। जैन शाखरोमे ऋषभदेवका 
इच्चाकु' वंशीके साथ ही पुरुवंश नायक लिखा है। ऋग्वेदके 
अनुसार भी टक्ष्वाकु पुरुराजाओकी ही एक श्रेणी थी। ऋयगर 
( १-१०८-८ ) में अनु, द्रह्म॒ु, तुबंश और यदुके साथ पुरुका भी 
निर्देश है। तथा ऋक्‌ (५5-८-) मे पुरुओको जीतनेके उपलक्षमे 
भरतोके अग्निहात्र करनेका निर्देश हे । 


ऋग्वेद तथा उसके पश्चात॒के साहित्यमे भरतोका विशेष 
महत्व बतलाया हैं। एक ऋचामे भरतोकों पुरुओका शत्रु 


१--पुरू श्रोर इच्बाकुके रुम्बन्धमे पहले प्ृ० १५ पर लिख 
आये हैं। 





प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १७९ 


बतलाया है। शतपथ ब्रा० ( ६-८-४ ) में पुरुओंको असुर 
राक्षस बतलाया है। इससे पुरुओके प्रति वैदिक दृष्टिकोणका 
संकेत मिलता है। किन्तु पुरुलोग आय प्रतीत होते है क्योंकि 
ऋग्वेदकी अनेक ऋचाओम मूलनिवासियों पर पुरुओंकी विजय- 
का निर्देश है । 

असलमे आर्योसे भी अनेक भेद थे । सभी आय वेदिक नहीं 
थे। इससे अआर्योमे भी परस्परमे युद्ध होते थे। उदाहरणके लिये, 
सर जाज ग्रियसनका मत है कि ब्राह्मणघर्मके पक्तपाती कुरुओंसे 
ब्राह्मण घर्म-विरोधी पश्चाल आयनि पहले प्रवेश किया। ब्राह्मण 
विरोधी पार्टी योद्धा लागोझी थी, उन्होंने पुरोहित पार्टीकी हराया । 
( के० हिं० प्रू० २७४ ) | अतः यह संभव है कि परुज्ञोग अवेदिक 
ऋषभदेवके उपासक रहे हों। इसीसे वदिक आर्योका उनके प्रति 
शत्रुभाव रहा हो । 

ऋग्वेदमे पुरुओको सरस्वतीके तटपर बतलाया है । पुरु- 
राजाओंको असाधारण लम्बी सूचीसे पुरुजातिका महत्त्व स्पष्ट 
है। इच्चाकु परम्परा मूलतः पुरुराजाओकी एक परम्परा थी। 
उत्तर इच्चाकुओका सम्बन्ध अयोध्यासे था। जैन शाख्रोमे 
अयोध्याको ही ऋषभदेवकी जन्‍्मपुरी बतलाया है। उधर 
सांख्यायन श्रोत सूत्रमे हिरण्यगर्भवी उपाधि 'कोसल्यः बतलाईं 
है । अयोध्याको कोसलदेस कहते थे। अतः कोसल्यका मतलब 
होता है कोसलका जन्मा हुआ या कोसलका राजा । यह हम 
पहले लिख आये हैं कि जैन शास्रोमे ऋषभदेवकों हिस्ण्यगर्भ 
भी कहा है ओर उनका जन्म अयोध्या नगरीमें बतलाया है। 
अतः यदि हिरण्यगर्भ ऋषभदेव थे तो उनका अयोध्या नगरीके 
होनेका भी समर्थन होता ही है। किन्तु यह सब अभी अन्चे- 
बणीय है| अतः अभी यह निश्चयपुवेक कह सकना शकय नहीं 


१८० जै० सा० इ०-पूर्ब पीठिका 


है कि जैनघम मूलमे आर्येका धर्म था या द्रविड़ो का, और 
ऋषभदेव केवल आयेके पू्बज थे या द्रविड़ो के भी ? किन्तु 
इतना निश्चित है कि द्रविड़ संस्कृति या द्रविड़ धर्मके सिद्धान्तीस 
जैन घमंके जिद्धान्त बहुत मिलते जुलते हुए है। ( प्रीहि० इं०, 
घु० १२० )। हट 

सुप्रसिद्ध॒ भाषाविद्‌ डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने 
लिखा है-- 

“थयहू कहना सत्य नहीं है. कि हिन्दू सभ्यताके सभी उदात्त 
एवं उच्च उपादान आर्योकी देन थे। तथा जो निकृष्ट और दीन 
उपादान थे वे अनाये मानसकी उच्छूड्डलताके द्योतक थे। आये 
चित्तके कुछ दृष्टिकोणोके मूर्तरूप ब्राह्मण और ज्षत्रियकी बिचार 
तथा संगठन करनेकी याग्यताको स्वीकार कर लेने पर भी, 
कितनी ही नई सामग्री तथा नूतन विचार घारा यह सूचित 
करती है कि भारतीय सम्यताका निर्माण केवल आर्योने ही नहीं 
किया, बल्कि अनायोका भी इसमे बड़ा भारी हिस्सा था। उन्होने 
इसकी मूल प्रतिष्ठाभूमि तेयार की थी। देशके कई भागोमे 
उनकी ऐहिक सभ्यता आर्याकी अपेक्षा कितनी ही आगे बढ़ी 
हुईं थी | नगरबासी अनायकी तुलनामे आर्य तो अटनशील बर्बर 
मात्र प्रतीत होता था। धीरे-घीरे अब यह बात स्पष्टतर होती 
जा रही है कि भारतीय सभ्यताके निर्माणमे अनारयोंका भाग 
विशेष रूपसे गुरुतर रहा। भारतीय प्राचीन इतिहास एवं दन्त- 
कथाओमे निहित घामिक तथा सांस्कृतिक रीति-परिपाटी केवल 
अनायंसि आई हुई वस्तुका आर्य भाषामे रूपान्तर मात्र है, 
क्योकि आर्योकी आरसे उनकी भाषा ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
देन बन गई थी, यद्यपि वह भी अनाय उपादानोसे बहुत 
कुछ मिश्रित होकर पूर्ण विशुद्ध न रह सकी। संत्तेपमे कर्म तथा 


प्राचीन स्थितिका अन्नेषण १८१ 


परलोकके सिद्धान्त, योगसाधना, शिव देवी तथा विष्यणुके' रूपमें 
परमात्माको मानना, बेदिक हवन पद्धतिके समक्ष नई पूजा 
रांतिका हिन्दुओम आना आदि, तथा अन्य भी बहुतसी 
बस्तुओका हिन्दूधम ओर विचारमे आना, वास्तवमे अनार्योकी 
देन है। बहुत सी पौराणिक तथा महाकाव्योमे आई हुई कथाएँ, 
उपाख्यान, और अद्ध ऐतिहासिक विवरण भी आयेसे पहलेके 
है। ( आ* हि, ४० ३५-३६ )। 

जैन धमंमे प्रारम्भ से ही कम, परलोक सिद्धान्त तथा योग 
साधनाका प्राधान्य रहा है ओर ये ही उसकी विचारधाराके 
मलाधार है । 

वर्णी अभिनन्दन गअ्न्थमे ग्रो० श्री नीलकण्ठ शासत्रीका एक 
लगख्र 'जेन धर्मका आदि देश” शीर्षकसे प्रकाशित हुआ है । यहां 
हमउसका आरम्भिक &श उधृत करनेका लोभ संवरण नहीं कर 
सकते , उन्होंने लिखा है--- 


जन धर्म भी बौद्ध धर्मकी तरह वेदिक कालके आर्योकी यज्ञ 
यागादिमय संस्कृतिकी प्रतिक्रिया मात्र था! कतिपय इतिहासकारों 


१--सिन्धुघाटी सम्यताके प्रकाशम आनेसे पूब यह विवेचन 
करनेकी प्रथा सी यो कि इन्द्र, अग्नि, वरुण और मित्रके स्थानमें 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवकों अयनाकर वैदिक धर्म ब्रह्मा धर्मके रूपमें 
क्रमसे विकसित होकर प्रकाशमे आया । किन्तु प्रभावशाली खोजोंक़े 
फलस्वरूप स्वीकृत वर्तेमान मत यह है कि यह प्रबज्ृत्ति एक मिश्चित 
सस्कृतिकी उपज है, तथा मारतमें हुए. धार्मिक परिवर्तन मुख्य रूपसे 
आरयो और द्रविड्ों तथा उनकी विभिन्न संस्कृतियोंके संयोगकी देन 
है; क्योकि प्राचीन द्वबिड़ बहुत ही सुसमभ्य और सुसंस्कृत थे । ( प्री० 
दि० इ०, भू० पृ० ६ ) । 


श्व्र जै० सा० हृ०-पूर्व पीठिका 


के इस मतिको यों ही सत्य मान लेना चलता व्यवहार सा हो 
गया है। विशेषकर कितने ही जैन घर्मको तेईसवें तीथड्डर श्री 
पाश्वनाथ के पहले प्र्चालत माननेम भी आनाकानी करते हैं, 
अथोत्‌ वे लगभग नोवीं शती इंसा प्रवेतक ही जन धमका 
अस्तित्व मानना चाहते है | प्राचीनतम युगमे मगथ यज्ञ यागादिमय 
वैदिक मतके क्षेत्रसे बाहर था। तथा इसी मगधको इस कालमे 
जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की जन्म भूमि होनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है । फलतः कितने ही विद्वान. कल्पना करते है कि इन धर्मों 
के प्रवर्तक आय नहीं थे | दूसरी मान्यता यह है कि वैदिक आय 
के बहुत पहले आर्योकी एक घारा भारतमे आई थी ओर आर्यों 
पूरे भारतम व्याप्त हा गये थे। उसके बाद उसी बंशके यज्ञ 
यागादि संस्कृति वाले लोग भारतमे आय, तथा प्रार्च न बेदिक 
आयोको मगधकी ओर खदेड़कर स्वयं उसके स्थ;नपर बस गये । 
आरयोके इस द्वितीय आगमनके बाद ही सम्भवतः मगधसे जैन 
धर्म का पुनः रप्रचा आरम्म हुआ तथा वहींपर बुद्ध धर्मका 
प्रादुभाव हुआ |" 

“४००२-४६०० इसा पृफूर्वमे ली फली 'सिन्घु कछार सम्यता 
के भग्नावशेषोमें दिगम्बर मत, योग, बृपभपूजा तथा अन्य प्रतीक 
मिले है जिनके ग्रचलनका श्रेय आर्यो अर्थात्‌ वेदिक आयेकि पूबे- 
वर्तों समाजकों दिया जाता है। आयेपूर्व संस्कृतिके शुभाका- 
क्षियोंकी कमी नहीं है, यही कारए है कि ऐसे लोगोमे से अनेक 
लोग वैदिक आयोंके पहलेकी इस महान्‌ संस्कृतिको दृढ़ता पूर्वक 
द्रविड़ संस्कृति कहते है। मैने अपने 'मूल भारतीय धर्म” शीर्षक 
निबन्धमे सिद्ध कर दिया है कि तथोक्त अवेदिक लक्षण 
( यज्ञ यागादि ) का प्रादुभोव अथर्वेबेदकी संस्कृतिसे हुआ है। 
तथा माठृदेबियो वृषभ, नाग, याग, आदिकी पूजाके बहु संख्यक 


प्राचीन स्थितिका अ्न्वेषण १८३ 


निदर्शनोसे तीनों बेद भरे पड़े हैं। फलतः 'सिधु कछार संस्कृति 
पूर्व वेदिक युगके बादकी ऐसी संस्कृति है जिसमे तांत्रिक प्रक्रियायें 
पर्याप्त मात्रामे घुल मिल गई थीं । प्राचीन साहित्य जैन तीथेझूरो 
तथा वुद्धोकों असंदिग्ध रूपसे ज्ञत्रिय तथा आये कहता है। 
फलनः जैन धर्म तथा बोद्ध धर्मकी प्रसूतिको अनायोंमें बताना 
सवेथा असम्भव है । 

*>तएवं जैन धर्मके मूल ख्लोतको आय संस्क्ृतिको किसी 
प्राची नतर अवस्थामे खोजना चाहिये, जेसा कि बौद्ध घर्मके लिये 
किया जाता है | अपने पूर्वाल्लिखित निबंवमे में सिद्ध कर चुका हूं 
कि समस्त भारतीय साधन सामग्री यह सिद्ध करत है कि जम्बू 
द्वोपका भारत खण्ड हो आर्योक्षा आदि देश था। हमारी पौरा- 
णिक मान्यताका भारतवर्ष आधुनिक भोगोलिक सीमाओसे 
बद्ध न था, अपितु उसके आयाम विस्तारमे पामोीर पवत 
माला तथा हिन्दुकुश भा सास्मलित था श्रथात्‌ ४० अनक्षांश 
तक विस्तृत था। प्राचीनतम जैन तथा वदिक मतोके ज्योतिष 
पग्रन्‍्था ओर पुराणोंमे भारतके उक्त विस्तारका स्पष्ट रूपसे 
प्रतिषादन किया हैं ।” 

यहाँ हम यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित सममते है कि हमने जो 
आयेकि भारतमे आगसमनकी चचोंकी है वह भारतकी वतेमान 
सीमाका लेकर की है। जैन शाख्रोमे जो भारत वर्षका वस्तार 
बतलाया हैं उसमे तो आजका पूरा भूखए्ड समा जाता 
हैँ । अस्तु 


उपसहार 


इस तरह प्रागू ऐतिहासिक कालीन उपलब्ध साधनोके द्वारा 
तत्कालीन स्थितिका पयक्षवेश करनेसे जो प्रकाश पड़ता है यद्यपि 


१८४ जै० सा० हु०-पूर्व पीठटिका 


वह किसी निष्कर्षपर पहुंचनेके लिये अपयांप्त है, तथापि उससे 
जैन धर्मके प्राण ऐतिहासिक अस्तित्वके संबन्धमे कुछ झलक 
अवश्य ग्राप्त होती है और उसपरसे कम से कम इतना ता निम्धय 
पूवेंक कहा ज्ञा सकता है कि जेन धम किसी ब्राह्मण विरोधी 
भावनाका परिणाम नहीं है। किन्तु उसका उद्गम एक ऐसी 
विचार धाराका परिणाम है जो ब्राह्मण क्षेत्रसे बाहर स्वतंत्र रूपसे 
प्रवाहित होती आती थीं। डा० जेकोबीने भी लिखा है--'इस 
सबसे यह संभाव्य द्ोता हे कि ब्राह्मणभिन्न तपस्वीवर्ग प्राचीन 
कालमे भी ज्राह्मण तपस्वियोसे एक भिन्न ओर विशिष्ट वर्गके रूप 
मे माना जाता था |... .. ...अत: अवश्य ही बोद्ध धर्म ओर जैन 
घर्मको ऐसे धर्म मानना चाहिये जा ब्राह्मण धमंसे बाहर वृद्धिगत 
हुए थे। तथा उनका निर्माण किसी तात्कालिक सुधारका परिशाम 
नही था । किन्तु सुदीघकालसे प्रचलित धार्मिक आन्दोलनके द्वारा 
उसका निर्माण हुआ था। (से> बु० ३०, २२, प्रस्ता०, 
पृ० ३२ )। 


श्री रमेश चन्द्रदत्त उक्त विचार घाराका उद्गम ईसा पत्र 
ग्यारहवीं शततीमे बतलाते है। उन्होंने लिखा हँ--'उत्सुक और 
बिचारक हिन्दृ त्राह्मण साहित्यके थकाने वाले क्रिया काण्डसे आगे 
बढ़कर आत्मा ओर परमात्माके रहस्यकी खाज करते थे |? 


इस विषयमे पहले लिखा जा चुका है। आत्मा और परमा- 
त्माके रहस्यके अन्वेपकोंकी देन ही उपनिपदोका तत्त्व ज्ञान है । 
इस ज्ञानके घनी क्षत्रिय थे। क्षत्रियोसे ही ब्राह्मणोने आत्मविद्याका 
ज्ञान प्राप्त किया था । भगवान ऋषभ देव भी क्षत्रिय थे ओर वे 
योगी तथा परमहँस थे । अत्तः यदि आत्मविद्याके वे ही परस्कतों 
रहे हों तो जैन धर्मका उद्गम भी उनसे ही होना संभव है | 


प्राचीन स्थितिका भ्रन्वेषण श्प्र 


किन्तु ऋषभदेवका ऐतिहासिक अस्तित्व भारतके प्राग ऐतिहासिक 
कालकी गम्भीर कन्द्रामे छिपा है | अतः स्वर्गीय याकोबीका अनु- 
सरण करते हुए हमे भी यही कहना पड़ता है कि जैन घमर्मके प्राग 
ऐतिहासिक विकासके सम्बन्धमे कुछ झलक प्राप्त करके द्वी हमे 
संतोय करना पड़ता हैं. क्योकि भगवान्‌ पाश्वेनाथसे पहलेका 
सब इतिवृत्त गम्भीर कोहरेसे आच्छन्न है । 


३-ऐतिहासिक युगमें 
काशी, कोसलू ओर विदेह 


अब हम ऐतिहासिक युगमे प्रवेश करेगे । हमारा यह युग ईसा 
पूर्व नौबी शताब्दीके मध्यसे आरम्भ होता है । उसी समय काशी 
के राजा अश्वसेनके घर जेन धमके तेईसवें तोथेछुर पाश्वनाथने 
जन्म लिया था । 


अंग, सगध, काशी, कोसल ओर विदेहम ब्राह्मण सभ्यता 
का प्रवेश बहुत काल पश्चात्‌ हुआ था| शत० ब्रा० ( १-४-१ ) 
में लिखा है कि--'सरस्वती नदीसे अग्निने प्रबकी ओर प्रयाण 
किया । उसके पीछे विदेध माधव और गौतम राहु गण थे । 
सबको जलाते ओर मार्गकी नदियोकों सुखाते हुए बह अग्नि 
सदानीराके तटपर पहुंची। उसे वह नहीं जला सकी। तब 
माधव विदेधन अग्निसे पूछा--मै कहां रहेँ!'। उसने उत्तर 
दिया--तेरा निवास इस नदीके पूरब हो । अब तक भी यह नदी 
कोसलों ओर विदेहोंकी सीमा है ।? 


१८६ जै० सा० इ०-पूथ पीडिका 


चक्त कथनमें वेदिक अ्रयेके सरस्वती नदीके तटसे सदानीराके 
तटतक धीरे धीरे बढ़नेका वृत्तान्त निहित है। सदानीरा, जो आ्राज 
कल गण्डक नदी कही जाती है, दोनो राज्योंकी सीमा थी । उसके 
पश्चिममें कोसल था और पूरबमे विदेह था। सदानीरा कोसलजकों 
बिदेहसे प्रथक करती थी । बहुत समय तक यह नदी आबकि 
संसारकी सीमा मानी जाती थी। इसके आगे ब्राह्मण लोग 
यथेच्छ नहीं आते जाते थे । 


बेदिक साहित्यम कासलके किसी नगरका नाम नहीं आता | 
शतपथ ब्रा० के अनुसार कोसलम ब्राह्मण सम्यताका प्रसार कुरु 
पग्चालके पश्चात्‌ तथा बिदेहस पहले हुआ । रामायण तथा हिन्दू 
पुराणोके अनुसार कोसलका राजवश इच्चाकु नामके राजास 
चला था | इसी वंशकों शाखाओने विशाल या बेशाली, मिथला 
ओर कुशीनारामे राज्य किया | 


कोसलकी तरह विदेहका निर्देश भी प्राचीन वैदिक साहित्य 
में नही है। दोनोका प्रथम निर्देश शतपथ वाह्मण ( १, ४-१-१० ) 
मे मिलता है | उल्लेखोसे प्रकट होता है कि कोसल और पिदेह 
पररपर मित्र थे तथा उनमे ओर कुरु पद्नाज्नोमे मत भद होनेके 
साथ ही साथ शत्रुता भी थी । ब&्ानोका मत है कि विदेह राज 
जनक उपनिषदाके दशनका प्रमुख संरक्षक था। उसके समयमे 
ही विदेहको ग्राधान्य मिला । 


शतपथ ब्रा० ( १, १-६-२१ ) में लिखा है कि गजा जनक 
की भेट अथम बार कुछ ब्राह्मणोस हुईं | उसने उनसे पूछा--आप 
ध्पग्नि होत्र कैसे करते है ? अन्य ब्राह्मणोमे से तो किसीका उत्तर 
ठीक नहीं था। याज्ञवल्क्यका उत्तर यद्यपि पूर्ण ठीक नहीं था 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्प 


तथापि यथार्थताके विशेष निकट था। जनक यह बात उन 
ब्राह्ययगोसे कहकर तथा रथमें बैठकर चला गया । ब्राह्मणोंने इसे 
अपना अपमान सममभा | तब याक्षवल्क्यन जाकर शंका निवारण 
की | तबसे जनक ब्राह्मण होगया । 


इससे प्रकट होता है कि शत० ब्रा० के काल तक बैदिक आर्य 
विदेह तक ही बढ़ सके थे | दक्षिण बिहार तथा बंगालमे ब्राह्मण 
धर्मका प्रसार इस्वी सन्‌ की तीसरी शताब्दीके मध्य तक हो सका 
था। इस तरह पर्बोॉय भारतमे अपनी संस्कृतिको फेलानेम वेदिक 
आर्योकों एक हजार बे लगे। यद्यांप वह प्रवेश निश्चय 
ही उतना विस्तृत नहीं था (भा० इं० पत्रिका जि० १२, 
प्र० ११३ )। 

कोसल ओर विषेहके साथ काशीको प्राधान्य भी उत्तर बेदिक 
कालमे मिला। अथवबेदमे प्रथम बार काशीका निर्देश मिलता 
है। काशीका कोशल आर विदेहके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
काशीके एक राजा ध्रृतराष्ट्रको शतानीक सहख्नाजित ने हराया था। 
वह अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता था किन्तु शतानीकने उसे हरा 
दिया। फलस्वरूप काशीवासियोने यज्ञ करना ही छोड़ दिया | 
( पो० हिं० एं८ इं०, प० ६२ ) || 


काशीराज ब्रह्मदत्त 


बोद्ध महागोविन्द सुत्तन्तमें भी काशीके राजा घतरट्टका 
निर्देश है, जो शतपथ० का धृतराष्ट्र ही प्रतीत होता है। उसे 
महा गाविन्द में भरतराज कहा है। डा० राय चौघुरीने लिखा है. 
कि ऐसा प्रतीत होता है कि काशीके भरतवंशका स्थान राजाश्रोके 
एक नये वंशने ले लिया, जिनका वंश नाम ब्रह्मदत्त था। श्री 


२८८ जें० स्ा० इ०-पूर्व पीठिका 


हारीत कृष्ण देवने यह सुभाव दिया था कि ब्रह्मदत्त बंशनाम है, 
किसी राजा विशेषका नाम नहीं है। और डा० डी० आर भण्डा- 
रकर ने भी इस सुकावकों मान लिया था। क्योकि मत्स्य' पुराण 
तथा वायु पुशणमे एक वंशका निर्देश है। जिसमे ब्रह्मदत्त नामके 
सो व्यक्ति थे। महाभारत ( २-८-२३ ) में भी सौ बद्यदत्ताका 
निर्देश है । बोद्ध जातक 'ुम्मेध” मे राजा तथा उसके पुत्रका नाम 
ब्रह्मदत्त बतलाया है गंगमाला जातकमे स्पष्ट लिखा है कि त्रह्मदत्त 
एक वंश परम्परागत उपाधि थी। एक प्रत्यक बुद्धने बनारसके 
राज़ा उदयको अह्मदत्त कहकर पुकारा था। ( पा० हि० ऐ० 
इं०, पृ० ६३ ) । 


ब्रद्मदत्त विदेह के थे 


५ 5 ह्दे ते ७ 
डा० राय चाघरीने लिखा है कि अनेक बौद्ध जातकोसे यह 
'प्रकट होता है कि ब्ह्मदत्त मूलतः विदेहके थे। उदाहरणके 
लिये, मातिपोसक जातकमे काशीके राजा ब्रह्मदत्तके विषयमे 
लिखा है-- 


'मुत्तोम्हि कासीराजेन विदेददेन यसस्मिना! ति। 


यहाँ काशीराजको 'विदेह” बतलाया है। इसी तरह सम्बुल 
जातकमे काशीराज ब्रह्मदत्तके पुत्र युवराज सोद्टीसेनको 'विदह 
पुत्तः कहा है | ( पो० हि० एं० इं० प्ृ० ६७ )। 

उपनिषदोके कतिपय उल्लेखोके आधार पर डा० गय 
चोधुरीका विश्वास है कि विदेह राज्यको उलटनेमे काशीके 
लोगों का हाथ था, क्योकि जनकके समयमे काशीराज अजात 


१-शत वै ब्रऋ्नगताना वीराणा कुछ शतःभ्‌ 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्च््र 


शत्र विदेहराज जनककी ख्यात्सि चिढ़ता था। बृहदा० उप० 
( ३-८-२ ) में गार्गी याक्षवल्क्यसे दो प्रश्न करनेकी अनुज्ञा लेते 
हुए कहती है-- 

“यथा काश्यो वा वेदेहो वौग्रपुत्र उज्ज्य घनुरधिज्यं कृत्वा द्वो बाण- 
बनती सपत्नातिव्याधिनों हस्ते कइत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेवाह त्वा द्वाभ्यां प्रश्ना- 
म्यामुपोदस्थाम्‌ ।! 

याज्ञवल्क्य | जिस प्रकार काशी या बविदेहका रहनेवाला 
कोई उप्रपुत्र प्रत्यश्वाहीन धनुपपर प्रत्यश्वा चढ़ांकर शरत्रुको 
अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दा फलवाले बाण हाथमे लेकर खड़ा 
होता है उसी प्रकार मैं दो प्रश्न लकर तुम्हारे सामने उपस्थित 
होती हूँ ।! 


जनकके उत्तराधिकारी लिच्छवि 


पाली टीका परमत्थ जोतिका ( जि० १, प्ृ० १५४८-६५ ) में 
लिखा है कि विदेहके जनक वंशका स्थान उन लिच्छुवियाने 
लिया, जिनका राज्य विदेहका सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य 
था, तथा जो वज्जिगणके सबसे प्रमुख भागीदार थे । ये लिच्छवि 
काशीकी एक रानीके वंशज थे | 


इस उल्लेखसे यह प्रकट होता है कि सम्भवतया काशीके 
राजवंशकी एक शाखाने विदेहमे अपना राज्य स्थापित किया। 
( पो० हि ० एुं० ट्/ं०, पृ८ उन ) 

इतिहासके जानकार इस बातसे सुपरिचित है, जैसा कि हम 
आगे लिखेंगे, कि विदेहके लिच्छवि वंशकों जैन धमंके अन्तिम 
तीथेक्कर भगवान महावीरको जन्म देनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ 
था ओर काशीकी वाराणसी नगरीमें तेईसवें तीथंडूर 


१६० जै० सा० हृ०-पूर्व पीठिका 


पाश्व नाथका जन्म हुआ था। अतः इन दोनो राज्योमे 
राजनेतिकके साथ धार्मिक सम्बन्ध भी होना संम्भव प्रतोत 
होता है। 

लिच्छवि गणतंत्रकी स्थापनाका समय 


वैदिक कालका निधोरण करते हुए म्ब॒« डा० राह दा* 
बनर्जी ने अपनी 'प्रीहिस्टोरिक इरिडिया? नामक पुस्तक (प्रृ० ४४ ) 
में लिखा है-- 

धुराणोके अनुसार कुम्बंशी राजा परीक्षित मगधके राजा 
महापद्ासे १०४० वर्ष पूर्व जन्मा था। बायु पुराणके अनुसार 
चन्द्रगुप्त मोयके राज्यारोहणसे ४० वर्ष पूरे महापद्मने राज्य 
करना प्रारम्भ किया था। अतः यदि चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक 
३२२ ईं० में माना जाये तो परीक्षितका राज्याभिपेक ई० पृ 
१४२२ में मानना होगा। पुरुषोंकी साक्षीके अनुसार ईसाकी 
४५वीं शतीके मध्यमे भारतम यह माना जाता था कि पररीक्षित 
इंस्त्री पूचे १४वीं शतीके अन्तमे मौजूद था। “'बेदिक 
साहित्यम कृष्ण, पाण्डब ओर कोरबोका निर्देश नहीं है किन्तु 
परीक्षितका है। अतः परोज्षित कल्पित व्यक्ति नहीं है, वास्तविक 
है। इस परीक्षितको सपने डसा था। इसीसे उसके पुत्र जनमे- 
जयने नाग यज्ञ किया था । 


डा० राय चांघुरीने ( पो० हि० एं> इं०, ए० ४३ ) जिखा 
है-कि विदेहराज जनक और जनमेजयमें पॉच या छे पीढ़ियोका 
अन्तर था। अत जनमेज्जयके १५० या १८० वर्ष पश्चात्‌ और 
परीज्षितसे दो शती पश्चात्‌ जनकका होना संभव है । अतः यदि 
पौराणिक परम्पराके अनुसार हम परीक्षितको ईस्वी पूरे चोदहवीं 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १६१ 


शतीमे रखते हैं तो हमे जनककों अवश्यही ईस्बी पूर्व १२वीं 
शतीमे रखना होगा । और यदि आश्वलायन और गौतम बुद्धके 
साथ गुणाख्य सांख्यायनकी एककालिकताकों स्वीकार किया 
जाये ता हमें परीक्षितको ईस्बी पूर्व नोवीं शर्तीमें तथा जनकको 
ईंसस्‍्वी पूर्व सातवी शतीमे रखना होगा ४ 


यह पहले लिखा है कि विदेहके राज्यासनको बदलनेमें 
काशीका प्रमुख हाथ था और “परमत्थ जोतिका” के अनुसार 
जनक राजवंशके पश्चात्‌ विदेहमे लिच्छवियोंका राज्य हुआ, जो 
काशीकी एक रानीकी सन्‍्तान थे । 

लिक्छ॒वि राज्यकी स्थापनाका समय अज्ञात है। किन्तु इतना 
सुनिश्चित है कि ईस्त्री पूषे छठी शतीमे भगवान महावीर और गोतम 
बुद्धेफे समयमे विदेहमे लिच्छुवि गणतंत्र सुटढ़ रूपसे स्थापित 
हो चुका था| बुद्धने स्वयं लिच्छवियोके सम्बन्धमे कहा था-- 
(जन्होने तावत्तिस देवता न देखे हो वे लिच्छवियोकों देख सें। 
लिच्छवियोका संघ तावतिंश देवताओका संघ है *॥ 

शअ्रतः इंस्वीपूब छठी शतीमे विदेहका लिच्छुवि गणतंत्र एक 
बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और काशी और कोशल उसके 
प्रभुत्वको मानते थे । उस गणतंत्रका प्रमुख चेटक था जिसकी 
सबसे बड़ी पुत्री त्रिशला भगवान महावीरकी जननी थी। तथा 
सबसे छोटी पुत्री चेलना मगधराज बिम्बसार श्रेशिककी पटरानी 
तथा अजात शत्रु ( कुशिक ) की जननी थी । 

अजात शत्रुने ही वैशालीके प्रमुख अपने नाना चेटक पर 
आक्रमण करके उसे अपने राज्यमें मिला लिया था। ( पो०हि०एं० 
इं+, प्ृ०१७४ ) ओर इस तरह सम्भवतया लिच्छवियोंका गणतंत्र 
समाप्त हो गया । 


१९२ जें० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


उक्त घटनाओको देखते हुए यह मानना पड़ता है कि चेटक 
सुदीघकाल तक लिच्छवि गणतंत्रका प्रमुख रहा, किन्तु 
उससे पूर्व उसका प्रभुत्व कौन था यह अज्ञात बै । श्र० आगमोमें 
महाबीरकी जननी त्रिसलाकोा चेटककी भगिनी बतलाया है, 
किन्तु उसके पिताका नाम नहीं दिया । इससे भी स्पष्ट है कि 
चेटकके पिताका नाम ज्ञात नही था। इसका कारण यह भी हो 
सकता है कि लिच्छुवि गणतंत्रका श्रभुत्व होनेसे चेटक 
अपना विशिष्ट स्थान रखता था, किन्तु उसके पिताकों यह्‌ 
सौभाग्य प्राप्तन रहा हो, क्योकि गणतंत्रमें सजतत्रकी तरह 
शाज्यासन वंशपरम्परागत नहीं होता । 

किन्तु चेटकके पूर्व लिच्छवि गणतत्रका प्रधान कोन था, 
यह्‌ भी श्रज्ञात है और चेटकसे प्र॒त्व॑ उक्त गणतंत्र स्थापित 
हो चुका था या नहीं, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता । 

प्रचलित मान्यताके अनुसार भगवान महावीरका निर्वोण 
५२७ ई० पूर्वम हुआ ओर उनगी आयु उस समय लगभग ७र 
वर्षकी थी। अतः उनका ई० पूव्र ५८६ मे जन्म हुआ। अतः 
ई- पूर्व ६०० मे लिच्छवि गणतंत्र अवश्य ही वर्तमान था, क्योकि 
श्वे० आगमोमे महाबीरका वेसालिय--बैशाज्ञीका तथा उनकी 
माताको 'विदेहदत्ता! बतलाया है और महावीरके पिता सिद्धार्थ 
वैशालीके निकटथ कुण्डग्रामफे अविपति ( सामन्त ) थे। 
उनके साथ चेटकने अपनी भगिनी त्रिशलाका विवाह 
किया था | 


६ संभव है इस्वी पृ सातवीं शतीके लगभग या उससे कुछ 
पूच लिच्छवियोने जो काशीकी किसी रानीकी सन्‍्तान थे, विदेह्‌ 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १९६४३ 


में जनकोके राजवंशकों हटाकर लिच्छवि गणतंत्रकी स्थापना 
की हो । 


जैन शाख्रोके अनुसार भगवान महावीरके जन्मसे *७ट वर्ष 
पूर्व भगवान पाश्व नाथका जन्म काशी नगरीमें हुआ था। यत्त 
महावीर भगवानका जन्म 3स्बी पूव ५६८ में हुआ था अतः 
भगवान पाश्व नाथका जन्म इस्बवी पूव ८७७ में हुआ था । उनकी 
आयु सो वर्षकी थी। तीस वर्षकी अवस्थामे उन्होंने प्रश्नज्या 
धारण की ओर इंस्वी पूव ७७७ मे विहार प्रदेशमें स्थित सम्मेद 
शिखर ( पारसनाथ हिल ) से निवोण लाभ किया | 


डा० राय चौघुरीने ( पो० हि एं० इं०, प्‌ू० १९४ ) लिखा 
है कि कुम्भकार जातकके उल्लेखानुसार उत्तर पाम्चवालका राजा 
दुम्मुख, कलिंगका राजा करण्डु, गन्धारका राजा नग्गजि 
( नग्नजित ) और विदेहका राजा नमि ये सब समकालीन 
थे। जैन उत्तराध्ययन सूत्रमें इन सबको जैन धर्मका अनुयायी 
कहा है। चूकि पाश्व नाथको इतिहासज्ञ जेन धमंका संस्थापक 
मानते है इसलिये डा० राय चोघुरीने इन राजाओकों ७७७ ई 
पूर्ञेसे ४४३ ई० पूओे तकके समयमे रखा है । यद्यपि उन्होंने यह 
स्पष्ट कर दिया हैँ कि उत्तराध्ययनके कथनपर निःशंक विश्वास 
नही किया जा सकता, तथापि उन्होने यह स्वीकार किया है कि 
ये सभी राजा भगवान महाबीरके पूअेवर्ती थे, क्योंकि इनमेसे कुछ 
का निर्देश एतरेय ज्ञा० ( ७-३४ ) तथा शतपथ० (८, १-४-१० ) 
में भी पाया जाता है | 


राजा नमिका पुत्र कलार जनक विदेहके जनकणंशका 

अन्तिम राजा था, मज्मिम निकायके मखादेव जातकसे यह 

प्रकट होता है । डा० राय चौघुरी (पो० हि एं० इं०, एृ० ७१ ) 
१३ 


श्६४ जें० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


का कथन है कि महाभारत ( १२-३०२-७ ) का कल्लार जनक 
ओर मख्वा देव जातकका कलार जनक एक ही व्यक्ति हैं ।! कलार 
जनकके पश्चात्‌ ही विदेहमें वज्जी गणतंत्र स्थापित हुआ 
होगा। अतः कलार जनकका पिता नमि अवश्य ही भगवान्‌ 
महावीरका पू्ववर्ती हुआ । चू'कि उत्तराध्ययनके अनुसार वह जेन 
था और भगवान महावीरसे पहले जेन धर्मका उपदेश भगवान 
पाश्वेनाथने किया था, अतः राजा नमि अवश्य ही ईस्वी पूर्व 
७७७ के लग भग या उसके पश्चात्‌ होना चाहिये। उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र कलार जनक बिदेहके राज्यासनपर बैठा । अत ईस्बी 
पूबं सातबीं शतीके लग भग ही विदेहमे लिच्छिदियोने उसे हटा 
कर लिच्छुवि गणतंत्रकी स्थापना की होगी। 


पाश्वंनाथका वंश और माता पिता 


दि० जैन' साहित्यके अनुसार पाश्व॑नाथ उभ्रबंशी थे | किन्तु 
श्वेताम्बर' साहित्यके अनुसार इच्बाकु बंशो थे | जेन सान्यताके 
अनुसार ऋषभ देवने वंशोकी स्थापना को थी। वह स्वयं 
इच्वाकु वंशी थे तथा उनके द्वारा स्थापित बंशोमे एक उम्र वंश 
भी था। इससे उम्रवंश भी इच्च्याकु वंशकी ही एक शाखा होना 
संभव है । 


सूतकृताज्ञमें उप्रो, भोगों, ऐच्बाको ओर कौरबोको ज्ञातृवंशी 
ओर लिच्छवियोंसे सम्बद्ध बतलाया है। इससे भी काशीके उम्र 


१०- श्रेताम्बर उल्लेखोंके अनुसार भगिनी । 


र-ति० प०, ग्र० ४, गा० ७५४० | २-आरमि० रा० में तित्थयर 
शब्द, ४० २२६५। 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १९४ 


बंश तथा विदेहके लिच्छवि और ज्ञाठृवंशियोंके पारस्परिक सम्बंध 
का समर्थन होता है ( पो० हि एँ० इ० पृ० €€ )। 


पीछे बृहदा० उप० से गार्गी और याक्षबलक्यके संवादका एक 
अंश <उध्यधृत कर आये हैं। उसमे गार्गो ने काशी श्रोर विदेहबासीको 
उम्रपुत्र कहा है--'काश्यो वा बैदेहो वा उम्रपुत्नः”। यहां “उम्रपुत्र/ 
अवश्य ही अपना विशेष अथ रखता है। उक्त उल्लेखोंके प्रकाशमें 
उम्र पुत्रका अर्थ उम्रवंशी होना संभव प्रतीत होता है। और चू'कि 
काशी और विदेहके अधिवासी दोनोको उम्रपुत्र कहा है। अतः 
काशीके उद्यों और विदेहके लिच्छवियोकी एकताका भी इससे 
समथेन होता है । 


कलकत्ता विश्व विद्यालयमे डा० दे० रा० भण्डारकरने ईस्वी 
पूर्व ६५०-३२४ तकके भारतीय इतिह/सपर कुछ भाषण दिये 
थे। उनमें उन्होने बतलाया था कि बोद्ध जातकोमे श्रह्मदत्तके 
सिवाय वाराणसीके छे राजा और बतलाये हैं--उग्ग सेन, धनं- 
जय, महासीलव, संयम, विस्ससेन ओर उदय भद्द। संभव है 
उग्सेन या उपम्रसेनसे ही काशीमे उम्रवंशी राज्यकी स्थापना हुई 
हो । विध्तु पुराण ओर वायु पुराणमे ब्रद्मदत्तके उत्तराधिकारी 
योगसेन, विश्वकसेन, और भललाट बतलाये हैं। डा० भण्डारकर 
ने पुराणोंके विश्वकसेन और जावकोके विस्ससेनको तथा पुराणोंके 
उदकसेन और जातकोके उदयभद्दको एक ठहराया था । 


जैन साहित्यमे पाश्वनाथके पिताका नाम अश्वसेन या अस्स 
सेण बतलाया है। यह नाम नतो हिन्दू पुराणोमे मिलता है और 
न जातकोमे मिलता है। किन्तु गत शताब्दीमें रची गई पाश्वनाथ 
पूजनमें पाश्वेनाथके पिताका नाम विस्ससेन दिया है। यथा--तहां 
विस्ससेन नरेन्द्र उदारः। हम नहीं कह सकते कि कविके इस 


१९६ जै० सा० इ०-पूव पीठिका 


उल्लेख का क्‍या आधार है। फिर भी जातकरोके विस्ससेण 
ओर पुराणोके विश्वकसेनके साथ उसकी एकरूपता 
संभव है । 


प्रत॒ज्या और उपसर्ग 


काशी राजके पत्र क्षत्रिय पाश्वनाथने तीस वषकी अवस्थामें 
जिन दीक्का धारण की ओर तपस्यामे लीन होगये। उनके इस 
विरागका कारण एक घटना थी। एक दिन वह गंगाके तटपर 
विचरते थे। वहां कुछ साधु पंचाग्नि तप तपते थे। अग्निमें 
जलती हुई एक लकडीमें पाश्वेनाथने एक नाग युगलको पीड़ित 
देखा । उनका दयालु चित्त जहां उसके कष्टको अनुभव कर द्रवित 
हुआ वहां इस अज्ञान मूलक तपको देखकर खेद खिन्न भी हुआ । 
उन्होंने तुरन्त उस म्रतप्राय नाग युगलको बचानेकी चेष्टा की और 
जीवन रक्षा अशक्य जानकर उसे धर्मोपदेश दिया । उसके प्रभाव 
से वह नाग युगल धरणेन्द्र और पद्मावतीके नामसे नाग जाति 
के देवताओं का अधिपति हुआ | ओर पाश्वनाथने जिन दीक्षा 
धारण करली 


एक बार निम्न न्‍थ पाश्वेनाथ विचरते बिचरते अहिच्छत्र 
( बरेली जिलेमे रामनगरके पास ) पहुँचे ओर तपस्यामे लीन 
हो गये । उनके पूर्वजन्मका बेरी एक व्यन्तर देव उधरसे जाता 
था । उसने अपने बैरीको ध्यानस्थ देखकर घोर उपसर्ग किया। 
उस समय देवरूपधारी उस नागदुम्पतीने आकर पाश्व नाथकी 
रक्षा की। उसने सपका रूप धारण करके अपना विशाल फण 
पाश्व नाथके ऊपर फेला दिया। उसीकी स्मृतिमें पाश्व नाथकी 
मूर्तियों पर सर्पका फण बना होता है, और वही पाश्च नाथका 
विशिष्ट चिन्ह माना जाता है । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १६७ 


आजके विज्ञान युगके पुरातत्वक्ष' और इतिहासज्ञ पाश्वेनाथके 
जीवनकी उक्त घटनाको एक पौराणिक रूपकके रूपमें ही ग्रहण 
करते हैं। अतः उक्त घटनासे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 
पाश्वनाथके बंशका नागजातिके साथ सौहाद॑ पूर्ण सम्बन्ध था। 
पाश्वनाथने नागोंको विपत्तिसे बचाया इसलिये नागोंने भी समय 
पर उनकी रक्षा की । 

महाभारतके आदि परबमे जो नागयज्ञकी कथा है उससे 
सूचित होता है कि वैदिक आये नागोंके बैरी थे। नाग जाति 
असुरोकी ही एक शाखा थी। और बह असुर जातिकी रीढ़की 
हड्डीके तुल्य थी। उसके पतनके साथ ही असुरोका भी पतन हो 
गया। नागपुर आदि नगर आज भी उसकी स्मृति दिलाते हैं । 
महाभारतके आदि पर्बमें द्वी यह भी उल्ले ख मिलता है कि नागोका 
राजा तक्षक नग्न श्रमण हो गया था। 

जब नाग लोग गंगाकी घाटीमे बसते भे ता एक नाग राजा 
के साथ वाराणसीकी राजकुमारीका विवाह हुआ था (ग्लि० 
पो० हि, पृ० ६५) । अतः वाराणसीके राजघरानेके साथ 
नागोका कौडुम्बिक सम्बन्ध भी था। और गंगा की घाटीमे 
ही (अहिल्षेत्र) तप करते हुए पाश्व नाथकी उपसर्गंसे रक्षा नागोंके 
अधिपतिने की थी । 


समकालीन धार्मिक स्थिति 
पहले लिख आये हैं कि शतपथ ब्राह्मणके कालतक काशी, 
कोशल और विदेह ब्राह्मण संस्कृतिके प्रभावमें आ चुके थे । 
१--नागोंने जैन तीथड्डरकी संकटसे रक्षाकी और नाग तीर्थड्डरके 
मित्र थे, ऐसा जैन कथाश्रोंसे मालूम होता हो!--हिं" घ० स०, 
० १३५। 


श्श्८ औै० ला० हृ०-पूर्व पीठिका 


किन्तु उनका पूर्ण ब्राह्मणीकरण नहीं हुआ था ( शत« ब्रा०१,४-१- 
१०)। और यह भी लिख आये है कि डा० भण्डारकरके मता- 
सुसार दक्षिणी विहार और बंगालमे त्राह्मणधमंका श्रसार इस्वी 
सम्‌ की तीसरी शतीके मध्य तक हो सका था ओर इस तरह 
पूर्वीय भारतमें अपनी संस्क्रतिको फेलानेमें वेदिक आर्योको एक 
हजार व लगे थे। इसका यह मतलब हुआ कि इस्बी पूबे ७५० 
से इंस्वरी २४० तकके कालमें ब्राह्मण धमका प्रसार पूर्बीय भारतमें 
हो सका। और इसीके आरम्भके लगभग शतपथ बआ्राह्मणकी 
रचना हुईं थी। बृहदारएयक उपनिषद्‌ शतपथ त्राह्मगका अन्तिम 
भाग म.ना जाता है । इसीसे आधुनिक विद्वान्‌ उसका रचनाकाल 
आठवी-शताब्दी इंस्वी पूओे मानते है। इसी उपनिषद्से गार्गी 
याक्षवल्क्यके संचादका एक उद्धरण भी पहले दिया है जिसमे 
काशी ओर विदेहका निर्देश है। अतः शतपथ ब्राह्मण तथा 
बृहदा० उ० अवश्य ही पाश्व नाथके समयसे पू्ेके नहीं है । 
इन्हींमे हम प्रथम बार तापसो और श्रमणांसे मिलते है। ( बू० 
3०, ४-३२-*२ )। किन्तु उनका नामसातन्र ही मिलता हैँ। याज्ष- 
वल्क्य जनकसे आत्माका स्वरूप बतलाते हुए कहते है कि 
इस सुषुप्तावस्थामें श्रमण अश्रमण और तापस शअ्रतापस हो 
जाते हैं । 

तपका महत्व भी हम ब्राह्मणकालमे ही पाते है। शतपथ 
ब्राह्मणमे तपसे विश्वकी उत्पत्ति बतल्ाई हैं। प्रतिदिन अग्नि होत्र 
करना एक प्रधान कम था। इसकी उत्पत्तिकी कथा इस प्रकार 
बतलाई है--प्रारम्भमें प्रजापति एकाकी था। उसकी अनेक 
होनेकी इच्छा हुईं। उसने तपस्या की | उसके मुखसे आग्नि 
उत्पन्न हुईं। चूकि सब देवताओंमे अग्नि प्रथम उत्पन्न हुई इसीसे 
उसे अग्नि कहते हैं उसका यथाथ्थनाम “अग्नि! है। मुखसे उत्पन्न 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण १९९ 


होनेके कारण अग्निका भक्षक होना स्वाभाविक था किस्तु उस 
समय प्रथ्वीपर कुछ भी नहीं था। अतः प्रजापतिको चिन्ता 
हुई। तब उसने अपनी वाणीकी आहुति देकर अपनी रक्षा 
की। जब वहू मरा तो अग्निपर रक्खा गया अग्निने केवल 
उसके शरीरको ही जलाया अतः प्रत्येक व्यक्तिकों अग्नि- 
होत्र अवश्य करना चाहिये। इसी तरह तपसे विश्वकी उत्पत्ति 
बतलाई है । 

उक्त कथामें अग्निहोत्रके असम्बद्ध विवरणके साथ 
आध्यात्मिक विचारोकी खिचड़ी पकाई गई हे। कतिपय ब्राह्मण 
ग्रन्थोमे कुछ स्थलोंमें पुनजन्मका निर्देश मिलता है, जो इस 
बातका सूचक है कि न्राह्मणकालमें बेदिक आर्य पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तसे परिचित हो चले थे । किन्तु वे अपने बंश परम्परागत 
अग्निहोत्रको कैसे छोड़ सकते थे श्रतः उत्तका उपयोग भो 
उन्होने अग्नि होत्रके प्रचारके लिए ही किया। यदि नया जीवन 
प्राप्त करना चाहते हो ता अग्नि होन्र करो। 


पहले लिख आये हैं कि वेदिक आये यज्ञोके बड़े प्रेमी थे । 
उनका सारा जीवन ही यज्ञमय था। और उनके यज्ञका उद्देश्य 
सांसारिक सुखोकी प्राप्ति एवं वृद्धि था। वेदोमे यज्ञका प्रतिपादन 
था। उनकी यही शिक्षा थी कि अगर हर तरह से सुखो ओर 
सम्पन्न रहना चाहते हो तो देवताओंकों प्रसन्न करनेके लिये 
यज्ञ करो । बेदोके मंत्रयुगके बाद ब्राह्मणोंका युग आया। यज्ञोंकी 
विधियोंका निधोरण करना ब्राह्मण ग्रन्थोका काम था। यद्यपि 
ब्राह्मणकालमें पुरोहितोंकी शक्ति खूब बड्गी किन्तु वैदिकधर्मकी 
अवनति भी ब्राह्मण कालसे ही आरम्भ हुईं। यद्यपि ब्राह्मणोमे 
मरणोत्तर जीवनका निर्देश मिलता है किन्तु पुनजन्म ओर कमे- 


२०० जै० ला० इ०-पूर्व पीठिका 


फलवादका प्रत्यक्ष विबरण नहीं मिलता । यह विवरण हमे उप- 
निषदोमें मिलता है। 

बूहदा०उप०से याज्ञवल्क्य और जरत्कारव आतंभागके सम्बा- 
दका विवरण पीछे दिया जा चुका है। आतेभाग याज्ञवल्क्यसे कहता 
है-..याज्वल्क्य ! जब इस मृत पुरुषकी वाणी अग्निमें लीन 
हो जाती है, प्राण वायुमे, चह्कु आदित्यमे, मन चन्द्रमामे, श्रोत्र 
दिशामे, शरीर प्रथ्वीमें, हृदयाकाश, भूताकाशमे रोम औष- 
घियोमे, और केश वनस्पतियोमें, तथा रक्त और बीय जलमे 
स्थापित द्वो जाते हैं तब यह पुरुष कहाँ रहता है ?! याज्षवल्क्य 
तुरत ही आतंभागका हाथ पकड़कर यह कहते हुए एकान्तमे 
चले जाते हैं कि यह प्रश्न जन समुदायमें करनेके योग्य 
नहीं है। एकान्तमे वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचते है. कि कर्म ही सब 
कुछ है । पुण्यकमंसे पुरुष पुण्यवान होता है और पाप कमंसे 
पापी होता है ॥ 

उस युगमे आत्मा और ब्रह्मकी जिज्ञासा पुरोहित बर्गमें 
कितनी बलवती थी यह पीछे उपनिषदोके कुछ उपाख्यानोके 
द्वारा बतलाया गया हे । इसी युगके आरम्भमें काशीमे पाश्व नाथने 
जन्म लेकर भोगका मार्ग छोड़ योगका मार्ग अपनाया था। उस 
समय वैदिक आये भी तपके महत्त्वको मानने लगे थे। किन्तु 
अपने प्रधान कम अग्निहोन्रको छोड़नेमे वे असमथ थे। अत 
उन्होने तप ओर अग्निको संयुक्त करके पद्चाग्नि तपको अंगीकार 
कर लिया था। ऐसे तापसियोसे ही पाश्व नाथकी भेट गंगाके वटपर 
हुईं थी । 


पाश्वंनाथका चातुर्याम 


पाश्व नाथ श्रमण परम्पराके अनुयायी थे। वैदिक साहित्यमें 
सर्वप्रथम हम वृहदारण्यक उप० में इन श्रमणोंका निर्देश पाते हैं । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण २०१ 


वाल्मीकि रामायणमें भी श्रमणोंका निर्देश है। जैन साहित्यमें 
पाँच श्रकारके श्रमण बतलाये हैं--निम्र न्थ, शाक्‍्य, तापस, 
गौरुक और आजीवक । जैन साधुओंको निम्न न्थ श्रमण कहते 
है। महावीरका निर्देश बौद्ध त्रिपिटिकोंमे निगंठ नाटपुत्त ( निम्न न्थ 
ज्ञात्रपुत्न ) रूपसे मिलता है। त्रिपिटकोमे निम्न न्‍्थका उल्लख 
बहुधा आया है। उस परसे डा० याकोवीने यह प्रमाणित किया 
था कि बुद्धसे पहले निम्न न्‍्थ सम्प्रदाय वर्तेमान था। अंगुत्तर 
निकायमे वष्प नामक शाक्यको निम्न न्‍्थका श्रावक बतलाया है । 
इस निकायकी अट्वकथामे लिखा है. कि वह वप्प बुद्धका चाचा 
होता था। इसका मतलब यह हुआ कि गौतम बुद्धके जन्मसे 
पहले अथवा उनकी बाल्यावस्थामे निम्न न्थका धर्म शाक्य देशमे 
फेला हुआ था । महाबीर स्वामी तो बुद्धेके समकालीन थे । अतः 
उन्होंने तो उस समय तक निम्न न्थ धम्मका प्रचार नहीं किया 
था। अतः उनसे पूर्व भी निम्न न्थ सम्प्रदाय बतेसान था ऐसा 
मानना ही उचित है। आगे इस सम्बन्धमे बिस्तारसे प्रकाश 
डाला जायेगा । 


महाबीरके पूर्ववर्ती इस निम्न न्थ सम्प्रदायके नेता भगवान 
पाश्व नाथ थे । आधुनिक इतिहासज्ञोके अनुसार वही निम्रन्‍्थ 
सम्प्रदायके प्रवर्तक थे। पाश्च नाथके निग्र न्थ सम्प्रदायका क्‍या 
रूप था और उन्होने किस धर्मका उपदेश दिया था, इन बातोकी 
पूरी जानकारी कर सकना शक्य नहीं है क्योंकि उनके समयका 
कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। फिर भी जैन ओर बोद्ध उल्ले - 
खोसे इतना अवश्य प्रकट होता है कि पाश्च नाथने “चतुयोम' 
धर्मका उपदेश दिया था। चतुर्याम इस प्रकार थे--सर्व प्रकारके 
प्राणघातका त्याग, सब प्रकारके असत्य वचनका त्याग, सर्वे 
प्रकारके अदत्तादान ( बिना दी हुईं वस्तुका ग्रहण ) का त्याग 


२०४३ जैं> सा० इ०-पूर्व पीटिका 


और सब प्रकारकी परिप्रहका त्याग । इनको 'याम' कहा है। 
“यम! का अर्थ है दमन करना। चार प्रकारसे आत्म दमनका 
नाम चातुयाम था ! 


इन चार यामोका उद्गम वेदों या उपनिषदोसे नहीं हुआ । 
किन्तु बेदोके पूबंसे ही इस देशमे रहनेवाले तपरवी ऋषि 
मुनियोके तपोध्से इनका उदगस हुआ है। (पा० चा०, 
प्ृू० १४)। 


छा० उप० लिखा है कि देबकीपुत्र श्रीकृष्णो आंगिरस- 
ऋषिने आत्मयक्षका व्याख्यान क्रिया था और तप, दान, आजंब, 
अहिंसा और सत्यवचनको उसकी दक्षिणा बतलाया था। यह 
आगिरस ऋषि कोन थे, कब हुए, यह अज्ञात है । जैन प्रन्थोके 
अनुसार श्रीकृष्णके गुरु तीथद्ुर श्री नेमिनाथ थे। श्री कोशाम्बी 
जीने उसी आधारसे नेमिनाथकं आगिरस ऋषि हानेकी संभावना 
व्यक्त की थी, किन्तु इस संभावनाके लिये प्रमाण उपलब्ध नही 
है| फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि छान्दोग्य उपनिपद्‌ के 
समय' अह्िसा सत्य, तप, आदि की ध्वनि वेदिक क्षेत्रमे भी 





१--सब्बातो पाणातिवायाश्रों वेरमणं, एवं मुसावायाश्रों वेरमणुं, 
सब्बातों आदिन्नादायाशञ्रों वेरमणं, सब्बाश्रों वहिद्धादाणाओं वेरमण । 
( स्था०, सू० २६६ ) | 

२--बृहदा रण्यक, छान्दोग्य, तेत्तितिय ओर कोषीतकी ये चार 
उपनिषद्‌ सब उपनिषदोंमें प्राचीन माने जाते हैं। सब प्राचीन उपनिपद 
भी एक समय के नहीं हैं, विभिन्न कालोंमे उनकी रचना हुई है । उनमें 
जो परस्पर विरोधी अनेक बातें मिलती हैं। उनका एक कारण यह 
भी है। साधारणतया प्राचीन उपनिषदोंक्रो बुद्ध पूर्वका माना जाता 


प्राचीन स्थितिका अ्रन्वेषण २०३ 


गजने लगी थी । किन्तु आंगिरसको उसका मूल प्रवतेक नहीं 
कहा जा सकता । घोर आंगिरसके सम्बन्धसे केवल इतना ही 
कहा जा सकता है कि ऐसे भी ऋषि थे जो जीवनमे अहिसा 
सत्य आदिके व्यबहारकों प्रश्नय देते थे। किन्तु चातुयोमरूप 
धर्मके संस्थापक पाश्च नाथ थे यह्‌ एक ऐतिहासिक तथ्य है। 
उन्होंने अपने इस धर्मका प्रचार सर्वे साधारणमें किया और मुनि 
आर्यिका श्रावक श्राविकाके भेदसे चतुविध संघकी स्थापना की। 
हम आगे बतलायेंगे कि भगवान महावीरके समयमे पाश्व नाथके 
अनुयायी मुनि ओर ग्रहस्थ वर्तमान थे । 

पाश्व नाथके चातुर्याम घर्म तथा उनके प्रचारके सम्बन्धमें 
श्री कोशाम्बीजीने लिखा हे-“पाश्व नाथने इन यामोको 
सार्वजनिक करनेका प्रयत्न किया। उन तथा उनके शिष्योने 
लोगोसे मिलनेवाली भिक्षापर निर्वाह करके सामान्य लोगोंमें 
इन यामोकी शिक्षा देनेकी शुरुआत की। और उसका यह 
परिणाम हुआ कि ब्राह्मणोके यज्ञयाग लोगोंको अप्रिय होने लगे। 
महावीर स्वामी, बुद्ध तथा अन्य श्रमणोने इस दया धमके 
प्रचारकों चालू रखा। ओर इस कारण ब्राह्मणोकी श्रमणोंपर 
बिशेषतया जैनों और बोद्धोपर वक्र दृष्टि हो गई। वास्तवमें 





है । प्रो० मोक्षमूलरने लिखा है कि समस्त वैदिक साहित्य बौद्ध धर्मके 
( ई० पूर्व ४०० ) के लगमग ) पू्वका है । बहुतसे विद्वानों का कहना 
है कि प्राचीनतम उपनिषदोंकी ईस्वी पूर्व ६०० से पूर्व नहीं रखा जा 
सकता | डा० विन्टर नीट्स्‌ ने उन्हें ईस्वी पूर्व ७६०-५०० के मध्यमें 
रखा है। अ्रत* यह प्रायः निश्चित है कि उपनिषद्‌ भगवान पाश्व॑- 
नाथसे पूर्बके नहीं है । उनके कालसे ही उनका प्रणयन प्रारम्म 
हुआ था| 


२०४ जैं० सा० इृ०-पूर्व पीठिका 


केवल ब्राह्मणोंका विरोध करनेके लिये पाश्वनाथने इस चतुयोम 
धर्मकी स्थापना नहीं की थी। मनुष्य-मनुष्यके बीचमे वैमनस्य 
नष्ट होकर समाजसे सुख शान्ति लाना इस घमका ध्येय था। 
किन्तु पाश्वनाथने ऋषि-मुनियोके पाससे अहिसा ली। उसका 
क्षेत्र मनुष्य जातिके लिये ही संकुचित करना उनके लिये शकय 
न था। जानबूमकर प्राणीकी हत्या करना अनुचित है ऐसा 
पाश्वनाथने प्रतिपादन किया। और उस समयकी परिस्थितिमे 
सामान्य जनताकों यह अहिसा प्यारी लगी; क्योकि राजा तथा 
सम्पन्न त्राह्षण जनतासे खेतीके जानवरोका जबरदस्ती छीजन- 
कर यज्ञभागोंमे उसका बध कर देते थे 7 (पा० चा*», 
पृ० १५-१६) । 

आगे भगवान पाश्वनाथऊरे द्वारा संस्थापित चतुयोम धर्मके 
आधार पर ही भगवान महावीरन पश्न महात्रतरूप निम्न न्‍्थ 
मार्गकी तथा बुद्धदेवने अष्टांग मार्ग की स्थापना की । 


किन्हीं विद्वानोका ऐसा मत है कि पाश्बनाथने केवल आचार 
रूप धर्मकी ही स्थापनाकी थी, दाशेनिक क्षेत्रमे उनकी कोई 
देन नहीं है । संभवतया उनके इस मतका आधार तत्सम्बन्धी 
प्रमाणोका अभाव ही है , क्‍योंकि पाश्वेताथका आत्मा, निरवाण 
अ्रादिको लेकर क्या मत था इसके जाननेका काई साधन हमारे 
पास नही है। किन्तु पाश्वनाथके समयकी स्थिति तथा भगवान 
महावरके द्वारा ग्वतित जेन दर्शनके तत्त्वोका पर्यवेज्षण करनेसे 
उक्त मत समीचीन प्रतीत नहीं होता । 


पाश्वनाथका समय बड़ी उथल-पुथल्का समय था । वह 
ब्राह्मण युगके अन्त और ओऔपनिषद्‌ अथवा वेदान्त युगके 
आरम्म का समय था। जहाँ उस समय शतपथ ब्राह्मण जैसे 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण श्ग्श 


ब्राह्मण ग्रन्थका प्रणयन हुआ वहाँ वृहदारण्यकोपनिषद्के द्वारा 
उपनिषदोकी रचनाका सूत्रपात्र हुआ | ऐसे उथल्न-पुधलके समयमें 
बिना किसी ठाशंनिक भित्तिके केबल चतुयोमरूपी स्तम्भोंके 
आधारपर धर्मका प्रसाद नहीं खड़ा किया जा सकता। अहिंसा 
ओर सर्वेस्व त्यागको अपनाकर निम्न न्थ बननेका कोई लक्ष्य तो 
होना ही चाहिये। आग जलाकर तपस्या करनेकों बुरा समककर 
भी तपस्थाका माग अंगीकार करनेवालेके सामने शभ्रात्मा 
पुनजन्म और मोक्षकी कोई न कोई रूप रेखा अवश्य रही होगी । 
यह हम पहले लिख आये हैँ कि पुनर्जन्मका विचार उस 
आर्येतर संस्क्रतिकी देन है जो ऋग्वेदसे भी प्राचीन है। 
अतः श्रमण परम्पराके एक भ्रमुख स्तम्भका उक्त तत्त्वोके- 
सम्बन्धमे कोई विचार प्रदर्शित न करना सम्भव प्रतीत 
नहीं होता । 


दूसरे, विद्वानोसे यह बात अज्ञात नहीं है कि बुद्ध आत्मा 
निवोण आदि प्रश्नोंकी अव्याकृत कहकर टाल देते थे । 
दीघनिकायके पासादिक सुत्तमे बुद्धने इस बातकः उत्तर दिया है 
कि आत्मा आदिके कगड़ेमे वह क्यो नही पड़े। उन्होंने चुन्द्से 
कहा --'चुन्द' अन्य सम्प्रदा्योके परित्राजक यदि पूछे कि इस 
विषयमें श्रमण गोतमने क्यो कुछ नहीं कहा ? तो उन्हे ऐसा 
कहना चाहिये--आवुसो | न तो यह अर्थोपयोगी है, न धर्मो- 
पयोगी इत्यादि । किन्तु भगवान महावीरने इस प्रकारके किसी 
भी प्रश्कनो अव्याकृत कहकर नहीं टाला। इससे यद्यपि 
महावीरकी बहुदर्शिता और बहुज्ञतापर प्रकाश पड़ता है तथापि 
ऐसा भी आभास होता है कि आचार विषयक मन्तव्योकी तरह 
कतिपय दार्शनिक मनन्‍्तव्य भी भगवान्‌ महावीरको उत्तराधिकारके 
रूपमें परम्परासे प्राप्त हुए थे । 


२०१६ जे० सा० हु०-पूर्व पीठिका 


प्राचीन जैन तिद्धान्त ग्रन्थोंकी चचो आगे की जायेगी | 
उनमे अंग ओर पूव नामक सिद्धान्त अन्थ भी थे, जो नष्ट हो 
गये । पूर्वोके विषयसे ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वे भगवान्‌ 
महावीरसे पहलेके थे इसीसे उन्हें पूे कहते थे। उन पूर्बासे ही 
अंगोंके विकासके भी उल्लेख मिलते हैं । इस परसे डा० याकोबी 
का मत है कि महावीरके पूव॑वर्ता निम्र न्थोके वही धार्मिक 
ग्रन्थ थे । 


त्रिपिटकसे यह्‌ प्रकट है कि भगवान बुद्ध आचारविषयक 
नियमोमे आवश्यकतानुसार परिवतन करते रहते थे। किन्तु 
जैनसाहित्यमे भगवान महावीरके सम्बन्धमें इस प्रकारका संकेत 
तक नही मिलता । इससे यह प्रकट होता है कि बुद्धने अपना 
पन्‍थ स्थापित किया था जब कि महाबीर उस निग्नन्‍्थ मार्गके 
एक प्रवतेक थे जो पाश्व नाथके समयसे चला आता था। अतः 
निम्न नथ मार्गकी निश्चित आचार परम्परा तथा विचार परम्परा 
का कुछ अंश उन्हे अवश्य ही पृवागत प्राप्त होना चाहिये। 
अतः भगवान महाबीर द्वारा प्रवतित जैन दर्शानके सिद्धान्त केबल 
महावीरकी ही देन नहीं है उनमें भगवान पाश्वनाथकी भी 
देन है, किन्तु उस देनका विभागीकरण करना शक्त्य नहीं 
है | तथापि जेन दर्शनकी प्राचीनताकों स्पष्ट करनेके लिये डा> 
500 एक लेखके आधार पर यहां संत्षिप्त प्रकाश डाला 
जाता है । 


भारतीय दर्शनोंमें जैन दशेनका स्थान 


ह््म पहले लिख आये है कि प्रोफेसर ड्यूसन (])008880) 
ने उपनिषदोकों चार समूहोमे विभाजित किया है। प्रथम 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण २०७ 


समूहमे पाँच उपनिषद्‌ आये हैं--इृहदारण्यक, छान्दोग्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय और कोषीतकी । दूसरे समूहमें कठक, इईश, 
श्वेताश्वर, मुर्डक और महानारायण आते हैं। और तीसरे 
समूहमें प्रश्न, मैत्रायणी, और मास्ड्डक्‍्य आते हैं। यह हम 
पहले भी लिख आये हैं । 


श्वेताधर उ० में गुण ( १-३ ), प्रधान ( १-१० ) शब्द 
तथा सांख्यके अन्पर प्रमुख विचार मिलते हैं। दक्त द्वितीय तथा 
ठृतीय समूहके उपनिषदोंमे भी सांख्यके कतिपय मौलिक विचार 
पाये जाते हैं। अतः डा० याकोवीका मत है कि उपनिषदोंके 
प्रथम और द्वितीय समूहके मध्यमें सांख्य दर्शनका उदय हुआ 
है। चूंकि योगद्शनका निकट सम्बन्ध भी सांख्यके साथ है 
इसलिये योंगदर्शनका उदय भी उसी समय होना चाहिये। 
उत्तर कालीन कतिपय उपनिषदोमें, जिनसे सांख्य सिद्धान्त 
पाये जाते हैं योगका नाम भी आता है। किन्तु उससे यह स्पष्ट 
नहीं होता कि वहाँ योग से मतलब योग दशन लिया है या 
यागाभ्यास 


उस युगमे जो मीलिक परिवर्तन हुआ, सांख्य-योगका उदय 
केबल उसका एक चिन्ह मात्र है, वास्तविक फारण नहीं है। 
इसका वास्तविक कारण तो आत्माओंके अमरत्वमें विश्वास 
था, जो उस समय सबंत्र फेला हुआ था। क्योंकि यह ऐसा 
सिद्धान्त था जिसे स॒त्युके पश्चात होनेवाले विनाशसे भीत 
जनताके बहुभागका समथेन मिलना निश्चित था । 


आत्माओके अमरत्वके सिद्धान्तने ही तक भूमिमें आकर 
जड़ तत्त्वकी भिन्नताको प्रदर्शित किया, जिसका प्राचीन उपनिषदोंमें 
अभाव है । ये दोनों सिद्धान्त प्रारम्भसे ही जैन ओर सांख्य 


र्च्प जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


योग जैसे प्राचीनतम द्शनोंके मुख्य भाग हैं। वेशेषिक और 
न्यायद्र्शनका उदय तो बहुत बादमे हुआ है ओर इन दोनोंने 
भी वक्त दोनों सिद्धान्तोको अपनेमे स्थान दिया है । 


बादरायणने बह्मसूत्रमें वेदान्त दृर्शनको निबद्ध किया है। 
यद्यपि यह कहा जाता है कि उन्होंने उपनिषदोकी शिक्षाकों ही 
व्यवस्थित रूप दिया है, किन्तु जअह्मसूत्रम भी जीवको अनादि 
ओर अविनाशी माना है। शंकराचार्यने अपने भाष्यमे भले ही 
इसके विरुद्ध प्रतिपादन किया है। इसके लिये कलकत्ताके 
श्री अभयकुमार गुहका “्रह्मसूत्रमे जीवात्मा' शीषक निबन्ध 
पठनीय है। 


कठ और श्वेताश्वर उपनिषदोमे ब्रह्मसे आत्माओंका प्रथक 
अस्तित्व माना है, यद्यपि दूसरी ओर उनमे दोनोके ऐक्यका भी 
समर्थन मिलता है । किन्तु अ्ह्मसूत्र तो उन उपनिषदोसे भी एक 
कदम अआगे बढ़ गया है । अस्तु, 


इस तरह स्थतंत्र आत्माओंकी अमरतामे विश्वास ही 
विचारोको नया रूप प्रदान करनेमे मुख्य कारण हुआ है। 
उसीने बैदिक युगका अन्त किया है। उसीके साथ पुनर्जन्म 
हा कमका सिद्धान्त सम्बद्ध है जिनके विषयमे पहले लिख 
। अस्तु, 


पहले लिख आये हैं कि जैन और सांख्य योग प्राचीनत्तम 
दशन हैं जो वैदिक युगके अन्तके साथ ही सम्मुख आते हैं । 
ये ऊपर बतलाये गये सिद्धान्तोंके, खासकर अमर आत्माओका 
बहुत्व और जड़के प्रथकत्वके समर्थक है। यद्यपि इन्होंने इन 
विचारोको अपने-अपने स्व॒तंत्र ढगसे विकसित किया है, फिर भी 
दोनोमें कहीं-कही सादश्यसा प्रतीत होता है । 


प्राचीन स्थितिका अन्वेष ण २०६ 


यहाँ हम विस्तारमें न जाकर संक्षेपमे दो एक मुद्दोपर प्रकाश 
डालनेकी चेष्टा करेंगे । 


जैन और सांख्य-योग इस विपयमे एक मत है कि जड़ 
( १४५७)।९४ ) स्थायी है। किन्तु उसकी अवस्थाएं अनिश्चित है । 
सांख्य मतके अनुसार एक प्रधान ही नानारूप होता है, किन 
जेन धर्मके अनुसार केवल पुद्लल द्रव्य नाना अवस्थाओम 
परिवर्तित होता है--आकाश आदि द्रव्य परिवतनशील हं।ते हुए 
भी अखण्ड और अविनाशी रहते है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि जबसे जड़ और चेतनका भेद 
विचारकोके अनुभवम आया तभीसे जड़के विषयमे उक्त मान्यता 
प्रचलित है | किन्तु उत्तरकालमे वक्त म्ल सिद्धान्तमें परिबतन 
होना दृष्टि गोचर होता है | यह परिवतंन है चार अथवा पांच 
भूतोंका एक दूसरेसे एकदम भिन्न और स्वतंत्र अस्तित्व साना 
जाना । यह मत चार्वाकोका था| चाबोक सांख्य योगसे अर्वाचीन 
है। न्‍्याय-वेशेषिकने भी इसी मतकों अपनाकर अपने ढगसे 
विकसित किया। जैन ओर सांख्ययोगने इस मतका एक मतसे 
विरोध किया है, जो इस बातका सूचक है कि भूतवादी मत अवॉ- 
चीन हाना चाहिये | 


जैन पुदूगलकों पश्माणु रूपमे मानते है, किन्तु सांख्य 
प्रधान या प्रकृतिको व्यापक मानता है। जैनोके अलनुसार 
परमाणुओके मेलसे जीव, धर्म द्रव्य, अधमेद्रव्य, काल और 
आकाश द्रव्यके सिवाय शेष सब वस्तुएँ उत्पन्न हो सकती 
हैं। किन्तु सांख्य मतके अनुसार प्रधानमे सत््व रज ओर 
तम नामके तीन गुण है और इन्हींके मेलसे एक प्रधानसे 
महान्‌ अहंकार आदि गांच तन्मात्रा पयन्त तत्त्वोकी उद्ध,ति 

१४ 


२१० जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


होती है। और उन पॉच तन्मात्राओसे पांचभूत बनते हैं । 
अतः मूल सांख्यमत परमाणुवादको नहीं मानता था। किन्तु 
सांख्य-योग दर्शनके कुछ प्रन्थकार परमांझु वादकों मानते थे 
ऐसा लगता है। 


सांख्य कारिकाकी टीकामे गौड़पादने बिना बिरोध किये 
परमारुवादका कई जगह निर्देश किया है। योगघूत्र ( १-४० ) 
में भी उसे स्वीकार किया है | उसके भाष्य ( १-४०,४३,४४,३-४२., 
४-१४ वगैरहमे ) तथा वाचस्पति मिश्रको टीका ( १-४४ ) में भी 
परमाणुओंका अस्तित्व स्वीकार किया है 


इन जल्ल खोसे प्रमाणित होता है कि परमाणुवाद सिद्धान्त 
इतना अधिक लोकसम्मत था कि उत्तरकालमे सांख्ययोगने भी 
उसे स्वीकार कर लिया। अरब शआत्मतत्पको लीजिये-- 


आत्मतत्त्वके विषयमें जैन ओर सांख्ययोग कतिपय मूल बातोमें 
सहमत है। आत्माएँ सनातन और अविनाशी हैं, चेतन है, किन्तु 
जड़कमके कारण, जो अनादि है, उनका चैतन्य तिरोहित है । 
मुक्ति होनेपर कर्मोका अन्त हो जाता है । 


किन्तु आत्माके आकारके विषयमे जैनोका अपना 
एक प्रथक मत है जो किसी भी दशंनमे स्वीकार नहीं किया 
गया । जैन मानते है कि प्रत्येक आत्मा अपने शरीरके बराबर 
आकारवाला होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूलके सांख्य 
इस विषयमें कोई स्पष्ट मत नहीं रखते थे। क्योकि याग भाष्य 
( १-३६ ) में पद्नशिवका सठ उध्धृत किया है जिसमे आत्माकों 
अरुमात्र बतलाया है । जबकि इश्वरक्ृष्ण तथा पश्चानके 
सभी ग्रन्थकारोंने आत्माकों व्यापक लिखा है। 


प्राचीन स्थितिका अन्वेषण २११ 


आत्माके कमंबन्धन और कर्मोंसे छुटकारेकों लेकर भी 
सांख्ययोग और जैनमे बहुत भेद है। 


इसके सिवाय जेन दशेन मानता है कि प्रथिवी, जल, 
वायु, अग्नि और वनस्पतिपमे भी जीब है और उसके केवल 
एक स्पशंन इन्द्रिय होती है। सारांश यह है कि जड़ और 
आत्माकों लेकर जैनदर्शन और सांख्य-योगमे इतना सुनिश्चित 
अन्तर है कि उसे देखते हुए यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि जैनोंने सांख्ययोगसे या सांख्ययोगने जैनोसे कुछ 
लिया है | 


फिर भी साख्य ओर जेन दर्शनकी आत्मविषत्रक कतिपय 
कप ०. | 
बातोमे समानता देखकर जेकोबीका ऐसा अनुमान है कि ये दोन 
दर्शन लगभग एक ही कालमे उदित हुए है। 
कोटिल्यके अनुसार उसके समयमे ( ३०० ई० पूब ) सांख्य- 
श्री न ( 
योग और लोकायत ये ही ब्राह्मण दर्शन बतेमान थे । अतः अवश्य 
ही ये कोटिल्यकालसे प्राचीन हुए कहलाये । 
अब हम भगवान पाश्च नाथके ऐतिहासिक व्यक्ति होनेके 
सम्बन्धमे कुछ प्रमाण उपस्थित करेंगे । 


भगवान पाश्वनाथकी ऐतिहासिकता 


न केवल जेन साहित्यसे किन्तु बौद्ध साहित्यसे भी पाश्व- 
नाथकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। उसके सम्बन्धसे 
सर्वप्रथम एक बात उल्लेखनीय है। और उसे हम अपनी 
ओरसे न लिखकर डा० याकोवीके ही शब्दोंको लेकर लिखना 
डचित समभते हैं । 


२१२ जै० सा० इ०-पूर्व पीटिका 


बोद्ध साहित्यके उल्ले खोके आधारपर बुद्धसे पहले निम्न न्थ 
सम्प्रदायका अस्तित्व प्रमाणित करते हुए म्ब० डा० याकोबीने 
लिखा है- 

“थदि जेन ओर बोद्ध सम्प्रदाय एकसा प्राचीन हाते. जेसा 
कि बुद्ध ओर महाबीरकी समकालीनता तथा दोनोकों दानो 
सम्प्रदायोका संस्थापक माननेसे अनुमान किया जाता है, तो 
हमे यह आशा करनी चाहिये थी कि दोनोने अपने-अपने 
साहित्यमे अपने प्रतिद्रन्दीका अवश्य ही निर्देश क्रिया होगा। 

न्तु बात ऐसी नही है. बोद्धाने अपने साहित्यम यहाँ तक कि 
पिटकोमे भी निम्न न्थोका बहुतायतपते निर्देश किया है किन्तु 
प्राचीन जेन सूत्रोमे मुझे बोढ्ोका किख्वित्‌ भी निर्देश नहीं 
मिला। इससे यह निष्कप निकलता है कि बोद्ध निम्न न्थ सम्प्र- 
दायको एक प्रमुख सम्प्रदाय मानते थे. किन्तु निम्रन्थ अपने 
प्रतिद्वन्दियोकी उपेक्षा तक कर सकते थे। अत. उत्तरकाल्ममे 
दोनो सम्प्रदायोंके जेसे पारस्परिक सम्बन्ध रहे उसके यह 
बिल्कुल विपरीत है । और यतः यह दोनो सम्प्रदायोके समकालमे 
स्थापित होनेके हमारे अनुमानके भी विरुद्ध है अतः हम इस 
निर्शय पर पहुँचते है कि बुद्धेके समय निम्न न्थ सम्प्रदाय कोई 
नवीन स्थापित सम्प्रदाय नहीं था। यही मत पिटकोका भी ज्ञान 
पड़ता है क्योकि हम उनमे इसके विपरीत कोई उल्लेख नही पाते। 
( डं० एंटि०, जि० €े 9० १६० )। 

सज्किम निकायके महासिहनाद सुत्त ( प्र० ४८-४० ) में 
बुद्धने अपने प्रारम्भिक कठोर तपस्थी जीवनका वर्शन करते 
हुए तपके वे चार प्रकार बतलाये हें जिनका उन्होने स्व 
पालन क्भि था। बे चार तप है--तपस्विता, रुक्षता, जुगुप्सा 
ओर प्रविविक्तता | तपस्विताका अर्थ है नंगे रहना, हाथम हद 


भगवान्‌ पाश्व नाथ रे१३ 


मिक्षा भोजन करना, केश दाढ़ीके बालोंको उखाड़ना, कंटका- 
कीर्ण स्थल पर शयन करना। रुक्षताका अर्थ है--शरीर पर 
मैल घ रण करना या स्नान न करना । अपने मेलको न अपने 
हाथसे परिमार्जित करना ओर न दूसरेसे परिमार्जित कराना। 
जुगुप्साका अर्थे है-जलकी वूद्‌ तक पर दया करना। और 
प्रशिविक्तताका श्रथ है--बनोमे अकेले रहना । 


ये चारो तप निम्न न्थ सम्प्रदायमें आचरित होते थे । भगवान 
महादीरने स्वय इनका पालन किया था तथा अपने निग्न न्थोके 
लिये भी इनका विधान किया था। किन्तु बुद्धके दीक्षा लेनेके 
समय महावीरके निम्न न्थ सम्प्रदायका प्रवर्तन नहीं हुआ था। 
अत. अवश्य ही वह निम्न न्थ सम्प्रदाय महावीरके पृणेज भगवान 
परञेनाथका था, जिसके उक्त चार तपोको चुद्धने धारण किया 
था, किन्तु पीछे उनका परित्याग कर दिया था म० नि० के उक्त 
सुत्तके कथनसे यह स्पष्ट है । 


दि० जैनाचार्य श्री देवसेनने वि० सं० 6७० मे पूवोचार्य 
प्रतिपादित गाथाओका संकलन करते हुए द्शनसार नामके एक 
ग्रन्थ रचा था जिसमे अनेक मतोकोी उत्पत्ति बतलाई गई है। 
उसमे वोद्धमतकी उत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है कि--पाश्जेनाथ' 
भगवालके तीर्थमे सरयू नदीके तटबर्ती पल्लाश नासक नगरमें 
पिहितास््रव मुनिका शिष्य बुद्ध कीति मुनि हुआ जो महाश्रुत-- 
बड़ा भारी शाख््रश्ष था। मछलियोका आहार करनेसे वह धारण की 


१-- सिरिपासणाहतित्ये. सरयूतीरे पलासणयरत्यों 
पिहियासवस्स सिसस्‍्सो महासुदो बुड़कित्ती मुणी | ६ ॥ 
तिमिपूरणासणेहि अ्रहिगयपव्वजाओ . परिव्भहों | 
रतवरं घरित्ता पत्रट्टियं तेश शयंतं ॥ ७ ॥ 


२१४ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


गई प्रत्नज्यासे भ्रष्ट हो गया और उसने रक्ताम्बर धारण करके 
एकान्त मतकी प्रवृत्ति की । 

यहाँ बुद्ध कीर्ति बुद्धदेवके लिये ही आया है क्योंकि आगे 
गाथा ४० में उसके मतका प्रदर्शन करते हुए कहां है कि पाप 
अन्य करता है और फञ्न अन्य भोगता है। यह बौद्ध मतके 
क्षणिकबादका ही निरूप» हे | 

बुद्धकों कठोर तपश्चयाम कुछ सार प्रतीत नहीं हुआ। 
इससे उन्होंने उसे छोड दिया । यह भी उनके जोवन वृत्तमे 
मिलता है। बौद्ध वाड मयके प्रकाण्ड पाण्डत और बुद्ध 
जीवनके विशिष्ट अन्बेपक श्र। कोशम्बीने लिखा है कि-- 
पनप्रन्थोके श्रावक वप्प शाक्यके उल्लखसे प्रकट है कि 
निम्र न्‍्थोका चतुर्याम धर्म शाक्यदेश तक प्रचलित था। परन्तु 
डस देशमे निम्न न्थोके आश्रम हानेका उल्लेख नहीं मिलता। 
इससे ऐसा लगता है कि निम्न न्थ श्रमण “ “ “शाक्य देश 
पर्यन्त जाकर अपने धमंका उपदेश करते थे। शाक्योमे अलार 
कालामके श्रावक अधिक थे क्योकि उसका आश्रम कथिलबस्तु 
नगर तक में था। गोतम बोघिसखने आलारके समाधिमार्गका 
अभ्यास किया था। और ग्ृहत्याग करने पर वो प्रथम वह 
आलारके ही आश्रममे गये थे। ओर उन्होंन उसके यागमार्गका 
अभ्यास किया था। आलारने उन्हे समाधिके सात चरण 
सिखाये । उसके पश्चात्‌ गौतम उद्रक रामपुत्रके पास गये और 
उससे समाधिका आठवों चरण सीखा। परन्तु उससे उनका 
समाधान नही हुआ क्योकि उस समाधिसे मनुष्यके बीचकी 
कलह नही मिट सकती थी। तत्र बाधिसत्त्व उद्रक रामपुत्रका 
आश्रम छोड़कर राजगृह आये। वहाँ के श्रमण सम्प्रदायोम उन्हे 
निम्न न्थोका चातु्योम संवर विशेष पसन्द आया, क्योंकि 


अगवान्‌ पाश्व नाथ २५१४ 


बुद्धके ढ्वारा खोजे गये आये अष्टांगिक भार्गका समावेश चतुयोममें 
हो जात है |? ( पा० चा०, प्रू० २७ )। 

सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक्‌ कमोन्त 
सम्यक्‌ आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक 
समाधि ये बुद्धका आये अष्टांगिक मार्ग है । 


श्रो कोशाम्बीने आगे लिखा है कि इनके अवलोकनसे यह्‌ 
स्पष्ट है कि बुद्धने पाश्वेनाथके चार यामोंकों पूण रूपसे स्व्रीकार 
कर लिया था। उन यामामें उन्होंने अलार कालामकोी समाधि 
ओर स्वयं खाजकर निकाली गई चार आय सत्य रूप प्रज्ञाको 
जाड दिया। तथा उन यामोकों तपश्चयो और आत्मवादसे 
मुक्त कर दिया, क्योकि लगातार वर्षों तक तपस्या करने 
पर हे लगा कि देह दण्डन व्यर्थ ही नहीं उल्टा हानिकारक 
भी है। 


बुद्धने तपश्थर्याका परित्याग कर दिया था इससे लोग उन्हे 
तथा उनके अनुयायि शिष्योको आराम पसन्द कहते थे। दीघ 
निकायके पासादिक सुत्तमे ( प्र० २५६ ) बुद्ध चुन्दसे कहते है-- 
चुन्द ' ऐसा हो सकता है कि दूसरे मतव।ले परिन्राजक 
ऐसा कहे-शाक्यपुत्रीय श्रमण आरामपसनद हो विहार करते 
हैं आफ चुन्द | ये चार प्रकारकी आरामपसन्दगों अनर्थ 
युक्त है- काई मूख जीवोका बध करके आनन्दित होता हू 
प्रसन्न होता है। यह पहली आराम पसन्दगी है १। काई चोरी 
करके आनन्दित होता है यह दूसरी आराम पसन्दगी है २। 
कोइ भूठ बोलकर प्रसन्न हाता है यह तीसरी आराम पसन्दगी 
है ३। कोई पांचों भागोंका सेबन करके आनन्दित होता है ये 
चोथी आराम पसन्दगी है ४ । ये चारो सुख्योपभोग निदृष्ट हैं। 


२१६ जै० सा० इ०-पूर्व पीढिका 


हो सकता है चुन्द ! दूसरे मतबाले साधु ऐसा कहें-इन चार 
सुखोपभोग आराम पसन्दगीसे युक्त हो शाक्यपुत्रीय श्रमण 
विहार करते हैं। उन्हें कहना चाहिये--ऐसी बात नहीं है । 
उनके विषयमें ऐसा मत कहो, उन पर झूठा दोपारोपण 
न करो ।/ 

इससे स्पष्ट है कि बुद्धके मतमे चार यामोक्रा पालन करना ही 
तपश्चयां मानी जाती थी । अतः बुद्धने पाश्वनाथके चातुयौम धर्म- 
को स्वीकार किया था। 

डा? याकोवीने महाबीर और उनके पूर्वज' शीषक अपने एक 
लेखमे लिखा है कि छे तीथिकोके सम्बन्धमे 'जेम्स डी अलविस 
( ४७7768 +) '8]४१8? ) ने अपने एक निबन्धमे लिखा था 
कि ऐसा प्रकट होता है कि 'दिगम्बर' साधुओका एक प्राचीन 
सम्प्रदाय माना जाता था | तथा ये सभी बिपक्षी तीथिक अपने 
सिद्धान्तोंमि अथवा धार्मिक क्रियाओमें जैन धमके प्रभावको 
अपनाये हुए थे --गोशाल मकक्‍्खलिपुत्र नंगा रहता था, पूरण 
काश्यपने यह सोचकर कि दिगम्बर रहनेसे मेरी विशेष श्रतिष्ठा 
रहेगी, वस्र धारण करना स्व्रीकार नहीं किया। अजितकेश 
कम्बली बृक्तोंमे जीव मानता था और जो वृक्ष कादता था इसे 
दोषी करार देता था। प्रक्रुद्ध कात्यायन पानीमे जीब मानता 
था। इस तरह उस समयके चार तीथिक जैन धर्मके सिद्धान्तोंसे 
प्रभातित थे । इससे प्रकट होता है कि महावीरके समय जेनाचार 
ओर विचार अवश्य ही प्रवर्तित थे। अतः निम्न न्थ मह।बीर 
से बहुत पहलेसे चले आते थे | ( इन्डि० एए्टि 
जि०६)। 


बौद्ध त्रिपिटिकसे यह्‌ प्रकट है कि बुछधके समय भारतवर्षमें 
असणोके कोई ६२ सम्भदाय विद्यमान थे। जिनमेंसे ले बहुत 


भगवान्‌ पाश्व नाथ २१७ 


हो प्रमुख थे । इन प्रमुख छे सम्प्रदायोंके आचार्थ थे--पूरण 
काश्यप मक्खकि ग्रोसाल, अजित केसकम्बल, प्रकूध कात्यायन, 
निगंठ नाथपुत्त ( महाबीर ), और संजय बेलद्विपुत्त । दीघे 
निकायके सामझफलसुत्त ( पृू० २१) में इन छद्दोंका मत 
प्रतिपादित है। उसमें निगगंठ नाथपुत्तकों चतुयोम संवरवादी 
कहा है। वे चार संबर इस प्रकार बतलाये हैं--१-निगंठ 
( निग्र न्थ ) जलके व्यवहारका वारण करता है ( जिसमें जलके 
जीव न मरें )। २-सभी पापोंका वारण करता है। ३--सभी 
पापोंका वारण करनेसे घुतपाप होता है। ४--सभी पापोंके 
बारणमें लगा रहता है । 


इसी तरह स० नि० ( प्रृ० २१२५) में उपालि गृहपतिसे 
वातालाप करते हुए गौतम बुद्धने कहा है-- ग्ृहपति ! यहाँ एक 
चातुययोम संबरसे संबृत ( गोपित-रक्षित ) सब वारिसे निबारित, 
सव॒वारि (वारितों) को निवारण करनेमें तत्पर सब 
( पाप-- ) वारिसे घुला हुआ सब ( पाप ) वारिसे छूटा हुआ 
निम्न न्थ है |! 

यद्यपि निम्न न्थ साधु जो आज जेन कहलाते हैं शीत जलका 
व्यवहार नहीं करते और सब पापोंका वारण करनेमे भी तत्वर 
रहते है किन्तु इन बातोको चतुर्यामोंमे कहीं भो नहीं गिनाया। 
अतः उक्त बौद्ध उल्लेख अवश्य ही श्रान्त है। किन्तु इस 
आन्तिमे ही पाश्वनाथकी ऐतिहासिकताके बीज श्री यांको- 
बीने देखें । 


उन्होंने लिखा है--'निश्चय ही यह जैन मान्यताका यथार्थ 
बशुन नहीं है यद्यपि उसमें ओर जैन मान्यतामें कुछ विरोध भी नहीं 
है। जैसा कि मैंने अन्यत्र स्पष्ट किया है मेरे विचारसे 'चातुयोम 


२१८ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


संबर संदुतो” को समभने में बौद्ध टीकाकारने ही भूल नहीं की 
किःतु मुल प्रन्थकारने भी भूल की है कयेंकि पालीशब्द ८ तुर्याम 
और प्राकृतशब्द चातुज्ञाम तुल्र हैं। चातुज्ञाम एक प्रसिद्ध जैन 
पारिसाषिक शब्द है जो महावीरके पांच महात्रतोके स्थानमे 
पाश्व के चार ब्रतोकों बतलाता है। श्रतः मेरा अनुमान है कि 
उस सिद्धान्तकों, जो वास्तवमे महावीरके पूर्व पाश्व नाथका था, 
महात्रीरका बतलानेमे भूल की है । यह भूल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
यदि बौद्धोने पाश्व के अनुयायियोंसे उक्त चातुयोम को न सुना 
होता तो निर्गन्‍्थ सम्प्रदायके निर्देशकके रूपमें वे उसका प्रयोग न 
करते । तथा यदि बुद्धके समयमे महावीरके किये गये सुधारोको 
सब निम्न न्थोने स्वीकार कर लिया होता तो भी बौद्धोने 'दातुयाम 
संबर सवुत्ों' का प्रयोग न किया होता। श्रतः बौ्धोकी बड़ी 
भूलको मै इस जैन कथनकी कि मह।वीरके समयमें पाश्व के 
अनुयायी वर्तमान थे-सत्यताके प्रमाण रूपमे पाता हूँ ( से० बु० 
इं०, जि० ४६५, प्रस्ता० प्रृ० २१ ) 


इस तरह बौद्ध त्रिपिटकोके उल्लेखोसे यह प्रमाणित होता 
है कि बुद्धके बाल्यकालमे भो निम्न न्थ श्रावक बतमान थे तथा 
बुद्ध पाश्व नाथके चतुयोमसे न केवल परिचित थे किन्तु 
उन्होंने उसे ही विकसित करके अपने अष्टांगिक मार्गका निधोरण 
किया था । और उनके समयमे पाश्व नाथके अनुयायी निग्नन्‍्ध 
वतंमान थे । 


५ 
अब हम जन साहित्यसे इस सम्बन्धमें कुछ प्रमाण 
उपस्थित करेंगे। 


सगवान्‌ पाश्व लाथ २१६ 
कतिपय जेनउल्लेख 


उत्तरध्ययन सूत्रके २३ थे अध्ययनका केशी गौनम संबाद 
भी इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय है। उसमें क्िखा' हे-- 


१--जिणे पासेत्ति णामेणं, श्ररहद, लोगप्इए । 
संबुद्धप्पा य सब्बण्णु धम्मतित्थयरे जिशे ॥ १॥ 
तस्य लोगप्पदीवस्स आसि सीसे महायसे | 
केसी कुमारसमणे, विजाचरणपारगे ॥ २ ॥ 
शआ्रोहिनाणशसुए. बुद्व,_ सीससघतमाउले | 
गामाणुगाम॑ रीयंते, सावत्थि पुरिमागए ॥ ३ ॥ 
तेंदुय॑ नाम उज्जाणं, तम्मी नगरमंडले | 
फासुए. सेज्जसंथारे, तत्थवासमुवागए ॥ ४ ॥ 
अह तेणेव कालेण धघम्मतित्थयरे जिणे। 
भगवं वद्धमाणुत्ति, सब्बलोगम्मि विस्सुए॥ ४ ॥ 
तस्स  लोगपईवस्स आसि सीसे महायसे | 
भयव॑ गोयमे नामं, विज्जाचरणपारगे ॥ ६ ह 
वारस गविऊबुद्ध सीससघसमाउले । 
गामाणुगाम रीयते सं वि सावत्यी मागए ॥ ७॥ 
कोट्टग णाम उज्जाशं तम्मि नयरमंडले । 
फासुए सिज्जसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ८ | 


५ रे ५ 


अह ते तत्थ सोसाण विज्लाय. प्रवितक्कयं । 
***“ जेड' कुलमवेक्खतो, तेंदुयं बणमागश्रो ॥ १५ | 
पुच्छामि ते महामाग | केसी गोयममब्वबी । 
हा तश्रो केसी अशुन्नाए, गोयम॑ हइणमब्यवी ॥ २२ |) 


२२० जै० सा हु ०-पूर्व पीडिका 


धवाश्व नाथके एक महायशस्‍स्वी शिष्य श्रमण केशीकुसार थे, 
जो ज्ञान और चरित्रके पारगामी थे। वे अपने शिष्योंके साथ 
ग्राम ग्राम भ्रमण करते हुए श्रावस्ती नगरीमें आये ओर 
वहों तिण्डुक नामक उद्यानमे ठहरे॥ उसी समय सबलोकमें 
विश्रत धर्म तीर्थंकर भगवान महावीरके शिष्य, द्वादशांगवेत्ता 
महायशस्वी भगवान गौतम भी ग्राम-म्राममे विचरण करते 
हुए अपने शिष्यसंघके साथ श्रावस्ती नगरीमें पधारे ओर 
कोष्ठक नामक उद्यानमे ठहरे।। दोनोंके गुणवान्‌ संयमी 
आर तपस्वी शिष्योंको यह चिन्ता ( विचार ) उत्पन्न हुई कि 
यह धर्म कैसा है और वह धमम केसा है ? महा मुनि पा.श्व ने 
चातुयोम ओर सान्‍्तरोत्तर धर्मका कथन किया ओर महावीरने 
पद्चशित्ता रूप तथा अ्चेलक घर्ंका कथन किया । एक ही मोक्ष- 
रूपी कार्यके लिये प्रवृत्त इन दोनो धर्मोमें भेदका क्‍या कारण 
है ? अपने-अपने शिष्योके इस वितककों जानकर केशी गौतमने 
परस्परमें मिलनेका विचार किया ।! 


“विनयके मसज्ञ गौतम केशीको ज्येष्ठकुल (पाश्व नाथके 
शिष्य होनेसे ) का सानकर अपने शिष्य संघके साथ तेन्‍्दुक 





चाउज्जामो यजों धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओं । 
देसिश्रो वद्धमाणेणं पासेण य महामुणी ॥ २३॥ 
एककज्जपवर्णाणं, विसेसे कि नु कारण * 
घम्मे दुविहे भेह्ावी ! कहं विप्पच्चश्नों न ते॥ २४ ॥ 
तश्नो केंसि बुबंत तु, गोयमो इशणमबब्बी । 
पन्ना समिक्खए घम्मतत्तः तत्तविशिच्छियं ॥ २५॥ 
पुरिमा उज्जुनडा उ, वक जडडा य पब्छिमा । 
मज्मिमा उज्जुपन्ना उ तेण धम्मो दुह्म कए ॥ २६ ॥ 


सगवान्‌ पाश्व नाथ २२१ 


वद्यानमें गये । गौतमको आता देख श्रमण कबेशीकुधरने 
उनका यथोचित समादर किया और बेठनेके लिये प्रासुक तृर्शोका 
आसन प्रदान किया ॥ तब केशीने गोतमसे पूछा--हे महामाग ! 
महामुनि पार्ख्ने चातुर्यीम घर्मका और वर्धमानने पद्न 
शिक्षारूप धर्मका उपदेश किया। एक ही कार्यके लिये प्रवूत्त 
धर्ममे भेदका कारण क्या है? केशीका प्रश्न सुन कर गौतम 
बोले-धर्म तत्त्वकी समीक्षा बुद्धि पर निर्भर है। ऋषभ देव 
के शिष्य ऋजु जड़ थे और महावीरके शिष्य वक्र जड़ हैं । किन्तु 
बीचके बाईस तीथझ्ूरोके तीथमे होने वाले शिष्य ऋजु और सम- 
भदार थे | इसीलिये धर्ममे भेद पड़ा ।” 

केशी गौतम संवादसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है 
कि भगवान महावीरके समयमे भी पाश्व नाथके अनुयायी 
अ्रमण संघ मौजूद थे । अतः बोंडोंने जो निम्न न्थके लिये 
चतुयोम॒ संवरसे संबृत बतलाया है वह भी अवश्य ही इस 
बातका सूचक है कि बुद्धकालमें पाश्वंनाथके अनुयायी निश्र न्थ 
मौजूद थे । 

श्वेताम्बरीय जेनागमोंमें ऐसे' अनेक व्यक्तियोंका निर्देश है 
जिन्हें 'पासावश्विज्ज' कहा गया है। इसका सस्कृतरूप पाश्वो- 
तत्यीय होता है। टीकाकारों' ने इसका अथ “पाश्व स्वामीके 


१--प्रो० दलसुख मालवाणियाने उनकी संख्या ५१० बतलाई 
है उनमेंसे १०३ साथु थे। देखो-जैनप्र० का उत्थान महावीराहु 
पु० ४७ | 

२--पाश्वापत्यस्थ-पाश्व॑स्वामिशिष्यस्थ अपत्यं-शिव्यः पाश्वो- 
पत्यीयः ( सू० २-७ ) । पार्श्वापत्यानां-पाश्व॑जिनशिष्याणामयं 
पाश्वपत्यीय४ ( भग० १-६ )। पाश्व॑नाथशिष्यशिष्ये ( स्था० ६ )। 
चातुर्यामिक साथी ( भग० १५ ) | 





१ २ जै सा हु ०-पूर्व पीठिका 


शिष्यके शिष्य” किया है। भगवती ( १५ ) की टीकामें पाश्वो- 
त्यीयका अ्र्थ करते हुए चातुयोमिक साधु भी किया है । 

आचा०* सू० ( २-१४-१६ ) मे भगवान महाबीरके पिता 
सिद्धार्थेकों पाश्वोपत्यीय श्रमशोपासक अ,र माता त्रिशलांको 
पाश्ीपत्यीय श्रमणोपासिका लिखा है । 

इन पाश्चपत्यीयोके सम्बन्धमे आगे और भी विशेष प्रकाश 
डाला जायेगा। यहाँ तो केवल यही बतलानेके लिये उनका 
उल्लेख मात्र किया गया है कि पाश्वेनाथ बास्तवमें एक ऐतिहासिक 


व्यक्ति थे ! 
भगवान महावीर 


भगवान पाश्व॑त्ताथकी ऐतिहासिकताके आधारोपर प्रकाश 
डालनेके पश्चात्‌ हम भगवान महावीरकी ओर आ।ते है। 


निगंठ नाटपुत्त और वधमान महावीरका ऐक्य 


सबसे प्रथम इस शंकाका निवारण करना आवश्यक है कि 
बोद्ध पिटकोंमे निर्दिष्ठ निगंठ नाटपुत्त हां जेनोके अन्तिम तीथछुर 
महाषीर है इसमें क्या प्रम ण॒ है ? 

निर्गठ नाटपुत्त निम्र न्थोके बड़े भारी संघके अधिपति थे 
यह बौद्ध पिटकाके डल्लेखोसे स्पष्ट है। अतः निम्नन्य साधु 
होनेके कारण उन्हें निगंठ (निम्नन्‍्थ ) कहा गया है और 
निप्रन्थोके आचार विचारके विषयमे जो कुछ बौद्ध 
साहित्यमें कहा गया है बह भी बहुन कुछ अंशोमे जैन साधु 
के आचारसे भिन्न नहीं है। श्रतः श्ाज जो जेन सम्पदायके 

१- महावीरस्स अम्मा पियरो पासावज्चिजा । 


अगवान मदहदीर 5२८३ 


नामसे ख्यात है बुद्धकफे समयमें उसे निर्मन्‍्थ कदते थे। इसमें 
सन्देहका कोई कारण नहीं भ्रतीत होता । 


दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों इस बातसे सहमत हैं कि 
महावीर कुण्डपुर या कुण्ड आमके राजा सिद्धार्थके पुत्र थे । और 
सिद्धाथ दिगम्बरीय उल्ले खोंके अनुसार णाह' वंश या नाथ वंशके 
क्षत्रिय थे और श्वेताम्बरीय' उल्ले खोके अनुसार णाय कुलके 
थे । इसीसे महावीरको णायकुलचन्द और णायपुत्त 
कहा है । 


णाह, णाय, णात ये सब शब्द एक ही अथके वाचक हैं। 
इसीसे बुद्धवयोमें श्री राहुलबीने नाटपुतका अर्थ - ज्लातपुत्र 
ओर नाथ पुत्र दोनो किया है। अत दिगम्बरोंके अनुसार 
महाबीर नाथपुत्र थे तो श्वेताम्बरोंके श्रनुसार ज्ञातृपुत्न थे । अतः 
बौद्ध प्रन्थोंमे निर्दिष्ट णाटपुच्ठा अवश्य ही जैन तीथेछुर महाथीर 
हैं। उस समय जाति और देशके आधारपर इस तरहके नामोंके 
व्यवहार करनेका चलन था। जैसे बुद्धको शाक्यपुत्र कहा है 
क्योकि वह शाक्य वंशके थे और उनका जन्म शाक्‍क्य देश 
( कपिलवस्तु ) मे हुआ था। इसीसे उनके अनुयायी श्रमण 
शाक्यपुत्रीय श्रमण (बु० च०, पृ ५५८ ) कहे जाते श्रे। 
इसी तरह महाबीर भी अपनी जाति तथा वंशके आधार पर 


१--हएड पुरपुरवरिस्सरसिद्ध त्यक्खत्ति यस्स णाहकुले । 
तिसिलाए देवीए देवीसद्सेवमाणाएं ॥ २३ ॥ 
“+ज० घ०, भा० १, पृ० ७८ 
णाहोरगवंसेसु वि बीर पासा' । ५५० ।) ति० प०, झ० ४। 
“उग्रनाथी पाश्मवीरोी--दशम«०, ए० २४८। २--णातपुत्ते महाबीरे 
एजमाह बिगुत्तमें --दृत्र० १ भ्रु ९ै, श्र०्, १ 3०। 


२२४ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


णाटपुत्त कहे जाते थे। और उनके अनुयायी निम्न न्थ नाथ' 
पुत्रीय निगंठ! ( बु० च०, 9० ४८१ ) कहे जाते थे । 


१--श्री बेबरने अपनी पुस्तिका “इन्डियन सेक्ट श्राफ दी जैनास' 
में इस विधयपर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

“बौद्ध त्रिपिय्कोंका सिंहली संस्करण सबसे प्राचीन माना जाता 
है । ईस्बी पूर्व तीसरी शतीमें उसको अन्तिम रूप दिया गया ऐसा 
विद्वानोंका मत है। उसमें निगंठोंका एक विरोधी साधु सम्प्रदायकें 
रूपमें बहुतायत से उल्लेख मिलता है। तथा संस्कृतमें लिखे गये उत्त- 
रीय बोद्ध साहित्यमें निप्न॑न्थोंको बुद्धका प्रतिदन्दी बतलाया है । 

उन निगंठों या निमग्नन्थोंके प्रमुखका नाम पालीमे नाटपुत्त और 
संस्कृतमें ज्ञातिपुत्र दिया है। जिसका अर्थ होता है 'नाट अ्रथवा ज्ञाति 
का पुत्र |! वर्धभानने जिस वशमें जन्म लिया था, उसका नाम ज्ञाति, 
ज्ञात या नाथ था। अतः बोद्ध ग्रन्थोंमें पाये जानेवाले नाट या श्ञाति 
शब्दके साथ मद्दावीरके बशके नामकी समानता प्रत्यक्ष है। और 
चू कि प्राचीन बौद्ध साहित्यमे किसी ब्यक्तिके नामके स्थानमें जिस 
वंशमें उसका जन्म हुआ है उसके पुत्रके रूपमे उसका उल्लेख 
करनेकी परम्परा प्रचलित थी, जैसे बुद्धेफे लिए. शाक्य पुत्र और 
उसके अनुयायी साधुश्रोंके लिये 'शाक्य पुत्रोय श्रमण” शब्दोंका 
प्रयोग पाया जाता है। अतः यह अनुमान करनेमें कोई कठिनाई नहीं 
है कि निगठों या निम्नन्‍्थोंके प्रमुख नाटपुत्त या ज्ञातिपुत्र और ज्ञात 
बंशके उत्तराधिकारी तथा निम्नेन्‍्थ ग्रथवा जैन सम्प्रदायके श्रन्तिम 
तीथज्लर वधमान एक ही व्यक्ति हैं। यदि हम इस विचारका अनुमरण 
करते हक बौद्धोंके बुद्धके विरोधियोसे सम्बन्ध रखनेबाली विभिन्न 
चर्चाओंकों एकत्र करें तो यह स्पष्ट है कि वर्धभानके साथ निगंठ नाट 
पुत्तकी एकता सुनिश्चित है। ( इ० से० जै०, पृ० २९ ) "7पताण 5 
नाय्पुत्ते जीवन और व्यक्तिलरके सम्बन्धमें बौद्धोकी चर्चा और भी 


अराबान्‌ सदावीर श्र 


इसके सिवाय म० नि० ( सामगाससुत्त ) में निम्न न्थ झ्ात- 
पुत्रका सरण भी पावामें बतलाया है जैसा कि जैन परस्परामें 
महाबीरका निवोण बतलाया है। यद्यपि बोध साहित्यकी पावा 
जैन पाव' से भिन्न है, तथापि नाम साम्यसे व्यक्तिके ऐक्यका 
ही समर्थन होता है । 


जन्म स्थान 


भगवान महदाबीरका जन्म कुण्डपुर या कुण्डग्राममें हुआ 
था। यह दोनों सम्प्रदायोंको मान्य हैं। किन्तु कुण्डपुर या 
कुण्डग्राम कहाँ था, इसमें विश्रतिपत्ति है। 

साधारणतया ऐसा माना जाता है कि कुण्डपुर एक बड़ा 
नगर था और सिद्धार्थ एक शक्तिशाल्ली राजा थे। किन्तु आचा० 
सू० ( २ श्रु०, ३ चू०, सू० ३€€ ) में कुण्डम्रामको एक सब्निवेश 
कहा है । उसके अनुसार कुण्डपुर नामके दो सन्निबेश थे एक 
माहण कुण्डपुर ओर दूसरा खत्तियकुण्डपुर। अथोत्‌ एक 
कुण्डपुर ब्राह्मणोंका था और एक ज्ञत्रियों का था। माहण 


डल्लेखनोय है। वे बारम्बार कहते हैं कि निगठ नाट पुत्त अयनेका 
अहंत्‌ कहते हैं ओर सर्वश होनेका दावा करते हैं। जैन वर्धमानकों 
अहत और सबंश मानते ही हैं। धर्म परिवर्ततका इतिहास हमें 
बतलाता है कि नाटपुर् और उनके शिष्य निम्न न्थ अपने शरीर 
को ढांकनेसे छृणा करते थे। बर्घभानके विषयमें भी हमसे ऐसा ही 
कट्दा जाता है ।/ हा ख्रत: जेनोंका बर्धभान नाटपुत्त बुद्ध के प्रति- 
इन्दीके सिवाय दूसरा नहीं है । बौद्ध त्रिपिटकों तथा अन्य बोद्ध 
साहित्यके बिबरणोंसे प्रकट होता है कि बुद्धका यह प्रतिद्वन्दी बड़ा 
प्रभावशाली श्रतएव बड़ा खतरनाक था। तथा बुद्धके समयमें ही उसका 
धर्म काफ़ो फेल चुका था | ( इ० से० जै०, प्ृ० ३६ ) । 
१५. 


५२६ जै० सा० ह०-पूर्व पीढिका 


कुण्डपुर दक्षिणनी ओर था ओर क्षत्रिय कुण्डपुर उत्तर 
की ओर । 

सपन्निबेशका श्र्थ--तगरके बाहरका प्रदेश, पड़ाव, और 
ग्राम नगर आदि स्थान भी है। ( पा० स० म० में 'सम्रिवेश? 
शब्द )। इससे कुण्डपुर कोई महत्त्वका स्थतंत्र नगर प्रतीत 
नहीं होता । 

संस्क्ृत' निर्वाण भक्तिमें, जिसे पृज्यपादक्त माना जाता 
है, 'बिदेह कुरदपुरे लिखकर कुर्डपुरकों विदेहमें बतलाया है। 
उस समय विदेह देशकी राजधानी वैशाली थी, भौर भगवान 
महाबीरकी जननी विदेहके लिच्छवि गणतंत्रके प्रमुख राजा 
चेटककी पुत्री थी। आचा० सू० ( २-३-४०० ) में भगवानकी 
जननीके तीन नाम दिये हैं--तिसला, विदेह दिज्ला और पियका- 
रिणी। इनमेसे दिगम्बर परम्परामें दो नाम प्रचलित हैं. त्रिसला 
ओर प्रियकारिणी। तीसरा नाम “विदेहदिन्ना! विदेह देशकी 
होंनेके कारण दिया गया हे । श्रतः स्पष्ट है कि ज्ञत्रियाणी त्रिशला 
विदेह देश की थी। 


१--कुडपुरपुर वरिस्सर सिद्धत्थक्खत्तियस्स णाहकुले । 
तिसिलाए देवीए देवीसदसेबमाणाएं ॥ २३ |। 
अच्छित्ता णवमासे श्र्टयदिवसे चइत्त-नसियपक्खे । 
तेरसिए. रत्तीए जादुत्तरफग्गुणीए ढु॥ २४ ॥ 
“-जय० घ०, (९ भा०, पृ० ०८ | 
२-- शिद्धायंद्रपतितनयो .भारतवास्ये विदेहकुरडपुरे । 
देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्नान्‌ संप्रदश्य विभुः ॥ ४ ॥९ 
भरतेस्मिन्‌ विदेद्दाबौ्ये विषये भवनाड़णों | २४१ )। 
राज कुरबपुरेशस्य वदुघारापतत्थु:"”“*“॥२५२॥ 


उत्तरपु०, पर्व ७४ | 


भगवान्‌ महावीर २२७ 


इसी तरह भगवान महावीरको नाए नायपुत्ते नायकुलनिन्कततें 
विदेहे विदेहजच्चे विदेद सूमाले तीस वासाईं विदेहं लितति कट्ट _ अग्रार- 
मज्के वसित्ता! ( आचा० सू० २-३-४०२ सू० ) इत्यादि लिखा 
है। जिसका आशय है कि भगवान महाबीर नाथ या श्ांतृ- 
कुलके ओर विदेह देश के थे। 


किन्तु सूत्रकृताह़" में भगवान महावीरकों वैसालिय ( वैशा- 
लिक ) कहा है। परन्तु श्वे० अंग ग्रन्थोंके प्रसिदूष टीकाकार 
शीलाइुको भी 'वैशालिक' शब्दका ठीक-ठीक अथ ज्ञात नहीं 
था, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने एक श्लोक उद्धृत करके 
भगवानको वेशालिक कहनेमें तीन हेतु दिये हैं--“उनकी माता 
विशाला' थी, वे विशाल कुलमें उत्पन्न हुए थे, तथा उनके वचन 
भी विशाल थे। इसलिये उन्हें वेशालिक कहते थे।” इसके 
सम्बन्धमें डा० याकोबीने ( से० बु० ई०, जि० २२ की प्रस्ता०, 
प्रृू० ११) में लिखा है--यह मतिभेद प्रमाणित करता है कि 
बेशालिक शब्दके वास्तविक अर्थंके विषयमें कोई प्रामाणिक 
परम्परा नहीं थी। अ्रत. उत्तरकालीन जेनोंने 'बैशालिक' का 
जो बनावटी अथथे किया, उसकी पूर्ण उपेक्षा करना न्याय्यद्दी 


१--श्ररहा नायपुत्ते भगव॑ वेसालिए वियाहिए. ॥ २२ ॥। 
“--ख० * श्रु०; रे अ०, हे 3०। 

२--'श्रईन्‌ सुरेन्द्रादिपूजाहों शातप॒त्रों बद्धमान स्वामी ऋषम 
स्वामी वा भगवान्‌ ऐज्वर्यादिगुशयुक्तो विशाल्यां नगयां वर्धमानों5- 
स्माकमाख्यातवान्‌ । ऋषभस्वामी वा विशालकुलोद्धवत्वाद्‌ वैशालिकः | 
तथा चोक्तम--विशाला जननी यस्यथ विशालं कुलमेब वा । विशाल 
वचन चास्य तेन वैशालिको जिनः ।--सूत्र० १ श्रु०, २ श्र०, ३ उ०, 
रर सूत्र | 


र्श्ट जै० सा० हृ०-एूवं पीठिका 


है। वैशालिक' का अर्थ स्पष्ट रूपसे 'वैशालीका वासी' होता है । 
ओर जब कुण्डप्राम वेशालीका बाह्य भाग था तो महाबीरको 
वैशालिक कहना उचित ही है ! 


कुण्डग्राम वैशालीका ही एक वाह्य भाग था इसके समथनमें 
डा० याकोबीने बौद्ध साहित्यके आधारसे एक उपपत्ति दी है जो 
इस प्रकार है-- 


बौद्ध ग्रन्थ महावग्गमें हम पढ़ते है कि जब बुद्ध 'कोटि- 
ग्गाम' मे थे तो निकटवर्ती राजधानी बैशालीके लिच्छुति और 
गणशिका अम्बपाली उनके दशना्थ आये थे। कोटिग्गामसे बे 
नातिकाओंके निवासस्थानपर गये। वहाँ वे नातिका भवनमे 
ठहरे। नातिका भवनके निकट गणिका अम्बपालीका आम्र- 
पालीबन' नामक उद्यान था| नातिकासे बुद्ध वैशाली गये जहाँ 
उन्होंने निम्न न्थोंके गृहस्थ शिष्य सेनापति सिहको बोद्ध धर्ममे 
दीक्षित किया । अतः यह बहुत कुछ सम्भव है कि बौद्धोका 
कोटिग्गाम ही जैनोंका कुण्डग्राम हों। नामोकी समानताके 
सिवाय नातिकाओंका निर्देश भी इसीका समर्थन करता है क्योंकि 
नातिका स्पष्ट ही ज्ञात्रिक ज्षत्रियोंका सूचक है। महावीर इन्हीं 
ज्ात्रिक ज्षत्रियोके वंशज थे। अतः सम्भवतया कुण्डग्राम बिदेह 
की राजधानी वैशालीके उपनगरोमेसे था।! (से० बु० ई०- 
जि०२२, प्रस्ता०, ० ११ ) 


महापरिनिव्वाणमुत्तके राहुलजीकृत हिन्दी अनुवादके 
अनुसार बुद्ध राजगृहीसे अम्बलट्रिका गये, बहोँसे नालन्दा, 
नालन्दासे पाटलिग्राध गये । उस समय मगधके महामात्य 
वज्जियोको रोकनेके लिये पाटलिग्राममें पाटलीपुत्ननगरका 
निमोश करते थे । पाटलिग्राममे गंगा नदीकों पार करके बुद्ध 


भावान्‌ महावीर श्र६ 


कोटिग्राम आये | कोटिग्रामसे नादिका और नादिकासे वैशाली 
आये | इस तरह पाटलीपुत्रसे वैसालीके रास्ते पर गंगा और 
चैशालीके बीचमें कोटिग्राम अवस्थित था। 


कोटिग्राम ओर वैशालीके मध्यमें नादिका थी। डा० 

याकोवीने नातिका” शब्द पर टिप्पणीमें लिखा है--जिस वाक्यमें 
ज्ञातिका आया है उसे टीकाकारने तथा आधुनिक अनुवादकों 
ने गलत समझा है ऐसा प्रतीत होता है। महदपरिनिव्वाणसुत्तके 
अनुवादमें ( से० बु० ई०. ज्ञिग ११) एक नोट ( प०२४ ) में, 
रे डेविड कहते हैं कि--' प्रथम तो दो बार नादिकाका प्रयोग बहु 
वचनमें किया है और तीसरी बार एक वचन में | बुद्धघोष 
उसकी व्याख्यामें कहते हैं कि एक ही जलाशयके तटपर एक ही 
नामके दो ग्राम थे। मेरी रायमें बहुबचन 'नातिका' शब्द 
क्षत्रियोंका बाचक है और एक वचन नातिका शब्द गिजका- 
बसथ' का विशेषण है............. ।! मेरा विचार है कि 'नादिका? 
शब्द अशुद्ध है और नातिका शुद्ध है। श्री रे डेविडने अपने 
अनुवादकी शब्दसूचीमें यह लिखकर भी कि 'नादिका पटनाके 
पास है' गलती की है। महावग्गके वर्णनसे यह स्पष्ट हे कि 
नातिका और कोटिग्गाम वैशालीके पास हैं'। ( से० बु० ई०, जि० 
२२, प्रस्ता० पू० ९० का टिप्पण नं० २)। 


राहुलजीने यद्यपि नादिका शब्द ही रखा है। किन्तु उनका 
अभिप्राय वही है, जो 'नातिका” शब्दकों शुद्ध मानकर डा० 
याकोवी का था, क्योंकि राहुल्लजीने भी नादिका शब्दके टिप्पसशमें 
लिखा है--'एक ज्ञाठयो ( -ज्वाति,८ ब्वातृ - ज्ञातर - जातर -८ 
जतरिया -- जथरिया - जैथरिया ) के गाँव में । नादिका - झ्ातृ- 
का - नत्तिका - त्वत्तिका > रत्तिका - रत्ती, जिसके नामसे वतें- 


२३० जै० सा० हृ०*पूर्व पीठिका 


मान रत्ती परगना (जि० मुजफ्फरपुर ) है। (बु० च०, ० 
४०२६, का टि० २)। 

नाटपुत्त ( महावीर ) पर टिप्पणीमे राहुलजीने लिखा है-- 
'नाटपुत्तः ज्ञाठपुत्र | ज्ञात लिच्छवियोंकी एक शाखा थी, जो 
बैशालीके आसपास रहती थी। ज्ञाठसे ही वतमान जथरिया 
शब्द बना है। महाबीर और जथरिया दोनोंका गोन्न काश्यफ 
है। आज भी जथरिया भूमिहार ब्राह्मण इस प्रदेशमे बहुत संख्या: 
मे है। उनका निवास रत्ती परगना भी ज्ञात £नत्ती >ल्त्ती ८ 
रत्तीसे बना है |! ( बु० च०, ए० ११०, का टि० ३) | 

ऊपर उद्धृत जेन और बोद्ध उल्लेखोके अनुसार कुण्डपुर 
या कुण्डम्राम विदेह देशमे बेशालीके निकट होना चाहिये। और 
चूकि जिन ज्ञातृवंशी लिच्छवियोके कुलमें महाबीरने जन्म 
लिया थ।, उनके वंशज आज भी जथरिया जातिके रूपमें बिहारके 
मुजफ्फरपुर जिलेके रत्ती परगनामे निवास करते हैं, तथा मुजफ्फ- 
रपुर जिलेका बसाढ़ प्राम ही बेशाली था, अतः कुण्डग्राम भी 
उसीके निकट होना चाहिये। बौद्ध ग्रन्थोंका कोटिग्राम नातिका 
ओर बेशालीके बीचमें अवस्थित था। सम्भव है वही जैन 
साहित्यका कुंडग्राम हो जेसा कि डा० याकोबीका अलुभान है । 
आधुनिक" अन्वेषकोंका प्रायः यही मत है कि मुजफ्फरपुर 
जिलेमे स्थित 'वसाढृ' ही प्राचीन बशाली है। अब कुंडआरमको 
बासुकुंड कहते है और वह प्राचीन वैशालीका ही एक भाग था। 
वशाली' के तीन भाग थे--एक खास वेशाली ( बसाढ़ ), एक 
कुंडपुर ( वासुकुंड ) ओर एक वानियगाम ( बनिया )। उनमें 





१--जै० ना० इ० प्रृ० 4४ का टि० ४ । २>"्यो० रा० ऐ० सो० 
ब० १८६८ में ड० हानते का भाषण प्ृ० ३० । 





भगवान्‌ महावीर २३१ 


ब्राह्मण, ज्त्रिय और बनिये रहते थे। अब बे तीनों स्थान 
के वासुकुंड और और बनिया नामक गाँव से पदचाने 
जाते हैं । 


माठ्कुल तथा पिठकुल 


यदि, जैसा कि प्राप्त उल्लेखोंके श्राधार पर अनुमान किया 
जाता है, कुण्डपुर वैशालीका एक उपनगर था, तो उसके स्वामी 
सिध्दा्थ, जो भगवान महावीरके पिता थे, अवश्य ही कोई बहुत 
बड़े राजा नहीं होने चाहिएँ। असलमे उस समय विदेहमें राजतंत्र 
नही था। किन्तु लिच्छुबियों' का गणतंत्र था। सबगण मिलकर 
अपना एक मुखिया चुन लेते थे ओर वही गखणतंत्रका प्रधान 
होता था। उस समय उस लिच्छबियोंके गणतंत्रका प्रधान 
राजा चेटक था और दिगम्बर' उल्लेखोंके अनुसार राजा चेटक 
की पुत्री ओर श्रेताम्वरीय' उल्लेखोंके अनुसार राजा चेटककी 
बहिन त्रिशला या प्रियकारिणीका विवाह सिद्धाथंसे 
हुआ था। इस किये सिद्धाथं भत्ने ही बड़े राजा न रहे हों, 
किन्तु उस गखतंत्रमें उनका शक प्रभावशाली व्यक्ति होना 
स्पष्ट है | 


बोद्ध प्रन्थोंमें यद्यपि बेशाली नरेश चेटकका निर्देश 
नहीं है। किन्तु वेशालीका निर्देश बहुतायतसे पाया जाता 


१--इम लोग लिच्छुवि गण राजाओंके राज्यमें बसते हैं ।? बु० 
च०, पएृ० ३१५। २--चेटकाख्योइतिविख्यातो विनीतः परमाहंतः३ 
॥३॥””०““सप्तधंयो वा पुत्र यश्व॒ ज्यायसी प्रियकारिणी १-3० पु०, 
पबें० ७७५ | ३--समणे मगव' महावीरे भगवश्नो माया चेडकस्य 
भगिणी भोई?--आ्रा० चू?, १ अ० | 


२१२ जे० सा० ह०-पूर्य पीठिका 


है अंगुत्तर निकाय-अट्ठकथामें वैशालीकी सम्रद्ूधका वर्णन 
करते हुए लिखा" हे--“उस समय वैशाली ऋद्धस्फीत 
( &समृद्धिशाली ) बहुजना-मनुष्योसे आकीण, सुभिक्षा 
( >अन्नपान संपन्न ) थी। उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७ 
कूटागार, ७७७७ आराम, ७७७७ पुष्करिणियां थीं ॥?/“+“ 
राजगृहका नेगम वेशालीमें अपना काम समाप्त कर फिर राजगृह्‌ 
लोट गया । लोटकर जहाँ राजा मगध श्रेणिक बिंबसार था, वहाँ 
गया। जाकर राजा बिम्बसारसे उसने बैशालीकी सम्रद्धिका 
वर्णन किया ! 


उक्त वर्णनसे प्रकट होता है कि राजग्रह्ीसे भी वैशालीका 
बैभव महान था। ओर राजग्रहीके स्वामी बिम्बसार श्रेणिकने 
बैशालीके वैभव, लिच्छवियोंके प्रभुत्व तथा बैशाली नरेश 
चेटककी पुत्रीके रूप-गुणसे आक्ृष्ट होकर अभय कुमारके द्वारा 
चेलनाका हरण कराया और उसके साथ विवाह किया। यह 
घटना भी वैशाली और उसके स्वामीके ही महत्त्वकों प्रकट 
करती है। यदि चेटक श्रेणिकके साथ अपनी पुत्रीके विवाहके 
लिये राजी होता तो चेलनाका हरण करानेकी आवश्यकता न 
होती । श्रेणिकके पश्चात्‌ जब उसी लिच्छुवि कुमारी चेलनाका 
पुत्र कुणिक ( अजात शत्रु ) गह्दीपर बैठा तो उसने वज्जियो' के 
इस गणतंत्रकों नष्टभ्रष्ट कर डाला । 


१--ु ० च०, पृ० २९७। 

२--डा० रायचौघरीने लिखा है--प्रोण रे डेविडल तथा 
कनिंधमके अनुसार वजियोंमें श्राठ जातियां सम्मिलित थीं--जिनमें 
विदेह, लिऋछुवि, शात्रिक और वजी सबसे प्रमुख ये | ( पो० हि० एं० 
है, ४९ ७३-७४ | डा० प्रघानका कहना है कि इस संगठनमें नौ 


भगवान्‌ महावीर २१३ 


बौद्ध महापरिनिव्बाण सुत्तमें (दी० नि०, प्रूं० ११७ ) 
लिखा है--'एक समय भगवान बुद्ध राजगृहमें बिहार 
करते थे। उस समय राजा सगध अजात शत्रु वैदेहीपुत्र 
बज्जीपर चढ़ाई करना चाहता था। वह ऐसा कहता था-- 
मैं इन ऐसे मह॒र्दिधक (८वैभवशाली ) ऐसे महानुभाव वडिज- 
योंकों उच्छिन्न करूँगा, वज्जिशोंका विनाश करूँगा, उन पर 
आफत ढाऊँगा। 

अजातशत्रने बुदू्धकी सलाह लेनेके लिये अपने मंत्रीको 
बुदूधके पास भेजा | बुद्ध ने कह्ा--१- जब तक बज्जी 
सम्मतिके लिये बैठक करते रहेंगे, २--जब तक वज्जी एक हो 
बैठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं, एक हो कतंठय करते 
हैं, ३--जब तक वज्जी अ्रप्रक्षप्त (८गैर कानूनी ) को प्रज्ञप् 
(-विहित ) नहीं करते, प्रज्षप्त (<विहित ) का उच्छेद नहीं 
करते, ४ -जब तक वज्जी वृद्धोंका आदर सत्कार करते 
उनकी बात मानते हैं, ४-जब तक वज्ञी कुल स्रियो, कुल 
कुमारियोके साथ जबद॑स्ती नहीं करते, ६--ज्ब तक वज्जी 
अपने चेत्योंका सम्मान करते हैं और ७--जब तक वज्जी 
अहतोंको पूजते है, जब तक ये सात अपरिहाणीय धर्म वज्जि- 
योमें रहेंगे तब तक बज्जियोंकी ब्ृदिध ही होगी, धानि 
नहीं होगी ।! 
जातियाँ सम्मिलित थीं। जिनमें लिच्छुबि, वजी ज्ञात्रिक ओर विदेह 
भी थे | इस संगठनको वजियों ग्रथवा लिच्छुवियोंका गणतंत्र कहा 
जाता था। क्‍योंकि नो जातियोंमें से वजि और लिच्छुवि सबसे प्रमुख 
थे। इन नो लिच्छुवि जातियोंमे नो मल्लकी जातियाँ और काशी 
कोशलके (८ गण राजा सम्मिलित ये । ( जै० ना» इ० 
घृ० ८५-८६ )। 


२३४ जै० सा० हृ०-पू्व पीठका 


उक्त बिवरणसे लिच्छवियोके सुदृढ़ संगठन पर प्रकाश 
पड़ता है। पे 

प्रसड़बश भगवान महावीरके बंशका श्रन्य राजवंशों' से 
सम्बन्ध बतलाना अनुचित न होगा क्योंकि अन्वेषकोंका विश्वास 
है कि सहावीर और बुद्धने अपने शासनका प्रचार करनेके लिये 
बंशानुगत सम्बन्धोंका पूरा-पूरा लाभ उठाया था। और भारतके 
मुख्य राजवंशोंके साथ उनका सम्बन्ध होना भी उनकी सफलता- 
का एक कारण अवश्य था। 

जहाँ तक खोजोसे पता चल्लता है महावीरके पिठकुलकी 
अपेक्षा माठकुलका राजवंशानुगत सम्बन्ध अधिक व्यापक 
ओर अधिक प्रभावक था | 


उनका नाना चेटक लिच्छवि गणातंत्रका प्रधान था। इस' 
गणतंत्रमे आठ या नौ जातियों सम्मिलित थी जिनमे लिच्छवि, 
बज्जी, ज्ञात्रिक और विदंह भी थे। यतः इन नौ जातियोमे 
लिच्छेबि और बज्जी सबसे अमुख थे। अतः यह संगठन 
लिच्छवियों अथवा वज्जियोका गणतंत्र कहा जाता था | ये नो 
लिच्छषि जातियाँ नो मज्लकियों श्ौर काशी कोसलके अ्रद्टारह्‌ 
गणराजाओं' से सम्बद्ध थी । 

जैन निरयावली सूत्रमें लिखा है कि जब चम्पाके राजा 
कुणिक ( अजात शत्रु ) ने एक शक्तिशाली सेनाके साथ चेटक- 
पर आक्रमण करनेकी तैयारी की तो चेटकने काशी-कोशलके 
६८ गणराजाों, मल्‍्लकियों और लिच्छुषियोंको बुलाकर 


१-से० बु० ई०, ज़ि० २३, प्रत्ता० पृ० १३। २-जे० ना० 


हइ्‌० प० ८४७| ३- नव मल्लह नव लेच्छुद, फासी-कोसलगा 
अटड्डारतवि गण-रायाणों -- भ० सू०' | 


भगवान्‌ महावीर श्व्र५. 


उनसे पूछा कि आपलोग कुरिककी माँग पूरी करेंगे या 
युद्ध करेंगे १ 

इसी तरह पाथषामें महावीर स्वामीका निवोण होने पर उक्त 
१८ गणराजाओंके एकत्र होने तथा निवोण महोत्सव मनानेका 
उल्लेख कल्पसूत्रमें है। इससे इस संगठन तथा चेटककी 
शक्तिमत्ता, ऐक्य तथा प्रभावशालिताका पता चलता है । 


फिर भी बौद्ध प्रन्थोंमें चेटकका नाम भी न पाया जाना 
आश्रय जनक है। इसका कारण चेटकका भगवान मह्दावीरका 
अनुयायी तथा सम्बन्धी होना संभव है, क्‍योंकि महावीरको 
बुद्ध अपना प्रबल प्रतिहन्दी मानते थे--जिसका समर्थन बौद्ध 
डल्लेखोंसे होता है। चेटकके सम्बन्धमें डा० याकोबीने ठीक 
ही लिखा है--जैनोंने अपने तीर्थककुर महावीरके परम भक्त 
तथा सम्बन्धी चेटककी स्पृतिकों सुरक्षित रखा है। उन्होंके 
प्रभावके कारण वैशाली जैन धर्मका गढ़ बनी हुई थी, जबकि 
बौद्ध उसे पाखण्डियों ओर विद्रोहियोंका शिक्षालय मानते थे । 
( से० बु० इ?, जि० २२, प्रस्ता० पू० १३ )। अस्तु, 

चेटकके सात पुत्रियों थीं। जिनमेंसे सबसे बड़ी त्रिसला 
ज्ञाठ क्षत्रिय सिद्धाथंसे विवाही थी और भगवान महावीरकी 
जननी थी । तथा छठी चेजल्ञना मगधके राजा श्रे खिक विम्बसारसे 
त्रिवाही थी ओर इस तरह मात पक्षके द्वारा मगधके राजबंशके 
साथ महावीरका निकट सम्बन्ध था। चेलनाके साथ सम्बन्ध 
होनेसे पूथ भ्रणिक' बोद्ध घर्मका अनुयायी था। चेलनाके प्रभावसे , 
ही वह महावीरका परम भक्त ओर उनकी उपदेश सभाका 
प्रधान श्रोता बना | 


१--देखो--ब्‌० क० को०, में भ्ेणिक राजा की कथा । 


२३६ जै० सा० हृ०-पूर्व पीठिका 


चेटककी शेष पांच पुत्रियोके नाम इस प्रकार थे-मरूगावती, 
सुप्रभा. प्रभावती, ज्येष्ठा और चन्दना । इसमेंसे मृगावती वत्स- 
देशकी कौशाम्बी नगरीके राजा शतानीकसे बिवाही थी। 
सुप्रभा दशार्ण देशके हेमकच्छपुर नगरके राजा दशरथसे 
विवाही थी । प्रभावतीका विवाह कच्छुदेशके रोरुक नगरके 
राजा उदयसे हुआ था। गान्धार देशके महीपुर नगरके राजा 
सत्यकने ज्येष्टाकी मांग की। किन्तु चेटकने उसे अपनी 
कन्या देना स्वीकार नहीं किया । तब उसने क्र द्ध होकर चेटकपर 
चढ़ाई कर दी । युद्धमें हारनेपर वह साधु हा गया" । बादको 
ज्येष्ठा और चन्दना भी साध्वी हो गई । 

श्वेताम्बर परम्परा" के अनुसार भगवान महाबीरकी जननी 
त्रिसला चेकटकी बहन थी। किन्तु फिर भी चेटकके सात दी 
पुत्रियां थीं। उनके नाम - प्रभावती, पद्मावती, मृगावत्ती, शिवा, 
ज्येष्ठा, सुज्येष्तठा और चेलना थे। सबसे बड़ी प्रभावती' का 
विवाह सिन्धु सौबीर देशके बीताभय नगरके राजा उढयन से 
हुआ था। पद्मावती चम्पाके राजा दृधिवाहनसे विचाही थी। 
मगावती कौशाम्बीके राजा शतानीकसे विवाही थी। शिवाका 
विवाह उज्जेनीके राजा चण्डप्रद्योतसे हुआ था। ज्येष्ठाका 
विवाह भगवान महावीरके भाई नन्दिवर्धनसे हुआ था। चेलना 
2 राज़ा श्रेणिक से विवाही थी ओर सुज्येष्ठा साध्वी हो 
गई थी । 


१--उत्तर पु०, पर्ये ७५५, श्लोक १-१४ । 

२--वेसालिश्ो चेडओ" 'सत्त घूताओं “ आव० सू० | 

१-थिंधुसोवीरेसु “बीती मएनगरे : उदायणे नाम राया “तस्म 
श्रभावती नाम देवी | - भ० सू० ४६१। यहों राजा चेटककी कन्याश्रों 


भगवान्‌ महावीर २३२७ 


ये सब सम्बन्ध इस बातके सूचक हैं कि अपने माठकुलके 
द्वारा महावीर सोबीर, अंग, वत्स, अवन्ती, विदेह और मगघके 
ओर उनके सम्बन्धोंके विषयमें दिगम्बर तथा श्वेताम्बर मान्यताश्रॉमें 
लो अन्तर है उसपर प्रकाश डालना उचित होगा। दिगम्बरोंके- 
खअनुसार भगवान महावीरकी जननी त्रिशला अथवा प्रियकारियी 
चैेटककी सबसे बड़ी पुत्री थी | किन्तु श्वेताम्बरोंके अनुसार वह चेटककी 
बहिन थी। चेटकके पिता वगैरहके सम्बन्धर्में जानकारीका कोई साधन 
उपलब्ध नहीं है। दिगम्बरोके अनुसार मद्दावीरके कोई भाई नहों था 
श्रौर न चेटकके कोई सुज्येष्ठा नामकी कन्या थी । श्वेताम्बरोंके अनुसार 
महाबीरके नन्दिव्धन नामका बड़ा भाई था और उससे चेटककी पाचवीं 
कन्या ज्येष्टा विवाही थी । दिगम्बरोंके अनुसार ज्येष्टा साध्वी हो गई श्रौर 
श्वेताम्बरोंके अनुसार सुज्येष्ठा साध्वी हो गई । दिगम्बरोंके अनुसार 
चन्दना चेटककी सबसे छोटी पुत्री थी। और श्वेताम्बरोंके अनुसार चन्दना 
चेटककी दौदित्रो तथा चम्पा नरेश दधिवाहनकी पुत्री थी । दिगम्बरोंके 
अनुसार चेटकके पद्मावती नामकी कोई कन्या नहीं थी ओर न चम्पा 
नरेशसे चेटककी किसी कन्याका विवाह हुआ था। श्वेताम्वरोंके 
अनुसार चम्पापुरके राजा दधिवाहन और रानी पद्मावतीका पुत्र 
करकरणडु था। अर्थात्‌ श्रजात शत्रुकी तरह करकरडु भी चेटकका 
दोहित्र था। किन्तु इतिहाससे इसका समर्थन नहीं दोता। यह हम 
पहले लिख आये हैं कि करकण्डु विदेहराज नसिका समकालीन था। 
ओर बह पाश्वनाथके तीर्थमें हुआ था । दिगम्बरों* के अनुसार उसके- 
पिताका नाम दन्तिवाइन था ओर बह चम्पापुरका राजा था, तथा उसकी 
माताका नाम भी पद्मावती था। किन्तु वह पद्मावती कोशाम्बीके राजाः 





१--श्ृ० क० को० में करकण्डु की कथा | 


श्श्ट जै० सा० इ०-पूव पीठिका 


राज घरानोंसे सम्बद्ध थे। ओर ये सब उस समयके सबसे 
अधिक शक्तिशाली राजा थे। 

उस ससय कल्िच्छुबि कुसारियोंका पाणि पीडन करके लिच्छ- 
वियोंका जामाता बनना ज्षत्रियोंके लिये बड़े सम्मानकी बात 


वसुभित्रकी पुत्री थी। श्र॒स्तु-चेटककी केवल दो कम्याश्रोंके सम्बन्धमें 
दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परामे ऐकमत्य है--दोनोंके अनुधार 
मृगावतीका विवाह कोशाम्बीके राजा शतानीकसे और प्रभावतीका 
विवाह राजा उदयनसे हुआ था। किन्तु दिगम्बर उदयनकों कच्छु 
देशके रोरक नगरका राजा बतलाते हैं और श्वेताम्बर सिन्धु सौबीर 
देशके बीताभय नामक नगरका राजा बतलाते हैं। यद्द सिन्धु सौबीर 
देश कहां था, इस विषयमें मतभेद हैं। डा० रे डेविडस्‌ ने अपने 
मानचित्र * में सौवीरको काठियावाड़के उत्तरमें और कच्छुकी खाड़ीके 
एक श्रोरसे दूसरी ओर तक दिखलाया है। बौद्ध परम्पराके अनुसार 
सौवीर देशकी राजघानी रोरक थी। (कै० हि०, जि० १, पृ० 
१७३ ) | अतः दिगम्बर उल्लेखका कच्छु ही सोवीर जान पड़ता है और 
यहीके रोरक नगरके स्वामी उदयनसे चेटककी पुत्री प्रमावती विवाही 
थी। श्वेताम्बरोय उल्लेखके श्रनुसार इस उदयनने श्रवन्ती नरेश 
चण्डप्रद्योत पर- जिसे चेटककी पुत्री शिवा विवाही थी, चढ़ाई की 
थी। इस युद्धका कारण यह था कि प्रयोत उदयनकी एक जिनप्रतिमा 
तथा दासीको लेकर भाग गया था। उदयनने प्रद्योतके पास श्रपना 
दूत भेजकर कहलाया कि सुझे दासीकी परबाह नहीं है, किन्तु जिन 
मूर्ति ज़ौदा दो। प्रद्योतने नहों लौथाई। तब उदयनने उस पर 
चढ़ाई की श्रौर प्रद्योतकों बन्दी बना लिया। ( जै० ना० इ०, प्रृ० 
६१ काटि० २ )। 
कप तन ननन- 3 





१--जे० नां०, इ्‌, पृ० ८६ । 


सगवान मदावीर २३९ 


समभी जाती थी। और गुप्तकाल तक भी सममी जाती 
रही; क्योंकि इे० ३०८ में पाटलीपुत्र नगरके पास एक गांबके 
छोटेसे राजा चन्द्रगुप्तकों लिच्छवि वंशकी कन्या कुमारदेवी 
विवाही थी। चन्द्रगुप्तने ऐसे महान्‌ वंशकी कन्यासे विवाह 
होनेकी अपना बड़ा गौरव माना। उसने अपने सिक्‍कॉपर 
लिच्छवियोंकी बेटीके नामसे अपनी स््रीको भी भूर्ति अंकित 
करवाई । उसकी सन्‍्तान बड़े गवंसे अपनेको लिच्छवियोंका 
दौहित्र कहा करती थी। 

सारांश यह है कि लिच्छवियों तथा बैशालीके राजवंशके 
द्वारा महावीरके द्वारा प्रचारित धमंको सब ओर ठोस समर्थन 
मिला और सौबवीर आदि देशोंमें जैन धर्म खूब फेला । 


6 परिवतेन 
गर्म परिवतन 

श्वेताम्बर परम्परा में भगवान महावीरके गर्भ परिवततनकी 
एक कथा प्रवर्तित है, जिसका निर्देश आचारांग, कल्पसूत्र तथा 
अन्य अनेक प्रन्थोमे पाया जाता है ओर इसलिये उस्रकी 
प्राचीनतामें सन्‍्देहको स्थान नहीं है; क्‍योंकि मथुरा" से प्राप्त 
अवशेषोंमें, जो अवश्य ही इस्बी सन्‌ की प्रथम शतीके माने गये 
हैं गर्भ परिबतेनकी घटना अंकित की गई है। 

घटना इस प्रकार है--वैशालीके ब्राह्मण कुण्ड आममे 
ऋषभ दत्त नामक ब्राह्मणकी पत्नी देवानन्दा रहती थी। उसने 


१--डा० बहुलरने लिखा है--'एक जैन पाषायखननमें नैगमेश, 
एक बाल तीर्थड्र और एक शिशुके साथ ज्री अ्रंकित हे, यह एक 
अ्रति प्रसिद्ध कथाका अंकन है, जिसमें एक देवता देवानन्दा ओर 
भिशलाके गर्भ परिवतंन करता है, ( जै० नां० इं०, ० ११) | 


कर 


२४० जै० सा० ह०-पूथे परीठिका 


चौदद्द स्वप्न देखे जो ती्थ्डरके जन्मके सूचक थे, इन्द्रने इस. 
बातकों अपने अवधि ज्ञानसे जाना तो उसे ज्ञात हुआ कि 
गर्भस्थ शिशु महान तीथेडुर मद्दावीर होनेवाला है। अतः 
उसने तत्काल एक देवकों एक हिरनके रूपसें भेजा और उसे 
देवानन्दाके गर्भसे त्रिशलाके गर्भमें परिवर्तित करनेकी आज्ञा 
दी, जिससे महावीरका जन्म भिक्ुक ब्राह्मण वंशमें न हों, 
क्योकि जिन क्षत्रिय कुलमें ही जन्म लेते हैं। इस तरह भगवान 
महाबीर' ८२ दिन तक देबानन्दाके गर्भमें रहें। भ० सू० 
मे यह बात भगवान महावीरके मुखसे भी कहलाई गईं कि देवा- 
नन्‍्दा मेरी माता है। 


इस घटनाके सम्बन्धमे डा० याकोवीने जो टिप्पणी दी है 
उसका आशय यहां दिया जाता है । 

“द्गम्बर लोग इसे हास्यास्पद समभते है और नही मानते । 
किन्तु श्वेताम्बरोका इसकी सत्यतामे दृढ़ विश्वास है। इसमे कोई 
सन्देह नही हैं कि यह कथा प्राचीन है क्योकि आचारांग, कल्पसूत्र 
तथा अन्य प्रन्थोमे पाई जाती है। तथापि यह स्पष्ट नही होता 
कि क्‍यों इस प्रकारकी हास्यास्पद घटनाका आविष्कार तथा 
प्रचार किया गया। इस अन्धकाराबृत विषय पर मैं अपनी 
सम्मति प्रकट करनेकी आज्ञा चाहता हूं। मेरा अनुमान है कि- 
सिद्धा्थके दो पत्नियां थी एक ब्ाह्मणी देवानन्दा, जो मद्दावीरकी 
वास्तविक माता थी, और एक कज्षत्रियाणी त्रिशला। क्योकि 
देवानन्दाके पतिका नाम “ऋषभदत्त' अधिक प्राचीन प्रतीत नहीं 
होता । प्राकृत रूपके अनुसार उस अवस्थामें उसभदत्तके स्थान 





१--समणे भगव महावीरे”'वासीहगव्भताए साहरिए/-- 
क० सू०, सम्बो० दी०, प्ृ० ३५-३६ | 


भगवान्‌ सहावीर रह्१ 


में 'उसभदिन्न' होना चाहिये था। इसके सिवाय यह नाम ऐसा 
है जो केवल जैन को ही दिया जासकता है, ब्राझण को नहीं । 
अत; मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि देवानन्दाका दूसरा पति करार 
देनेके लिये जैनोंने ऋषभदत्त नामका आविष्कर किया है| अब 
सिद्धार्थ का लीजिये। त्रिशलाके साथ विवाह द्वोनेसे उश्चचंशी 
तथा महान्‌ प्रभुत्वशाली व्यक्तियोंके साथ उनका सम्बन्ध हो गया 
इसलिये सम्भवतया यह प्रकट करना कि महावीर त्रिशलाका दत्तक 
पुत्र नहीं किन्तु औरस पुत्र है अधिक लाभदायक समम्ता गया। 
क्योंकि इससे सहावीर त्रिशलाके सम्बन्धोंका उत्तराधिकार प्राप्त 
कर सकता था । ओर चू'कि जब महावीर तीर्थकुषर हुये उनके 
माता पिताका स्वर्गवास हुए बहुत वर्ष हो चुके थे, इसलिये यह्‌ 
कथा सरलतासे प्रसारित हो सकी। किन्तु यतः मनुष्योंकी 
स्मघतिसे धास्तविक स्थितिका मिटा सकना शकक्‍्य नहीं था, इस 
लिये गर्भपरिबरतनकी कथाका आविष्कार किया गया । गर्भेपरि- 
बर्तनका विचार जेनोंकी मोलिक रचना नहीं है किन्तु स्पष्ट दी, 
यह विचार उस पोराणिक कथाकी अनुप्रतिकृति है जिसके अनु- 
सार श्रीकृष्णणो देवकीके गर्भसे रोहिणीके गर्भमें परिवर्तित 
किया गया था ।” ( से० बु० ३०, जि० २२, प्रस्ता० प० ३१ की 
दि० नं० २) 


महावीरके गर्भपरिवर्तनकी समस्याको सुलभानेके लिये 
डा० याकोवीको भी क्लिष्ट कल्पनाका ही आश्रय लेना पड़ा हे । 
किन्तु इसके मूलमें हमें तो त्राक्षणल और ज्षत्रियत्वके बीचमें 
बड़्प्पनको लेकर उठे प्रचीन विरोधका ही आभास प्रतीत होता है। 
जेन ओर बौद्ध दोनों ब्राह्मणसे ज्षत्रियको श्रधिक आदर प्रदान 


करते थे। इतना ही नहीं किन्तु आह्मण वंशकों नीच वंश तक मानते 
१६ 


२४२ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


थे। कल्पसूत्रकी सुबोधनी टोकामे लिखा" है कि महावीरने 
मरीचिके भवमें नीचगोत्र कर्मका बन्ध किया था उसके कारण 
महावीरको ऋषभदत्त ब्राह्मणकी देवानन्दा त्राह्मणीके गर्भमें रहना 
पड़ा। अतः गर्भपरिवतनकी घटनासमें विशेष तथ्य प्रतीत नहीं 
होता । सम्मवतया इसीसे द्गिम्बर' परम्परामें इसका संकेत तक 
नहीं मिलता। 


विवाह 


दिगम्बर परम्पराके अनुसार महावीर अविवाहित ही रहे। 
न उन्होने ख्लीसुख भोगा ओर न राजसुख। किन्तु श्रेताम्बर 
परम्पराके अनुसार यद्यपि उन्होंने राजपद ग्रहण नहीं किया, 
किन्तु विवाह करके ख्रीसुख अवश्य भोगा। उनकी पल्ञीका नाम 
यशोदा था और उससे एक कन्या भी हुई थी जो जमालिसे 
बिवाही थी । 

किन्तु आवश्यकनियुक्तिकी गाथासे ऐसा प्रतीत होता है 
कि भहावीर श्रविवाहित ही रहे थे | लिखा' है--“महावीर, श्ररि- 





१०“ ततरच्युत्ता तेन मरीचिभवबद्धत नीचै गोत्रकर्मणा"" 
#ऋषभदत्तस्य ब्राह्मण॒स्थ देवानन्दायाः ब्राह्मण्याः कुक्षो उतपन्नः? | 
२--के० हि०, जि० १, प० १५६ में दिगम्बरोंकी लक्ष्य करके 
लिखा है कि गर्भ परिवर्तनके सम्बन्धमें उनका मत अ्रधिक युक्त है। 
३--वीरं श्ररिइनेधि, पास, सल्लि च वासुपुज्जच । 
ए ए मोत्तण जिशे अ्वसेसा आ्रासि रायाणो ॥४२४३॥ 
रायकुलेसु वि जाया विसुद्धबंसेपु खत्तियकुलेत्ु । 
नच इच्छियामिसेया कुमारवासंमि पव्यइया? ॥२४४॥ 
“-आा० नि० 


अगवान्‌ मद्द।वीर २४३ 


इनेमि, पाश्व, मल्लि और वासुपूज्यको छोड़कर शेष तीथडुर राजा 
थे॥ और ये पांचों तीर्थद्वर यद्यपि राजकुलमें और विशुद्ध क्षत्रिय 
वंशमें उत्पन्न हुए थे फिर भी उन्हें राज्याभिषेक इष्ट नहीं हुआ 
ओर उन्होने कुमार अवस्थाम ही प्रश्नज्या ग्रहण करली ।” 


आगे लिखा' है-/जिहोने कुमार अवस्थामें प्रत्रज्या धारण की 
उन महावीर अरिप्टनेमि, पाश्व, मल्लि और वासुपूज्यको छोड़कर 
शेष तीथेकूरोंने ही विषयोंक' सेवन किया ।” इसकी व्याख्या करते 
हुए टीकाकार मलयगिरिने लिखा है--'इस कथनका आशय यह 
है कि वासुपूज्य, मल्लि, महावीर, पाश्व नाथ ओर अरिंष्टनेमिके 
सिवाय शेष सब तीथ्थझूरोंने विषयोंका सेवन किया, किन्तु बासु- 
पूज्य आदि पांच तीथंद्लुरोंने नहीं किया क्‍योंकि उन्होने कुमार 
अबस्थामें ही त्रतग्रहण कर लिया था 7? 
आगमोदय समितिसे प्रकाशित आवश्यकनियुक्तिक्की मलयगिरि 
टीकासे विषयोंका सेवन न करने वाले पांच तीथ॑ंझूरोंमें महावीर 
स्वामिका नाम नही छपा है । यह छापेकी ही भूल मालूम होठी 
है क्योंकि उक्त कथन कुमार अवस्थामें ही प्रत्नजित होनेवाले सभी 
तीर्थड्डुरोंके सम्बन्धमें है । 


१--गामायारा विसया निसेवया ते कुमारवज्जेईिं | 
गामागराइएसु य केस (सु) विद्वारों भवे कस्स? ॥२७५॥ 


टीका--ग्रामाचारा नाम विषया उच्यन्ते, ते विषया निसेविता-- 
आसेविताः कुमारवर्ज:--कुमारभाव एवं ये प्रत्रज्यां ग्रह्तवन्तः तान्‌ 
मुक्‍्त्वा शेषैः सर्वैस्तीर्थकृद्धिः | किमुक्तः भवति ? वासुपूज्य-मल्लिस्थामि- 
पाश्व नाथ-मगवद्रिष्टनेमिव्यतिरितेः सर्वेत्तीर्थक्ृद्धिरासेविता विषयाः न 
तु बासुरज्यप्रभातिमिः , तेषां कुमारभाव एव ब्रतग्रहणाम्युपगमात्‌ । 


बे४र४ जै० सॉ० इ>-पूव पीढिका 


कुमार अवस्थासे मतलब ही अविवाहित अंवस्थासे है, 
क्योंकि कुमारसे ही हिन्दीमें बहुप्रचलित हुवारा शब्द निष्पन्न 
हुआ है । ओर नियु क्तिगाथा २५६ से उसी अर्थंकी पुष्टि 
होती है । 


कुमार अबस्थामें प्रत्रजित होने वाले वक्त पांचों तीथकूर 
ढिगम्बर मान्यताके अ्रजुसार अविवाहित थे । किन्तु श्र ताम्बर 
समल्लिको छोड़कर शेष सबको विवाहित ही मानते है । 


अतः भगवान मद्दावीरके अविवाहित होनेकी मान्यता एकांगी 
प्रतीत नहीं होती, श्वे ताम्बरपरम्परामें भी उसका अस्तित्व पाया 
जाता है। कमसे कम आवश्यकनियुक्तिकार तो महावीरको अवि- 
वाहित ही मानते थे-क््योंकि उक्त उल्लेखोंके साथ दी उन्होने 
अपने महावीरचरितमें उनके विवाह आदिका कोई संकेत नहीं 
किया है । अस्तु, 


महावीरके गर्भपरिवतेनकी कथामे जिस प्रकार डा० याकोवी 
को कृष्णके गर्भपरिवर्तेनकी अनुकृति प्रतीत होती है, हमें भी 
महावीरकी पत्नी यशोंदाके नामके साथ बुद्धकी पत्नी यशोघरा 
का स्मरण हो आता है ओर लगता है कि महावीरके जीवनमें 
यशोदाका लाया जाना, कहीं बुद्धकी पत्नी यशोधराकी श्रनु कऋतिका 
तो परिणाम नहीं है ९ 


भगवान्‌ सद्दादीर र्४५ 


प्रवज्या 


तीस व्षकी वयमें मगसिर बदी दूसमीके दिन महावीरने 
समस्त परिप्रददको त्यागकर जिनदीक्षा" ले ली। उन्होंने अपने 
शरीरके सब वस्नआभरण उतारकर फेंक दिये, काले घुंघराले 
केशोंको जड़से उख|ड़ डाला और इस तरह अन्‍्तरंग तथा 
बहिरंग परिप्रहकों व्यागकर वह सच्चे निग्न न्थ बन गये । 


किन्तु श्रे ताम्बरीय मान्यतामें इससे कुछ अन्तर है। आचा- 
रांग' चूणिमे महावीर भगवानकी भ्रत्रज्या वर्णेन करते हुए लिखा 
है- 'इस विषयमे कुछ विशेष कथन करते हैं-- 


१--'मणुबत्तणसुमतुलं देवकयं सेविऊयवासाइ' | 
अड्टाबीधं सत्त य मासे दिवसे य वारसयं | २५ ॥ 
आाभिणिबोहियबुद्धो छुड्डण य मग्गसीस बहुलाए । 
दसमीए णिक्‍्खंतो सुरमहिदो शिक्खमणपुजो ।। २६ ॥ 
“-+ज० घ०, भा० १, पृ० ७८ | 





ति० प०, श्रध्याय ४७, गा० ६६७ । हरि० पु० २-५१ । 
उत्त०पु०, पर्व ७४, श्लो० ३०३-३०४ । 
मगतिरबरहुलस्स दसमी पक्खेण पाईणगाभमिणीए छायाए 
पोरसीए श्रभिनिविद्ञाए”“***। कल्प सू० ११३ | 


२--'इह तु किंचि विसेसं भरणति--सो भगवं खिगिणों भविता 
एगदूरां वा से खंधे काउं पव्बइतो, तस्स पुण भगवतो एत आलंबण 
सो भगव॑ बद्धमाणो पारं गच्छुतीति पारगों सीतपरिसहाणं वत्थमंतरेणा 
जि। जं पुण तं बत्थं खंधे ठितं घटितं वा त॑ अशुधम्मियं तस्स”*"*** 
अहवा तित्थगराणं श्रयं अ्रणुकालघम्मो -आ्राव० चु०। 


२४६ लै० सा० ह०-पूर्ष पीठिका 


भगवान महावीर नग्न होकर और अपने कन्घे पर देवदृष्य 
रखकर प्रत्नजित हुए । उन भगवानका वह वस्र आलम्बनसात्र 
था। में इस दिव्य वलसे अपने शरीरको शीतसे बचाऊंगा 
या इससे अपनी लज्जा निवारण करूँगा, ऐसी भावना उनकी 
नहीं थी क्‍योंकि भगवान तो बस्त्रके विना भी शीत परीषहको 
सहन करनेमें समर्थ थे, फिर भी वह वस्त्र उनके कन्घेपर रखा 
रहा, उसका कारण यह्‌ था कि वह उनका धार्मिक कतंबव्य था 
क्योकि अतीत कालमे जो तीथंड्डर प्रत्नजित हुए, वर्तमानमे जो 
प्रत्नजित होते हैँ तथा भविष्यमे जो प्रत्रजित होंगे, उन सबने 
इसका पालन किया है, । कहा भी है--“सचेल धमम महान है, 
अन्य तीथंझूरोंने भी उसका पालन किया है, इसलिये 
महावीर भगवानने भी कन्धेपर वस्त्र रहने दिया, लज्जाके 
लिये नहीं ।” 

इस तरह श्वताम्बर मान्यता" के अनुसार महावीर स्वामी 
१३ मास तक चीवरधारी रहे। उसके पश्चात्‌ नग्न दिगम्बर होकर 
ही बिचरे | 

जब भहावीरका जैन संघ दिगम्बर और श्रेताम्बरके रूपमें 
विभाजित हुआ तो उसके पश्चात्‌ कतिपय सध्यम मार्गी जैनोने 
एक तीसरे यापनीय' संघकी स्थापना को थी | यह यापनीय संघ 
शायद श्रेताम्बरीय आगमोंको मानता था किन्तु नग्नताका 


१--समणे भगवं महावीरे संवच्छुर साहियं मास चीवरघारी 
हुत्था, तेण पर अ्रचेलए पाणि पडिग्गहिए ॥ ११७ | 


“-कल्पसू०-१६। 
२--देखो--'यापनीय साहित्य की खोज” जे० सा० ह०, पृ० 
४१ से। 


सगवान्‌ महावीर रेछ्ठेऊ 


पोषक था । इस संघके एक आचाय अपराजित सूरिने श्वे ताम्ब- 
रोंकी उक्त मान्यताके सम्बन्धमें लिखा' है-- 


'भावनामें जो यद कहा है कि महाबीर भगवान एक वर्ष तक 
बस्त्रधारी रहे उसके बाद अचेलक-नग्न हो गये सो इसमें अनेक 
मत है। किन्हींका कहना है कि महावीरके कन्घेपर जिसने वस्त्र 
लटकाया था. उसने उसी दिन उस बस्त्रको ले लिया था। अन्य 
कहते हैं कि छे महीनोंमें वह वस्त्र कांटो वगेरहसे छिन्न भिन्न हो 
गया । कुछ कहते हैं कि कुछ अधिक एक वर्षके पश्चात्‌ उस वस्नरको 
खण्डलक बत्राह्मणने ले लिया । कुछ कद्दते हैं हवासे उड़ गया और 
महावीरने उसकी उपेक्षा कर दी। किन्हींका कहना है कि लटकाने 
बालेने उसे मद्दावीर भगवानके कन्धेपर रख दिया । इस प्रकार 
अनेक मत होनेसे इसमें कुछ सार प्रतीत नहीं होता। यदि 
भगवान महावीरने सचेल लिंगको प्रकट करनेके लिये बस्त्रको 
प्रहण किया था उन्हें उसका जिनाश क्यो इष्ट हुआ ? सदा उसे 
घारण करना चाहिये था........तथा यदि महावीर भगवानको चेल- 
प्र्ञापना ( वस्त्रवाद ) इष्ट थी तो 'प्रथम* ओर अन्तिम जिनका 
धर्म अचेलक था? यह वचन मिथ्या ठहरता है । तथा “नवस्थान' 
में कह है -'जैसे में अचेल (नग्न) हूं वैसे ही अन्तिम जिन भी होंगे! 


१--भ* आ०, गा० ४२१ की टीका में । 

२--श्वेताम्बर साहित्य में लि» है कि प्रथम जिन ऋषभदेव 
ओर अन्तिम जिन महाबीरका धर्म श्राचेलक्य--अस्तरद्दित था। 
किन्तु मध्यके बाईस तीथंझ्ूरोंका घ्म सचेल भी था और अचेल भी 
था। यथा--श्राचेलक्‍्को धम्मों पुरिमस्स य पब्छिमस्स य जिणस्स । 
मज्मिमगाणं जिणाणं होई सचेलो अचेलोव ॥ १२॥ पश्चा०, 
बिब० १७ | 


२८ सै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


इससे भी विरोध आता है। तथा यदि अन्य तीथ्द्वर सबस्त्र थे 
तो महाबीर भगवानकी तरह उनके वस्त्र त्यागका काल क्यों 
नहीं बतलाया ? हां, यह कहना उचित होगा कि जब महावीर 
सर्वस्वको त्याग कर ध्यानमें स्थित थे तो किसीने उनके कन्थेपर 
वस्त्र रख दिया, जो एक उपस्ग था ।? 

महावीर भगवानके देवदूष्य धारण करनेके सम्बन्धमें 
अपराजित सूरिने जो अभिमत अ्रकट किया है हमे भी वही उचित 
जान पड़ता है। 


आवश्यक' नियुक्तिमें लिखा है कि चौबीसों तीर्थद्लर एक 
बखके साथ प्रब्नज्ञित हुए। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार 
जिन भद्गगणि क्षमाश्रमणने लिखा' हैं-- 


८सभी जिन भगवान वज्वृषभनाराच संहननके घारी होते 
हैं, चार ज्ञानवाले और सत्त्वसम्पन्न होते हैं, उनके हस्तपुट छिद्द- 
रदित होते हैं और वे परीषहों को जीतने वाले होते हैं। अतः 
बस्र पात्र आदि उपकरणोंसे रहित होने पर भी वस्नरके श्रभावमें 
लगने वाले संयमकी विराधना आदि दोष उन्हें नहीं लगते। 
उनके लिये वस्त्र-पात्र संयमका साधन नहीं है अतः वे उनका 


१--सब्बे वि एगद्सेण णिग्गया जिशवरा चउबीस' ॥२२७॥ 
२--निरुवमधिइ सहणणा चउनाणातिसयसत्तसंपरणा । 
अच्छिदृपाणिपत्ता जिया जियपरीसहा सब्बे ॥| २५८१ | 
तम्हा जहुत्तदोसे पाबंति न वत्थपत्त रहिया वि । 
तदसाइण ति तेति तो तग्गहणं न कुब्बंति॥ २५८२ ॥ 
तह॑वि गहिएगवत्था सवत्थतिथोवए्सण॒त्यं ति | 
श्रमिनिक्खमंति सब्बे तम्मि चुए5चेलया हुति ॥२४८१॥ 
“+विशे० भा० । 


सरगवान्‌ सदावीर २९ 


अ्रहरण नहीं करते । तथापि सबस्त्र तीथेका उपदेश करनेके लिये 
इन्द्रके द्वारा अपित एक देवदूष्य धारण करके दीक्षा लेते हैं। 
जब ग बस्त्र गिरजाता है तो सभी अचेल-वस्त्ररदहित नग्न हो 
जाते हैं।” 


भाष्यकारके उक्त कथनका अ्भिप्राय यह है कि चोबीसों 
तीथक्ृर सुदृढ़ शरीर वाले तथा परीषहोंको सहनेमें समथ होते 
हैं इस लिये उन्हें वस्त्रकी श्रावश्यकता नहीं होती। तथा उनके 
हस्तपुट छिद्गरद्धित होते हैं, उससे दी वे आहार ग्रहण कर 
सकते हैं इसलिये उन्हें पात्रकी आवश्यकता नहीं द्वोती। फिर 
भी सबस्त्र तीर्थका उपदेश देनेके लिये वे एक वस्त्र धारण करते 
हैं श्रौर उस वस्त्रके गिरजाने पर नग्न विचरण करते हैं। इससे 
यही निष्कषे निकलता है कि तोथेकूरोंको अपने शिष्योंका नग्न 
रहना इृष्ट नहीं था, यद्यपि थे स्वयं नग्नता ही पसन्द करते थे, 
अत उन्होंने कुछ समय तक एक बस्त्र धारण किया। दूसरे 
शब्दोंमें यदि यह कहा जाये कि सब॒स्त्र परम्पराका पोषण करने 
के लिये ही देवदृष्यकी कल्पना की गई तो अयुक्त 
न हांगा । अस्तु। आगे इस सम्बन्धमें विशेष विचार 
किया जायेगा । 


तपस्या ओर ज्ञानलाभ 


जैन साहित्यके अवलोकनसे प्रकट होता है कि महावीरने 
दुद्धष तपस्या की थी। उनका तपस्वी जीवन रोमामख्वकारी था। 
जिन दीक्षा घारण करनेके पश्चात्‌ ही वे ध्यान मग्न हो गये थे 
और छे मास तक ध्यानस्थ रहे थे। छे मासके पश्चात्‌ उन्होंने 


१५० जै० सा इ०-पूर्व पीठिका 


कूलपुर या कोल्लाग सबत्रिवेशमें प्रथम वार भिक्षा भोजन प्रहण 
किया था। 


पीछे बुद्धके द्वारा निर्दिष्ट जिन चार प्रकारकी तपस्याश्रोंका 
निर्देश कर आये हैं उन चारोंका ही आचरण महावीरने किया 
था। दीज्ञा लेते समय ही वे नग्न हो गये थे ओर उन्होंने अपने 
सिर ओर दाढ़ीके केशोंकों स्वयं अपने हाथसे उखाड़कर फेक 
दिया था। वे सदा अस्नान ब्रत पालते थे और भूमि पर शयन 
करते थे । एकान्तवास उहें प्रिय था। और वषोकालकों छोड़कर 
सदा मौन विचरण करते थे। इस तरद उन्होने बारह वर्ष 
विताये थे । 

इन बारह वर्षा मे उन्हें ज्िन कष्टोका सामना करना पड़ा- 
उपसर्गों को सहना पड़ा उनको पढ़कर भी चित्त चंचल दो उठता 
था। इसीसे बुद्धने कठोर तपस्याका मागे छोड़कर मध्यम मार्ग 
अपनाया था। किन्तु महावीर तो महावीर थे, उनकी हृढ़ता 
स्पहणीय थी | 

श्वेताम्बरीय आगमिक उल्लेखोके अनुसार इन बारह 
वर्षोम एकाकी बिहारी महावीरकों अनको उपसर्गों और कष्टोंका 
सामना करना पड़ा। उनके कानोंमे कीले ठोके गये, सवोह्भको 
धूलसे आच्छादित कर दिया गया, किन्तु महावीर अपने 
सन्‍्मागंसे विचलित नहीं हुए ओर न उन्होंने अपनी क्षमाशीलता 
ओर निर्वेर वृत्तिका ही परित्याग किया । 

अल 3 कक अनुसार जब वे उज्जैनमें ध्यानस्थ थे 
तब रात्रिसें उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया गया। 
ध्यानसे विचलित नहीं हुए । का 


उनकी क्षमाशीलता और निर्बेर वृत्ति आदर्श थी। इसी 


अगवान सदावीर 44 


अआन्‍्तरिक और बाह्य वृत्तिने उन्हें एक दिन 'जिन! बना दिया । 
बह दिन था बैसाख शुक्ला दसमी । उस दिन वह जुम्मिका' 
ग्रामके निकट बहनेवाली ऋजुकूला नदीके तट पर शालबृत्षके 
नीचे ध्यानस्थ थे। उसी दिन उन्हें केवल ज्ञानकी प्राप्ति हुई ओर 
बह सवजक्ष सबंदर्शो बन गये तथा 'जिन', अहंत्‌', तीर्थक्ुर 
आ्रादि नामोंसे अभिद्दित हुए । 


१--उजुकूलणदीतीरे जंभियगामे वह्हिं सिलावडे । 
छुट्ट णादागेंतों अवरण्दे पादछायाएं ॥ रे4 ॥ 
वइसाह जोश्हपक्खे दसमीए. खबगसेदिमारुद्धो । 
हतू ण॒ घाइकम्म॑ केबलणाणं समावर्णो ॥ २६ ॥ 

-“जग० घ०, भा० १, प्रृ० ८० में उद्घृत | 
बहसाह सुद्धदसमी माघारिक्खम्हि वीरणाहस्स | 
रिजुकूलणदीतीरे श्रवरण्दे केबलं णाणं ॥ ७११॥ 

--त्रि० प्र०, ऋ० ४) 
जंभियवहि उजुवालियतोर वियावत्त सामसाल अद्े 
छुट णुक्कुडुयस्स उ उप्पण केवलं णाणं ॥ १२५ | 
-+आ० नि०, प्रृ० २६१ ६ 


ग्राम-पुर-खेट कबंट-मटम्ब-्घोषाकरान्‌ प्रविजहार | 
उग्रेस्तपोबिघानैद्वांदश वर्षाए्यमरपूज्यः | १० ॥ 
ऋजुकूलायास्तोरे शालद्रुमसंभ्रिते शिलापढ़े । 
अपरारदे पष्ठ नास्थितस्थ खलु जुम्मिकाग्र।मे ॥११॥ 
वैसाखसितदश म्यां हस्तोत्तरमध्यमाभिते चन्द्र । 
क्षपकश्रेण्यारूटस्पोत्पन्ना केवलश्ञानम्‌ ॥ १२॥। 


“-निर्वाण भक्ति ! 


२४२ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 
सर्वज्ञता और सर्वदर्शित्व 


जैन सहित्यमें भगवान महावीरको सर्वक्ष और सबदर्शी 
अतलाया है । स्बेज्ञता और सर्वद्शित्वकी प्राप्त उन्हें तपस्याके 
पश्चात्‌ ही हुईं थी । जन्मसे तो महावीर भी असवेज्ञ और अस- 
बंदर्शी थे । बारह वर्षकी कठोर साधनाके द्वारा आत्माकी पूर्ण- 
ज्ञान शक्ति और पूर्णदर्शन शक्तिके आवारक चार घातिकर्मों को 
नष्ट करके उन्होंने अनन्तज्ञान, अनन्तद्शन, अनन्तसुख और 
अनन्तबीये रूप चतुष्टयको प्रकट किया। इसीसे वे सर्वेक्ष और 
सबदर्शी हो गये । यहां संक्षेपमे प्रकृत विषय पर प्रकाश डालना 
अनुचित न होगा । 

जैन सिद्धान्तमें ज्ञान और दर्शनको श्ात्माका गुण माना है। 
यद्यपि अल्पक्ष अबस्थामें इन्द्रियोके द्वारा ज्ञानकी उत्पत्ति 
देखी जाती दे किन्तु ज्ञान जीवका ही गुण है, इन्द्रियोंका 
नहीं; क्योकि इन्द्रियोके बिना भी ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती 
है। अतः जैन दर्शनमें जीव ज्ञानद््शनलक्षण बाला माना गया 
है। किन्तु सब संसारी जीवोंमें ज्ञान और दर्शन एकसा नहीं 
पाया जाता | उनसे तर-तमभाव देखा जाता है। किसी संसारी 
जीवसमें ज्ञानका विशेष विकास पाया जाता है तो किसीसें स्वल्प । 
इस तर-तमभावको निष्कारण नहीं माना जा सकता। इसका 
कोई कारण अवश्य होना चाहिये | जैन दर्शनमें इस तर-तमता 
का कारण आवरण कमे माना गया है। आवारक कर्मके ही 
कारण आत्माका पूर्शाज्ञान अविकसित रहता है और उसके 
कतिपय अंश ही तर-तमताको लिये हुए विभिन्न संसारी जीवों 
में प्रकट देखे जाते हैं । 


आत्माके ज्ञान दर्शन आदिके आवारक कर्म भी सहेतुक 


सगवान महांवीर शप३्‌ 


हैं, अद्देतुक नही हैं, क्योंकि कर्मको अददेतुक माननेसे उनका 
विनाश नहीं बन सकता | अतः कम सहेतुक हैं तथा मूत हैं । 
ओर वे जीवसे सम्बद्ध हैं। क्‍योंकि यदि कमंको जीवसे सम्बद्ध न 
माना जायगा तो कमेका कार्य जो मूर्त शरीर है, उस मूत शरीर 
से जीवका सम्बन्ध नहीं बन सकता । अथोत्‌ यदि कर्मों से जीव 
को भिन्न माना जायगा तो कर्मोंसे भिन्न अमृत जीवका शरीरके 
साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता। और शरीरके साथ जीवका 
सम्बन्ध सिद्ध है; क्योंकि शरीरके छेदे जाने पर जीवको दुःख 
होता है, जीवके गमन करने पर शरीर भी गमन करता है। 
जीवके रुष्ट होनेपर शरीरमें कम्प, दाह, आंखोंका लाल होना, 
भौंका चढ़ना आदि देखे जाते हैं । तथा जीवकी इच्छासे 
शरीरका गसन, आगसन, हाथ पैर सिर अंगुली आ।दिका 
संचालन देम्त्रा जाता है। अतः जीव शरीरसे सम्बद्ध है। यवि 
जीवको शरीर और कर्मोंसे श्रसम्बद्ध माना जायगा तो सम्पूर्ण 
जीबोंके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनन्तबीयय आदि गुण प्रकट 
दीखने चाहिये जैसा कि मुक्तात्माओंमें देखा जाता है । 
ध्रतः जीवका कमेके साथ भी एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध 
मानना चाहिये ; 


यह शंका हो सकती है कि अमूते जीवका मूर्त शरीरके 
साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता है। किन्तु जैन सिद्धान्तमें जीव 
ओर कर्मोका अनादि सम्बन्ध स्वीकार किया गया है अत. उक्त 
शंकाको स्थान नहीं है। इस तरह जीव और कर्मोका सम्बन्ध 
अनादि है। यदि उसे अनादि न माना जायगा तो वर्तमानमें भी 
जो जीव और कमेका सम्बन्ध उपलब्ध द्ोता है वह नहीं 
बन सकेगा । 


२४७ है० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


कर्म जीवके गुझोंका निमुल बिनाश नहीं करते; क्योंकि 
ऐसा माननेपर जीव द्रव्यमें पाये जानेवाले गुणोंका अभाव हो 
जायेगा और उनका अभाव हो जानेपर जीव द्रव्यके भी अभाव- 
का प्रसंग श्राप्त होगा । कर्मोंकी अनादि सन्‍्तान भी बीज और 
अंकुरकी सनन्‍्तानकी तरह नष्ट हो जातो है। कर्मोंके आनेको 
आख्रव कहते हैं और रुकनेको संवर कहते हैं। श्आसत्रवके कारण 
हैं--मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग । और संबरके कारण 
है---सम्यक्त्व, संयम और विरागता आदि। अतः भआख्तवके 
बिरोधी संबरके कारणोंके प्रकट होनेपर कर्मोकी आखस्त्रवपरम्परा 
विच्छिन्न हो जाती है। ओर इस तरह नवीन कर्मो'क। बन्ध 
रुक जाता है। 


अब प्रश्न रहता है पूर्व संचित कर्मोंके क्षयका। जैन 
सिद्धान्तमे योगके निमित्तसे कर्मोका बन्ध होता है और कषायके 
निमित्तसे कर्मो में स्थिति पड़ती है । इसलिये योग और कषायका 
अभात्र हो जाने पर बन्ध ओर स्थितिका अभाव हो जाता है 
ओर उससे पृबंसब्लित कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है। तथा 
तपसे भी पूबंसख्वित कर्मोका क्षय होता है । कर्मोंका क्षय 
हो जाने पर पूर्शोज्ञान--जिसे जैन सिद्धान्तमे केवल ज्लान कहते 
हैं--उसी तरह प्रकट हो जाता है जेसे मेघ पटलके हटने 
पर सूये । 


अतः जैसे निरावरण सूर्य समस्त जगतको प्रकाशित करता 
है वेसे ही निरावरण केवलज्ञान और केबलदर्शन समस्त 
जगत्‌को जानते देखते है। इसीसे क्रेवलज्ञानीको सबेज्ञ श्रौर 
सबंदर्शी कहा जाता है। वह केवलज्लानी असत्याथंक/ प्रतिपादन 
नहीं कर सकता क्योकि असत्य कथन करनेके कारण है-- 


अगवान्‌ महावीर २५४५ 


अज्ञान ओर राग ट्ेंष। इन दोनोंसे वह मुक्त है, अतः बह 
सत्याथंका ही प्रतिपादन करता है । 

इसीसे भगवान महावीर श्रपने बारह वर्षके साधना कालमें 
मौन ही रहे, उन्होंने किसीको कोई उपदेश नहीं दिया । बारह 
वर्षकी साधनाके पश्चात्‌ सजमेज्ञ सनेदर्शो हो जाने पर ही 
उन्होंने अपनी भ्रथम्म धर्मोपदेशना को। उसी समयसे वे 
तीथेडूर कहलाये। 

भगवान महावीरकी सर्जक्षता और स्ेदर्शित्वकी चर्चा 
उनके समयमें सर्वविश्रुत थी, यह बात बौद्ध त्रिपिटिकोंसे भी 
प्रकट होती है । 

मज्किम निकायके “चुल-दुक्खक्खन्ध सुत्तन्त” ( पू० ५८ ) 
में बुद्ध महानाम शाक्यसे कहते हैं--“एक समय महानाम ! मैं 
राजयृहमें गृभकूट पेतपर विहार करता था। उस समय बहुत 
से निगंठ ( "जैन साधु ) ऋषिगिरिकी काल शिलापर खड़े 
रहने ( का ब्रत ) ले, आसन छोड़, उपक्रम करते, दुःख कट 
तीत्र बेदना भेल रहे थे। तब में महानाम ! सायंकाल ध्यानसे 
उठकर जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँ पर कि वह 
निगंठ थे, वहाँ गया । जाकर उन निगंठोंसे बोला-“आखवुसो ! 
निगंठो ! तुम खड़े क्‍यों हो, आसन छोड़े दुःख कट्ुक तीत्र बेदना 
मेल रहे हो /! ऐसा कहने पर उन निगंठोंने कद्दा--आवुस ! 
निगंठ नाथपुत्त ( >जैन तीर्थड्डर महावीर ) समेज्ञ स्बेदर्शी आप 
अखिल (>अपरिशेष) ज्ञान दर्शनको जानते हैं--चलते खड़े, सोते 
जागते, सदा निरन्तर (उनको) ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है। वह 
ऐसा कहते हैं--निगंठो ! जो तुम्हारा पहलेका किया हुआ कमे 
है उसे इस कड़वी दुष्कर क्रिया ( तपस्या ) से नाश करो और 
जो इस वक्त यहां काय बचन मनसे, संबृत्त ( “पाप न करनेके 


२५६ जलै० सा० हु ०-पूर्व पीठिका 


कारण रक्षित, गुप्त ) दो, यह भविष्यके लिये पापका न करना 
हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होने से, और 
नये कर्मोके न करने से, भविष्यमें चित्त अन-अआश्तव (निर्मल) 
होगा। भविष्यमें आखसत्रव न दोनेसे कर्मोंका क्षय ( होगा ), 
कम ज्षयसे दुःखका ज्ञय, दुःखक्तयसे वेदना ( -मेलना ) का 
क्षय, वेदनाक्षयसे सभी दुःख नष्ट होगे। हमें यह विचार रुचता 
है- खमता है इससे हम सन्तुष्ट हैं |! 


इसी तरह म० नि० के चूल सकुलुदायी सुत्तन्त ( ४० ३१६८ ) 
मे लिखा है-- 


“एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजग्ृहमें बेणुबन कलन्दक निका- 
यमे विहार करते थे। उस समय सकुल उदायि परिब्राजक महती 
परिषद्के साथ परित्राजकाराममें रहता था। भगवान्‌ पूर्वादूण समय 
जहाँ सकुल उदायी परित्राजक था, वहाँ गये । तब सकुलल उदायी 
परिब्राज़क ने कहा-- 


पिछले दिनों भन्‍्ते |! (जो वह ) समेज्न स्ेदर्शा निखिल 
ज्ञान दर्शन होनेका दावा करते हैं--चलते, खड़े, सोते जागते भी 
( मुझे ) निरन्तर ज्ञान दशन उपस्थित रहता है 

कौन है. यह उदायी सर्जज्ञ स्ेदर्शी०“ ““बुद्ध भगवानने 
पूछा[+- 

'अन्ते ! निगंथ नाटपुत्त !? 

ऊपरके दोनों उल्लेखोसे यद्द स्पष्ट है कि भगवान महावीरके 
सनेज्ञ सजेदर्शी होनेकी बात श्रमण सम्प्रदायमें विश्रुव थी और 
सेज्ञ सर्गद्शोका वही अथ लिया जाता था जो जैन शाम्रोमें 
वर्णित है । 


सगवान्‌ मदावीर २४७ 


प्रथम घमंदेशना 

केवलज्ञान उत्पन्न होते ही देववागण आकर केवलशानी 
तीर्थक्कुरका झ्ञानकल्याणक मद्दोत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते 
हैं ओर इन्द्रकी आश्ञासे उनके उपदेशके लिये समकसरणकी 
रचना करते हैं, ऐसी सामान्य जैन मान्यता है। तदनुसार 
जुभकाके पास ऋजूकलनदीके तट पर भगवान महावीरको 
केवलज्ञान उत्पन्न होने पर बेवतागणने आकर उनकी पूजा को 
ओर ज्ञानकल्याणकका मद्दोत्सव मनाया । समवसरणकी रचना 
भी हुई । परन्तु इस प्रथम समवसरणमे महावीर भगवानकी बाणी 
नहीं खिरी और इसलिये उस दिन धर्मतीर्थका प्रवर्तन नहीं 
हो सका । 

श्रे० आवश्यक नियुक्तिमें लिखा' है कि शेष सभी जैन 
तीथछुरोका तीर्थ प्रथम समवसरणमें उत्पन्न हुआ, किन्तु जिनेन्द्र 
महाबीरका तीर्थ द्वितीय समक्सरणमें उत्पन्न हुआ। अ्थेताम्बर 
साहित्यमें ( स्था० १० 5० ) दस अच्छेरे “आश्चर्य” बतलाये हैं, 
जिनमेसे एक महाबीर भगवान पर उपसर्ग होना, दूसरा ग्भे- 
परिवतेन और तीसरा है अभव्यसभा | अथोत्‌ जुम्मिका प्राममें 
महाबीरके केवलज्ञान उत्पन्न होने पर समवसरणकी रचना 
हुईं ओर उसमें देव मनुष्य तियेद्व एकत्र भी हुए ओर कल्पका 
पालन करनेके ही लिये धर्मकथा भी हुईं किन्तु किसीने भी ब्रत- 
घारण नहीं किये। मद्दावीरसे पूर्व अन्य किसी भी तीयथइूरके 
समयमें ऐसा नहीं हुआ । अतः यह घटना आश्चर्य ज़नक होनेसे 
अछेरा ( आश्चर्य ) कहलाई। 


१ (तित्यं चाउव्बणो संघो सो पदमए समोसरणो । 
उप्पण्णों उ जिणाणं वीरजिशिंदस्स वीयम्मि |? 


१७ 


न्श्८ लै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


आाव० नि० (गा० ४३८) में " गे है हा केबलश्लान 
उत्पन्न होनेपर भगवान महापरीर रात्रिसें हो महाखेनवन नामक 
उद्यानको चले गये | इसकी टीकामें मलयगिरिने लिखा है-- 


भगवान महावीरको केवल ज्ञान उत्पन्न दोनेके अनन्तर ही 
चारों प्रकारके देव आगये थे और उन्होंने हर्षित होकर ज्ञान 
कल्याणकका अद्भुत महोत्सव मनाया था। किन्तु भगवानने 
जाना कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रश्नज्या धारणकर 
सके । यह जानकर बे विशिष्ट धमंकथामें प्रवृत्त नहीं हुए । किन्तु 
ऐसा कल्प है कि जहां केवल ज्ञान हो वहाँ केवलीको कमसे कम 
भी एक अन्‍्तमु हत॑ तक ठहरना चाहिए और देवकृत पूजाको 
स्वीकार करना चाहिए, तथा घर्मापदेश भी करना चाहिए । इस 
वियोगके अलुसार संक्षेपसे धर्मोपदेश करके भगवान महावीर 
बहांसे विहार कर गये; क्‍योंकि उन्होने अपने ज्ञानसे (जाना कि 
यहां से बारह योजनपर मध्यमा नामकी नगरीमें सोमिल नामक 
ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है । वहां ग्यारह उपाध्याय आये हुए हैं । वे 
सब चरमशरीरी हैं और पू्े जन्ममें उन्होंने गणघर लब्धिका 
उपाजन किया है। यह जानकर देवताओंसे वेष्टित भगवान 
महावीर देवकृत प्रकाश के द्वारा 'राप्निमें भी दिनका सा प्रकाश 
करते हुए मध्यमा नगरीके महासेन वन नामक उद्यानमें पधारे ।' 


बहां दूसरे समवसरणकी रचना हुई और देवताओंने महावीर 
भगवानकी पूजा की। इसी दूसरे समवसरणमें भगवान महावीरको 
घमम चक्रवर्तित्व प्राप्त हुआ' 


१ “उसपन्न'मि श्रणंते नट्ठम्मि श्र छाठमत्थिए नाणे। 
राइए संपत्तो महसेशवणम्मि उजाणे ॥ ५१८ ॥! 
२ “अमरनररायमहिओ पत्तो वरघम्मचकवद्वित्त' | 
वीयम्मि समवसरणे पावाए मज्किमाए उ ॥? ५३६ ॥ 
“--आबवब० नि०, प्ृ० २६९ । 


भगकान्‌ सहावीर 4 


देवताओंका जय जयकार सुनकर यज्ञमें उपस्थित समूह बढ़ा 
प्रसन्न हुआ और उसने समझा कि देवगण यश्ञमें पधार रहे हैं । 
किन्तु जब देवगण यज्ञमें न पधारकर समीपसें ही स्थित भगवान 
महावीरके समवरणमें चले गये तो जन समूह भी उधर ही चला 
आया, और यहद्द बात सबंत्र फैल गई कि यहां एक सर्वक्ष आये 
हुए हैं और देव उनकी पुजा करते हैं । इन्द्रभूति नामक ब्राह्मण 
विद्वान्‌ इस बात को सुनकर क्रुद्ध होता हुआ यज्ञ मण्डपसे सम- 
वसरणकी ओर चला। उसे देवोंके द्वारा महाबीरकी पृजा तथा 
उनकी सर्वज्षताका प्रवाद सद्य नहीं हुआ । इन्द्रभूतिको देखते दी 
सबेज्ञ सबंदर्शीं भगवानने उसका नाम और गोत्र उच्चारण करते 
हुए उसे अपने पास बुलाया । महद्दावीरके मुखसे अपना नाम 
ओर गोत्र सुनकर प्रथम तो उसे कुछ अचरज हुआ, पीछे उसके 
अ्रहँंकारने उसे सुमाया कि मैं तो सर्वलोक प्रसिद्ध हूं, मुझे कोन 
नहीं जानता। यदि यह मेरे मनोगत संशयको बतलाये तो मैं 
समभू' कि यह सवक्ष हे । 

इतनेमें दी मद्यावीरने कद्ा--इन्द्रभूति गौतम ! तुमे जीवके 
अस्तित्वमे सन्देह है! | अपने मनोगत सन्देहका निवारण होते ही 
इन्द्रभूतिने महावीरका शिष्यत्व स्वीकार करके उनके चररोंमें 
प्रत्रजया लेली और महद्दावीरका प्रधान गणधघर पद अलंकृत 
किया । इस तरह श्वेताम्बरीय साहित्यके अनुसार महावीरके 
तीथंका प्रवतेन मध्यमा नगरीके महासेनवनमें हुआ। वहांसे 
महावीरने राजग्रहीकी ओर प्रस्थान किया और बहां उनका 
तीसरा समवसरण रचा गया। 


किन्तु द्गम्बर साहित्यके उल्लेख उक्त कथनके अनुकूल 
नहीं हैं। उनके अनुसार जम्भिका प्राममें केबल ज्ञान होनेके 


२६७ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


पश्चात्‌ भी भगवान महाबोरका भ्रत्रज्याके समयसे घारण किया 
गया मौन भंग नहीं हुआ और वे छियासठ' दिन तक मोनपूर्वेफ 
बिहार करते हुए राजग्रद्टी नगरीमे गये और उसके बाहर स्थित 
विपुलाचल पर विराजमान हो गये । वहीं उनका प्रथम समवसरण 
रचा गया । वहीं इन्द्रभूति गौतमने उनके पादमूलमें प्रश्रज्या धारण 
की और बहीं उनकी प्रथम धर्मदेशना हुई । 


इस विषयमें बीरसेन स्वामीने अपनी धवला और जयधवला 
टीकामें कतिपय प्राचीन गाथाओको उद्धृत करते हुए विस्तृत 
बरणंन किया है। जयघवलामें प्रश्न किया गया है कि महावीरने 
धमंतीर्थका उपदेश कहाँ दिया ? इसका उत्तर देते हुए लिखा है 
कि “जब महामंडलीक राजा श्रेणिक अपनी चेलना रानीके साथ 
सकल प्रथ्वी मण्डलका उपभोग करता था तब मगध देशके 
तिलकके समान गजगृह नगरकी नेऋत्य दिशामे स्थित तथा सिद्ध 
ओर चारणोंके द्वारा सेबित विपुलगिरि पबतके ऊपर बारह 
सभाओंसे वेप्ठित भगवान महावीरने घर्मतीर्थका उपदेश दिया |” 


१--धटपरष्ठि दिवसान्‌ भूयों मोनेन विहरन्‌ प्रभुः । 
आजगाम जगत्‌ख्यातं जिनो राजगृह पुरम्‌ [६१॥ 
आरुरोह गिरिं. तन्न विपुल विपुलभियम्‌ । 
प्रबोधाथ स लोकानां भानुमानुदय॑ यथा ॥६२॥ 


>्८ >् ओर 
इंद्रामिवायुभूताख्याः कोरिडन्याख्याश्र पंडिता; | 
इन्द्रनोदयनायाता: समवस्थानमहंतः ॥4$८॥ 


प्रत्येके सहिता३ सर्वे शिष्याणां पद्ममिः शर्ते: । 
त्यक्ताम्बरादिसम्बन्धाः सयमप्रतिपेदिरे ॥६६॥ 


--हरि० घु०, २ स्ग | 


भगवान्‌ महावीर ६१ 


फिर प्रश्न किया गया कि किस कालमें भगवान महाबीरने 
अर्मतीर्थका प्रबतेत किया । इसका उत्तर देते हुए लिखा है कि-- 
“इस भरक्षक्षेत्र सम्बन्धी अवसर्पिणी काज्ञके चौथे दुषम सुषमा 
नामक कालमें तेतीस वर्ष, छे मास और नो दिन अवशिष्ट रहने 
पर धर्मतोथकी उत्पत्ति हुई |! 
इस कालका विवरण देते हुए लिखा है कि--चौथे काल़में 
७४ वर्ष आठ मास, *£ दिन शेष रहने पर आषाढ़ शुक्ला 
बष्ठीके दिन बहत्तर वषकी आयु लेकर भगवान महावीर गममें 
आये। बहत्तर वर्षाम तीस वर्ष कुमार काल हे, बारह वर्ष 
छद्मस्थकाल ( तपस्याकाल ) है तथा तीस वर्ष केवलिकाल है। 
इस बहत्तर वर्ष प्रमाण कालको ७८ वर्ष ८ मास १४ दिन काल 
में घटा देने पर मद्दावीरके मोक्ष जाने पर शेष बचे चतुर्थ कालका 
प्रमाण आता है । इस कालमें छियासठ दिन कम केवलिकालको 
मिला देनेपर अथोत्‌ तीन वर्ष, आठ मास, पन्द्रह दिनमें २६ वर्ष, 
नो मास, २४ दिन मिला देनेपर तेतीस वर्ष छह महीना, नी दिन 
होते हैं। चौथे कालमें इतना शेष रहने पर भगवान मद्दावीरने 
घमंतीर्थंका प्रवतेन किया अथीत्‌ प्रथम धर्मेदेशना की । 
अतः दिगम्बर परम्पराके अनुसार फेवलक्षान होनेके छियासठ 
दिन पश्चात्‌ श्रावशकृष्णा" प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय 
१ इम्मिस्सेउवसप्पणीए, चउत्थसमयस्स पब्छिमे भाए । 
चोत्तीतवाससेसे. किंचि विसेसूयए. संते ॥५४॥ 
वासस्स पठममासे पटमे पक्खम्दि सावणे बहुले। 
पाडिवदपुव्वदिवसे तिदत्युप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥५६॥ 
सावणबहुलपडिवदे रुद्मुहुत्ते सुहोदर रविशो | 


अभिज्विस्स पठमलोए जत्थ जुगादी मुणेयव्यो ॥४७॥ 
--धवला, पु० १, ए० ६२-६३ में उद्धृत । 


श्धटर जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


आकाशमें श्रभिजित्‌ नक्षत्रका उदय रहते हुए राजगृद्दी नगरीके 
बाहर स्थित विपुलाचलपर' महावीरकी प्रथम धर्देशना हुई । 

केवल ज्ञान होने पर भी छियासठ दिन तक घर्मदेशना न 
होनेका कारण बतलाते हुए जयघवला ( भा० १, 9० ७६-७६ ) 
मे प्रशोत्तर रूपमे जो विवरण दिया गया है यहाँ हम उसे उद्धृत 
किये देते हैं । 

हर डियासठ दिन किसलिये कम किये 
गये है ? 

उत्तर-भगवान महावीरको केवल ज्ञान हो जाने पर भी 
छियासठ दिन तक धर्मतीथेंकी उत्पत्ति नहीं हुईं थी, इसलिये 
केवलिकालमें छियासठ दिन कम किये गये है । 


प्रश्ू--केवलज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी छियासठ दिन तक 
दिव्यध्वनि क्‍यों नहीं खिरी ? 


एत्थावसप्पिणीए. चउत्थकालस्स चरिमभागम्मि । 
तेत्तीसवास अडमास परण्णरस दिवससेसम्मि ॥६८)॥। 
वासस्स पठममासे सावणणामम्मि बहुल पडिवाए । 
अभिजीणक्खत्तम्मि य. उपत्ती घम्मतित्थस्स ॥६६॥ 
“-ति० १० १ 
श्रावशस्थासिते पत्ते नक्षत्रेईमिजिति प्रभुः । 
प्रतिपय्ह्ि पूर्वाए/.हे. शासनार्थमुदाहरत्‌ ॥६१॥ 
--दरिं० पु०, २ सर्ग । 
१ पश्चसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे । 
णाणादुमसमाइण्णे देवदाणववंदिदे ॥५२॥ 
महावीरेणत्यो कहिश्रों. भवियलोयल्स | 


“-बवला, पु० १, प० ६१ पर उद्धृत $ 


भगवान्‌ महावीर श्द्इ 


लत्तर--गणधर न होने से । 

प्रभ--सौधम इन्द्रने केवल ज्ञान होनेके समय ही गणघरको 
उपस्थित क्‍यों नहीं किया ९ 

उत्तर--कालल्ब्धिके बिना सौधम इन्द्र गणघरको उपस्थित 
करनेमें असमर्थ था | 

प्रभ--जिसने अपने पादमूलमें महात्रत स्वीकार किया है 
का पा छोड़कर अन्यके निमित्तसे दिव्यध्यनि क्‍यों नहीं 

रती । 


समाधान--ऐसा द्वी स्वभाव है और स्वभावके विषयमें कोई 
प्रश्न नहीं किया जा सकता। 

वक्त प्रभोत्तरोंसे ज्ञात होता है कि केवल श्ञान उत्पन्न दोनेके 
पश्चात्‌ जो व्यक्ति तीथथइरके पादमूलमें दीक्षा लेकर उनका 
शिष्यत्व स्वीकार करता है वही उनका गणशधर बननेका अधिकारी 
दोता है। छियासठ दिन तक किसी ऐसे व्यक्तिने मद्दावीर 
भगवानके पादमूलमे दीक्षा लेकर उनका शिष्यत्व स्वीकार नहीं 
किया, जो इनका गणधर बननेकी योग्यता रखता द्वो | 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, श्वे ताम्बरीय मान्यताके 
अनुसार जृम्मिका म्राममें केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी मद्दावीर 
भगवानकी धर्मदेसना इसलिये नहीं हुई कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति 
उपस्थित नहीं था जो उनके पादमूलमे चारित्र धारण करके उनका 
शिष्यत्व स्वीकार कर सकता हो। दूसर दिन महासेन नामक 
ज््यानमें इन्द्रभूति आदिके उनका शिष्यत्व स्वीकार करने पर ही 
उनकी ध्मदेशना हुईं । अतः केवल ज्ञान प्रकट होनेके पश्चात्‌ ही 
भगवान्‌ भद्दावीरकी धर्मदेशना न होनेके सम्बन्धमे दोनों सम्परदायों 
की सान्यतामें प्रायः एकरूपता है । अन्तर है प्रथम देशनाके स्थान 
ओर काल में । 


२६४ जै० सा० ६०-पूर्व प्रीठिका 


समवसरण 


महावीर भगवानकी उपदेश सभाकों समधसरण कहा जाता 
था । जैन साहित्यमें तीर्थड्डरोंक 'समबसरणोंका जो वर्णन मिलता 
है बह अमुपम है। बृहत्सभास्थानकी रचना कैसी की जाती थी 
यह उससे प्रकट होता है। संक्षेपमें समवसरणकी रचना इस 
प्रकार होती है--सबसे प्रथस धूलि साल नामक कोटके बाद चारों 
दिशाओंमें चार मानस्तम्भ होते हैं। इन मानस्तम्भों पर दृष्टि 
पड़ते ही अदड्भारी व्यक्तियोंका अरहड्भार चूर-चुर हो जाता है। 
मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोवर होते हैं। फिर निर्मल जलसे 
भरी हुई परिखा होती है, फिर पुष्प बाटिका होती है। उसके 
आगे पहला कोट होता है। उसके आगे दोनों ओर दो दो नाटक 
शालाएं होती हैं, उनके आगे दूसरा उपबन होता है, उसके 
आगे वेदिका और फिर ध्वजाभोंकी पंक्तियाँ होती हैं। फिर 
दूसरा कोट होता है। उसके आगे वेदिकासदित कल्पवृत्तोंका 
वन होता है। उसके बाद स्तूप और स्तूपोंके बाद मकानोकी 
पंक्तियाँ होती हैं। फिर तीसरा कोट होता है। उसके भीतर 
सोलह दीवालोंके बीचमें बारह कोटे होते हैं। इन कोटोंके भीतर 
पूवोदि प्रदक्षिणा क्रमसे प्रथक-प्रथक मनुष्य, देव और मुनिगण 
बैठते हैं। तदनन्तर पीठिका होती हैं और पीठिकाके ऊपर 
तीथंकर विराजमान दोते हैं। तीथंकर पूरब अथवा उत्तर दिशा 
की ओर मुख करके बैठते हैं। उनके चारों ओर प्रदत्तिणारूप 
ऋमसे मुनिजन १, कल्पवासिनी देवियाँ २, आर्थिका तथा अन्य 
ल्ियाँ ३, ज्योतिषोंको देवियाँ ७, व्यन्तरोंको देवियाँ ४, भवन- 


नल न ०३527 07 727 7 
१. बिस्तृत बर्शनके लिये तिलोय परणति भा० १, गा? ७१ २- 
३३ तथा महापुराण प्र० भाग १० ५१४-५३६ देखना चाहिये । 


अगवान्‌ महावीर श्द्श्‌ 


आसिनी देवियाँ ६, भवनवासी देव ७, व्यन्तरवेव ८, ज्योतिष्क- 
देव €, कल्पवासी देव १०, मनुष्य १! और पशु १२ बैठते हैं । 
शान्तमूर्ति क्षमाशील तीथंकरके प्रभावसे सम्रबसरणमें स्थित 
बिरोधी प्राणी भी परस्परके विरोधको भूल जाते हैं और शान्ति- 
पूर्वक उपदेश श्रवण करते हैं । 


दिव्यघ्वनि और उसकी भाषा 


तीथंझूरों की वाणीको दिव्यध्वनि कहते हैं। दिव्य'-ध्वनि 
अथ्थात्‌ अलौकिक आवाज़ | भगवानके मुखकमलसे निकलनेयाली 
इस ध्वनिक्ली दिग्यता यह होती है कि यद्यपि वह ध्वनि एक दी 
प्रकार की होती है. तथापि उसका परिणमन स्वभाषारूप होता 
है | समवसरणमें उपस्थित सभी प्राणी उसका अभिप्राय अपनी 
हल भाषामें समभ जाते हैं। इसीसे उसे स्व भाषारूप कहा 
गया है । 

किन्हीं आचार्योंका मत है कि वाणीकी यह विशेषता देवकृत 
है। जिनसेनाचाय ने उसे देवकृत नहीं माना बल्कि भगवानकी 
ही विशेषता माना है। इसी तरह कुछ आचार्योने तीथेकुरकी 
बाणीको अनक्षरी' माना है किन्तु जिनसेनाचाये ने उसका निषेध 
करते हुए अक्षररूप ही माना है। उनका कहना दे कि अक्षर 
समूहके बिना लोकमें अर्थका परिज्ञान नहीं देखा जाता । 


१. 'एकतयोऊपि च सर्वत्र भाषाः सोउन्तरनेष्ट बहू कुमाषाः । 
अप्रतिपत्तिमपास्य च तत्वं बोधयतिस्म जिनस्य महिम्ना ॥७०॥॥ 
“--+म० पु०, र३े प० | 
२. दिवकृतो ध्यनिरित्यसदेतद्‌ देवगुणस्य तथा बविहतिः स्यात्‌ । 
साक्षर एवं च वर्णुसमुहान्नैव बिनाथ्थंगतिजंगति स्थात्‌ ॥७ १॥ 
“मण० पु० २३ पव | 


२६६ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


भगवान' सहाथीरने अपना उपदेश अधेमागघी भाषामें 
दिया था। उनके कालमें धर्मकी भाषा संस्कृत थी। किन्तु 
महाबीर ओर बुद्ध ने तत्कालीन लोक भाषाकों ही अपने अपने 
उपदेशोंको माध्यम बनाया । जहां तक हम जान सके हैं ये दोनों 
ही प्रचारक किसी भाषाविशेष पर जोर नहीं देते थे। उनकी 
केबल यही भावना थी कि लोग घमंको जाने ओर उसका अनु- 
सरण करें। भाषा विशेषके प्रयोगका महत्त्व उनकी दृष्टिमें नहीं 
था | चुल्लवग्ग ((-३३-२) में लिखा है कि एक बार दो मिज्ुश्रो 
ने बुद्धसे शिकायत की कि भिक्तु बुद्धबचनको अपनी अपनी 
भाषामें परिवर्तित कर रहे हैं। बुद्धने उत्तर दिया कि मैं भिच्ुओं 
को अपनी अपनी भाषाके प्रयोगकी अनुज्ञा देता हूं। यह निश्चित 
रूपसे नहीं कहा जा सकता कि बुद्धने किस भाषामें धर्मका प्रचार 
किया। किन्तु सबसे प्राचीन बोद्ध ग्रन्थ पालि भाषामे हैं और 
पालि निकायको त्रिपिटक कहते हैं। 


पालि भाषाका मूल कोन भाषा है और वह कहाँ उत्पन्न हुई 
इस विषयमे बढ़ा विवाद है। किन्तु बोद्ध बुद्धकी भाषाको सागधी 
मानते हैं। डा० सुनीति कुमार चटर्जीका कहना है कि बुढ्धके 
समस्त उपदेश बादके समयमें मागधी भाषासे मध्यदेशकी सौर- 
सेनी प्रातमें अनुवादित हुए थे। और वे ही ईस्बी पूबे प्राय. दो 
सौ बसे पालि भाषाके नामसे प्रसिद्ध हुए ।? किन्तु पालि भाषा- 
का शौरसेनी और मागधीकी अपेक्षा पैशाचीके साथ ही अधिक 
साहश्य है इसीसे डा० कोनो और सर म्रियर्सनने वैशाची भाषा 





१. भगवं च खां अडमागह्दीए. भासाए धम्ममाइक्वह! >सम० 
सू० । देवा ण' श्रद्ध मागहाएं भासाए भासतिः >मग० सू०। 
'भासारिया जे णूं श्रद्ध मागहाएं भासाएं भासंति -प्रश्ञा०' 


भगवान्‌ महावीर २६७ 


जिस देशमें प्रचलित थी उसीको पालिका उत्पत्तिस्थान बतलाया 
था । इससे यह स्पष्ट है कि बुद्धके उपदेशोंका माध्यम लोक भाषा 
ही थी। और भगवान महाबीरके उपदेशोंका माध्यम अधेमागधी 
भाषा थी। इस भाषाकी यह विशेषता थी कि सब श्रोता इसका 
अशभिप्राय अपनी अपनी भाषामें समझ लेते थे। भाषाकी इस 
विशेषताकों देवताओंका अतिशय भी कहा गया है कि मागध 
जातिके देबोंके द्वारा उसका परिणामन इस रूपमें कर दिया जाता 
था जिसको सब श्रोता समझ सकते थे। यह वथोक्त देवकृत 
अतिशय आधुनिक युगके उन यंत्रोंका स्मरण दिलाते हैं. जिनके 
द्वारा एक भाषामें कही गई बातकों तत्काल विभिन्न भाषाओंमें 
अनूदित कर दिया जाता है और इस तरह श्रोता अपनी अपनी 
भाषा में ही उसका अभिप्राय समझ लेते हैं। उक्त विशेषताको 
वक्ता भगवान्‌ तीर्थकषरकका भी अतिशय बतलाया गया है। 
आजके वैज्ञानिक युगमे इसका आशय हम यह ले सकते हैं कि 
भगवान मद्दावीर अपना उपदेश एक ऐसी भाषामें देते थे जो 
भाषा किसी देश विशेषसे सम्बद्ध नहीं थी, यद्यपि उसमें उस 
देशकी भाषाके शब्दोंकी बहुतायत थी जिस देशमें भगवानकी 
प्रथम धर्म देशना हुईं थी | वह देश मगध था, इसीसे भगवान 
की बाणी अधेमागधी कही जाती थी। १६वीं शताब्दीके प्रन्थ- 
कार श्रुतसागर' श्रुरके अनुसार भगवानकी भाषाका अधभाग 
सगध देशकी भाषा अथोत्‌ मागधी भाषारूप था और आधा 
भाग अन्य स्वेभाषारूप था। 


१. 'सर्वाघमागधीया भाषा भवति | को5र्थः? अर्थ मगवद्धाषाया 
मगधदेशमभाषात्मक॑ अ्ध॑ चर सर्वभाषात्मकमी -“+बट्प्रा० 
टी०, पृ० ६६ । 


श्ध्ट जै० सा» इ०-पूर्व पीठिका 


्अधमागधी” शब्द अंधे और भागधी! इन दो शब्दोंके 
समाससे निष्पन्न होता है। अधशब्दका अथे लगभग आधा 
ओर ठीक आधा दोनों होते हैं। व्याकरणके अनुसार जिस 
समासमें अर्धे शब्द अवयवीसे पूर्बमें आता है वहाँ उसका 
अर्थदीक आधा होता है । अत. “मागध्या अधम--अधे- 
मागधी? इस व्युत्पत्तिके अनुसार--जिस भाषामे ठीक आधी 
मागधी भाषा ओर आधी अन्य अन्य भाषाएँ रिलीमिली 
हो उसे अर्धभागधी भाषा कहते हैं। उदाहरणके लिए 
जिस भाषामें सो शब्दोंमेंसे पचास शब्द मागधी भाषाके और 
पचास शब्द अन्य अन्य भाषाओके मिलेजुले हो उसे अधोमागधी 
कहा जा सकता है। श्रुतसागर सूरिने इसी व्युत्पत्तिको लक्ष्यमें 
रखकर ही उक्त अथ किया है | 

इसाकी सातबों शताब्दीके चूरणिकार श्री जिनदास महत्तरने 
अधेमागथी भाषाका अथ दो प्रकारसे किया है। यथा-- 

'मगहद्धविसयमासानिबद्धं श्रद्धमागह, अहवा अ्रद्टारसदेशीभासा- 
शियतं अ्रद्धमागध ।! 

इनमेंसे दूसरे प्रकारका श्थे तो स्पष्ट है--अद्ठारदह प्रकारकी 
देशी भाषाओंमें नियत सूत्रकों अद्ध मागथ कहते हैं। अर्थात्‌ 
अधमागधी भाषा श्रद्टारह प्रकारकी देशी भाषाओके मेलसे 
निष्पन्न भाषा द्वोती है। किन्तु प्रथम प्रकारमें मतभेद है-- 
__ पृं० बेचरदासजीने उसका अर्थ इस प्रकार किया है--' मगध- 
देशकी आधी भाषामे जो निबद्ध हो उसे श्रधेमागघ कहते हैं | 
( जे० सा० स०, भा० १, पू० ३३ )। किन्तु अपने 'पाइश्रस ह- 
का प० हरगोविन्द्दासने उसका श्रर्थ किया है- 

देशके अधप्रदेशकी भाषामें जो निबद्ध हो वह अर्धमागध' 
( प्रू० २७ )। 


सगवान्‌ महावीश २६6 


पं० हरगोविन्ददांस अर्धभागधी शब्दकी “शअधेमागध्या: 
व्युत्पत्तिसे सहमत नहीं हैं। बह 'अधमगधस्येयं अधेमागधी' . 
व्युत्पल्तिकों ही धास्तबविक बतलाते हैं। इसके अनुसार अधें- 
मागधीका अर्थ होता है -मगध देशके शअ्रधोशकी जो भाषा वह 
अधेमागधी है। निशीथ चूणिकारके अथंका प्रथम प्रकार इसी 
व्युत्प्तिके अनुकूल प्रतीत होता है। मगधाधेषिषय भाषानिबद्धार 
का अर्थ मगधदेशके श्रध॑प्रदेशकी भाषामें निबद्ध ही उपयुक्त है-- 
मगधदेशकी आधी भाषामें निबद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि अद्ध 
शब्द ऐसी स्थितिमें नहीं है जिससे उसे भाषाके साथ संयुक्त 
किया जा सके। 

किन्तु पं० हरगोविन्ददासने चूणिकारके दूसरे अर्थकों िल्कुल 
ही छोड़ दिया है क्योंकि वह उनकी “अधेमगधस्येय॑? व्युत्पत्तिके 
प्रतिकूल और अधेमागध्याः” के अनुकूल है। उससे तो यही 
स्पष्ट होता है कि अधेमागधी भाषा अनेक भाषाओके मेलसे 
निष्पन्न भाषा थी। यही अर्थ तत्कालीन स्थिति तथा जैन- 
परम्परा के भी अनुकूल है। महावीर भगवानकी जन्मभूमि 
मगधदेश होनेसे उनकी भाषाका सुख्य सम्बन्ध मगधदेशके साथ 
होना उचित ही है। उसके साथ ही मगधके निकटवर्ती दूसरे 
प्रान्तोंकी भाषाओके साथ मागधीका सम्पक होना स्वाभाविक 
है। अतः अन्य प्ान्तोंकी भाषाओंसे मिश्रित सागधी भाषा ही 
अधेमागधी होनी चाहिये । 

माकण्डेयने अपने प्राकृत व्याकरणमें मागधी भाषाका लक्षण 
बनाकर उसी प्रकरणके अन्तमें अथे मागधी भाषाफा लक्षण इस 
प्रकार कह्दा है-- शौरसेन्या अदूरत्वादियमेवाधेमागधी ।” अथोत्‌ 
शौरसेनी भाषाके निकटवर्ती होनेसे मागधी ही अर्घ- 
मागधी है।” अ्घ मागधीका उत्पत्ति स्थान मगघ और शूरसेन 


२७५ जै० खा ह०-पूर् पीठिका 


का मध्यवर्ती प्रदेश साना जाता है। मगध देश ओर शूरसेन 
देश पास-पास दोनेसे मगधकी भाषा मागधीका सूरसेन देशकी 
भाषा शौरसेनीके साथ सम्पर्क होनेसे अध मागधी भाषाकी 
उत्पत्ति हुईं है। अतः उक्त लक्षणसे भी अध मागध्याः? 
व्युत्पत्ति का ही पोषण द्वोता है। सर ग्रियसनने अपने प्राकृत 
भाषाओंके भोगोलिक विवरणमे यह स्थिर किया है कि जेन अर्थ 
मागधी मध्यदेश ( शूरसेन ) और मगधके मध्यवर्ती देशकी 
भाषा थी। किन्तु क्रमदीश्वरने अपने प्राकृत व्याकरणमें अधे- 
मागधीका क्षज्षण भिन्‍न किया हे--“महाराष्ट्री मिश्रा अथे मागधी, 
अधोत्‌ महाराष्ट्रीसे मिश्रित मागधी भाषा ही अधैमागधी है।' 
सम्भवतया यह लक्षण अधे मागधी पर भहाराष्ट्रीका प्रभाव पड़ने 
के पश्चात्‌ रचा गया है; क्योकि श्वे० जेन सूत्रोकी अर्थमागधी 
मे इतर भाषाओंकी अपेक्षा महाराष्ट्रीके लक्षण अधिक देखनेमे 
आते हैं। परन्तु इस लक्षण से भी यही प्रकट होता है कि अन्य 
भाषाओंसे मिश्रित मागधीकों ही अधामागधी कहते थे। अतः 
अरधमागधी” मे अर्थ शब्द मागधीके साथ समस्त है न कि मगध 
के साथ | मगध देशकी भाषा मागघधी थी यह इतिहास सिद्ध है । 
आधे सगध देशकी भाषा उससे भिन्न कोई अन्य भाषा नहीं हो 
सकती जो अध मागधी कही जाती हो। फिर भी पं० हर- 
गोविन्द दास जीने जो अर्थ मगधकी भाषाको अधध मागघी 
कद्दा है, उसका कारण शायद यह हो कि बिद्वानोंका कहना 
है कि श्वे” जैन सूत्रोंड़ी भाषामें मागधीके लक्षण 
अधिक न मिलनेसे वह अर्धमागधी कहलानेके योग्य नहीं है 
यह आपत्ति इसी बातकों दृष्टिमें रखकर उठाई जाती है कि 
मागधीसे अधमागधी उत्पन्न हुईं है। इसीके बचावके लिये 
शायद परिडतजीने अध मागधीका अर्थ आधे मगधकी भाषा 


सगवान्‌ महाबीर २७ 


किया है। सगर इस परिभाषासे भी उक्त आपत्तिका परिद्दार 
नहीं होता--क्योंकि जब मगधकी भाषा मागधी थी तो आधे 
मगधघकी भाषा उससे सर्वथा मिन्‍न नहीं हो सकती। दूसरे, 
श्वेताम्बरीय आगम सूत्रों पर महाराष्ट्रीक गहरा प्रभाव परि- 
लक्षित होनेका कारण यह है कि महाबीर निवोणसे ९८० बर्ष 
पश्चात्‌ वलभीमें उनका संकलन, सम्पादून और लेखन हुआ तथा 
तबसे उनके संशोधन, संवद्ध न, संरक्षा, पठन पाठन लेखन आदि 
का कार्य गुजरात और काठियावाड़में द्वी द्वोता रहा । फिर भी 
अणेग, जदद्दी, लोगालोगे, आदि शब्द उक्त आगमोंके किसी 
भी प्ृष्तमें देखे जा सकते हैं, जो अर्ध सागधीके महाराष्ट्री चित्र 
मूल आधारके सूचक हैं। 

अतः अर्धभागधी एक ऐसी भाषा थी जो मागधी तथा अन्य 
प्रान्तोंकी भाषाओंके सेलसे निष्पत्र हुई थी। उसीको भगवान 
महाबीरने अपने उपदेशका माध्यम बनाया था। उसे सभी श्रोता 
सरलतासे समझ सकते थे | 

महावीर भगवान के गणघर 

दिगम्बर तथा श्रेताम्बर साहित्यमें महावीर भगवानके ग्यारह 
गणधघर बतलाये हैं । उनमें प्रधान गणघर इन्द्रभूति गौतम थे । 
शेष गणघरोंमेंसे कुछके नामोंमें अन्तर पाया जाता है। आचाये 
गुणभद्वने अपने उत्तर पुराणमें ग्यारह गणधरोंके नाम इस प्रकार 
बतलाये हैं - इन्द्रमूति, वायुभूति, अग्निभूति, सुधमों, मौय, 
मौन्द्र, पुत्र, मैत्रेय, अकम्पन, अन्धबेल या अन्वचेल, और 
प्रभास ( पं २०, श्लो० ३७३-३७४ )। श्रेताम्बर साहित्य में 
उनके नाम इस प्रकार पाये जाते हैं---इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायु- 
भूति, व्यक्त, सुधमों, मंडिक (त), मोयपृत्र, अकम्पित, अचल 
आता, मेतायें और प्रभास | इन ग्यारह गणधरोंमेंसे दिगम्बर 


७२ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


साहित्यसे केवज्न एक इन्द्रभूतिके सम्बन्धमें ही थोड़ी सी जानकारी 
प्राप्त होती है । शेष गणघरोके विषयमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 


श्वेताम्बरीय आगमोंसे भी गणधरोंके विषयमें स्वल्प ही 
जानकारी प्राप्त होती है। यथा समवायांग सूत्र ११ में ग्यारह 
गणधरोंके नाम बताये हैं, सम० सू० ७४ में अग्निभूतिकी आयु 
७४ बष बतलाई हे, सम० सू० ७८ में अकम्पित गणधरका आयु 
७८ वर्ष बतलाई है। सम० सू० 6२ में इन्द्रभूतिकी आयु ६२ बे 
बतलाई है। कल्पसूत्र की स्थविरावलीमें कहा है कि भगवान 
महावीरके नौ गण और ग्यारह गणधर थे। इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए कल्पसूत्रमें ग्यारह गणधरोंके नाम गोत्र और प्रत्येक 
के शिष्योकी संख्या बतलाई है। गणधरोकी योग्यताके विषयमें 
लिखा है कि सभी गणघर द्वादशांग और चतुदश पूर्जके धारी 
थे। तथा सभी राजयूहसे मुक्त हुए। उनमें भी इन्द्र भूति और 
सुधर्माके सिवाय शेष नो गणधर भगवान महावीरके रहते हुए 
ही मुक्त हुए। उक्त स्थविरावलीमे यह भी लिखा है कि आज 
जो श्रमणसंघ पाया जाता है बह सुधर्माकी परम्परामे है । शष 
गणधर निस्सन्‍्तान ही मुक्त हुए--उनकी शिष्य परम्पराका 
श्रभाव है | 


इन्द्रभूतिके विषयमें धवलामें लिखा है--उनका' गोत्र गौतम 

था, वश ब्राह्मण था, चारो वेद ओर छहों वेदांगोंमे बह पारंगत थे 

तथा शीलचान और ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ थे । जीब-अजीब विषयक 

सन्देहको दूर करनेके लिये महावीर स्वामीके पादमूलमे उपस्थित 

१. 'गोत्तेश गोदमो विष्पो चाउत्मेय सडंगवि | णामेण इंदभूदित्ति 
सीलव॑ बहमगुत्तमों ॥६ १॥ “पटखं, पु० १, पृ० ६४ । 





सगवान्‌ मदावीर २७दे 


हुए थे। महावीरका शिष्यत्व स्वीकार करने पर उनके अ्रधान गणघर 
पद पर अधिष्ठित होनेके वादकी दशाका वर्णन करते हुए लिखा' है- 
बह मति श्रुव अवधि और मनःपर्येय नामक चार निर्मल ज्ञानोंसे 
सम्पन्न थे । उन्होंने दीपम्र, उम्र और तप्त तपको तपा था। वे अणिमा 
आदि आठ प्रकारकी विक्रिया ऋद्धिसे भूषित थे। सबोथसिद्धिके 
निवासी देवोंसे अनन्तगुण बलशाली थे। एक मुहतेमें द्वादशांगके 
अथोचन्तनमें और पाठ करनेमें समर्थ थे। थे अपने पाणिपात्रमें 
दी गई खीरको अमृत रूपसे परिवर्तित करनेमें तथा अक्षय बनाने 
में समथे थे। उन्हें आहार और स्थान सम्बन्धी अक्षीण ऋद्धि 
प्राप्त थी। बे सवोषधि ज्ञानी ओर उत्कृष्ट विपुल मति सन.पर्येय- 
ज्ञानी थे । सात प्रकारके भयसे रहित थे। उन्होंने चारो कषायोंको 
नष्ट कर दिया था। पॉँचों इन्द्रियोंको जीत लिया था। मन वचन 
ओर कायरूप तीन दण्डोंकों भग्न कर दिया था। आठ मदोंको 
नष्ट कर दिया था। सदा दस धर्मोका पालन करनेमें वह तत्पर 
रहते थे । पाँच समिति ओर तीन गुप्तिरूप अ्रष्ट प्रवचन माताओं 
का पालन करते थे। बाईंस परीषदोंके विजेता थे। सत्य ही 
उनका अलंकार था । 

श्वे० भगवती सूत्र (१-१७) में इन्द्रभूतिके गुणोंका वर्णन इस 
प्रकार है-उस समय श्रमण भगवान महावीरका प्रधान शिष्य इन्द्र भूति 
नमक अनगार था। उसका गोत्रगौतस था, सात हाथ ऊँचा था, सम- 
चतुरख्र संस्थान तथा वजबृषभनाराच संहननका घारी था, कसोटी पर 
अंकित सुवर्णकी रेखाके तथा कमलकी केसरके समान गौर बर्ण था। 
उग्म दीप्र, तप्त और महतपका आचरण करनेवाला था। घोर तपस्वी 
ओर धोर त्रह्मचयंका पालक था, शरीरके संस्कारोंसे दूर रहता 
था, तेजोलेश्याका धारक था, चौदद पूर्वोंका ज्ञाता और चार ज्ञान 

१--क० पा०, भा० १, पृ० ८३। 

रद्द 


२७४ ० सा० ह>-पूर्व पीठिका 


से सम्पन्न था तथा सवोक्षर सन्निपाती-भुतके समस्त अक्षरोंका 
बेत्ता था ।? 


भग० सू० ( १४-७-५४१ ) से यह्‌ भी प्रकट होता है कि गौतम 
का भगवान महावीरके प्रति दृढ़ अनुराग था तथा उन दोनोंका 
पूरब जन्मका सम्बन्ध था--आदि | 


इस तरह दि्गम्बर तथा श्वेताम्बर आगमोंसे इन्द्रभूति 
गौतम गणधरके सम्बन्धसे द्वी विशेष जानकारी मिलती है | उसके 
पश्चात्‌ यदि किसी गणधरके सम्बन्धमें कुछ मिलता है तो वह हैं 
सुधमों। दिगम्बर परम्परामे भगवान महावीरकी शिष्य परम्परा 
को लिये हुए जितनी पट्टावलियाँ मिल्नती है उनमे इन्द्रभूतिके 
पश्चात्‌ सुधभोका नाम मिलता है। सुधमो' का ही दूसरा नाम 
लोहाये अथवा लोहायेका दूसरा नाम सुधमा था। सुधमोके 
पश्चात्‌ जम्बूका नाम आता है। दिगम्बर परम्पराके' अनुसार इन्द्र- 
भूतिसे ही सुधमाको अंग ओर पूबका ज्ञान प्राप्त हुआ था । इस 
तरह द्गिम्बर परम्परामे सुधमोका नाम तो इन्द्रभूतिके पश्चात्‌ 
आता है किन्तु उनके सम्बन्धमें अन्य कोई निर्देश नहीं मिल्रता। 
श्वेता० आगमोंसे भी सुधमोंके सम्बन्धभे कोई विशेष जानकारी 
नहीं मिलती । केवल इतना हो निर्देश मिलता है कि जम्बूके प्रश्न 
के उत्तरमें सुधमोने अमुक आगमका व्याख्यान किया । 





१--तिण वि लोहज्जस्स य लोहज्जेण सुधम्मणामेण । 
गरधर सुधम्मणा खलु जबूणामस्स खिद्दिईवं ॥ १०॥ 
“ज० प० | 
र--क पा०, भा० १, पृ० ८७ | 


भगवान्‌ महावीर २७४ 


इस तरह भगवानके गणबधरोंके विषयमें प्राचीन दिगम्धर 
सादित्य वथा श्वेताम्बर आशगमोंसे इतनी जानकारी मिलती है। 
किन्तु आवश्यक नियुक्तिमें एक गाथाके* द्वारा ग्यारह गणघरोंके 
संशयोंका निर्देश किया गया है। इन संशयोंको दूर करनेके लिये 
ही वे ग्यारह व्यक्ति भगवान महावीरके समवसरणमे गये थे और 
संशय दूर होते ही उनके पादमूलमें जिन दीक्षा धारण करके महा- 
वीर भगवानके शिष्य तथा गणधर बन गये थे। बे ग्यारह संशय 
इस प्रकार थे- 


जीव है कि नहीं ? 
कर्म है कि नहीं ? 
शेर ही जीव है या इससे भिन्न है ? 
भत-प्थिवी जल श्रादि है या नहीं ? 
इस भवम जीव जेसा होता है परभवमे बेसा होता है 
कि नहीं ? 
बंध-मोक्ष है कि नहीं 
देव हैं कि नहीं 
नारको हैं कि नहीं ? 
€ पुण्य पाप है कि नहीं ? 
१० परलोऊ है कि नहीं ? 
११ निववांण है कि नहीं ? 


शट ०८ ए 0 5 


7 6 «0 


१--जीवे कम्मे तजीब भूय तारिसय बधभोक्‍्खे य। 
देवा णेरइय या पुण्णे परलोय णिव्वाणे | ४६६ | 
“याव० नि०। 


२७६ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 
धमममें 
कया पाश्व ओर महावीरके धममें मेद था १ 


पार्श्रनाथकी ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते हुए बौद्ध तथा 
प्लेताम्बरी साहित्यके आधारसे यह बतलाया है कि पाश्वनाथ- 
का धर्म चतुयोम रूप था। उसमे संशोधन करके भगवान महा- 
बीरने उसे पन्न महात्रतका रूप दिया। उत्तराध्ययन सूत्रके 
प्रसिद्ध केशी-गौतम संबादमे भी इसकी चचों है। पाश्वनाथकी 
परंपराके श्राचार्य केशी और वर्धभान महावीरके प्रधान शिष्य 
गौतम दोनों श्रावस्तीके एक उद्यानमें मिलते हैं। केशी गौतम- 
से पूछता" है कि पाश्व नाथका धर्म चतुयोम और 'सान्तरोत्तर' 
है और महावीरका धम पन्न महात्रत रूप तथा अ्रचेल्क है| 
इस अन्तरका क्या कारण है । 


प्रायः इतिहासशक्षोने इस संवादको एक ऐतिहासिक तथ्यके 
रूपमे स्वीकार किया है ओर उसीपर से यह निष्कर्ष निकाला 
है कि महावीर ने पाश्व नाथके धममे सुधार किया था। श्रकृत 
विषय पर प्रकाश डालनेके लिये हमे जेन साहित्यका आलोडन 
करना होगा। 


जद्दों तक हम जानते हैं कि पाथ्व॒ और महावीरके धर्मम उत्तः 
भेदकी चर्चाका दिगम्बर जैन साहित्यमे कोई संकेत तक नहीं 


१--चाउजामो य जो धम्मो, जो इमो पच सिक्खिश्रो | 
देसिश्रो व्टमाणेण पासेण य महामुणी | १२ ॥ 
अचेलगो य जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरों। 
एगकजपवन्नाणं विसेसे कि नु कारणम ॥ $३ ॥? 
-उत्त० २३ अ० 


भगवान्‌ मदावीर २७७ 


है। किन्तु प्रथथ और अन्तिम तीथकुर तथा शेष बाईस 
तीथ॑झुरोंके धर्ममें अन्तर दोनेका निर्देश दिगम्बर साहित्यमें 
भी मिलता है। मूलाचार, में जो दिगम्बर परम्पराका मान्य 
प्राचीन आचार ग्रन्थ है, लिखा है कि दूसरे अजितनाथ तीथेक्ूर 
से लेकर तेईसबें पाश्च नाथ पयत बाईस तीथंइूरोंने सामायिक 
संयमका उपदेश दिया था। किन्तु प्रथभथ ऋषभ और अन्तिम 
महावीर तीर्थड्डरने छेदोपस्थापना संयमका भी उपदेश दिया था। 
इसी भ्रन्थमें आगे और लिखा' है--प्रथम और अन्तिम तीथकूर 
का धर्म प्रतिक्रमण सहित था अथोत दोष लगे या न लगे, किन्तु 
उसकी विशुद्धिके लिये प्रतिक्रमण करना आवश्यक था। किन्तु 
मध्यके बाईस तीर्थक्डरोके धर्ममें अपराध होने पर ही प्रतिक्रमण 
करनेका विधान था। 

इससे इतना तो स्पष्ट होता है कि पाश्व और महावीरके धर्म- 
में थोड़ा अन्तर अवश्य था। पाश्व नाथने सामायिक, परिदयर- 
विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और यथाख्यात रूप चार दी चारित्रों- 
का विधान किया था तथा उनके धमंमें साधुके लिये प्रतिक्रमण 
करना जरूरी नहीं था--दोष लगने पर द्वी प्रतिक्रमण किया जाता 
था। किन्तु महाबीरने छेदोपस्‍्थापनाका विधान करके चारको 
जगह पाँच चारित्रोंका विधान किया और अपराध हो या न दो, 
साधु के लिये प्रतिकमण करना अनिवाय कर दिया | 





१--बावीसं यतित्थययरा सामायियसंजर्म उवदिसंति | 
छेदुबट्टाबणियं पुण भयवं उसहा य वीरो य ॥ ३६ ॥ 
२--- सपडिकम्मो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्य य जिण॒स्स। 
अवरादे पडिकमरण्ण मज्मिमयाएं जिशवराणं ॥ १२६ ॥ 
“-मूला० ७ झ० 


श्ज्ट जैं० सा हु ०-पूर्व प्रीठिका 


इस तरह पाश्व॑नाथके धर्ममें चार चारित्रोंका विधान तो 
दिगम्बर साहित्यमे भी मिलता है ओर यह भी मिलता है कि 
उसमे एककी वृद्धि करके महावीर स्वामीने उनकी संख्या पॉच 
कर दी थी। किन्तु चतुयमका निर्देश नहीं मिलता। हाँ, अक- 
लंकदेव के तत््वाथवातिक मे ( अ० १, सु० ७) निर्देशादि का 
बिध,न करते हुए चारित्रके चार भेद भी बतलाये है--चतुधो 
चतुरयमभेदात्‌ ! चार यमोके भेदसे चारित्रके चार भेद हैं । 
तथा सामायिक आदिकी अपेक्षा पॉच भेद हैं। यहाँ चतुर्यम 
तथोक्त चतुयोम के लिये आया हो, ऐसा प्रतीत होता है । 


जैनाचारके अनुसार निम्न न्थ मैन साधु मुनिदीक्षा लेते 
समय सामायिक संयमको ही धारण करता है--'समस्त पाप 
कार्योंका मैं त्याग करता हूँ इस प्रकार एक यमरूपसे श्रत 
घारण करने का नाम सामायिक' है और उसी एक यमरूप ब्रत- 
के भेद करके पॉच यमरूपसे धारण करनेका नाम छेदोपस्था- 
पना' है। सामायिक संयम मे दूषण लगा लेने पर छेद्ोपस्थापना 
चारित्र धारण कराया जाता है | 


मध्यके बाईस तीथंडुरोंके द्वारा छेदोपस्थापना तथा अनि- 
वार्य ,्रतिक्मणका विधान न करने भौर प्रथम तथा अन्तिम तीर्थक्वर 


१--सगहिय सयलसंबममेयज मणुत्तरं दुरवगम्मं। 

जीवो समुब्बहंतो सामाइयसंजमों होई ॥ १८७ ॥ 
“--बद्‌ खं०, पु० १, ४० ३७२ | 

२--छेवृणय परियायं पोराणे जो ठवेइ श्रप्पाणं | 

पंचजमे धम्मे सो छेदोबड्डावश्रों जोबों ॥ १८८ ॥ 
“-पघट्‌ खं० पु० १, पृ० रे७२ । 


स्गवान्‌ महावीर २७8 ' 


के द्वारा उनका-विधान करने का कारण बतलाते/हुए मूलाचार' में 
लिखा दे कि--प्रथम तीथक्षरके शिष्य सरल स्वभावी किन्तु जड़- 
बुद्धि थे। बारम्बार समझाने पर भी शास््रका मर्म नहीं सम 
पाते थे ओर अन्तिथ तीर्थंकर के शिष्य कुटिल और जड़मति थे । 
अतः वे योग्य अयोग्यको नहीं समभते थे। किन्तु मध्यके बाईइंस 
तीथंहुरोंके शिष्य दृढ़ बुद्धि, एकाप्रमन और प्र क्षापूवकारी होते 
थे। इसीलिये उनके नियमोंमें श्रन्तर था। 

उत्तराध्ययन'में भी गौतमने पाश्वे और मद्दावीरके धम्ममें 
चक्त अन्तर होनेका कारण उनकी शिष्य परम्पराकी प्रवृत्ति 
ओर मानसको ही बतलाया है। सारांश यह है कि पाश्वनाथ- 
की परम्पराके निप्र नथ सरलमति और समभदार होते थे, इस- 
लिये अधिक विस्तार न करने पर भी वे यथार्थ आशयको सममर 
कर ठीक रीतिसे ब्रतका पालन करते थे। किन्तु महावीरकी 
परम्पराके निम्न न्थ कुटिल ओर नासमझक थे । इसक्षिये महावीर- 


१---ध्रादीए दुग्विसोधण णिश्णे तह सुट्ठ दुरणुपाले य | 
पुरिमा पब्छिमा वि हु कप्पाकप्पे ण्‌ लाणंति ॥ हे८ ॥ 
मज्मिमया दिठबुद्धी एयम्ममणा अमोह छक्खा य ! 
तुम्दा हु जमाचरंति त॑ गरइंताबि सुज्कंति ॥ १३१२ ॥ 
--मूला०, ७ शर०,। 
२--पुरिमा उज्जुजडा उ वकजद्ा य पब्छिमा। 
मज्मिमा उज्जुप्पन्ना उ तेश धम्मों दुद्ा कए ॥ २६ ॥ 
पुरिमाणं दुव्विलोज़्कों उ चरिमाणं दुरणुपालओो | 
कप्पो मज्किसगाशं तु सुबिसुज्को सुपालझो ॥! २७ ॥ 


““उत्तरा०, २१ झ० | 


न्ट० जैं० सा० ह०-पूर्व पीढिका 


ने परिषद त्याग ब्रत में सम्मिलित ख्री त्याग ब्रत को एथक्‌ करके 
प्रतोंकी संख्या पाँच कर दी | 


स्था० सू० ( २६६ ) में कथित चतुयोम का व्याख्यान करते 
हुए टीकाकार ने लिखा है--मध्यके बाईस तीथ्थक्वर तथा विदे- 
हस्थ तीथझ्वर चातुयाम घर्भ का तथा प्रथम और अन्तिम तीर्थक्कुर 
पद्चयाम धर्मका कथन शिष्योकी अपेक्षासे करते हैं । वास्तवमें तो 
दोनों ही पश्च पद्च याम धमका ही प्रतिपादन करते हैं | किन्तु प्रथम 
तथा अन्तिम तीर्थज्वुरके तीथंके साधु कमसे ऋजु जड़ और वक्रजड़ 
होते दँ अतः परिप्रह छोड़ने का उपदेश देने पर 'परिप्रह त्याग में 
मैथुन त्याग भी गर्भित है यह समभनेसे और समभमककर उसका 
त्याग करनेमे श्रसमथ होते हैं। किन्तु शेष तीथडूरोंके तीर्थके 
साधु ऋजु और प्राज्न होनेके कारण तुरन्त समम लेते है कि 
परिप्रहमें मैथुन भी सम्मिलित है क्‍योंकि बिना ग्रहण किये ख्ी- 
को नहीं भोगा जा सकता | 


अतः पाश्वंनाथ ओर महावीर के धर्म में जो श्रन्तर प्रतीत 
होता है वह सेद्धान्तिक नहीं है. किन्तु अपने अपने समय के शिष्यों 


१--टीका--हयं चेह भावना | मध्यम तीथड्राणां विदेशकानाश 
चतुर्यामपमत्थ पूर्वपश्चिमतीर्थकरयोश्र पश्चयामधर्मस्य प्ररूपणा 
शिष्यापेज्ञया । परमार्थतस्तु॒ पद्चयामस्येचोभयेषामप्पसी, यतः प्रथम 
पश्चिमतीर्थ्षुस्साधवः ऋजुजडा वक्रजडाश्रेति तत्त्वादेव परिग्रहो बर्जनीय 
इत्युपदिष्टे मैथुनबर्जनमबबोद्घु' पालयितु च न क्षमा । मध्यम विदेहज- 
तीर्थताघवस्तु शऋजुपाशालतद्वोद्धु बर्जयितु च क्षमा इति | 
>स्था० सू० २३६९ | 


सगवान्‌ महावीर रप१ . 


की स्थिति को देखकर थोढ़ा सा फेरफार किया गया है । अचेलक 
ओर सान्तरोत्तर धर्ममें भी वही दृष्टि परिल्क्तित होती है । इसका 
बिस्तृत विचार आगे संघमेदके प्रकरणमें किया जायगा; क्योकि 
संघभेदमें वस्त्र ही प्रधान कारण बना | 


निर्वाण 


७२ वर्षकी अवस्थामें बिहार प्रदेशके पटना जिलेके 
अन्तर्गत पावा नामक स्थानसे भगवान महावोरने मुक्तिलाम 
किया । उनके मुक्त होनेकी अवस्थाक्रे सम्बन्धमें दिगम्बर 
श्वेताम्बर क्णुनोंमें अन्तर पाया जाता है । 


श्वेताम्बरीय बर्णन के अनुसार भगवान्‌ मद्दाबीरका उपदेश 
सुनने के लिए विभिन्न देशोंके राजा पावामें पधारे। भ० महाबीर 
ने एकत्र जन समूहको छे दिन तक उपदेश दिया। सातवें दिन 
रात्रि के समय रात भर उपदेश दिया | जब रात्रि के पिछले पहर 
में सब श्रोता नींदमें थे, भ० महाबीर पर्यक्लसनसे शुक्ल 
ध्यानमें स्थित हो गये । जैसे ही दिन निकलने का समय हुआ, 
मह्दावीर प्रमुने निवोण लाभ किया। जब मनुष्य जागे तो उन्होंने 
देखा कि बीर प्रभु निवोण लाभ कर चुके हैं। उस समय गौतम 
गणधर के सिवाय उनके सभी शिष्य उपस्थित थे । 


१- बासाणणत्तीसं पंच य मासे य बोस दिवसे य | 
चडविद अणगारेहि य बारह दिखेदि ( गणेहि ) विदहृरित्ता ॥ 
पच्छा पाया शंयरे कत्तिय मासस्त किशहचोहलसिए | 
सादीए. रत्तीए सेसरयं छेतु णिव्वाओ॥| 


“-छ० घ०, भा० १, ए० ८१ में उद्घूत । 


प्र्ट२ जै० सा० इृ०-पूर्व पीठिका 


दिगम्बरीय' उल्लेखके अनुसार, उनतीस वर्ष, पाँचमास 
कऋौर बीस दिन तक चार प्रकारके अनगारों ओर बारह गरणों 
अ्रथोत्‌ सभाओंके साथ बिहार करके भगवान्‌ महावीर पाकामें 
पधारे और योग निरोधके द्वारा शेष चार अधघाति कर्मोकों भी 
नष्ट करके कार्तिक मासकी कुष्ण चतुंदशीके दिन स्वाति नक्षत्रके 
रहते हुए रात्रिके समय निवाणको प्राप्त हुए । 


"थे ताम्बरीय उल्लेखके अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या 
को स्वाति नक्षत्रके रहते हुए रात्रिके पिछेले पहरमें महावीर 
का निजोण हुआ। इस तरह दोनो मान्यताओंमें २४ घंटोंका 
अथवा एक दिन रात का अन्तर है । 


वीरप्रभुका निवोण होनेके पश्चात्‌ देवताओने आकर 
मोक्ष कल्याणकका उत्सव मनाया ओर दीपोंकी मालिका संजोई। 
उस समय उस दीपमालिकासे पाया नगरीका समस्त आकाश 
आलोकित हो उठा। काशी और कोशलके अट्टारह राजाओं, 
नो लिच्छूषियों ओर नी मल्लोने भी पावारमें पघार कर दीप 
मालिकाका महोत्सव मनाया ओर कहा; क्योंकि केजल ज्ञान- 
रूपी प्रकाश श्राज अस्त हो गया अतः हमें भौतिक प्रकाश करना 
चाहिये। जैन साहित्य' के उल्लेखानुसार भारत में कार्तिक कृष्ण 
अमावस्याके दिन प्रति बष जो दीपावली महोत्सव मनाया जाता 


१- कत्तियमावसि सियमा समाइ भणिया जिरणिंदाणं ॥ ३१० ॥ 
“-अश्रभि० रा०, प्ृू० २२६६ | 

२--ततस्तु लोकः प्रतिवर्षमादरात्‌ प्रसिद्ध दीपालिकयाउन्र मारते। 
समुथ्यतः पूजयितु' छिनेश्वरं लिनेन्द्रनिवांणविभूतभक्तिमाकू। 


--हरि० पु० ६६ सर्य श्लो० २१ 


स्गवान्‌ महावीर श्ष्ड्‌ 


है, बह महावीर भगवानके निवोणके उपलक्षमं ही प्रचलित 
हुआ था । 
महावीर निर्वाणका समय 

महावीर भगवानके नियोण समयको लेकर पुरातत्त्वश्लोमें 
बहुत समयसे मतभेद्‌ चला आता है। यह मतभेद आधुनिक 
नहीं है। प्राचीन जेन साहित्यमें भी इस विषयकों लेकर मतभेद 
पाया जाता है। उदाहरशके लिये प्राचीन दिगम्बर जैन प्रन्थ 
तिलोयपरण्णति" में इस विषयके चार मतोंका निर्देश किया है । 
इन चारो मतोंमें बीर निवोणसे अमुक वर्षोके प्चात्‌ शक 
राजाके होनेका निर्देश किया है। इसी तरह धवलाकार' वीरसेन 


१-- वीर जिणे सिद्धिगदे चठसद इगिसट्टिवास परिमाणे। 
कालम्मि श्रदिक्कंते उप्पणणो एत्थ सगराश्रो ॥१४९६॥ 
अहवा बवीरे सिद्धे सहस्सशवकम्मि सगसयब्भहिए। 
पणसीदग्मि श्रतीदे पणमासे सगणिओ जादो ॥१४६७॥ 
चोहससहस्स सगसय  तेण उदीवासकालविच्छेदे । 
वीरेसरसिद्वीदों उप्पदयों सगणिश्रों अद्दवा ॥१४६८॥ 
णिव्वाण वीरणिणे छुव्वाससदेसु. पंचवरिसेसु । 


परणमासेसु गदेसु संजादों सगणिओं अहवा”” [॥१४६६॥ 
० प०, झण० ४ ह$ 


२--पंचयमासा पंच य वासा छुल्ेव होंति वाससया | 
सगकालेण य सहिया थावेयब्बो तदो रासी ॥ ४१ ॥ 
गुत्ति-पयत्य-भयाईं चोहस स्यणाइ समइकंताई । 
परिणिव्वुदे जिझिंदे तो रज्जं सगणरिदस्स ॥ ४२ | 
सत्त सहस्सा णशवसद पंचाणउदी सपंचमासा य। 


अइकता बासाणं जहया तश्या सगुप्पत्तो॥ ४३ ॥ 
न्न्न्पटू खं०, पु७ ९, धु० १३२- १ ह३े है 


श्टछ जे० हा ह०-पूर्व पीढिका 


स्थामीने धवलामें भी तीन मतोंका निर्देश किया है जिनमेंसे 
दो मत त्रिलोकप्रज्ञप्तिके ही अनुरूप है। त्रि० प० में दत्त चतुर्थ 
मत के अनुसार तथा घवला के प्रथम मतानुसार वीर निबोणसे 
६०४ वर्ष ५ मास पश्चात्‌ शक राजा हुआ । श्री जिनसेनने 
अपने हरिवंश" पुराणमें ( शक सम्वत्‌ ७०४) तथा श्री नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चक्रवर्ती ने (शक सं० 6२४ के लगभग) अपने त्रिलोक- 
सार' में इसी मत को स्थान दिया है जिससे स्पष्ट है कि उन्हें यही 
मत सान्‍्य था । 


शकका यह समय ही शक्‌ सम्वत्की प्रव्नत्तका काल है। 
इसका समथन श्र ताम्बराचाय्य मेरुतुंग की विचार श्रेणी में उद्धृत 
एक प्राचीन' श्लोकसे होता है। उसमें बतलाया है कि महावीर 
2 ६०४ वर्ष बाद इस भारतवर्षमें शक सम्बतकी प्रवृत्ति 
हुई । 


शक सम्बत्‌ ओर विक्रम सम्बतूमें १३४ वर्षका अन्तर 
असिद्ध है। ६०४ वर्षमे से १३४ बर्ष घटानेसे ४७० वर्ष अब- 


१--बर्षाणां पट्शर्ती त्यक्त्वा पश्चात्रां मासपश्चकम | 
मृक्ति गते मद्ाबीरे शकराजस्ततोउभवत्‌ ॥५५१॥ 
--ह० पु०, सर्गे ६० | 
२--पणछुस्सयवस्स पणमासजुद गमिय पीरणिव्युहदो | 
संगराजों तो कक्को चदुणव तियमहियसगमासं || ८४० ॥ 
“भि० सा० | 
३--भी वीरनिश तेबंद पड्मिः पद्मोत्ते! शैः। 
शाकसम्बत्तरस्येषा प्रवृत्ति भैरतेडभवत्‌? ॥ 


भगवान्‌ महावीर श्धश्‌ 


शिष्ट रद्दते हैं। यही वीर निवोणके बाद विक्रम सम्वतकी प्रवृत्ति 
का काल है। इस प्रकार जैन प्रन्थोंके आधार पर भारतमें बर्त- 
मानमें प्रचलित विक्रम सम्बतके आरम्भसे ४७० वर्ष पहले 
तथा इंस्वी सन्‌ से ४२७ वर्ष पहले बीर भगवान्‌ का निर्माण हुआ 
था। दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके अनेक ग्रन्थोंके 
श्राधार पर यही निष्कष निकलता हे। 


परन्तु प्रसिद्ध जैन इतिहासश्ल स्व० डा० हर्मन जेकोबीने श्री 
हेमचन्द्राचायके एक उल्लेखसे प्रेरित होकर प्रचलित बीर 
निवोण सम्वतमें शंका उपस्थित की थी । तत्पश्वात्‌ जाल 
घारपेन्टियर नामक एक विद्वानने इस्डियन एस्टिक्वेरीके ४३ वें 
भागमें इस विषय पर एक विस्तृत निबन्ध लिखा था। उसमें 
उन्होंने डा० जेकोबीके मतका समर्थन ओर सम्पोषण करते 
हुए यह सिद्ध करनेका प्रथम प्रयास किया था कि महावीरका 
निवोण विक्रम सम्बतसे ४७० वर्ष पूबे नहीं किन्तु ४१० बधे पूच 
हुआ था। अतः उन्होंने यह सुभ्रव दिया था कि परम्पराके 
अनुसार जो काल गणना की जातो है उसमें से ६० वर्ष कम कर 
देने चाहिये। 


जाल चार्पन्टियर के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे-- 


१-मेरुतुंगाचायं आदि ने बिचारश्रेणि आदि अन्धों में जो 
प्राचीन गाथाएँ दी हैं उनमें निर्दिष्ट राजाओं में कोई पारस्परिक 


१--अ्रपने लेखके नोटमें लेखकने महावीर निर्वांश पर लिखे 
गये लेखोंकी सूची इस प्रकार दी है--राईस, इं० एं० लि० ३, प्ृ० १५७) 
इ० थामस, लि० ८, प्ृ० ३० | पाठक, जि० १२, प० २१। ओर लिखा 
है कि जेकोबीके लेखके पश्चात्‌ ये सब लेख स्वतः रद्द हो गये | 


श८६ जै० सा० इ०-पूर्य पीठिका 


सम्बन्ध नहीं है। इसी तरह महाबीर के निवोण के ४७० वर्ष 
पश्चात्‌ जिस विक्रम राजाके होनेका उल्लेख दै, उसका इतिहास 
में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिये उन पुरानी गाथाओंमे ज्ञिस 
प्रकार काल गणना की गई है तथा जो राजाश ॥ोंका राज्यकाल 
दिया है बह सत्र निमू ल है । 


२--बौद्ध साहित्यसे प्रकट है कि महावीर ओर बुद्ध दोनों 
समकालीन थे तथा बौद्ध अ्न्थोके अनुसार बुद्धका निवोण 
ईस्वी सन्‌ से ४७७ वष पूर्व हुआ था। जनरल कनिघम और 
मोक्षमूलरने भी इस समयको माना है। बुठ्धकी अवस्था मृत्यु 
समय ८० वर्षकी थी। यदि जैन गाथाओंके अनुसार महावीर 
का निवोण ईं० स० पूर्व (२७ वषमे हुआ होता तो उस समय 
बुद्धकी आयु केवल ३० वर्ष होनी चाहिये। परन्तु सब कोई 
मानते हैं कि ३६ वर्षकी उम्रसे पहले बुद्धको बोधिलाम नहीं 
हुआ। ऐसी स्थितिसे उन्के अनुयायी उस समय कहाँसे हो 
सकते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि यदि महावीरका निरवाण 
जैनोंकी मान्यताके अनुसार हुआ तो बुद्धेके साथ उनको सम- 
कालीनता केसे बन सकती है । 


३--यह भी कट जाता है कि महावीर और बुद्ध दोनो श्रेणिक- 
के आल राज्यकालमें बतंमान थे । ऐतिहासिक 

खोंके अनुसार अजातशत्रु बुद्धेके निवाणसे आठ बर्ष पूबे 
राजगद्दी पर बैठा था और उसने ३२ वर्ष तक राज्य किया था। 
अब यदि उक्त जेन गाथाओके अनुसार महाबीरका निवोणकाल 
माना जाता है तो उक्त बात घटित नहीं होती। अतः या तो 
भहावीरके निवाण कालको और इधर लाना चाहिये या बुद्धके 
निवाणसमयको पीछे ले जाना चाहिए । परन्तु बुद्धका 


भगवान्‌ सहावीर रश्८७ 


निर्वाणकाल तो ठीक गरणनाके अनुसार है जब कि महावीर 
का निवाण काल अनुमानके आधार पर कल्पित है। अतः उसमें 
६० वर्ष कम करना चाहिये। 


इसके पश्चात्‌ स्व० काशीघभ्रसाद जी जायसवालने विहार 
डड़ीसा रिंसचचे सासायटी के जन॑ल में ( १९१४ सितम्बर ) शैशु- 
नाक और मौर्यकाल गणना” शीर्षकसे एक विद्वत्तापूर्ण निबन्ध 
लिखा। उसके अन्तमें उन्होंने मद्दावीर और बुद्धके निबोण 
समयकी भी बिद्वत्तापूवेक विवेचलाकी तथा प्राचीन गाथाओं 
की गणनाकों सप्रमाण सिद्ध करके जाले चार्पेन्टियरकी युक्तियों 
का निरसन किया | किन्तु उन्होंने भी १८ अषकी भूल बतला कर 
प्रचलित वीर निवोण सम्वत्‌ूमें १८ बष्ने बढ़ानेका सुझाव दिया। 


प्रचलित काल गणना पर प्रकाश डालनेके लिये यहाँ हम 
स्व० जायसवाल जाके मुद्दों" का भी दे देना उचित सममते है । 


१--अगुत्तर निकायमें जो यह उल्लेख मिलता हे कि जब 
महावीरका निवोण पावामे था तब बुद जीवित थे, यह उल्लेख पूरा 
रूपसे मानने योग्य है। पहले किये गये ऊद्दापोहसे यह निष्कष 
निकलता है कि चन्द्रगुप्त मोयके राज्यारोहणसे २१८ बे पूर्व 
महावीरने निर्वाण पाया । इस प्रकार चन्द्रगुप्त महावीर निवोणसे 
२१८ वे पश्चात्‌ ओर बुद्ध निवोण से २१८ अष पश्चात्‌ गद्दी पर 
बैठा। इस तरह जेनोकी काल गणनाके अनुसार चन्द्रगुप्त 
ईंस्वी सनसे ३२६ या ३२४ वर्ष पूरे गहीपर बैठा । इसमें चन्द्रगुप्त 


१--ये मुद्दे हम जि० सा० स०, खं० १, अं० ४ से साभार उद्इृत 
करते हैं। लेखक 


श्ट्८ जै० स० इ०-पूर्ष पीझिका 


के राज्यारोहणसे पहलेके २१८ वर्ष जोड़नेसे ( ३२६+२१८ ) 
ईस्वी पूजे (४४ आता है। यही बुद्ध निवोणका समय है । 
सीलोन, बमो और स्यामकी दुन्‍्तकथाओोंके अनुसार भी बुद्ध 
निवोणका यही काल आता है। 


२--ढ० हानेले सरस्वती गच्छ की पद्टावली की १८्वां 
गाथा के आधार पर विक्रम सम्बतके प्रारम्भ काक्ष ४७० वष 
पश्चात्‌ में १६ वर्ष बढ़ाते हैं। गाथाका अथे यह्‌ है कि निक्रम 
१६ वर्षकी उम्र तक गद्दी पर नहीं बेठा अथोत्‌ १७वें वर्षमे 
उसका राज्याभिषेक हुआ | इसका यह्‌ तात्पय हुआ कि सहाबीर 
निवोणके ४८७ वर्ष पश्चात्‌ विक्रम गद्दी पर बेठा। इसका परिणाम 
यह निकला कि जैनोंने विक्रम संबतके प्रथम वर्ष ( इ० स० पूर्व 
५८-५७ ) के अन्तमें ओर महावीर निवोणके पश्चात्‌ ४७० वर्ष 
पूरा होनेके बीचमें १८ वर्षका अन्तर छोड़ दिया। 


३--अ्रद्योत के समयसे लेकर शक राज्य और विकम सम्बत्‌ 
तककी जैन' काल गणना नीचे अनुसार है-- 


जिस रात्रिमें महावीरका निर्वाण हुआ उसी रात्रिमें पालक 
अवन्तीकी गद्दी पर बैठा। पालकके राज्यके ६० वर्षके पश्चात्‌ 


१--जं रयणि काल गश्नो अरिहा तित्थंकरों मह्ाबीरों। 
त रयणि अवर्तिवई अद्दिसित्तो पालमो राया ॥ १ ॥ 
सट्टी पालगरण्णो पशवण्ण सयं तु होइ नन्दाण | 
झट्टसयं मुरियाणं तोस चिय पुस्तमित्तस्स ॥ २ ॥ 
बलमित्त-माजुमित्ता सट्टी वरिसाणि चत्त नहवहने। 
तह गद्दभिन्लरज्ज॑ तेरत वरिसा सगस्स चठ ॥ ३॥ 


“विचार श्रे० में उद्धृत । 


बीर निर्याण सस्वस्‌ र्ष्६ 


नन्‍्दोंके राज्यका काल २५५ वर्ष बतलाया है । पुराशोंके 
अनुसार नन्दव्धनसे लेकर अन्तिम न॑न्‍दपरययेनत १२५३ बर्षे 
होते है । इतने वर्ष तक नन्‍्दोने राज्य किया। ३२ बर्ष जो अधिक 
हैं ((२३-३२-१५५ ) वे हमें उदायीके राज्यसे पहले अथवा 
दूसरे वर्षके आगे लाकर छोड़ देते हैं, अथोत्‌ पालक वंशक्री 
तरह ध्यान खींचने ल्लायक एक दूसरा काल उदायीके राज्यारोहण 
से प्रारम्भ द्वोता है। किन्तु पुराणों के अनुसार अजात शत्रु के 
छठे व्ष ( पालकका राज्यरोहण काल ) और उदायीके राज्या- 
भिषेकके बीचमें अपनेको ६४ व्षेका अन्तराल छोड़ना 
चाहिए | जब कि जैन काल गणनाके अनुसार पालकका राज्य 
काल ६० वर्ष ही है। इस तरह चन्द्रगुप्के समयमें पुनः ४ वर्ष 
अन्तर आता है। ओर इससे चन्द्रगुप्त मह्वीरके निवोणके 
२१४५ अथवा २१८ वर्ष पश्चात्‌ गद्दीपर बैठा । इस प्रकार जुदी जुदी 
तारीखे आती है । मोर्योंके राज्य कालको दो वषसमूहामें 
विभाजित कर दिया है --१०८ और ३०। उसमें १०८ वर्ष मौर्य 
बंशके हैं ओर २० वष पुष्यमित्रके हैं। उसके पश्चात्‌ बलमित्र 
भानुमित्रके ६० वर्ष सम्मिलित किये हैं। इस गणनाके अनुसार 
हम महावीर निर्वाणके पश्चात्‌ ४१३ वर्ष तक पहुँच जाते हैं । 
इसके पश्चात्‌ ४० वर्ष नहपानका राज्य काल बतलाया हैं। 
उसके पश्चात्‌ १३ व गदे भि्नके राज्यके हैं. ओर ४ शक राजा 
के हैं इन सबका जोड़ ४७० होता है। यहाँ गाथाओंकी गणना 
समाप्त हो जाती है। विक्रम संबत्‌ और इस गणनाका परस्पर 
बल मिलाने से ऊपर लिखे अनुसार १८ वष का अन्तर 
थ्ाता है' । 

हेमचन्द्राचायंके द्वारा दत्त जिस काल गणनाको आधार 
मानकर जेकोबी तथा चार्पेन्टियरने प्रचलित वीर निबोण सम्वतूमें 


१8 


श्ह५ जै० सा० हुं» पूर्व पीठिका 


६० बर्ष घटानेका सुकाव दिया था, उसे भूल भरा बतलाते हुए 
जायसबालने लिखा था कि हेमचन्द्रने अपनी कालगणनामें 
जो पालकके ६० वर्ष छोड़ दिये हैं यह उनकी एक मोटी भूल 
है; क्‍योंकि यदि हम प्रारम्भके ६० वर्षोंको छोड़ देते हैं तो 
चन्द्रगुप्त, स्थूल भद्र, सुवाहु ओर भद्गबाहुकी समकालीनतामें 
विरोध आता है ओर प्रो० जेकोबोने हेमचन्द्रकी इस भूल 
को अपनी गशनाका आधार बनाया है और ऐसा करनेमे पाली 
लेखोंमें आये हुए अ्रशोकके भूलभरे समयका और उसके 
ऊपर बॉधी गई निबवोण काल गणना का उनके ऊपर बहुत प्रभाव 
पड़ा है । 

पाली लेखोंम दिये हुए समयके ऊपर बाँधी गई गशनासे 
उन लेखोमे लिखी हुई अशोकके अभिषेककी तारीख 
तथा पूर्व परम्परासे चली आती हुई तारीखके मध्यमे लगभग 
६० बषका अन्तर है । हेमचन्द्राचायंकी भूलसे जैन काल 
गणनामे भी ६० वर्ष छूट जानेसे इन दोनों गणनाओकी एकता 
ने उक्त विद्वानाके मतको बल दिया है। परन्तु प्रद्योतका पुत्र 
पालक, जो अज्ञातशन्रुका समकालीन था, महावीर निवाणके 
दिन गद्दी पर बैठा. यह मानना स्वाभाविक और सम्रमाण है। 
हेमचन्द्राचायके कथनके अनुसार महाबीर निर्माणके पश्चात्‌ 
तुरन्त ही नन्दवंशका राज्य शुरू हुआ, यह मान्यता एकदम भूल- 
भरी और अप्रामारिक है? । 


गए प्रकार प्रचलित निवाण सम्बत्‌में डा० याकोबी और 
जाले के द्वारा बतलाई गई ६० वर्षकी भूलको भ्रम पूर्ण 
बतलाते हुए स्व० जायसवाल्ने १८ वर्ष बढ़ानेकी जो सम्मति दी 
उसका खुलासा इस प्रकार है--.. 


वीर निर्वाण सम्बत २६१ 


महावीरके निवोणसे गदभिलल तक ४७० व्ेका अन्तर जैन 
गाथाश्रोंमें कहा है, जिसे दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों मानते 
हैं। किन्तु जैनोंके सरस्वती गच्छकी पट्टावलीमें विक्रम सम्बत्‌ 
ओर विक्रम जन्ममें श८ व्षका अन्तर माना है। यथा-- 
'बीरात्‌ ४९२ विक्रम जन्मान्तर वर्ष २२ राज्यान्त वर्ष ४” | विक्रम 
विषयक गाथाकी भी यही ध्वनि है कि वह १७वें था १८ें वर्षमें 
सिहासन पर बैठे | इससे सिद्ध है कि ४७० वर्ष जो वीर निबोणसे 
गदंभिल्ल राजाके राज्यान्त तक माने जाते हैं वे विक्रमके जन्म 
तक हुए ( ४९२-०२८४७० ) | अतः विक्रम जन्म ( स० नि० 
४७० ) में १८ वर्ष ओर जोड़नेसे निवोणका व्षे विक्रम सम्बतसे 
;८्८ वे पूने निकलता है। १८ व्षेका फके गदेभिलल ओर 
पके बीच गणना छोड़ देनेसे उत्पन्न हुआ मालूम 
होता है! । 


यह याद रखनेकी बात है कि मद्दावीर और बुद्ध दोनों सम- 
कालीन थे । बोद्धोंके सूत्रोंमे लिखा है कि जब बुद्ध शाक्य भूमिकी 
ओर जाते थे तब उन्हे सूचना मिली कि पावामें महाबीरका निबोण 
हो गया। बौद्ध लोग लंका, श्याम, वर्मो आदि स्थानों बुद्ध 
निर्वाणके आज ( गि० सं० १६७१ ) ४६८ व्षे बीते मानते हैं । 
सो प्रचलित बीर निबोण सम्बतूमे ९८ गधे जोड़ देनेसे यद्द 
मिलान खा जाता है कि महावीर बुद्धके पहले निवोणको प्राप्त 
हुए। नहीं तो, बुद्ध निवोणसे महावीरका निवोण १६-१७ व्षे 
पहले सिद्ध होगा, जो प्राचीन सूत्रोंके कथनके विरुद्ध पड़ेगा! । 


स्थव० जायसवालके उक्त मतका निरसन पं० जुगलकिशोर जी 
मुख्तारने ( अनेकान्त, गधे १, कि० १ में ) विस्तारसे किया । 


२६२ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


१--मुरूठार साहबने अनेक म्न्थोंसे प्रमाण देकर यह्द्‌ प्रमा- 
णित किया कि प्रचल्षित विक्रम सम्वत्‌ विक्रमको मृत्युका सम्बत्‌ 
है जो वीर निबोणसे ४७० वर्ष बाद प्रारम्भ होता है और इसलिए 
बीर निवाणसे ४७० द्ष बाद विक्रमके राजा होनेकी जो बात कही 
जाती है और उसके आधार पर प्रचलित बीर निवोण सम्वत्‌ पर 
जो आपत्ति की जाती है, गह ठीक नहीं है । 

२--इसके सिवाय, नन्दिसंघकी एक पट्टावलीमें तथा विक्रम 
प्रबन्धमें भी जो यह लिखा" है कि 'जिन कालसे ( महाबीरके 
निबोणसे ) विक्रम जन्म ४७० वधेके श्रन्तरको लिये हुए है? और 
दूसरी पद्माअलीमें जो आचायोके समयकी गणना विक्रसके राज्या- 
रोहण कालसे दक्त जन्ममें १८ वर्षकी वृद्धि करके दी गई है बह 
सब उक्त शक कालको और उसके आधार पर बने हुए विक्रम- 
कालकों ठ5क न सममनेका परिणाम है। ऐसी हालतमे कुछ 
जैन, अजैम तथा पश्चिमीय और पूर्बीय विद्वानोने पद्टावलियोको 
लेकर जो प्रचलित वीर निवोण सम्बत्‌ पर यह आपत्ति की है कि 
उसकी वर्ष संख्यामे १८ अषकी कमी है जिसे पूरा किया जाना 
चाहिए, वह समीचीन मालूम नहीं होती ओर इसलिये मान्य किये 
जानेके योग्य नही है । 


३--साथ द्वी श्वेताम्बर भाइयोंने जो वीर निर्बाणसे ७७० 
अष बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना' है और जिसकी वजहसे 


१--5त्तरि चदुसदजुत्तो जिशकाला विक्कमो हवइ जम्मो । 


२--विकमरज्जारंभा प ( पु ) रग्नो सिरिवोरनितखुई मणिया | 
सुल्नं-मुणि“वेय जुत्तो विक्मकालाउ जिणकाले 


+-बि० शे० ९ 


घीर निर्याण सम्वत्‌ श्ध्३ 


अ्रचल्लित वीर निर्वाण सम्वतमें १८ वर्ष बढ़ानेकी भी कोई जरूरत 
नहीं गहती उसे क्‍यों न ठीक मान जिया जाये, इसका कोई समा- 
धान नहीं होता । 

४-- इसके सिवाय जाले चार्पेन्टियरकी यह आपत्ति बराबर 
बनी ही रहती है कि दीर निबोणसे ४७० वषके बाद जिरू विक्रम 
राजाका दोना बतलाया जाता है उसका इतिद्दासमें कहीं भी कोई 
अस्तित्ग नहीं है। परन्तु विक्रम सम्वत्‌कों विक्रमकी सृत्युका 
सम्वत्‌ मान लेने पर यह आपत्ति कायम नहीं रहती क्योंकि जालें 
चार्पेन्टियरने बीर निवोणसे ४५१० वर्षके बाद विक्रम राजाका 
राज्यारम्भ होना इतिहाससे सिद्ध माना है और उसका राज्यकाल 
६० बे तक रहा है। इससे प्रचलित विक्रम सम्जत्‌कों उसका 
मृत्यु सम्बत माननेसे यही समय उसके राज्यारम्भका आता है। 
मालूम होता है जाल॑ चार्पेन्टियरके सामने विक्रम सम्बतके विषयमें 
विक्रमकी मृत्युका सम्बत्‌ होनेकी कल्पना ही उपस्थित नहीं हुई 
आर इसीलिये आपने वीर निवोणसे ४१० वर्षके बाद ही विक्रम 
सम्बतका प्रचलित होना मान लिया ओर इस भूल तथा गल्तीके 
आधार पर ही प्रचलित यीर निवोण सम्वत्‌ पर यह आपत्ति कर 
डाली कि उसमें ६० वे बढ़े हुए हैं इसलिए उसे ६० बचे पीछे 
डूटाना चाहिये। 


इस प्रकार मुख्तार साहबने अपने लेखमें एक ओर स्व० 
जायसवालके १८ बे बढ़ानेके सुकावको और दूसरी ओर जाले 
चार्पेन्टियरके ६० वे घटानेके सुकावको सदोष बतल्ञाकर प्रचलित 
चीर निवोण सम्बत्‌को ही ठीक ठहराया। 
हम पहले लिख आए हैं कि श्री जायसवालने जाल चार्पेन्टियरके 
इस सुमावका कि प्रचलित वीर निवोण सम्बतमें ६० वे अधिक 


२९४ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


हैं, निस्‍सन करते हुए हेमचन्द्राचार्यके भूलभरे उल्लेखकों उसका 
आधार बतलाया था। मुख्तार साहबने भो जाले साहबके उक्त 
मतको अमान्य ठहराया किन्तु उन्होने हेमचन्द्राचार्यके कथनको 
भूल भरा न बतलाकर यहू स्पष्ट किया कि जायसबाल साहबको 
ही उसे समभनेम भूल हुई है। उसका स्पष्टोकरण नोचे दिया 
जाता हे-- 

मेरुतुंगकी विचार श्रेणीमे जो काल गणना दी है वह हम पीछे 
दे आये हैं उसमें महाबीर निर्वाणसे ६० वर्ष तक पालक, १५४ 
बर्षे नन्‍द, १०८ वर्ष मौर्य, ३० वर्ष पुष्पमित्र, ८० वर्ष वलमित्र, 
भानुमित्र, ४० वर्ष नभोवाहन, १३ वर्ष गदेमिल्ल तथा ४ बर्ष तक 
शकोका राज्य क्रशशः बतलाया है जिसका जोड़ ४७० वर्ष होता 
है। श्वेताम्बरोंमें यद्दी काल गणना मानी जाती है। 

परन्तु श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रके 'परिशिष्ट पर! से ज्ञात 
होता है कि उज्जयिनीके राजा पालक का जो ६० वर्ष समय 
ऊपर बतलाया है उसी समय मगधके सिद्ासन पर श्रेणिकका 
पुत्र कुशिक ( अजावशत्रु ) ओर कुणकके पुत्र उदायीका राज्य 
क्रमशः रहा है । उदापीके निस्सन्तान मर जाने पर उसका राज्य 
नन्‍्दको मिला । इसीसे परिशष्ट पवमे श्री महावीर स्वामीके 
निबोणसे ६० वष बाद नन्‍्द राजाका होना लिखा"* हे । इसके 
पश्चात्‌ मौयबंशके प्रथम सम्राट चन्द्रगुप्तका राज्यारम्भ बतलाते 
हुए वह श्लोक' दिया है जिसे जार्ल चार्पन्टियरने अपने निवोणका 


१-अदन्तरं वर्धमान स्तामि निर्वाण वासयात्‌ । 


गतायां परष्टिवत्सयांसेष नन्दोउभवन्नृपः ॥ ६-२४३ ॥ 
२--एवं भ्री महावीर मुक्तेवंपंशते गते | 


पंचपचाशद्घिके. चन्द्रगुप्तउमवन्तृपः ॥ ८-३३६ ॥ 


यीर निर्बाण सम्बत्‌ २६५ 


मुख्य आधार माना गया है | उसमें बताया है कि मद्दावीर नियोण 
से १५५ वर्ष बाद चन्द्रगुप्त राजा हुआ। 


विचार श्रे णिकी गाथामें १५४ वर्षका समय केवल नन्दोंका 
बतलाया है ओर उसमें ६० बे पहले पालकका समय दिया 
है। अतः उसके अनुसार चन्द्रगुप्तका राज्यरोहणकाल वीर निबोण 
से २१५ वर्ण बाद होता है। परन्तु हेमचन्द्रने १५५ वे बाद 
बतलाया है | अतः ६० वर्षेका अन्तर पढ़ता है। 

इस अन्तरको स्पष्ट करते हुए मुख्तार सा० ने लिखा है कि 
हेमचन्द्रने ६० व्षेकी यह कमी नन्‍्दोंके राज्यकालमें की है, उनका 
राज्यकाल €५ वधे बतलाया है, क्योंकि नन्दोंसे पहले उनके ओर 
बीर निवोणके बीचमे ६० वेका समय उन्होने कुणिक आदि 
राजाओंका माना ही है। ऐसा मालूम होता हे कि पहले से 
बीरनिवोणके बाद १५५ व्ठेके भीतर नन्दोंका होना माना जाता 
था, परन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं था कि वीरनिवोशके ठीक 
बाद नन्‍्दोंका राज्य प्रारम्भ हुआ | बल्कि उससे पहले उदायी 
तथा कुणिकका राज्य भी उसमें शामिल था। परन्तु पीछेसे 
१४४ बघेकी गणना अकेले नन्दोंके लिए रूढ हो गई और 
उधर पालक राजाके अभिषिक्त होनेकी घटना उसके साथ जुड़ 
जानेसे काल गणनामें ६० व्षेकी वृद्धि हुई ओर उसके फलस्वरूप 
बीर निबोणसे ४७० ब्चे बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना जाने 
लगा । हेमचन्द्राचायने दो श्लोकोंसे उक्त भूलका सुधार कर दिया। 
चन्द्रगुप्तके राज्यारोहण समयकी जछे संख्या १४४ में आगेके २५४५, 
बषे ( १०८+३०+ ६०५ १३+ ४८ २५४ ) जोड़ देनेसे ४१० होते 
हैं। यही वीर निवाणसे विक्रमका राज्यारोहण काल है। परन्तु 
महावीर निवोण और राज्यारोहण काल ४१० में राज्यकालके ६० 


२६६ जै० सा[० हु०-पूर्व पीडिका 


वर्ष भी सम्मिलित कर लिये जाबें। ऐसा किए जाने पर विक्रम 
सबत्‌ विक्रम सत्युक्रा संबत्‌ हो जाता है और फिर सारा झगड़ा 
मिट जाता है।( अनेका०, अष १, कि० १: ५० २१-२२ )। 


इस तरह मुख्तार साहबने जैन काल गणनाके आधार पर 
प्रचलित बीर निवाण सम्बतकों ही ठीक प्रमाणित किया। 
तत्पश्चात्‌ मुनि कल्याण विजय जीने भी वीर निवोण सम्बत्‌ ओर 
जैनकाल गणना शीर्षक एक महत्वपूर्ण निबन्ध लिखकर प्रचलित 
बीर निर्माण सम्बतकों ही ठीक प्रमाणित किया था । 


सन्‌ १६४१ में मैसूर राज्यके आस्थान विद्वान्‌ पं० ए० शान्ति 
राज' जी शास्रीने प्रचलित बीर नियीण सम्वत्‌ पर आपत्ति की | 
आपकी आपत्तिका मुख्य आधार था त्रिलोकसारकी गाथा 
८५०, जिसमे वीर नियोणसे ६८४ अषे ५ मास बाद शकराजाकी 
उत्पत्ति बतलाई है। पं० जीका कहना था कि उक्त गाथामें प्रयुक्त 
हुए 'सगराजो'-शकराजः शब्दका अथ पुरातन विद्वानों द्वारा विक्रम 
ग्रहण किया गया है अतएवं वही अर्थ प्राह्म है। अपने इस 
कथनके प्रमाणमें आपने त्रिलोकलारकी माधवचन्द्र कृत संस्कृत 
दीकाकों उपस्थित किया था। उसमें टीक्राकारने शक राजका अथे 
मिक्रमांक (-मार्क ) शकराज किया है। अतः शास्त्री जीने विक्रम 
सम्वत्‌ ६०४ गधे पू्े बीरका निवाण माननेका सलाह दी थी। 
किन्तु टीकाकारने यदि 'भ्रमवश' शकका अथ विक्रम शक कर 
दिया हो तो उसे किसी निशेयका आधार नहीं बनाया जा सकता। 
अन्य किसी भी ग्रन्थकारने उक्त शक कालको बिक्रमका काल 
नहीं माना | त्रिलोकसारके पूववर्ती घतला टीकामे वीरसेन स्वामी 


१--अनेकान्त, वर्ष ४, पृ० ४५६ | 


जीर निर्दाय सम्पत्‌ २६७ 


ने स्पष्ट लिखा है कि ६८३ नर्षमें से «७ वर्ष ७ मास कम करने 
पर पाँच मास अधिक ६०४ वर्ष होते हैं। गह बीर जिनेन्द्रके 
निदोण प्राप्त ढीनेके दिनसे लेकर शककालके प्रारम्भ होने तकका 
काल है। इस कालमें शक नरेन्द्रका काल जोड़ देने पर वधमान 
जिनके मुक्त होनेका काल आता है। अपन इस कथनके समथेन में 
चीरसेन स्वामीने एक प्राचीन गाथा" भी उद्धृत की है। उसका 
भी यही अभिप्राय है कि शककालमें ६०५ अषे ५ मास जोड़ देनेसे 
थीरजिनेन्द्रका निवोशकाल आ जाता है । 

तिलोय प० और हरिवंश पुराणमें भी महावीर निवोण और 
शकराजाका अन्तरकाल ६०४ वष ५ मास बतलाते हुए शकको 
'विक्रमाक! नहीं कहा। अतः उक्त गाथामें आगत शकगज़ 
शब्दसे विक्रम संबतका निर्देश नहीं लिया जा सकता 
इस्डि० ए० जि० १२मे स्‍्व० के० बी० पाठकने भी बीरनिवोण 
सम्वद्‌ सम्बन्धी अपने लेखमें त्रिलोकसारकी टीकाकी भूलकी 
चचो की थी और टीकाकारोंके द्वारा भूल किये जानेके एक दो 
उदाहरण भी दिये थे । आपने लिखा था--त्रिलोकसारमें--'पण 
छस्सयबस्स पणमास जुदं गमिय वोरणिव्वुइदो । सगराजो | के 
टीकाकार साघवचन्द्रने शक राजाका अर्थ 'विक्रमाहु शकराज” किया 
है । मूल ग्रन्थमें इस तरह का कोई निर्देश नहीं है। देशी टीका- 
कारोंसे इस तरहको भूलें हुई है। उदाहरणके लिए --माघनन्दि 
श्रावकाचारकी प्रशस्तिको रखा जा सकता है । इसकी प्रशस्तिमें 
बतलाया है कि वीर नि० सं० १७८० में प्रधाबी संवत्सरमें ज्येष्ठ 


१--पंच य मासा पंच य बासा छुल्वेव होति वाससया | 
सगकालेण य सहिया थावेयव्यों तदो रासी ॥ ४१ै ५ 
--षट खं०, पु० ६, प्ृ० १३१२ । 


२६८ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


शुक्लापंचमीके दिन यह प्रन्थ पूजा क लिये स्थापित ३ 
गया । उसमें यह भी लिखा है कि वीरनिवोण के ६०४ व 
बीतने पर शक राजा हुआ | श्रतः १७८० में से ६ ०५ वर्ष घटाने 
पर ११७६ शेष बचते है। प्रधावी संबत्सर शकसं० ११५४ में 
ही पड़ता है। अतः प्रधावी संभत्सर मे-शक सं० ११७४ में 
बीर्रानवोणकों हुए १७८० वर्ष बीते थे। अतः शक सम्बतसे 
६०५ दे पूर्ण वीरनिवाण हुआ यह सिद्ध है। किन्तु प्रशस्तिकी 
कनड़ी टोकामे वीरनिवोणसे ६८३ गधे तककी आचार्य 
परम्परा बतलाकर लिखा है --आचारांग पाठी आचार्योसे लेकर 
प्रधावी सबत्सरकी जेष्ठ शुक्ला पंचमी तक--जब ग्रन्थ पूजा 
के लिए स्थापित किया गया -१०6७ बे हुए। अतः ५०७७+ 
६८३ जोड़नेसे १७८० होते हैं । आगे लिखा है कि बीर स्वामी 
का निवाण सम्बत्‌ १६२२० प्रवर्तित है। और यह भी लिखा है 
कि बीर जिनके मोक्तसे ६०५ वर्ष ४ मास बाद शक राजा हुआ? । 

यहाँ गलती हुई है और वह यह हुई है कि बीर प्रभुके 
तीथे काल २९८०० मेंसे १७८० को घटाकर शेष १९२२० को 
निद्ोण काल मान लिया है। अतः ऐसी भूलोके आधार पर 
ऐतिहासिक निर्णेय नही किए जा सकते। 

माधनन्दि श्रावकाचारकी प्रशस्तिके उक्त उल्लेखसे यह भी 
प्रमाणित होता है कि लगभग सात सौ वर्षों पूणे शक सम्बतसे 
६०४ दर पूर्ण ही बीर निर्बोण सम्वत्‌ माना जाता था। अतः 
प्रचलित वीर निवोण सम्बतकी मान्यताक्े पीछे सात सो वर्षोकी 
परम्पराका उल्लेख भी उसकी प्रामाणिकताकी ही पुष्टि करता है । 

अप भगणान महावीरके समकालीन व्यक्तियों तथा कतिपय 
अन्य संकलनाओंकी दृष्टिसे श्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्‌ पर 
विचार किया जाता है । 


वीर निर्वाण सम्बत २६६ 
समकालीन व्यक्ति 


जैन तथा बौद्ध उल्लेखों के अनुसार महात्मा बुद्ध, आजीविक 
सम्प्रदायके संस्थापक मक्खलि गोशाल, वैशाली नरेश चेटक | 
मगधराजा श्रेणिक या ब्रिम्बसार और श्रेणिक पुत्र अभय और 
कुणिक या अजातशत्रु, ये इतिहासप्रसिद्ध व्यक्ति भगवान्‌ 
महाबीरके समकालीन थे । उनके सम्बन्धमें जैन उल्लेखों से नीचे 
लिखे तथ्य प्रकाशमे आते हैं--- 


लिच्छूवि गण तंत्रके प्रमुख चेटकराजकी सबसे बड़ी पुत्री 
की कुक्षिसे महाबीर का जन्म हुआ था और सबसे छोटी पुत्री 
चेलना राजा श्रेणिककी पटरानो और कुणिककी जननी थी। 


जैन ग्रन्थकारोंके' द्वारा निबद्ध श्रेशिक चरितके अनुसार 
श्रेणिकके पिताने श्रेशिकको अपने राज्यसे निकाल दिया था। 
मार्गमें एक ज्राकह्षणका साथ द्ोगया। उसकी बुद्धिमती पुत्रीसे 
श्रे णिकने विवाह किया । उससे अभयकुमार नामक पुत्र हुआ। 
पिताकी मृत्यु हो जानेके पश्चात्‌ श्रेणिककों मगधका राज्य 
मिला, ओर बड़ा होने पर अभयकुमार राजमंत्री हुआ । 


अ्रभय कुमारके मंत्रित्वकालमे राजा श्रेणिक चेटककी सबसे 
छोटी पुत्री चेलना पर आसक्त हो गये और चेटकसे उसकी 
याचना की | चेटकके द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर अभयकुमार 
ने छल्लसे चेलना का हरण करके श्रेणिकके साथ उसका विवाह 
करा दिया । उस समय राजा श्रेणिक जैनेतर धमोवलम्बी थे ओर 


१--श० क० को*, कथा ५५ । 


३०० जै० सा० | पीठिका 


चेतना जैन थी। चेलनाके प्रयत्नसे ही राजा श्रे णिकने जैन धम 
धारण किया और भगवान मद्दाबीर की उपदेश सभा का प्रधान 
श्रोता बना । 


जब लगभग ४२ व्धेकी अवस्थासे महाबीर भगवानको 
केबल शान प्राप्त हुआ और राजगद्दीके बाहर स्थित विपुलाचल 
पर उनका पदार्पण हुआ उस समय राज 'गृहीमे राजा श्रेणिक 
चेलनाके साथ निवास करते थे । 


हरिषेणने अपने कथा कोशमे श्रेणिककी कथाके अन्तमे 
लिखा है कि जब चतुर्थ कालमे तीन वे, आठ मास भौर सोलह 
दिन शेष रहे तब महाबीर भगवानका निवोण हुआ तथा पंचम 
कालके इतने ही दिन बीतने पर राजा श्रेशिक की मृत्यु हुई। 
अथोत्‌ भगवान महाबीरके निवोणसे सात वे पाँच मास पश्चात्‌ 
श्रेशिककी मृत्यु हुई । किन्तु जैन और बौद्ध उल्ले खोसे 
इसका समर्थन नहीं होता । यह सर्वविदित है कि कुशणिकने' बड़ा 
होने पर अपने पिता श्रे शिकको कारागारसे डाल दिया था और 


१--कत्य कहिय ? सेशियर/ए, सचेलणे महामंडलिए सयलबसुहा- 
मंडल भु जते? | ज० घ०, भा० १, पए्‌ृ० ७३ 


२--किन्तु अब सभी ऐतिहासिक श्रजात शत्रु (कुणिक) पर लगाये 
गये इस इलजाम को भ्ूठा मानते हैं। वह कई अंशो में बुद्ध के 
प्रतिद्वन्दी देवदत्तको सहारा देता था इसी कारण उस पर यह 
इल्जाम लगाया होगा ऐशा उनका कहना है। भा० इ० रू० 
४० ४६३ | ब्रृ० क० को० में हरिषेणने भी इस घटना को 
चर्चा नहीं की है । 


बोर निर्वाय सम्बत्‌ ३०४१ 


बहीं उसको सत्य हुई। श्रेणिकको सृत्युके पश्चात्‌ कुशिकको बड़ा 
परचात्ताप हुआ्रा और वद चित्तकी शान्तिके लिये महाबीर और 
बुद्धके पास गया। 

श्वेता० जैन सूत्रोंमे महाबीर भगवानके साथ श्रेणिक- 
विषयक जितने प्रसंग आये हैं, उनसे अधिक प्रसंग कुणिक 
सम्बन्धी मिलते हैं । उनमे यह भी लिखा है कि श्रेणिककी मृत्यु 
के पश्चात्‌ कुणिक और उसके भाई हल्ल विहज्लका आपसमें 
भंगड़ा हुआ । हल्ल विहल्ल अपने नाना चेटकके पास चले गये । 
कुणिकने चेटकपर आक्रमण कर दिया और वैशालीको वरबाद 
कर दिया। 

अरब गोशालकको लीजिये। भगवती सूत्रके १५ वें शतकमें 
उसका वर्णन विस्तारसे दिया है। उसके अनुसार जब गोशालकने 
कुद्ध होकर महाबीर भगवान पर अपनी तेजों लेश्याका प्रयोग 
किया और कहा कि तू छ मासमें मर जायेगा, तब महाबीरने 
उससे कहा-- गोशाल; में अभी १६ वे तक इस प्रथ्वीपर 
बिहार करूगा | और तू अपनी तेजो लेश्यासे स्वयं ही जलकर 
सातवें दिन मर जायेगा । अथोत्‌ गोशाज्ककी मृत्युसे १६ वर्ण 
बाद तक भगवान महाबीर जीवित रहे ! 

मरनेसे पूं गोशालकने अपने शिष्योंको कुछ बाते बतलाई 
जिनमे मुख्य 'आठ चरिम' हैं। डन आठ चरिमोमें एक 'मदाशिला 
कंटक' युद्ध भी है। अजातशन्रुका चेटकके साथ जो युद्ध हुआ 
था उसे ही 'मदहाशिला कण्टक' युद्ध कहा है। अतः गोशालककी 
सृत्युसे पहले यह युद्ध हो चुका था ! 

यह तो हुआ जैनग्रन्थोंसे प्राप्त मगवान महाबीरके समकालीन 
इतिदासप्रसिद्ध व्यक्तियोंका विवरण । अब बौद्ध सादित्यको 
लीजिये । 


३०२ जै० सा० इ०-पर्व पीठिका 


जैन भप्रन्थोंमें महाबीरके समकालीन व्यक्तिके रूपमें बुद्धका 
संकेत तक भी नहीं मिलता। किन्तु बौद्ध त्रिपिटकोंमें निगंठ 
नाटपुत्त--निम्र न्थ झाठ पुत्रका निर्देश तथा एक प्रबल प्रतिहन्दी 
के रूपमें बिवरण बहुतायतसे मिलता है । जैसा कि हम पहले भी 
लिख आये हैं। अतः उससे यह स्पष्ट है, कि दोनों व्यक्ति 
समकालीन थे । 


इसी तरह मयध राज बिस्बसार ( श्रेणिक ) ओर उसका 
चुत्र अजावशत्रु ( कुशिक ) भी बुद्धके समकालीन थे। बुद्धचयो 
(प्र० ४१३) मे लिखा है कि बुद्ध प्रवृजित होनेके पश्चात्‌ राजगृदीमें 
आये । विम्बसारने उनसे वहाँ ठहरनेकी प्रार्थना को किन्तु बुद्धने 
फहा मैं सत्यकी खोजमें हूँ | तथा विम्बसारने उनसे प्रार्थना को कि 
बोधिलाभ होने पर राजगृही पधारना। तदनुसार जब बुद्धका 
बोधिलाभ हो गया तो वे राजगृही आये ओर बविम्बसार उनका 
उपासक बन गया | अथोत्‌ जब बुद्धने घर छोड़ा तब राजगृहीके 
सिंहासन पर श्रेणिक आसीन था। बुड़के जीवन कालमें ही 
श्रे णिककी मृत्यु हुई और अजात शज्रुके राज्यके आठवे वर्षमें 
बुद्धका निवोण हुआ । 


अब हम प्रचलित वीर निवोण सम्बत्‌कों सामने रखकर वक्त 
समकाल्लीन व्यक्तियोके उक्त घटना क्रमपर बिचार करेगे। 


पाठक जानते हैं कि सन्‌ *६५६ की बैसाखी पूर्णिमाको विश्व 
भरसे महात्मा बुद्धको २४५८० वी निवोण जयन्ती मनाई गई 
थी। तदनुसार ( २४५०:-१६५६ ०५५४ ) बुद्धका निवोण ईस्वी 
पूवे ४४४ में हुआ था। सिहल आदि बोड्ध देशोमें बुद्धके निवाण 
का यही काल माना जाता है। जैसे जेन परम्परामें महावीरका 


बीर निर्दाण सम्बत्‌ ३०३. 


निवाण ईस्वी पूर्व ४२७ में माना जाता है वैसे ही उक्त बोध्दू 
देशोंमें बुदूघका निवोण इस्वी पूजे ४४४ मे माना जाता है। और 
जैसे महाबीर निवाणके प्रचलित कालको लेकर विद्धानोमें मत- 
भेद चला आता है, वैसे ही प्रचलित उक्त बुदूध निबोणके काल 
को लेकर विद्वानोंमें उससे भी अधिक मतभेद चल्ला आता है। 
किन्तु जायसवालने बोदूध अनुश्रुतिके प्रत्येक गोलमालको सुलमा 
कर ४४४ ई० पूर्णेमें बुद्ध निवोणकी स्थापना की थी ( ज० रा० 
ऐ० सो०, जि० १, ए० €७ आदि)। अतः हम परम्परासे प्रचलित 
उक्त दोनों निबोणकालॉकों ही सामने रखकर उक्त समकालीन 
व्यक्तियोके घटना क्रमपर विचार करेंगे। 


बुद्ध की आयु ८० वर्ष थी और महात्रीरकी आयु ७२ वर्ष 
के करीब थी । चू कि बुदूधका निबोण ईस्वी पूजे ५४४ में हुआ 
अतः उनका जन्म इंस्बी पूजे ६२४ में होना चाहिए। तथा चू कि 
महावीरका निवाण इंस्वी पूजें ५२७ में हुआ अतः उनका जन्म 
इंस्त्री पूते ५6६ में होना चादधिए। इस तरद्द बुद्धसे महाबीर 
करीब २५ वर्ष छोटे ठहरते है। बुद्धने करीब २6 वर्षकी 
अवस्थामें घर छोड़ा ओर लगभग ३६ वर्धकी अवस्थामें उन्हें 
बोधि लाभ हुआ । भद्दावीरने ३० वर्णकी अबस्थासें घर छोड़ा 
ओर लगभग बयालीस व्ेकी अवस्थामें उन्हें केवल ज्ञान हुआ । 
अथोत्‌ प्रचलित निवोणकालके अनुसार बुद्धको ५८८ इंस्बी पू्ेमें 
बोधिलाभ हुआ ओर महाबीरको ५५७ इस्वी पू्ेमें बोधिलाभ 
हुंआ। इस तरह बोधिलाभके पश्चात वे दोनों महापुरुष लगभग 
१२-१३ बंधे तक अपने अपने धममके शास्ताके रूपमें--अ्रतिस्पर्षी 
के रूपमें साथ साथ विचरण करते रहे। बोद पालि साहित्यमें 
निम्न न्थ क्षात पुत्रके सम्बन्धमें जो उल्लेख मिलते हैं, १२ वर्षेके 


8०४ जै० सा ह०-पर्व पीठटिका 


सुदीधकालमें उनका घटित होना जरा भी असंभव नहीं कहा जा 
सकता | 


हाँ, जब महावीर अपने धर्म प्रचारके ज्षेत्रमें अवतरित हुए 
तब बुद्ध बृदूध हो चुके थे जब कि मद्दावीर प्रौद्ययमें पदापण 
कर चुके थे और इसलिए स्वभावतः उनमें कार्यज्षमता अधिक 
थी। बौद्ध पालि साहित्यमें महावीरका द्वी श्रबलल प्रतिद्न्दी के रूप 
में अधिक निर्देश मिलनेका यह भी एक कारण हो सकता है। 
अब इन महापुरुषोके उक्त कालकी संगतिको अन्य समकालीन 


व्यक्तियोंके साथ भी मिलाकर देख लेना चाहिये । 


बौद्ध पाली साहित्यमें बुद्धफे विराधी छे शास्ताओंमें मक्खलि 
गोशालका नाम भी आता दै, जो महावीरका भी समकालीन था। 
भगवती सूत्रके अनुसार गोशालकने महावीरके जिन होनेसे दो 
बर्ष पूर्व ही अपनेको 'जिन! घोषित कर दिया था और महाबीरके 
निबौणसे १६ वर्ष पूर्व उसकी मत्यु हुईं। चूँकि महाबीरको 
जिनत्वकी प्राप्ति ईस्त्ी पूर्व ५५७ में हुईं, अतः गोशालक इंस्वी 
पू्षे ५५6 में जिन” हुआ और ईस्वी पूर्व ५४३ में उसकी सत्यु 
हुईं। अर्थात बुद्धसे एक वर्ण पश्चात्‌ उसका मरण हुश्रा। इस 
तरह 'जिन! होनेके पश्चात गोशालक भी १४ वे तक प्रतिद्वंदी 
के रूपमें बुदूधके समकालमें बिचरण करता रहा। अतः उसके 
कालकी संगति भी ठीक बैठ जाती है । 


अब राजा श्रे णिक और तत्पुत्न अजातशत्रुको लीजिये। घूँ कि 
बुदूधका निवोण ई० पूर्णे ४४४ में हुआ और उससे ८ वर्ष पूछे 
अजातशत्रु मगधके राज्यासत पर बैठा। अतः ४४२ ६० पूरमें 


कीर निर्काय सम्बस क० ५ 


अजातशत्र ' गही पर बैठा ओर लगभग इसी समय श्रेणिककी 
मृत्यु हुईं। चूँकि भगवान महावीरकों केवलश्लान ई० पूणे ५४७ 
में हुआ अतः श्रेणिक केवल ४-५ वर्ष तक ही भगवान मद्दादीरके 
उपदेशोंसे लाभान्वित हो सका । 

ईं० पुजे ४५२ में राज्यासन पर बैठते समय श्रज्ञातशत्रको 
आयु २३ वे अवश्य होनी चाहिये; क्योकि इतनी अवस्था हुए 
बिना पिताको कारागारमें डाज्ञ कर राज्यासनपर बैठनकों 
हिम्मत नहीं दवा सकती। अतः अजातरत्रका जन्म ई० पूने 
५७५ मे होना चाहिए। ओर उससे कमसे कम एक वर्ण पूर्ण 
चेलनाके साथ राजा श्रे णिकका विवाह होना चाहिए । 


राजा श्रेगिकके साथ चेलनाका विवाह करानेमें श्रेशिक- 
पुत्र अभयकुमारका हाथ था और बहू उस समय सगधका 
प्रधान मंत्री था । अतः उस समय उसको आयु कमसे कम लगभग 
२४ बचे तो अवश्य होनी चाहिए । अतः कहना होगा कि भगवान 
महावीर ओर श्रेशिकपुत्र अभयकुमार लगभग समवसक थे | 


श्रत यदि इंस्वी पूष ६०० के लगभग अभयकुमारने जन्म 
लिया हो तो उस समय श्रे णिकको आयु १८-१६ वर्षकी अवश्य 


१--दीघनिकाय ( सामझ़फलसुत्त ) में अ्रजातशत्रुकी भगवान 
महावीरसे भेंट होनेके समय महावीरकों 'अद्धतों वयो“अर्धंगतवय 
लिखा है। अजातशत्रु पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ ही मेंटके लिये गया 
था। अतः यदि बह ५४२ ई० पूर्बमें राज्यासनपर बैठा और उसके 
पश्चात्‌ महावीर स्वामीके पास गया तो उस समय महाबीर स्वामीकी 
अबस्था ५१-५२ के लगभग होना चाहिये। अतः दीघपनिकायके इस 


उल्लेखकी संगति भी उक्त काल निर्ययके प्रकाशमें ठीक बेठतो दे । 
२० 


३०६ सै० सा० इ०-पूर्व पीटिका 


होनी चाहिए | और इस तरह श्रेणिकका जन्म इस्बी सनसे ६१६ 
वे पूञे होना चाहिये। ह 
महावंशमें लिखा है-- बिम्बसार और युवराज सिद्धार्थ 
(बुद्ध) परस्परमे मित्र थे। उन दोनोकी तरह उनके पिता भी 
परस्परमें मित्र थे | बुद्ध बिम्बसारसे £ वर्ष बड़े थे। जब बुद्ध 
२९ व्षेके थे, उन्होंने ग्रह त्याग किया ६ वचेके पश्चात्‌ बोधि- 
लाभ करने पर ३५ वर्षकी अ्रवस्थामें बुद्ध बिम्बसारसे मिले। 
बिम्बसार १४ वर्षेकी अवस्थामे राज्यालन पर बैठे । जब 
बिम्बसारको राज्य करते हुए “५ वर्ष बीत गये तो बुद्धने अपना 
धर्म प्रवर्तन प्रारम्भ किया । बिम्बसाए्ने ५२ वर्ष राज्य क्रिया-- 
१६ बे बुद्धको बोघिलाभ होनेसे पूज और ३७ व प्चात्‌” । 


जैन घटनाओंके आधार पर अनुमानित्र हमारे उक्त काल 
निरोयके साथ महागंशका उक्त कथन भी बहुत अंशोमे मिल 
जाता है। बुद्धका निबोण ५४४ ई० पृअेमें माननेपर बुद्धका 
जन्म उससे ८० बे पूणे ६२४ ई० पूर्वेमे होना चाहिए और चूँकि 
श्रेणिक उनसे ४ वर्ष छोटे थे, अतः श्रेणिकका जन्म ६१६ ई० 
पूअेमे होना चाहिए, जेसाकि हमने ऊपर बतलाया है। चूकि 
बुदूधका निवोण ५४४ ई« पूर्वमे हुआ और अजातशत्रु उससे 
८० वे पूर्व मगधके राज सिंहासन पर बैठा। अतः श्र शिकने 
ई० पूर्ण ४५२ तक राज्य किया। महाव शके अनुसार श्रे शिक 
१ वर्षकी अबस्थामे राजा हुआ और ४२ बे उसने राज्य 
किया। गा कथनमे और श्रेणिक सम्बन्धी हमारी उक्त काल 
गणनामें केबल ४ चर्षका अन्तर पढ़ता है। यदि श्रेणिकका 
जन्म इं० पूर्व ६१6 के स्थानमें ईस्वी पृ ६:४५ मान लिया जाये 

१५ बर्षकी अवस्थासें उसका राज्यासन पर बैठना और ५२ 


वीर निर्याय सम्बत्‌ 8०७ | 


थर्णष तक राज्य करना अक्षरशः प्रमाणित हो जाता है और उससे 
जन शास्त्रोंमें वर्शित घटनाओंकी संगतिमें भी कोई अन्तर नहीं 
आता । किन्तु ऐसा करनेसे एक तो बुद्ध ओर श्रेणिकके बीचमें 
महाबंशमें जो ५ वधेका अन्तर बतलाया है उसमें ४ ब्घेकी 
वृद्धि हो जाती है। दूसरे जेन प्रन्धोंमें अ्रभयक्रमारकी उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ ही श्रेणिककों मगधके राज्यासनका स्वामी होना 
बतलाया है। श्रतः १५ ब्षेको उम्रसे पदले देश निकाला, 
विवाह, पुत्रोत्पत्ति आदि घटनाओ्रोंका घटना सुसंगत प्रतीत नहीं 
होता । उसमें चार बच्चकी वृद्धि करनेसे एक ओर महावंशका 
यह कथन कि बुद्धसे बिम्बसार पॉच बर्ण छोटे थे, और दूसरी 
ओर जेन प्रन्थोंपे वर्णित श्रेणिकके बाल-जीबनकी घटनाएं 
सुसंगत बेठ जाती हैं । 
श्रतः जैनोंमें परम्परासे प्रचलित बीर निवाण कालकों और 

बौद्धोंमें परम्परासे प्रचलित बुद्ध निवोण कालकों ही ठीक मान 
कर चलनेसे बुद्ध, महावोर, गोशालक, श्रेणिक, अमयकुमार और 
अजातशत्रु आदिकी समकालीनता तथा जैन ओर बोड् प्रन्थो 
में बर्णित घटनाओंकी संगति ठीक बैठ जाती है । 

उक्त घटनाओंके प्रकाशमे निधोरित उक्त काल क्रमकी तालिका 
नीचे दी जाती है । साथपते तुलनाके लिये भी का० प्र जायस- 
वाल और मुनि कल्याण विजय जीछे मत भी दिये जाते। 


नाम जन्म बोधिलाभ निबोण जायसबाल भुनि- 
कल्याणविजय 


महायीर ४८८ (५४७ (४५२७ महा० नि० सहा० नि० 
ई० प्र ई० पू० ड्ं० पू० ४४४ ई०पू० भ््र्८ ड्ट८ पू० 
बुद्ध ६-४. ४प्ए ४४४ बु० नि० बु० नि० 
इें० पू० हें पू० ट्ं० पू० ५७७ इं०पू० श्छ७छ डे ८पू० 


ब््न्ष जै० सा9 हु०-पूर्व पीठिका 


नाम जन्म बोधिलाभ निवोण जायसवाल मुनि- 
हु कल्याणनिजय 
गोशालक »% ४६६ ५४३ 
ईं० पूछ ड्ड्० पू० 
श्रेशिक ६९६ राजगददी (९२ ६०१-१५२ ६०१-५५२ 
दे पू० कफ 0 ई० पू० इं० पू० ईं० पू० 
इ० पू० राज्यकाल 
अभयकुमार 5०० ई० पू० 
अज्ञातशत्र ५७४ ४४२ १3२० ईश१२५१८ ई#र२-शश८ 
डे पु० डे पू० ड्डू० पू० राज्यकाल 


उक्त संगतिके साथ जो एक बड़ी विसंगति सामने आती हे 
बह है बोद्ध पालि साहित्यमे बुद्धेफे जीवनकालमे महावीरका 
पावामे निवो श होनेका उल्लेख । 

मज्मिमनिकायके सामगामसुत्त ( प० ४०१ ) मे लिखा है-- 

'एक समय भगवान्‌ शाक्य देशमें स|मगाममें बिहार करते 
थे । उस समय निगंठ नांटपुत्त अभी अभी पावामे मरे थे। उनके 
मरने पर निगंठ लोग दो भाग हो भंडन कलह विवाद करते एक 
दूसरेका मुखरूपी शक्तिसे छेदते बिहरते थे “आदि ॥? 

म० नि० के उपालिसुत्तमें (पृष्ठ २२२ में, लिखा है कि उपालि 
नावपुत्तका अनुयायी था। वह बुद्धफे साथ वाद करनेके लिये 
गया । किन्तु उसका परिणाम उल्टा ही हुआ, बदूधने उसे अपना 
शिष्य बना लिया। उप्तके पश्चात्‌ उपालिने अपने घर जाकर 
द्वारपालको यह आदेश दे दिया कि निग्र न्थोको अन्दर नहीं आने 
देना । पीछे जब महाबीर भगवान अपनी शिष्य भण्डलीके साथ 
उपाज्षिके घर गये तो उपालिके मुखसे बुद्ूधकी प्रशंसा सुनकर वह 


वीर निर्वाण सस्वत्‌ ३०६ 


उसे सह न सके और उनके मुखसे गम लोहु निकल पढ़ा अथोत्‌ 
मु हसे रक्तका बमन हुआ | 


बीदूध पालि साहित्यमें वर्णित इस घटनाके ऊपर कतिपय 
बिद्वानोंने' बहुत जोर दिया है। और उन्होंने इस घटनाकों सरण 
सम्बन्धी उक्त घटनाके साथ जोड़कर यह कल्पना की है कि 
उपाली वाली घटनाके कुछ ही समय पश्चात्‌ पावामें महावीरका 
मरण द्वो गया । 


किन्तु जाले चार्पन्टियर आदिने इस बातको स्वीकार नहीं 
किया। उसके कारण निम्न प्रकार हैं--जेन उल्लेखोंके अनुसार 
जिस पावासे महावीर भरवानका निवोण हुआ था बह पावा 
पटना जिलेमें नालन्दाके पास है । किन्तु बोद्ध साहित्यमें जिस 
पावाका निर्देश है वह शाक्य भूमिमें है क्योंकि उस समय बुद्ध 
शाक्य देशके सामगाममें स्थित थे और चुन्द पावासे चलकर 
स्मगाम आया था। अतः उक्त निर्देश प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता। डा० जेकाबीने भी ( से० बु० ईं० जि० ४५, प्ृ० १६) 
यही बात लिखी है और उसे प्रामाणिक नहीं माना हे। इसके 
सिवाय महाबीरके निबोणके पश्चात्‌ ही ज्ञो उनके अनुयायी 
निम्न न्थोंमें लड़ाई कगड़ा होनेका उल्लेख किया है उसका भी 
समथन किसी जेन स्लोतसे नहीं होता। सम-त दि० श्बे० जैन 


१--जाल॑ चापपेन्थ्यरने महावीरके समयनि्ंय सम्बन्धी अपने 
लेखमे ( हृ० ए० जि० ४३ ) उक्त चर्चा करते हुए लिखा है कि 
स्पेस ह।डीने 'मैन्युश्रल श्राफ बुद्धिज्म' में तथा बीगन्डेयने ( से० घु० 
ई० जि० १३, प्र» २५६ ) लिखा है कि उपालिके विरोधके कारण 
महाबीरका मरण हुआ । राहुल जीने म० नि० के श्रपने अनुबादके 
टणपणमें भी ( ४४१ पृ०, टि० २ ) यहो बात लिखी हे । 


३१० जें० सा» हु०-पूर्व पीठिका 


साहित्यमें महावीर निवाणसे भद्रबाहु स्वामी पर्यत १६० वरषेके 
अम्तरालमे इस प्रकारके किसी विवादका संकेत तक नहीं है। 


बुद्धके निवोणसे ५०० वर्ष पश्चात्‌ इसाकी प्रथम शताब्दीमे 
तत्कालीन बौदूघ भिक्षुओकी स्पृतिके आधारपर उपलब्ध त्रिपि- 
टक प्रन्थोका लंकामे लिपिबदूध किया गया था। उस समयतक 
जैन धर्ममे दिगम्बर श्रेताम्बर भेद उत्पन्न हो चुका था। तथा 
पावामे भगवान महाबीरका निबोण होनेकी बात तो सर्ज- 
विश्रुव थी । ऐसा प्रतीत ह्वोता है कि त्रिपिटकोंके संकलयिताओने 
इन घटनाओको समकालीन समभकर एकत्र निबदूध कर दिया, 
तथा उन्होंने पावाको वही पावा समझ लिया जिससे वे विशेष 
रूपसे परिचित थे। अतः बोदूध ग्रन्थोके इस उल्लेखक्े आधार पर 
प्रचलित निवोण सम्बत्‌कों गलत प्रमाणित नहीं किया ज्ञा सकता। 


यदि त्रिपिटकोंके उल्लेखोका तुलनात्मक रूपसे परिशीज्न 
किया जाये तो उनमें परस्पर विरुद्धता मिल सकती है। यहाँ हम 
केवल दो उल्लेखोको उदाहरणके रूपमे उपस्थित करते हैं । 

संयुत्त निकायके जटिल" सुत्तम लिखा है कि एक बार कौसला- 
धिपति प्रसेनजतने बुदूधसे भेट की और उनके प्रश्नके उत्तरमें 
बुदूधने कहा |क “अनुत्तर सम्यक संबोधिको जान लिया? ऐसा 
मेरे विषयमें ही कहना उचित है | तब प्रसेन जितने कहा-- 

'हे गोतम ! बह जो श्रमण ब्राह्मण संघ के अधिपति, गणाधि- 
पति, गणके आचार्य, ज्ञात यशस्वी, तीथंड्डर, बहुत जनों द्वारा 
साधु सम्मत है--जैसे पूर्णकाश्यप, मक्खली गोशाल्क, निर्गंठ 

_गंटपुत्त, संजय वेलहिपुत्त, प्रकरद्ध कात्यायन, अनितकेश कम्बली । 

बुद्ध च०, ०, ६६, 


वीह निर्वाण सम्बत्‌ ६११ 


बह भी पूछने पर यह दावा नहीं करते। फिर जन्मसे अल्प- 
बयस्क ओर प्रश्नज्यामें नये आप गौतमके लिये तो कद्दना ही 
क्या है! ? 


इस कथनसे तो यही प्रकट होता है. कि बुद्ध अन्य सब 
बिपज्ञी शास्ताओंसे लघु-वयस्क थे। किन्तु दीघ निऊकायके 'सामझ- 
फल सुत्त मे अजातशत्रुसे भेंटके ,समय महावीरकों अद्ध- 
गतो वयो' लिखा है। अथोत्‌ अजातशत्रुके राज्याम्भके समय 
महावीर लगभग पचास व्षके थे। यह कथन प्रचलित निवोण 
सम्बनके आधार पर ऊपर निधोरित कालक्रमके तो अनुकूल है 
क्योंकि उसके अनुसार ई० पू० ५५२ के लगभग अजावशब्रु 
राजा हुआ, और उस समय महावीर भगवानकी आयु ४७ बर्ष- 
की थी । उसके पश्चात्‌ ही अजातशत्रु पिताकी झृत्युके सन्‍्तापका 
शसमन करनेके लिये विभिन्न शास्ताओंके पास गया था। 
किन्तु जटिलउुत्तके उक्त कथनके साथ उसकी संगति नहीं 
बैठता, क्योंकि बुद्धका निवोण अजातशत्रुके राज्यके आठवें बरमें 
हुआ माना जाता है। ओर बुद्धकी आयु ८० वर्षकी था। अतः 
उक्त भेटके समय बुद्धकी आयु ७४ वर्ष होनी चाहिये, और श्रद्ध- 
गतोबयो महावीरकी ५० वर्ष, जैसा कि हमने बतलाया है। अतः 
त्रिपिटिकोमें दत्त घटनाओंके कालक्रमको सबथा प्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता । और इसलिये उसमे दत्त महावीर भगवानकी 
झत्युकी घटनाको प्रमाण कोटिमें नही रखा जा सकता । 


इस प्रकार प्रचलित बीर निवोण सम्बतके अनुसार महावीर 
भगवानऊा निबोण बि० स० से ४७० वर्ष पूवे, शक सम्बतसे ६०४ 
ब्ष पूर्व ओर ई० सनसे ५२७ ब्ष पूर्व माननेसे बुद्ध, गोशालक, 
श्रेणिक, अजातशत्रु आदि समकालीन व्यक्तियोंके साथ उसका 


३१२ जै० सा० हृ०-पूर्व पीटिका 


सामद-जस्य बेठ जाता है। अब हम वीर निर्वाणसे उत्तरकालमें 
होनेवाले विशिष्ट व्यक्तियोंके कालक्रमके साथ उसके सामझ्स्य 
पर विचार करेंगे। 
भहावीरके पश्चात्‌को राज्ययाल गणनां 
भगवान्‌ महावीरके निर्वाण ओर चन्द्रगुप्त भौयके राज्याभिषेक 
का अन्तरकाल हेमचन्द्रने) १४४ वे और जिनसेन' (७८३ ई०) 
तथा मेरुतुंगने ( १३०० ३० ) २१४ बे दिया है। जिनसेन और 
मेरुतुंग महाबीरके निवाण और अवन्तीकी गद्दीपर पालकके 
राज्यानिषेककों समकालीन बतलाते हैं। जिनसेनके पूर्वज्न यति- 
बृषभने' तथा मेरुतुंगके पूर्व तित्थोगाली' पहन्नय' के कतोने भी 
ऐसा ही लिख। है। जिनसेन और मेरुतुंग्ने उन्हींका श्रनुसरण 
फ़िया हैं । है 
पालकके पिताका नाम प्रद्योत अथवा चण्डप्रद्योत था। 
सज्फिम निकाय ( प्रृू० ४४५५ ) में लिखा है कि सगधराज अजात- 
शत्रु राजा प्रद्योतके भयसे नगरकों सुरक्षित कर रहा था। यह्‌ 
घटना बुदूधके निर्वाणसे पश्चात्‌ की है । उक्त सभी जैन अन्थोंमें 
पालकका राज्यकाल ६० वधे लिखा है। मेरुतुंगने विचार  श्रेणीमें 
१--एवं च श्री महावीरमुक्तेवषशते गते । पञ्चपश्चाशद्धिके चन्द्र- 
गुप्तो5्मवन्द्प+ । ३३६॥-- परि० प०, ८। 
२-हरिवश पु० ६० स०, ४८८-८३ श्लोक | ३-बि० श्रें० | 
४-जक्काले वीर जिशो खिस्सेयससंपय समावण्णों | 
तकक्‍काले अ्रमिसित्तो पालयणामों अश्रतिसुदो ॥१५०५॥ 
“+ति० प०, अ्र० ४ । 
४-जं रयणिं सिद्धिगश्नो अरहा तित्थंकरों महावीरों। 
ते रगशणिमवंतीए. अभिसित्तो पालओ राया।।' 
१--पालकस्य राज्ञः पष्टि (६० ) वर्षाणि राज्यमभूत | ताबता 


बीर निर्वाय सम्बत्‌ ३१३ 


पालकका राज्यकाल ६० वे बतलाकर लिखा है कि पाटलीपुत्रमें 
कुशिकपुत्र उदायीको किसीने मार दिया ओर इस तरह महावीर 
निवोणसे ६० व्षेके पश्चात्‌ नन्‍्द राजा हुआ । तविलोयपण्णति 
ओर जिनसेनके हरिवंशके अनुसार पालकके पश्चात्‌ १५५ वर्ष 
तक विजय बंशका राज्य रहा । तत्पश्चात्‌ मुरुण्डों ( मौर्यो ) 
का राज्य हुआ। ओर तित्थोगाली पइन्नय, तीर्थोद्धार प्रकरण 
तथा बिचार श्रेणीके अनुसार पालकके पश्चात्‌ १४९ वर्ष 
तक नन्‍्दोंका राज्य हुआ, तत्पश्चात्‌ मौर्योंका राज्य हुआ । इससे 
स्पष्ट है कि हेमचन्द्र तथा अन्य जैन ग्रन्थकारोंमें महावीर 
निर्वाण और चन्द्रगुप्त मौयके अन्तर कालकों लेकर ६० वषका 


मत भेद है । 
किन्तु उक्त सभी जैन ग्रन्थकार, जिनमे हेमचन्द्र भी हैं 


भमहाबीरके निबाणसे ६० वर्णके पश्चातू नन्दवंशका राज्यारम्भ 
मानते हैं। अतः ननन्‍्दवशके राज्यारम्भ कालको लेकर उनमें 
कोई मतभेद नहीं है । मतभेद है नन्दवंशके राज्यकालको 
लेकर । अन्य जेन ग्रन्थकार ननन्‍्दबंशका राज्य काल १५४ बे 
बतलाते हैं | तब हेमचन्द्र महावीर निवाणसे लेकर चन्द्रगुप्तमोय 
के राजाभिषेक तकका काल १४४ ब्षे बतलाते हैं | अतः १५५ में 
से ६० वधे कम कर देने पर हेमचन्द्रके मतानुसार नन्‍्दवंशका 
राम्यकाल 6५ वर्ष होता है .। 
बोड कालगणना 

बोद्धमन्थ दीपबंश और महावंशमे अजञातशत्रुसे लेकर 
शेशुनाग, नन्द और मौर्य राजाओंके राज्यकालकी अश्रवधि दी है। 
पाय्लीपुत्रेउपुत्रे कुशिकपुत्र उदायिटपे उदायि दृपमारबेण इते ” नन्‍्दों 
राज्येइमिषिक्त)ः उक्त च परिशिष्टपर्बणि--अ्रनन्तरं वर्धभानस्वामि- 
निर्वाणबासरातू । गतायां पष्ठिवत्सर्यामेष नन्‍्दोठभवन्दपः ॥--बि९ भे० । 


३११४ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


महावंशमें लिखा" हे--अजात शत्रके पुत्र उदयभट्टने 
अपने पिता अजातशत्रको मारकर १६ वर्ष राज्य किया। उद्यम 
के पुत्र अनुरुद़ने अपने पिताकों मारकर राज्य किया और 
झामुरुद्धके पुत्र मुण्डने अपने पिताको मारकर राज्य किया। 
दोनोने आठ वर्ष राज्य किया | मुण्डके पुत्र नागदासकने 
सुण्डको मारकर २४ वे तक राज्य किया । इस तरह इस वंश 
को पिठ्घाती वंश जानकर क्रद्ध नागरिकोंने नागदासकके 
अमात्य सुसुनागको राजा बनाया। उसने १८ वे राज्य किया | 





१-- श्रजात सत्तपुत्तो त धातेत्वादायभदृ॒का। 

रज्जं सोलसवस्सानि कारेसि मित्त दुब्भिको ॥ १॥ 
उदयमद्पुत्तो त॑ घतित्वा अनुरुद्धको। 
अनुरुद्धस्स पुत्तो तं घातेत्वा मुण्डनामकों || २ ॥ 
मित्तद्‌दुनो दुम्मतिनों ते पि रज्ज अकारयु' | 

तेसं उभिन्‍्न रज्जेसु श्रद्ववस्सानतिक्कमु' ॥ ३ ॥ 
मुए्डस्स पुत्तो पितरं घातेत्वा नागदासको । 
चतुवीसति वस्सानि रज्जं कार्रेलि पापको ॥ ४ ॥ 
पितुघातकवंसोय इति कुद्धा थ नागरा। 
नागदासकराजान अ्रपनेत्वा समागता ॥ ५॥ 
सुसुनागीति पञ्ञात अमच्च' साधुसंमत। 

रज्जे समभिमिश्विसु सब्बेस हितमानसा ॥ ६॥ 
सो अट्ठारस वस्सानि राजा रज्ज श्रकारयि | 
कालासोको तस्स पुत्तो आइवीसतिकारयि ॥ 
श्रतीते दसमे वस्से कालासोकस्स राजिनो । 

सवुद्ध परिनिव्वाणा एवं बस्ससत श्रहु ॥ ८ ॥ 


“>महावश, ४ परि० | 


घीर निवांण सम्बत्‌ ३१५, 


उसके पुत्र कालासोकने २८ वे राज्य क्रिया । कालासोकको 
राज्य करते हुए १० ब्षे बीतने पर बुद्धके परिनिवोणकों १०० 
बे हुए । 

काला'सोकके पुत्र दस भाई थे। उन्होंने २२ व्षे राज्य 
किया । फिर क्रमसे € नन्‍द हुए । उन्होंने भी २२ वर्ष राज्य 
किया । मोय ज्षत्रियोंके वंशमें श्री चन्द्रगुप्त हुए । ब्राह्मण 
चाणक्यने नोठें घननन्दको मारकर चन्द्रगुप्तकको सकल जम्बूद्वीप 
का राजा बनाया। उसने २४ वर्ष राज्य किया। उसके पुत्र 


१--कालासोकस्स पुत्ता तु अदहेसु दस भातुका | 
द्वावीसति ते वस्सानि, रज्ज समनुसासिसु ॥ १४ ॥ 
नव ननन्‍्दा ततो आस कमेनेव नराधिपा । 
ते पि द्वावीस बस्सानि रज्जं समनुसासिसु ॥ १५ ॥ 
मोरियान खत्तियानं वंसे जात॑ सिरीघर । 
चंदगुत्तोति पज्ञात चाणक्कों ब्राह्मणों ततों॥ १६ ॥ 
नबम॑ घननन्दं त॑ घातेत्वा चडकोघवा । 
सकले जबुदोपस्मि, रज्जे समभिसिश्चि सो॥ १७॥। 
सो चतुबीस बस्सानि, राजा रज्ज अकारयि। 
तध्ष्म पुत्तो विंदुसारों श्रद्टटीसति कारयि॥ १८ ॥ 
विहुसार सुता श्रासु सत॑ एको च विस्सुत्ता | 
असोको आसि तेसं तु॒पुलञ्लतेजो बलिद्धिको | १६ |॥। 
वेमातिके भातरों सो हन्तवा एकूनकं सत॑ | 
सकले जंबुदीपरस्मि एकरज्जं अ्रपापुणि ॥ २० | 
जिननिव्ताण तो पच्छा, पुरे तस्सामिसेकतो | 
साट्शारसं बस्तसतद्य एवं विजानियं ॥ २१ ॥” 

“--महावंश, ५ परि० 


३१६ जै० सा० इ०-प्व पीठिका 


बिन्दुसारके १०० पुत्र थे।उनमे अशोक बड़ा तेजत्वी और 
बलवान था । उसने अपने ६६ भाईयॉको मारकर सकल जम्बूद्ीप 
मे राज्य किया | बुद्ध निवोण ओर अशोकके अभिषेक काल 


के बीच में २९८ व्षेकाः अन्तर है। 


अतः महावंशके अनुसार बुद्ध निवोणसे २४+१६+८+ 
२४+ १८+ र८+ २९+२२०१-२ वषेऊे पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त 
हुआ । चू'कि बुद्धकां निवोण ई० पूर्व ४४४ में हुआ ओर 
महाबीरका निर्वाण ई० पूव ४२७ में हुआ। अतः १७ वर्षका 
अन्तर होनेसे बौद्धकाल गणनाके अनुसार महाबौरके निबोणसे 
१६२ - ११७५-४४ वर्ण पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त राजा हुआ। 


बौदूध प्रन्थोंमे अजातशत्रुका राज्यकाल ३२ वे लिखा है और 
चू कि श्रजातशत्रुके राज्यके आठवें बर्षेमे बुद्धका परिनिवोण हुआ 
अतः उक्त कालगणनामें अजातशत्रुके राज्यकालके २४ वर्ष ही 
गिनाये गये हैं। अन्यथा अजातशत्रुके राज्यारम्भसे लेकर चन्द्रगुप्त 
के राज्याभिषेक तक १७०वर्ष होते हैं। इन १७०वर्षो्मे नवनन्दोका 
शज्यकाल केवल २२ वर्ष बतलाया है । 
२--शभ्री जायसवालने इस बौद्धकाल गणनाकों गलत ठहराकर बुद्ध 
निर्वाण और चन्द्रगुप्तके राज्याभिषेकके बीचमें २१८ वर्षका अन्तर बत- 
लाया है । बुद्धका निर्वाण श्रजात शत्रुके राज्यके आठवें वर्षमें 
हुआ अतः अजातशत्रुसे चन्द्रगुतक्ते राज्याभिषेक तक का काल 
२४+ ३४ + रेरे +४०+४र+ २८+ १२७ २२६ वष होता है इसमे 
एक वध श्रधिक है अतः २२६ -१८२२४ हुए। इसमें अजातशत्र 
के राज्यके ७ वे कम कर देनेसे २१८ वर्ष शेष रहते हैं। (ज्० वि० 
उ० रि० सो०, जि० १, प्ृ० ६५ ) 


बीर निर्बाण सम्बस्‌ ३१७ 


पौराणिक कालगणना 

हिन्दु पुराणकारोने भी शेशुनाग, नन्‍्द और मौर्य राजाओंके 
राज्यकालका वर्णन किया है। विष्णु, मत्स्य, भागवत, ब्रह्माण्ड 
ओर बायुप राणमें उनकी कालगणना मिलती है । किन्तु विष्णु 
पुराण, ओर भागवतमें प्रत्येक्ष राजाका राज्यकाल नहीं दिया, 
केवल उनके नाम तथा उनके जंशका राज्यकाल दिया है। शेष 
तीनों पुराणों मे प्रत्येक राजाके साथ उनके राज्यकालके वर्ष भी दिये 
हैं। परन्तु उनमें भी एकरूपता नहीं है । अनेक नामोंमें और राज्य- 
कालके वषमि एक दूसरेसे भिन्‍नता है । 


श्रीमद्भधागवतमें ( स्क० १२, अ०१ ) जो राजवंशावलो दो है, 
उसका स्थान नहीं बतलाया कि ये राजवंश किस देशमे राज्य 
करते थे। किन्तु विष्णुपुराणमे ( अ०९३ ) उन्हें मगध देशका 
शासक बतल्ाया है, ओर लिखा है. कि बृहद्रथ वशके अन्तिम 
राजा रिपु ' झ़्यको उसका मंत्री सुनिक मार देगा और अपने पुत्र 
प्रद्योतका राज्याभिषेक करेगा । विष्णु, भागवत और मत्स्यपुराण 
में दत्त वंशावली इस प्रकार है-- 


बिष्णु पुराण भागवत मत्स्य पुराण 

प्रद्ोत प्रदोत बालक. २३ वर्ष 
| | | 

बलाक पालक पालक रध ,, 
| | | 

विशाखयूप विशाखयूप विशाखयूप ५३ ., 


१--भागवतमें पुरक्षय नाम है ओर मंत्रीका नाम शुनक है । 
मत्त्यमें मंत्रीका नाम पुलक है | 


इ्श्८ जै० सा० हु ०-पूर्व पीढिका 
| 


जनक राजक सूथक २१ है 
| रे 0 कहो 
वन्द्विधन नन्दिवर्धन 

| 

नन्दि 


इस प्रकार विष्णु पु० में प्रद्योतगंशके ६ राजा गिनाये हैं। 
आर मत्स्यमें ४ ही गिनाये हैं--प्रयोतका नाम हो नहीं हैं । विष्णु 
ओर भागवत दोनों पुराणोंमे लिखा है कि य पॉच प्रद्योत एक सो 
अड्तीस वर्ष तक प्ृथ्वीका पालन करेगे। इसके पश्चात्‌ दोनों 
पुराणोंमें शिशुनागगंशी राजाओंक। निर्देश है । मत्स्थमें लिखा है कि 
राजा सू्यक वाराणसीमें अपने पुत्रकों बैठाकर गिरिवञ्ञ ( मगध ) 
मे चला जायेगा | 


तीनो पुराणोंमे तत्पश्चात्‌ शिशुनागगंशी राजाओकी नामावली 
इस प्रकार दी है-- 


बिष्यु षु० भागबत्त पु० मत्स्य पुराण 
शिशुनाभ शिशुनाग शिशुनाक ४० बच 
काकबण्ण कांकवर्ण काकबण २६ ., 
कण सकी क्षेत्रभोमा ३६ ,, 
क्षतोजा क्षेत्रज् शेसलित २४ 


| 
शा ( बिम्बसार ) विधिसार विन्ध्यसंन २८ 


वीर निर्वाथ सम्बत्‌ ३१९ 


अजातशत्र श्रजातशत्रु अण्वायपन € ,, 
| 
भूमिमित्र १४ , 
] | | 
अभक दभेक अजातशत्रु २७ ,, 
| 
वंशक २४ ,, 
| के | 
उदयन अजय उदासी ३३ ,, 
| | | 
नन्दिवर्धन नन्दिवधेन नन्दिवर्धेन ४० ,, 
| | | 
महानन्दि महानन्दि महानन्दि ४३ ,, 
| | | 
महापद्मनन्द महापद्मपतिनन्द॒ महापदूम ८८ ,, 
| | | 
आठ पुत्र आठ पुत्र आठ पुत्र॒ १२ ,, 


इस प्रकार इन तीनों पुराणोंमें प्रयोतोंका राज्यकाल १३८ बर्ष 
( मत्स्यमे १२५ वर्ष ), शिशुनागोंका ३६२ वे ओर ननन्‍्दोंका 
१०० वे बतलाया है। मत्तस्यमें विन्ध्यसेन ( विम्बसार ) ओर 
अजात शत्रुके मध्यमें दो नाम ऐसे हैं. जो अन्यत्र नहीं पाये जाते। 
इसीसे उसमे शिशुनागवंशी राजाओंकी संख्या १२ हो गई है। 
किन्तु उनका राज्यकाल ३६२ बच्च ही बतलाया हैं जब कि प्रत्येक 
राजाके राज्यकालका संकलन करनेसे उसमें १८ व्धेकी कमी 
रह जाती है । 


३२० जै० सा» इ०-पूर्व पीठिका 


वक्त बंशाबलियोंमें दत्त राजाओंके नामोके अवलोकनसे पता 
चलता है कि मगधरे प्रसिद्ध शिशुनागवंशी राज्ञा बिम्बसारके 
ठीक नामका पता पुराणकारोको नहीं था, जब कि बौद्ध ओर 
जैन प्रन्थकार उससे सुपरिचित थे । 


मगध ओर अवन्तीके राजवंश 


उक्त पुराणोंमें प्रयोतको अन्तिम वृहद्रथ राजाका उत्तराधि- 
कारी कहा है और पॉच प्रद्योतोंके पश्चात्‌ शिशुनागवंशी 
राजाश्रोंका निर्देश किया है। इससे ऐसा श्रम होना स्वाभाविक है 
कि प्रद्योतबंश मगधमें राज्य करता था और उसके पश्चात्‌ शिशु- 
नागवंशी राजाओंका राज्य सगध्में हुआ । किन्तु यह प्रायः माना 
जाता है कि प्रद्योतवशने मगधमें राज्य नहीं किया और न मगधसे 
उसका कोई सम्बन्ध था । भ्रद्योतवंशके संस्थापक राजा प्रद्योतको 
श्रवन्तीका ही राजा माना जाता है, जो भगवान महावीर बुद्ध 
ओर मगधराज श्रेणिकका समकालीन था । इतिहासमे भी 
अवन्तिराज प्रयोतका ही वर्णन मिलता है । 

कुमारपाल प्रतिबोध ( प्ृ० ४६-८३ ) में उम्जेनीके प्रयोतकोी 
कथा है। उसके अनुसार मगधके राजकुमार अभयने प्रद्य तका 
बन्दी बनाया ओर प्रद्योतने अमयकुमारके पिता श्रेणिक 
( बिम्बसार ) के चरणोंमे सीस नवाया । जेन प्रन्थोंके अनुसार 
इसी प्रद्मोतके पुत्रका राज्याभिषेक भगवान महावीरके निवोणके 
दिन अवन्तीकी गद्दी पर हुआ ओर उसने ६० वषे राज्य किया। 


ग नन्‍्दवंशके रः 

जन काल गणनामे मगधके नन्दवंशके पूर्व अवन्तीके पालक- 
की काल गणना क्‍यों दी गई इस विषयको लेकर प्रायः ऊद्दापोह 
चलता है। पुराणोंके अवलोकनसे पता चलता है कि मगघ भर 


घीर निरवांण खख्त्‌ शे२१ 


अवन्‍न्ती के राजवंशोंमें इस प्रकारका व्यतिक्रम नया नहीं है और 
उसको लेकर इतिदहासशोंमें ऊह्पोह होता आया है । 

श्री जायसवाल जी का कहना है कि 'मगधने जब अवन्तिकों 
जीता तो अवन्तिका वृत्तान्त प्रसंगवश मगधके इतिहासमें आया। 
यह वृत्तान्त मूल पाठमें एक कोष्चक सें या पाद टिप्पणीके रूपमें 
पढ़ा जाता था। उसके अन्‍्तमें यह पाठ था-- 

स॒ (त) त्छुतो नन्दिवर्धनः । 
हत्वा तेषां यशः कृत्स्न शिशुनाकों भविष्यति ४ 

यहाँ शिशुनाकका अर्थ था शेशुनाक--शिशुनाक वंशज और 
बह नन्दिवर्धनका विशेषण था। किन्तु बादमें पिछले लेखकों 
ओर प्रतिलिपिकारोंने यह न॒ समभकर कि इसे कोष्ठकमें पढ़ना 
चाहिये, नन्द्विधनको प्रद्योतवंशका अन्तिम राजा तथा शिशुनाक 
का श्रथ पहला शिशुनाक राजा सममकर प्रद्योतगंशकों मगधर्मे 
शिशुनाकोंका पूर्वेवर्ती मान लिया, और उनके वृत्तान्तकों बाहुद्र- 
थों ओर शेशुनाकोंके बीच रख दिया ।” पार्जीटरने भी इस स्पष्ट 
गल्लतीको सुधार कर प्रद्योतोंके बृत्तान्तकों पुराण पाठमें मगध 
के वृत्तान्तससे श्र॒ल्ग रख दिया है। और इस तरह से अब यह 
विषय प्रायः निविवाद माना जाता है। ( भा० इ० रू०, जि०, १ 
पृ० ४६८६ )। 


अवन्तिराज भ्रश्योत 
'प्राय/' इस लिये कि कोई कोई विद्वान अषन्तिके प्रद्योगेंसे 
मगधके प्रद्योतोंको भिन्न मानते है। दोनोंको एक भाननेमें उनकी 
एक आपत्ति इस प्रकार है--- 
धुराणोंमें मगधके राजाके रूपमें जिस प्रद्योतका वरणन है 


उसका राज्यकाल पुराणोंके अनुसार २३ वर्ष है। किन्तु अवन्ति- 
२१ 


१२२ लै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


राज प्रद्योतका काल इससे बहुत अधिक होना चाहिये। जेन 
ओर बौद्ध परम्पराके अनुसार चण्ड प्रयोत बिम्बसारका समका- 
लीन था। तथा वह अ्रजातशत्रुका भी समकाल्लीन था। पुराणों- 
के अलुसार बिम्बसारका शज्यकाल २८ वर्ष और अजातशत्रुका 
२७ वे था। पुराणोके अनुसार अजातशत्रुका उत्तराधकारी 
दर्शक था। भासकी स्वप्नवासवदत्तासे इसका समर्थन होता है । 
उससे प्रकट होता है कि मगधपर दशंकके राज्यके आरंभिक वषोंमें 
अबन्तिमें चण्ड प्रयोत महासेन राज्य करता था। इन सब बातों 
को दृष्टिमें रखते हुए चण्डप्रद्योतका सुद्दोधे काल तक अवन्तिमें 
राज्य करना सिद्ध होता है। जब कि पोरणिक प्रद्योतका राज्यकाल 
२३ अधे था।' ' ज० जि० उ+ रि० सो०, जि० ७ पृ० ११० ) 


जैनाचार्य हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्बेसे पता चलता है कि 
उज्जयिनीके राजा पालकके समयमें मगधके सिंहासनपर 
श्रेणिक पुत्र कुणिक ( अजातशत्रु ) और कुशिकके पुत्र उदायीका 
क्रमशः राज्य रहा हे । उदायीके निस्सन्‍्तान मर जाने पर उसका 
राज्य नन्दको मिला। दक्खिनी बोद्ध अनुश्रुतिमे भी अजातशत्रु 
के ठीक बाद उदायीका राज्य बताया है । दीपब॑शरम्में उदपीके बाद 
अनुरुद्ध मुए्ड और तब नागदासक है। उत्तरी बौदूध अनुश्रतिके 
ग्रन्थ द्व्यावदानमे मुण्डके बाद काकवर्णिका नाम है। परन्तु 
पुराणोमे अजातशत्रु और उदपीके बीच दर्शक है। श्री 
ज्ञायसवालका कहना था कि नागदासक- दर्शक शिशुनाग 
( शेशुनाक ) में शिशुनाग खाली विशेषण है । यह विशेषण 
लगाने की आवश्यकता उस समय इसलिये थी कि उसके समका- 
लीन विनय पामोक्‍्ख ( बोद्ध संघडे चुने हुए मुखिया ) का नाम 
भी दशक था। काकबर्शि भी दर्शकका ही विशेषण है, क्योंदि 


बीर निर्वाया सम्बत्‌ श्र्३े 


शिशुनाकका बेटा काकबर्ण था। इस लिए उसका कोई भी वंशज 
काकवर्णि कहला सकता है, इस तरह नागदासक-दर्शक और 
काकवर्णि एक ही व्यक्ति हैं। प्रो० दे” रा० भण्डारकर भी नाग- 
दासक और दश्शाकको एक ही मानते थे। किन्तु भासकी प्रासा- 
'णिकता उन्हें स्वीकृत नहीं थी । 


उन्होंने सिद्ध किया है कि दर्शककों यदि अजातशत्रका 
बेटा माना जाये तो उसके गद्दी पर बैठनेके समय उदयन कमसे 
कम ४५६ वर्षका रहा होगा। इस दशामें ४७ बषकी उम्रमें 
उसका दर्शककी बहिन पद्मावतीसे विवाह करना सबंथा श्रसंगत 
है | और भासने अपने समयकी गलत अ्नुश्रतिका अनुसरण 
किया है ( भा० इ०, रू०, प्रृ० ४६७ ) | भासने स्वृप्तवासवदत्तामें 
मगध नरेश दर्शककी बहिन पद्मावतीसे वत्सराज उदयनका 
विवाह कराया है। इससे पहले अवन्तिपति प्रद्योतकी पत्री वासब- 
दत्ताके साथ उसका विवाह हा चुका है। मगध नरेशकी बहिन 
चद्मावतीके साथ विवाह करानेके ।लए उदयनका मंत्री यागन्ध 
रायण वासवदत्ताको रूप बदलकर राजमृहीमें पद्मावतीके पास 
रख देता है ओर ऐसा रूपक रचता है जिससे वासवदत्ताक्े 
मरनेका संवाद फेल जाता है । बातचीतमें वासवद॒त्ता पद्मावतीसे 
कहती है मी होने वाली बहू हैं । पद्मावती पूछती है-- 
महासेन है? वासवदत्ता उत्तर देती है उब्जेनीका राजा 
प्रयोत है । इतनेमें घाय आकर कहती है कि महाराज उदयनका 
कुल रूप वय आदि देखकर महाराजने उसे पद्मायती देना स्वयं 
ही स्वीकार किया है। 


सोमदेव रचित कथासरित्सागरमे भी यह कथा आई है। 
उसमें लिखा है. 'वत्सराज उदयन बासवदत्ताकों पाकर विषय 


३२४ जै० स|० दृ०-पूर्व पीठिका 


सुखमें मग्न हो गया और राज्यका कुल भार अपने मंत्री योगन्ध- 
रायणकों सौंप दिया। तब मंत्रीने उदयनका राज्य बढ़ानेका विचार 
करते हुए सोचा कि हमारा एक शत्रु मगधराज प्रद्योत है, उसकी 
कन्या पद्मावतीकी याचना करने से वह दमारा मित्र हो जायेगा। 
आगे उसने बासवदत्ताकों छिपाकर रक्त प्रकारसे पद्मावतीके साथ 
डदयनका विवाह करा दिया । 

नाटक तथा कथाके उक्त आख्यानसे तो यही प्रकट होता है कि 
पद्मावतीके साथ विवाहके समय उदयन तरुण होना चाहिये और 
बासवदत्ताके द्वारा पद्मावतीकों अपने पिता प्रद्योतकी बहू बनानेकी 
बात कहनेसे तो प्रद्यात उस समय वृद्ध प्रमाणित नहीं होता है । 
चूँ कि प्रद्योतकी पुत्री वासबदत्ता उदयनसे विवाही थी इसलिये 
प्रयोत और उदयनकी अवस्थामे बीस बरसका अन्तर तो होना 
ही चाहिये; क्योकि वासवदत्ताके विवाहके समय उसके दोनो भाई 
पालक और गोपाल भी तरुण थे। अतः पदूमावतीके विवाहके 


समय प्रद्योतकी अवस्था ५० वर्ष और उदयनकी अश्रवस्था तेंतीस 
बष होना चाहिये । 


किन्तु अवन्तीपति प्रद्योत मगधराज श्रेशिक और उसके पुत्र 
श्रजातशत्रुका समकालीन था। यदि यह मान लिया जाय कि 
प्रयोत श्रेणिककी तरह १४ वर्षकी अवस्थामे गद्दी पर बैठा और 
बह श्रेणिकपुत्र अभयकुमारका समवयरक था, क्योंकि कुमारपाल 
प्रतिबोधके अनुसार अभयकुमारने प्रद्योतको बन्दी बनाया था, 
तो अ्रजातशन्रुकी स॒त्युके समय (ई० पू० ४२० अनुमानित ) 
उसकी अवस्था ८० वर्षकी और वत्सराज उद्यदकी अवस्था ६० 
व्षकी होना चाहिये । ऐसी वृद्धावस्थामें पदूमावतीके साथ 
उदयनके बिबाहकों रचानेमें वासबदत्ताका सहयोग, पद्मावती 
का उद्यनके प्रति आकर्षण और महाराज दर्श्कका पद्मावतीके: 


वीर निर्वाश सम्बत्‌ ३२५ 


ईलेये स्वयं उदयनको पसन्द करना आदि बातें, जो नाटकर्में 
वर्णित हैं, घटित नहीं हो सकती और न वासवदत्ता दी पद्मावती 
को अपने ८० वर्षके वृद्ध पिता प्रद्योतकी भावी पत्नी फददनेकी 
धृष्टता कर सकती है। अतः डा० भण्डारकरका भासके विषय 
मे जा मन्तत्य है कि उसने किसी गलत अनुश्र तिके आधारपर 
महाराज दश्शककी बहिन प्मावतीके साथ उदयनका बिवाह 
रचाया है, उचित प्रतीत होता है । 

दूसरे, कथा सरित्सागर'में पद्माबतीकों मगधराज प्रद्योतकी 
पुत्री बतलाया है। यह मगधराज प्रद्योत वही पोराशिक ग्रद्योत 
जान पड़ता है, जिसके अ्रस्तित्वमें विवाद है। तीसरे, जेन ग्रन्‍्धोंमें 
अ्रजातशत्र ( कुणिक ) के पद्मावती नामकी कोई कन्या नहीं 
बतलाइ, प्रत्युतः उसकी रानीका नाम पद्मावती था। अतः भास- 
के नाटकके आधारपर प्रद्योतको मगध राज दर्शकका समका- 
लीन नहीं माना जा सकता | फिर भी पुराणोंमें जो उसका राज्य- 
काल २३ वर्ष बतलाया है, ऐतिहासिक घटनाओको देखते हुए 
बहुत फम है 

हाँ यदि प्रयोतको अज्ञातशत्रका समवयरक माना जाये ओर 
जन मान्यताके अनुसार महाबीरके निबोणके समय (ई० पूरे 
४२७ ) उसकी रुत्यु मानी जाय तो उसका राज्यकाल २३ यर्ष 
होना संभव है। किन्तु उस अवस्थामें कुमारपाल प्रतिबोधमें 
दत्त चण्डप्रद्योतकी कथामें जो राजा श्रेणिक और तत्पुत्र अभय- 


१- परिपन्थी च तत्नेकः प्रद्योतो मगपेशरः । 
पाष्णिग्राइ: स हि सदा पश्चात्कोंपं करोति नः ॥ १६॥ 
तत्तस्य कन्यकारःनमस्ति पद्म।वतीति यत्‌ । 
तद॒स्य बत्सराजस्थ कृते याचामदे बयम्‌ ॥२०॥ ( ३-१ ) 


३२६ जै० चा० ह०-पूर्व पीठिका 


कुमारके साथ चण्डप्रद्योतकी हा घटनाये दी हद वे घटित 
होना संभव नहीं है। उन घटनाओंको देखनेसे तो चण्ड प्रद्योत 
श्रेणिकका लघु समकालीन अवश्य होना चाहिये और ऐसी 
अवस्थामें उसका राज्यकात २३ वर्ष संभव प्रतीत नहीं होता 
तथा उसकी अवस्थाकों देखते हुए जैन ग्रन्थोका यह कथन कि. 
जिस दिन भगवान महावीरका निवोण हुआ उसी दिन अ्रवन्तिकक 
सिंहासन पर पालकका अभिषेक हुआ, सत्य प्रतीत होता है। 

श्रनः जो विद्वान्‌ पौराणिक प्रद्योतका राज्यकाल २३ वर्ष 
बतलाया जानेके कारण उसे अवन्तिपति चण्ड प्रश्योतसे प्रथक्‌ 
मानते है, उनको आपत्ति अनुचित नही कही जा सकती | किन्तु 
मगधके सिहासन पर भ्रद्योत नामके किसी राजाका होना, ज्ञिसके 
पुत्रफा नाम भी पालक था, इतिहाससे प्रमाणित नहीं होता । श्रतः 
पुराणोका उक्त कथन किसी श्रान्तिका फल जान पड़ता है । 
ओर उस अआञन्तिके बाज कुमारपाल प्रतिबोधमे दत्त चण्ड प्रद्योत 
को कथामें निहित हैं। अवश्य ही कुमा० प्र० १३ वीं शताब्दीकी 
रचना है किन्तु उसका आधार स्वतंत्र प्रतीत होता है। 

कथामे गणित घटना इस प्रकार है--चण्डप्रद्योतने एक वेश्या- 
की सह।यतासे अभयकुमारको अपना बन्दी बना लिया | जब 
अभयफुमार उच्जेनीसे राजगृह लौटकर आया तो उसने भी 
चर प्रद्योतको अपना बन्दी बनानेके लिए छलपूर्ण कोशलका 
सहारा लिया। वशिकका वेष घारण करके श्रभय दो गणिकाओके 
साथ उज्जैनी पहुंचा और राजमार्गके एक आवासमें रहने लगा । 


एक दिन प्रद्योतकी दृष्टि उन गणिकाओों पर पड़ी | वह उनके 
रूपपर मुग्ध हो गया | 


इधर अभयने प्रयोतके समान एक व्यक्तिका नाम प्रयात 
रखकर उसे पागल बना दिया और उसे अपना भाई बतलाया ; 


यीर विदांण सम्पत्‌ ३१२७ 


वह उसे बाँधकर श्रति दिन राजमागसे बैद्यके घर ले जाता और 
वह आदमी यह चिल्लाता हुआ जाता--ैं प्रद्योत हूँ। ये मुम्े 
बाँधकर लिये जाते हैं। सब लोग यह जान गये कि इसके भाई- 
का नाम अयदोत है और यह पागल है। एक दिन रात्रिमें वेश्या 
सकत प्रदोत अभयके निवास स्थान पर पहुँचा ओर पकड़ लिया 
गया । दिन निकलनेपर उसे खाटमें बाँधकर राजमागसे 
लेकर सब लोग चल दिये | वह बहुत विल्लाया-- मैं प्रधोत हूँ 
ये मुझे बाँधे लिये जाते हैं। मगर पुरवाछ्ती तो प्रति दिनको इस 
चिल्लाहरसे सुपरिचित थे। अतः वे चुप रहे ओर प्रद्योत बन्दी 
बनाकर राजगृह पहुँचा दिया गया। 


इस घटनासे ( अभयकुमारके भाई ) मगघराज प्रयोतको 
अ्रान्ति चल पड़ी हो तो कोई आश्चरय नहीं है। कथा सरित्सागरमें 
जो पद्माबतीको मगधराज प्रद्योतकी पुत्री बतलाया वह भी उसी 
अआरन्तिका फल हो सकता है। भासने पद्मावतीकों मगधराज 
दर्शककी बहन बतलाया है । पुराणोके अनुसार दर्शक अज्ञात- 
शत्रुका पुत्र था। ओर अजातशत्रु अभयकुमारका भाई तथा 
मगधका राजा था। 

अस्तु,जो कुछ हो, किन्तु मगधके सिद्दास्न पर प्रद्योतगंश 
राज्य होना इतिहास सिद्ध नही है । अतः इस प्रासंगिक चचोको 
यही समाप्त करके हम आगे बढ़ते हैं । 


पुराणोंके प्रद्योत्णंश विषयक सन्दर्भकों मगधके वृत्तान्तसे 
अलग करके, कोष्टक या टिप्पणीके रूपमें पढ़नेसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों राजगंश नन्द्विधेन पर आकर समाप्त होते हैं । 
और दोनों बंशोंकी कालगणना करने पर अबन्तिका नन्दि- 
धन और मगधका नन्दिवर्धन समकालीन प्रतीत होते हैं। अन्तर 


३२८ जे० सा» हृ०-पूर्व पीठिका 


स्पष्ट रूपसे अवन्तिके नग्दिवरधनकों शेशुनाक फद्दा ही है । फलत; 
दोनों न केवल समकालीन हैं किन्तु एक हैं। मगध द्वारा अवन्तिकी 
विजय तो निश्चित है ही । इसीसे श्रीजायसवालजीने ( ज० बि०- 
ड० रि० सो० जि० ९) यह परिणाम निकाला था कि मगधके 
राजाओंमें से नन्द्वर्धनने ही अवन्तिको जीता था | जैनभ्रन्थोंके 
अनुसार अवन्तिमें पालकके वंशके बाद नन्दवंशने राज्य किया। 
नन्दिवर्धन नन्‍न्द कहलाता था। पुशाणके एक पाठमें उसका नाम 
वतित्र्धन भी है । ( भा० इ० रू०, जि० १, ए० ५०० )। 


किन्तु बादकों पटनासे प्राप्त मूर्तियोसे यह जाना गया कि 
पटनामे भी कोई राजा अजञ था। और तब यह स्पष्ट हुआ कि 
अज ओर उदपी एक ही है। तथा अवन्तिका अजक भी वही हैं. 
ओर उसीने अवन्तिकों जीता था । 


+ चीत यह है कि पुराणोंके अनुसार प्रय्योतका उत्तराधिकारी पालक 
ओर उसका उत्तराधिकारी विशाखयूप है, विशाखयूपके बाद 
एक राजाका नाम अजक है। क्िसी-किसी प्रतिमें उसे विशाखयूप 
से पहले रख दिया है। कथा सरित्सागरके अनुसार पालकका भाई 
गोपालबालक था ओर रुच्छुकटिकके अनुसार पालकको गद्दीसे 
उतारकर प्रज्ञाने गोपालकको आयेक नामसे राजा बनाया था | उधर 
श्रीमद्भागवतर्में मगधवंशमें उद्यके स्थान पर अजय” आता है । 
ओर नन्दीवर्धनकों आजेय लिखा है जिससे उदयीका नाम अज 
सिद्ध होता था । बादको वक्त मूतियोसे यह ज्ञात होनेपर कि पटना 
में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि श्रज और उदयी एक 
ही हैं तथा वही अवन्तिका भ्रज़॒क भी है । (ज० वि० उ० रि० सो० 
१६१६) | संभवतः अवस्तिको जीतकर भी बह अपने राज्यमें नहीं 
मिला सका। यह काम उसके उत्तराधिकारी नन्दवर्धनने किया । 


३२६ 


नन्‍्दोंके १५५ बर्ष 
अब हम नन्‍्दोंकी ओर आते हैं। 


जैन अनुश्रुतके अलुसार अवन्तिमें पालकके राज्यके बाद 
नन्दोंने १५५ वर्ष राज्य किया। ओर जैनाचार्य हेमचन्द्रके परिशिष्ट 
पवके अनुसार उज्जैनीके राजा पालकके समयमें मगधके सिह्ा- 
सनपर श्रेणिकपुश्र कुणिक (अजातशत्रु) और कुणिकके पुत्र उदायी- 
का क्रमशः राज्य रहा | उदायीके निस्सनन्‍्तान मारेजाने पर उसका 
राज्य नन्‍्दकों मिला । 


भागवत्‌ , विष्णु, मत्स्य आदि पुराणोंमें श्रज अथवा उदयीके 
उत्तराधिकारीका नाम नन्दिवर्धन बतलाया है। और मगध तथा 
अवन्तिके राज्यवंशोंसे उसका नाम आता है । अतः नन्दोवर्धन 
मगध ओर अबवन्‍्ती दोनोंका राजा था । 


पुराणोंमे पांच प्रद्योतोंका राज्यकाल १३८ बष बवलाया है, 
जिसमे २३ बषे प्रथम प्रद्योतके हैं। अवन्तिपति प्रद्योतके राज्य- 
कालकी घटनाओं से यह स्पष्ट हे कि उसका राज्यकाल २३ ब्षे 
से बहुत अधिक वर्षों तक रहा है अतः २३ बषंकी गणना ठीक 
नहीं है। इसलिए १३८ में से २३ वर्ष कमकर देनेपर पालकके 
राज्यभिषेकसे लेकर नन्दिवर्धनकी मृत्युतकका काल ११४ वष 
होता है । 

यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्रमौयंसे पहले नन्‍्दोंका राज्य था । 
नन्‍्दोंकी दो पीढ़ियोंने राज्य किया । पहली पीढीम महापद्मनन्द था 
और दूसरी पीढ़ीमें उसके आठ बेटे । ये सब मिलकर नो नन्द्‌ 
थे। बायु पु० में महापद्यनन्दका राज्यकाल २८ वर्ष दिया है, हा 
बाकी पुराणोंमें महापद्मके ८८ वर्ष ओर दूसरी पीढ़ीके १२ व 


३३० जै० सा० इृ०-पूर्व पीठिका 


मिलाकर १०० वर्ष पूरे किये हैं। इस प्रकार नन्‍्दोके १०० वर्ष 
राज्य करनेकी अनुभ्रुति है। जैनाचार्य हेमचन्द्रने मद्ाबीर निवाण 
से १८४ वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्का राजा होना लिखा है। तथा 
महाबीर निबोणसे ६० वर्ष पश्चात्‌ नन्‍दका राजा होना लिखा है। 
अतः उन्होंने १५४५-६० - €५ वर्ष तक नन्‍्दोका राज्य बतलाया है 
जा १०० बर्षकी पौराणिक अलुश्रुतिसे मेल खाता है । 

किन्तु अन्य जैन अ्न्थकारोने १५४ वर्ष तक नन्‍्दोंका राज्य 
बतलाया है और इस तरह हेमचन्द्र तथा उनकी काल गणनामें 
६० व्षका अन्तर पड़ता है। वही श्रन्तर हम वायु पुराण तथा 
अन्य पुराणोंकी कालगणनामे पाते हैं | वायु पुराण महापदमनन्दका 
राज्यकाल र८ वर्ष बतलाता है, किन्तु अन्य पुराणोमे ८८ वे 
बतलाया है | अ्रतः ८८-२८ - ६० व्षेका अन्तर स्पष्ट है | 


इस परसे ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है कि महापद्म- 
नन्दके राज्य कालकों लेकर दो अनुश्र तियाँ प्रचलित थीं। एक 
अनुश्र्‌ तिके अनुसार उसने ८८ वर्ष राज्य किया और दूसरी 
अनुश्र तिके अनुसार उसने :८ ब्ष राज्य किया। अन्य जैन 
प्रन्थकारोंने प्रथण अनुश्नुतिकों अपनाकर नन्दोका राज्यकाल 
४५५ वर्ष बतलाया । किन्तु हेमचन्दने दूसरी अनुश्र तिको अपना- 
कर नन्दोंका राज्यकाल् €५ वष बतलाया है । 

अतः हेमचन्द्रके अनुसार महावीर निवोणसे १:४+२८- 
१२० १५५ वष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त राजा हुआ। और अन्य अन्ध- 
कारोके अनुसार ११५+८८-१२- २१४ बष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त 
राजा हुआ | 

इसपर एक आशक्का यह की जा सकती है कि इस तरहसे 
तो नन्‍्दोंका राज्यकाल हेमचन्द्रके अनुसार २८--१२- ४० बष 


शीर निर्याण सम्बत ३३९१ 


ओर अन्य जैनप्रन्थकारोंके अनुसार ८८+ १०८ १०० वर्ष होता 
है «५ या १४५ वर्ष नहीं होता। इस आशझ्ाका उत्तर यह है 
जैसा कि जायसवाल जीने (ज० वि? छउ०रि सो०, जि० १) 
स्पष्ट किया है कि जैनप्रन्थकारोंने अरज उदयीके बंशजोको भी 
ननन्‍्दराजा मान लिया है। नन्दिने मगधके राज्यमें अवन्तिकों 
मिलाया इससे उसे नन्दिवर्धेन कहा है। उसका मूल नाम नन्‍्द्‌ 
था, नन्दि नहीं था। भविष्य पुराणमें नन्‍्दवर्धन नाम है । इसी 
तरह नन्दिवर्धनके उत्तराधिकारी महानन्दिका नाम भी महानन्द 
था । अधिष्य पु०में उसे नन्‍द कहा है। तथा नवनन्दका श्र्थ नये 
नम्द था | जो बादको नी नन्दके रूपसे माना जाने लगा। तथा 
उन नो नन्‍्दोंने क्रमशः राज्य किया, यह मान लेना स्वाभाविक 
ही था। इस तरहसे नन्‍्दोंके वास्तविक राज्यकालमें बहुत बर्षोंकी 
वृद्धि होगई । 


पुराणोंके अनुसार नन्दिवर्धनसे लेकर अन्तिम नन्‍द्‌ तकका 
कुल राज्यकाल-१२३ वे है । इनमेंसे जायसवाल जी २८+ १२५८ 
४० बर्ष नवनन्दोंके और ४०+ ४३८ ८३ वर्ष पूव नन्‍्दोंके मानते 
है । पूर्व नन्‍्दोंमें एक नन्दिवधन था और दूसरा था महानन्दी, 
नन्दिवर्धनका राज्यकाल ४० वर्ष था ओर महानन्दि का ४३ वर्ष । 


श्री जायसवालने लिखा है कि पालकके ६० वेके पश्चात्त्‌ 
जैनकाज्न गणनामे नन्दोंके १५५ वर्ण बतलाये हैं| पुराणोंमे नन्‍्दो 
का राज्य (४० + ४३+ श८+ १२) १२३ वर्ष बतलाया है । अतः 
( १५५४-१२३ शेष ३२ वर्ष उदायीके लेनेसे १५४ बच्षे पूरे हो जाते 
हैं। ( ज० वि० उ० रि० सो०, जि० १, प्ू० १५०२ ) 

श्री जायसथाल जोने नन्‍्दोके १२३ वर्षो्में उदायीके राज्यके 
३+ बर्ष जोड़कर जैनकाल गणनामें बतलाये नन्‍्दोंके १५५ वर्षो 


३३२ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


की पूर्ति की है। और पालकके ६० वर्षके पश्चात्‌ उदायीका 
राज्याभिषेक माना है। किन्तु तिलोयपरणति, तित्था० पइन्नय 
आदि दिगस्बर तथा श्वेताम्बर प्रन्थोंमें महावीर निबोणके दिन 
अवन्तीकी गद्दीपर अभिषिक्त पालकका राज्यकाल ६० वर्ष 
बतलाया है और हेमचन्द्राचायने अपने परिशिष्ठ प्बमे मगधकी 
गद्दीपर महावीरके निबाणसे उदायीके राज्यान्त तकका काल 
६० वर बतलाया है। शथात्‌ पालक और उदायीका राज्यकाल 
एक साथ समाप्त हुआ | 

हेमचन्द्रने लिखा ( परि० पवं, सर्ग६, श्लो० १८८७-२९३ ) है 
कि उदायीसे सभी राजा त्रस्त थे और उन्होंने यह समझ लिया था 
कि जब तक उदायी जीवित है. हम सुखसे नहीं रह सकते। 
अबन्ती नरेश भी उनसेसे एक था, अतः एक राज्यभ्रृष्ट राजपुत्र 
अवन्ती नरेशसे सलाह करनेके बाद साधु बन गया और उसने 
छलसे उदायीका बध करदिया । उदायीके कोई सन्तान नहीं थी, 
अतः नाइपुन्र नन्द्‌ सगधके सिंहासन पर बैठा । 

अचन्तीपतिसे अभिसन्धि करके उदायीका अपधात किया 
जाना यह सूचित करता हे कि उदायीने पालकवशकी भी वही 
दशाकी थी जो अन्य राजाओंकी की थी। और सम्भवतया यह्‌ 
घटना उदायीके जीबनके अन्तसे कुछ ही पूर्वकी होगी। इसीसे 
लहों महावीर निवोणके ६० बर्ष बीतने पर पालकवंशका अ्रन्त 
हुआ वहीं मगधके राज्यासन पर उदायीका भी अन्त हो गया। 
उदायीके पश्चात्‌ मगधके सिंहासनपर जिस नापित नन्दके बेठने 
का निर्देश हेमचन्दने किया है, बह अवश्य ही महापद्मनन्द है, 
उसीको पुरणोमें शूद्वाका पुत्र तथा यूनानी लेखकोंने नाईका पुत्र 
बतलाया है । उसीके कालको लेकर ६० वर्षका मतभेद 
'पुराणोंमें है। 


वीर निर्वाण सम्बत डे 


अतः १४४ वषकी संख्या पूरी करनेके लिये पुराणोंके नन्‍्द- 
कालके १२३ में उदायीके ३२ बष नहीं जोड़े जा सकते । श्री जाय- 
सवालने इस्वी पू्े ४६७ में उदायीका अन्त माना है सो वीर- 
निबोण ५२७ ई० पू०में ६० बे घटानेसे वही समय आता है। 
उदायीके पश्चात्‌ मगधके राज्यासन पर बैठनेवालोंकी तालिका 
तथा कालगणना जायसवाल' जीने इस प्रकार दी है । 


१--जायसवालजीको उदायीके उत्तराधिकारियोमें परिवर्तन करना 
पड़ा है उसका विवरण नीचे दिया जाता है-- 

खारवेलके प्रसिद्ध द्वाथी गुफा वाले शिलालेखकी छुठी पंक्तिमें एक 
वाक्य इत प्रकार आया हे--ननन्‍्दराज तिबस सतोघाटितम” । इसका 
अर्थ डा० स्टेनकोनोंने किया--“नन्‍्दराजके समय सं० १०३ में खोदी गई 
नहर! । कोनो के मतमें यह वीर सम्बत्‌ है । श्रोर वे बीर निर्वाण सम्बत्‌का 
आरम्म ईस्वी पूर्व ४२७ में मानते ये । श्रतः उनके मतसे ५२७-१०३ 
- ४२४ ई० पू्!में नन्दराना था| 

श्रीजायसवालने 'नन्‍्दराज तिवस सतो घाटितम! का श्रर्थ किया“ 
जनन्‍्द्राजके सं० १०३ में खोदी? उनका कहना है कि यदि “नन्दराजने 
सं० १०३ में खोदी' यह श्रथ इष्ट होता तो /तिवससत नन्दराज श्रोघाटित? 
पाठ होता | ( ज० वि० 3० रि० सो०, जि० १३, ए० २३३ ) 

अतः भ्रीजायसवाल के अनुसार खारवेलके शिलालेखमें नन्‍्दसंबत्‌फा 
निर्देश है। उन्होंने कुछ प्रमाणोंके आधार पर यह प्रमाणित किया कि 
नन्‍द सम्बत्‌ किसी समय प्रचलित था | अलबेदनीने लिखा है कि ईस्वी 
पूर्व ४५८ में एक सम्बतका आरम्म हुश्रा था। उसे वह हृषंवर्धन सम्बत्‌ 
बतलाता हे, और बतलाता है कि उसके समय तक ( ११वीं शताब्दी 
ई० ) मथुरा और कनोजमें वह सम्बत्‌ प्रचलित था । किन्तु ४५८ ई*- 
पूर्षमें हंवधन नामके किसी राजाका अस्तित्व प्रसिद्ध नहीं है। अतः 


ध 


अनुरुद्ध ४६७-४४५८ ई० पू० 
नन्दिवर्धत घछश८-४१८ 
मुण्ड ४१८-४९० ,॥ 
सहानन्दी ४०€-रे७४ ,, 


महानन्दीके दो बेटे २७४-३६६ $, 
महापदूसनन्द रे६६-रेरे८ » 
घधनननद श्श८-र२०६ ,, 
चन्द्रगुप्त मौय._ ३२६-२४-३० २ ई० पू० 
यह हर्षवर्धन नन्‍्दवर्धन होना चाहिये क्‍योंकि ह्प और ननन्‍्द समानार्थक 
हैं। और प्राचीन भारतमे ऐसा प्रयोग करनेकी प्रथा थी” | ( बही, 
४० २शे८ ) | 
अलबेरुनीने इस सम्बत्‌कों मथुरा और कन्नोजमें प्रचलित पाया था | 
उसने लोगोंसे सुना कि इस सम्बत्‌ के प्रवतक गजाने टेक्स घटा दिये थे 
क्योंकि उसे प्रथ्वीमें से बहुत धन मिला था| यह बात नन्‍्दोंके गढे हुए. 
कोशोंका स्मरण कराती है। यह प्रसिद्ध हे कि नन्‍्दवर्धनने प्रद्मोतोंके 
अवन्तिराज्यको जीत लिया था और मथुरा अबन्तिराज्यका एक अग था । 
श्रत. मथुरा ओर अ्रन्तबर्ती कन्नौज नन्‍्दवर्धनके मर साम्राज्यके अस्त- 
गंत थे | अतः उन प्रदेशों नन्‍्द सम्बतका प्रचलित होना स्वाभाविक था | 
उक्त प्रमाणोके आधार पर श्रीजायसवाल जीने खारवेल के शिलालेख- 
में निर्दिष्ट सम्बतूको ननन्‍्द्सम्बतू माना छो ई० पृ ४४८ में प्रचलित 
किया गया था आर जिसका प्रचलनकर्ता ननन्‍्दवर्धन था । 
जायसवाल जोको नन्दिवर्धनका राज्यामिपेक काल ४४८ ई० १० 
निर्धारित करनेके लिये मगध राजवशकी नामावलीमें भी थोड़ा सा 
उलट केर करना पड़ा | (ज० बि० उ० रिं० मो० जि० १ ३, प्ृ० १३९) 
उन्होने मगधराज उदायीौका अन्तकाल ४६७ ई० पृ० माना है । जैन 


बीर निवांण सम्बत्‌ ३३५४ 


अथोत्‌ उदयीके अन्त ओर घन्द्रगुप्त मौयंके राज्याभिषेकके 
बीचमें जायसबाल जीके अनुसार ४ ७--३२५- (४२ वर्धका 


काल गणनाके अमुसार भी महावीरके निर्वाशसे उदायीके राज्यान्त तक 
का काल ६० वर्ष बतलाया है | ्रतः ५२७ ई० पू०में ६० ब्ष घटानेसे 
४६७ ई० पू० काल आता है । पाली ग्रन्थोमें नन्‍्दवर्धनके अ्रव्यवह्ित 
पूर्वमें दो राजाओंके नाम श्रोर दिये हैं, जो पुराणोंमें नहीं हैं। वे ताम 
हैं अनुरुद्ध ओर मुण्ड | अनुरुद्का राज्यकाल नौ वर्ष और मुण्डका 
राज्यकाल ८ वर्ष बतलाया है। अतः उदायीके पश्चात्‌ कालक्रम इस 
श्रकार बैठता है | 

अनरुद्ध 8 बे ४६७--४५८ ईं० पू० 

मुएड ८ ,,  ४धपट--४४६8 ,, 

नन्‍्दव्धन ४० वर्ष, ४४६--४०९ ,, 

पुराणोमें नन्‍्दोंके सौ बष बतलाये हैं | जिनमें नन्‍्दवर्धनके ४० वर्ष 

ओर महानन्दके ४३ वध है । १७ वर्ष शेष रहते हैं। जायसवाल जीने 
अनुरुद्ध और मुण्डको भी नन्‍्दोमें सम्मिलित करके ९ -८- १७ वर्ष पूरे 
किये हैं । क्योंकि जेन अ्रनुश्र तिके अनुसार मगधमें उदायीके पश्चात्‌ 
नन्‍्दोंका राज्य हुआ था । श्नुदुद्ध और मुण्डमें से किसी एकको नन्‍्द- 
वधेनके नीचे रख देनेसे नन्‍्दवर्धनका राज्यामिषेक काल ४५८ ई० पृ० 
था जाता है। यदि अनुरुद्ध और मुण्ड दोनोंको नन्दबधंनके पश्चात्‌ 
रख देते हैं तो जेन और पौराणिक अनुभ्रतियाँ श्रापसमें मिल जाती हैं, 
जो उदायीके पश्चात्‌ नन्‍्दोंका राज्य बतलाती हैं। किन्तु ऐसा करनेसे 
४४८ ई० पू० में नन्दवर्धनके राज्यका नौवां बर्ष होता है। अतः अनु- 
रुद्ध ओर मुण्ड दोनोंको नन्‍्दवर्धनके पश्चात्‌ न रखकर एक को ही रखना 
पर्यात है । इस तरहसे भी जायसबालजोने उदायोके पश्चात्‌ अ्रनुरद और 
मुए्डमेंसे एकको रखकर तथा उत्तके पश्चात्‌ नन्‍्दबर्धनकों रखकर ई० पूछ 


३३६ जै० सा० ह०-पू्व पीढिका 


अन्तर है। इसमें पालकवंश अथशज्वा उदयी तकके ६० बे जोड़ 
देनेसे बार निवाण और चन्द्रगुप्तमोयंके राज्याभिषेकका अन्तर 
२०२ वर्ष आता है। अर्थात्‌ वीर निबोणसे २०२वें बधेमें चन्द्र- 
गुप्त मौका राज्याभिषेक हुआ । किन्तु जैन ग्रन्थोंमें बीर निवाण 
से (६०+१५५४-२१५ ) ब्षे पश्चात्‌ चन्द्रगुप्ते राजा होनेका 
निर्देश है। अतः १२ वर्षेका अन्तर स्पष्ट है और इसके अनुसार 
५२७--२१४- ३१२ ई० पू० में चन्द्रगुप््कः राज्याभिषेक होना 
चाहिये | 
इतिहासके प्रेमियोंसे यह्‌ बात छिपी हुई नहीं है कि चन्द्रगुप्त 
मोयके राज्याभिषेकके कालको लेकर भी इतिहासज्ञाम मतभेद है ॥ 
ओर वह मतभेद भी १३-१४ वर्षका ही है | भ्रथात्‌ ३२६-२५ ई० 
पूबसे लेकर ३१२ ई० पूष तकके बीचमे चन्द्रगुप्त सहांसन पर 
बैठा, यह सुनिश्चित रीतिसे माना जाता है। अतः महावीर 
निवोणसे २१५ वे परचात्‌ मोयोक्ा राज्य होनेका जैन निर्देश 
स्ंथा गलत नहीं कहा जा सकता। ओर इसलिये इस दृष्टिसे 
भी प्रचलित बीर निवोण सम्वत्‌ ही ठीक प्रतीत होता है । 
असलमें जेनप्रन्थोंमें महावीर निवोणके पश्चात्‌ होनेबाले राज- 
वंशोंकी कालगणना तो दो है किन्तु उन राजवंशोमें होनेवाले 
राजाओंका न तो नाम दिया है. और न प्रत्येकका राज्यकाल ही 
दिया है। अतः पुराणों ओर वौद्धप्रन्थोंम दी गई राजकाल 
गणनाके साथ उनका समीकरण कर सकना शक्य नहीं हे। 
फिर भी इतना सुनिश्चित है कि वीर निवोणके पश्चात्‌की जो राज्य- 
काल गणना दी है, प्रचलित वीर निवोण सम्वत्‌ उस्रके अ्रविरुद्ध 


४४८ नन्दवर्धनका राज्याभिषेक माना और उसे ही नन्‍्द सम्बतका 
प्रवतेक बतलाया । 


अऋजाय कस यरना ३३७ 


है। सभी जैन महांबीर निवोश और विक्रमके मध्यमें ४७० बर्षेका 
अन्तर माननेमें एकमत हैं । तथा शक राजासे ६०५ वे पूरे बीर 
निबोण होनेमें भी सबका ऐकसत्य है। अतः विक्रम सम्क्तसे 
४७० वध, शकसम्वत्‌ से ६०५ वर्ष ओर इस्वीसन से ५२७ वर्ष 
पूछे बोरका निवोण मानना ही समुचित है । 


आचाय काल गणना 


जैन भ्रन्थोंमें जैसे बीर निबोणक्रे पश्चात्‌ द्ोनेवाले प्रमुख 
राजगंशोंकी काल गणना दी है वैसे द्वी तत्पश्चात्‌ होनेवाले महा- 
बीरके प्रमुख्व शिष्य-प्रशिष्योकी भी परंपराका डल्लेख कालफ्रमसे 
किया है । 

विगम्बर जेनोंके त्रिलोक प्रश्षप्ति, घवला, जय घवला आदि 
प्रन्थों और पद्माबलियोंमें तथा श्वे ० जेनोंकी स्थविराव्षी और 
पट्टाथलियोंमें उसका बन पाया जाता है। 

दि० जैनोंके अनुसार भगवान महाबीरके निवोणके पश्चात्‌ 
६२ बेमें तीन केवली हुए और तत्पश्चात्‌ २०० बर्षमें £ श्रुत- 
केक्ली हुए । 

ति० प० में लिखा' है--- जिस दिन बीर प्रभुका निवोण हुआ 


१-- जादो सद्धो वीरो तदिवसे गोदमो परमणाणी । 
जादो तस्मि सिंद्ध सुधम्मचामी तदो थादो ॥१४७६॥ 
तम्मि कदकम्मणासे जंबूसामित्ति फेवली जादो । 
तत्थवि सिद्धिपवर्णे केबलिणो शत्यि अणुबद्धा ॥१४७७॥ 
वासट्टी बासाणि गोदमपहुदीण णाणपव॑ताणं । 
घम्मपयट्टूणकाले.. परिमाणं. पिंडरूवेण ॥१४७८्या 
२२ 


३३८ लै० खसां७ हू ७०-पूर्व पीढिका 


डसी दिन उनके प्रधान शिष्य गौतम केबलज्ञानी हुए। उनके 
मुक्त द्वाने पर सुधमों स्वामी केवलज्ञानी हुए । उनके मुक्त होनेपर 
जम्बू स्वामी केवलशानी हुए। जम्बू स्वामीके मुक्त होनेपर कोई 
अनुबद्ध केवली नहीं हुआ । इन तीनोके धम्मप्रवतनका सामूहिक 
काल ६२ बे है । 


आगे लिखा' हे---नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, चौथे गोवर्धन 
और पॉचवे भद्गबाहु, ये पॉच पुरुषश्रेष्ठ जगतमें विख्यात श्र त- 
केवली श्री वद्ध मान स्वामीके तीथेमे हुए। इन पाँचोंके कालका 
सभ्मिलित प्रमाण सौ वे होता है। इनके पश्चात्‌ पंचम कालमें 
भरत ज्षेत्रमें कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ 


इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमे तोनों केवलियोंका प्रथक प्रथक काल 
भी दिया है। तथा नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमे | जैं) सि० 
भा०, भाग १, कि० ४) भी प्रत्येक केवली और श्रतकेवलीका 
प्ृथक्‌ प्थक काल दिया है, जो इस प्रकार है-- 


१-- शुंदीय ण॒दिमित्तो +िदिश्रो अ्वराजिदो तहजोंय | 
गोबद्धयों चडत्यो पंचमओो भद्दबाहुत्ति ॥१४८२॥ 
पंच इसे पुरिसवरा चउदसपूव्वी जगम्मि विक्खादा | 
ते बारस अंगघरा तित्ये सिरिबड्डमाणस्स |१४८३॥ 
पंचाण मेलिदाणं कालपमाणं हवेदि बाससदं। 
वीदम्मि पचमए. भरदे सुदफेवली शणत्यि ।१४८४॥ 

--तिलोयप०, शक्र० ४ | 
ज० घ१ भा० १, ए० ८५ | घवला, पु० १, प१० ६६। 


हरि० पु०, सर्ग ६६, श्लो० २२ | इन्द्र० भ्रता० श्ली० 
७२-७८ | 


आचाये काज गणना ३३६ 


३ केवली पाँच श्रुतकेवली 
* गौतम गणधर १२ बे. १ विष्णुकुमार' १४ वर्ष 
२ सुघसोस्वामी' ११ ,, २नन्दिमित्र १६,, 
३ जम्बू स्वामी. ३८ ् अपराजित २२ ,, 
ना ४ गांवधेन १६ ,, 
६२ वे. ४ भद्गबाहु २६ ,, 


5 । 


इस तरह भगवान महाबीरके निरवोणसे भद्रशहु श्र्‌ तकेबली 
पर्यन्त १६२ बे होते हैं। 


श्वेताम्बरीय स्थविरावलीके अनुसार महावीर निवोणके 





१--धवला (४० ६०, भा" १ ) में तथा श्रव॒णवेलगोलाके 
शिलालेख नं० १ मे दूधरे केवलीका नाम लोहार्य ही पाया जाता है । 
किन्तु जयघवला, हरिवरा पु०, श्रुतावतार तथा शिलालेख नं० १०५ 
( २७४ ) में उसके स्थानपर सुधर्माका नाम है। जम्बूद्दीप पश्णतिमे 
स्पष्ट लिखा है कि लोदायका नाम सुधर्मा भी था। यथा-- 


तेणबि लोहजस्स य लोइज्जेश य सुधम्मणामेण । 
गणदइर सुधम्मणा खलु जबुणामस्स शिद्िंड ॥१०॥ 


२--तिलोयपरणति जम्बूद्वीपपणणति, आदिपुराण ब श्रुतस्कन्धमें 
नन्दि या नन्दि मुनि नाम आता है विष्णु और नन्दि भी एक ही 
आचायके दो नाम प्रतीत होते हैं । यह संभव है कि आचार्यका पूरा 
नाम विष्णु नन्दि हो, रुक्षेयमें उन्हें कहीं विधपु और कहीं नन्दि कहा 
गया हो | 


३४० जै० सां०  । पीठिका 


पश्चात्‌ होनेवाले युगप्रधान आचारयोँका कालक्रम इस प्रकार" 


| अेख्बलण कक 


१ सुघमो.. २० व्धे ५ यशोभद्र ४० बे 
२जम्बू. ४४ ,, ६ संभूतिविजय ८,, 
३ प्रभव ११,, ७ सद्ृबाहु १४ » 
४ शयंभव॒ २३ ,, ८स्थूल्भद् ४५,, 
२१४६ | 


इस काल गणनाकी विशेषता यह दे कि जिस प्रकार महावीर 
निवोणके पश्चात्‌ होने वाले राज़भंशाकी काल गणनाके २१५ व्षे 
( पालकसे लेकर नन्दंशके अन्त तक ) गिनाये हैं. उसी प्रकार 
महाबीर निवोणके पश्चात्‌ द्वोनेवाले युगप्रधान आचार्योका काल 
भी २१४५ व्षेके हिसाबसे गिनाया है। अथोत्‌ उधर नन्दगंशके- 
अन्तके साथ और इधर स्थूलभद्रके स्वगंबासके साथ महावीर 
निबोणके २१५ वषे पूरे होते हैं । 

इसके अनुसार वीर निवोणके १७० व्षे बीतने पर भद्रबाहु 
स्वामीका ख्॒र्गंवास हुआ । जैसा कि आचार्य हेमचन्द्रने भी 
अपने परिशिष्ट' पठोमें लिखा है। श्वे० स्थविरावलीमें गोतमः 


१--सिरि बीराउ सुहम्मो बीस चउचत्तवासजंबुस्स । 
पभवेगारस सिज्ज॑भवस्स  तेबीस वासाणि ॥ 
पन्नास जसोभदे, संभूइस्सट्ट भददचाहुस्स | 
चउदस य थूलभद्दे, पणयालेव॑ दुपन्नरस ॥| 
+-वि० ओ्रे० | 
२- श्री बोर मोच्षात्‌ बषंशते सप्तत्यग्रे गते सति | 
अद्रबाहुरपि स्वामी ययौ स्वर्ग समाधिना ||--प० प० $ 


आाचाय॑ काक्ष गणना ३४१ 


गणधघरको, जो महाबीरके प्रधान शिष्य थे, मद्दावीरके निबोणके 
पश्मात्‌ युगप्रधान पट्टूपर आसीन न कराकर सुघर्माको आसीन 
कराया है। किन्तु कल्पसूत्रके अनुसार महावीर स्वामीका निबोण 
होनेके पश्चात्‌ गोतमको केबल ज्ञानकी प्राप्ति हुई और वे १२ वर्ष 
तक प्रधान पद पर प्रतिष्ठित रहे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपना पद 
सुधमों स्वामीको दिया और वे आठ व्षे तक उस पद पर आसीन 
रहे । इस तरह स्थविरावलीमें जो सुधर्माके २० वर्ष गिनाये हैं, 
उनमें १२ वर्ष गोतमके और ८ वर्षे खुघमांके हैं । किन्तु दोनोंका 
अलग अलग उल्लेख न करके सुधमोंके ही २० वे बतलानेमें 
क्या हेतु है यह हम नहीं कद सकते । 


जम्बू स्वामी केवलीके पश्चात्‌ होने वाले युगप्रधान आचार्यों 
मे भद्रबाहु दी एक ऐसे हैं, जिन्हें दोनों सम्भ्रदायोंने माना है। 
जम्बू स्वामीके पश्चात और भद्गबाहु स्वामीसे पहले होनेवाले ४ 
आ।चार्योके नाम दोनों सम्प्रदायोंमें भिन्न भिन्न हैं ओर उनका काल 
भी समान नहीं है । इसलिये यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरेसे बिल्कुल 
भिन्न व्यक्ति हैं। किन्तु भद्रबाहुका युगप्रधानत्व दोनों सम्प्रदायोंकी 
स्वोऊऋाय है। इन्द्रींके समयमें संघभेद हुआ। इसलिये भी भद्र- 
बाहुका स्थान अखण्ड जैन परम्पराकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है। दि० जैन ग्रन्थ तथा शिलालेख इन्हें मोय सम्राट चन्द्रगुप्तका 
समकालीन सिद्ध करते हैं। ओर विदेशी तथा एव्द्देशीय इतिहा- 
सज्ञोंने भी उनकी सत्यताकों स्वीकार किया है | 

किन्तु उक्त काल गणनाको देखते हुए चन्द्रगुप्त मोये और 
अद्रबाहुकी समकालीनता सिद्ध नहीं होती और उन दोनोंके बीच 
में बद्दी प्रसिद्ध ६० ब्ेका अन्तर पड़ता है। अथोत्‌ यदि भद्र- 
बाहुके समय वीर नि० १६२ में ६० बे बढ़ा ढिये जायें तो चन्द्र- 


३४२ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


गुप्त मौर्य और भद्रबाहुकी समकालीनता ठीक बन जाती है। 
अथवा धन्द्रगुप्त मोयके कालमेसे ६० वे पीछे हटा दिये जायें 
जैसा कि हेमचंद्राचायने महावीर निवाणसे २१५ व्षेकी परम्परा- 
के स्थानमे १४४ वे पश्चात चंद्रगुप्तका राजा होना लिखा है तो 
दोनोंकी समकालीनता बन सकती है। आचार्य हेमचंद्रने ऐसा 
विचारपू्वक ही किया है ओर इसलिये उनके समयमें दोनोंकी 
समकालीनताको एक वास्तविक तथ्यके रूपमें माना जाता था , 
यह स्पष्ट है, क्योकि यदि उसमे उन्हे थोड़ा सा भी संदेह होता तो 
हेमचंद्र २१४ वर्षकी चली आई हुई प्राचीन जैन गणनामे संशो- 
घन करनेका साहस न करते । 
भद्रबाहु ओर चन्द्रग॒प्त 

आगे हम श्रुत केवली भद्रबाहु ओर चन्द्रगुप्तो समकालीन 
बतलाने वाले उल्लेखोंका साधार निर्देश करते हैं--- 

दिगम्बर साहित्यमे इस बिषयका सबसे प्राचीन उल्लेख हूरि- 
षेणकृत इहत्कथा कोशमे ( कथा १३१ ) पाया जाता है। यह 

प्रन्थ शक सम्बत्‌ ८५३ का रचा हुआ है। इसमें बतलाया है कि 

भद्गबाहु पुणड़वर्धेन देशके निवासी एक ब्राह्मणके पुत्र थे। उन्होंने 
एक दिन खेलते हुए एकके ऊपर एक, इस तरह चोौदद गंद रख 
दिये | चतुर्थ श्रुत केवली गोवधेन उधरसे कहीं जाते थे। उन्होने 
अद्रबाहुकी उसके पितासे मॉग लिया और उसे पढ़ा लिखाकर 
बिद्वान्‌ बना दिया। पीछे भद्वबाहुने अपने गुरुसे मुनि दीक्षा ले 
ली, और वह्द गोवर्धेनके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ पद्मम श्रव केवली 
हुए । 

एक दिन वे उज्जो नी नगरीमे भिक्ताके लिये गये। उस समय 
बहोंका राजा श्रीसान्‌ चन्द्रगुप्त था और वह महान्‌ श्रावक था । 


आचाय काल गणना ३४३ 


भद्बाहुने जेसे ही एक शून्यगरहमें प्रवेश किया। एक शिशुने 
कट्दा--'यहाँसे जल्दी चले जाओ ।' दिव्यज्ञानी भद्गबाहुने शिशुके 
यह बचन सुनकर जाना कि यहाँ बारह वर्ण तक वषों नहीं होगी। 
ऐसा जानकर वे भोजन किये बिना ही लौट गये। उन्होंने संघसे 
यह समाचार कद्दा कि मेरी आयु थोड़ी है. अत्तः मैं तो यहीं ठह- 
रूँगा आप लोग समुद्रके समीप चले जायें । यह सुनकर नरेश्वर 
चन्द्रगुप्तने भी उनके पास जिन दीक्षा ले ली । मुनि होनेके पश्चात्‌ 
चन्द्रगुप्का नाम विशाखाचाये हो गया और बे दस पूर्त्रियोमें 
प्रथम हुए तथा संघके अधिपति बना दिये गये । उनके साथ सब 
संघ भद्गबाहुकी आज्ञानुसार दक्षिणापथ देशमें स्थित पुन्नार 
नगरको चला गया। भद्रबाहु मुनिने भाद्रपद देशमें जाकर समाधि 
मरण पूर्वक शरीर त्याग दिया। 


इस कथामें भद्रबाहुको श्रुतकेवली तथा उनके गुरुका नाम 
गोवर्धन दिया है ओर चन्द्रगुप्त नरेश्वरको दीक्षा देनेके पश्चात्‌ 
डनका उत्तराधिकारी विशाखाचार्य बतलाया है । 


समस्त दिगम्बर जैन साहित्यमें तथा शिलालेखोंमे गोबधनकों 
चतुर्थ श्रुवकेबली बतलाया है ओर उन्हें भद्गबाहु श्रुत केवलीका 
पूबज बतलाया है। तथा भद्गबाहुको पुड़वर्धेन देशके कोटिभत 
नगरका वबासी बतलाया है। अतः यह निविवाद है कि वृ” क० 
कोशमे जिस भद्गबाहुका आख्यान दिया है वे श्रतकेवली भद्गबाहु 
ही हैं, और उनके समयमे चन्द्रगुप्त नामका यदि कोई राजा 
हुआ है तो वह मोर्य सम्राट चन्द्रगुप्त ही है। चन्द्रगुप्त मक 
अन्य राजा तो बहुत समय पश्चातू हुए है। अतः उनके श्रुव- 
केवली भद्गबाहुके समकालीन होनेका प्रश्न दी नही है । 

श्री सत्यकेतु बिद्यालंकारने अपने मोय साम्राज्यके इतिद्ासमें 


३४४ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


( प्रृू० ४२४ ) लिखा है---हम इस असुश्रतिसें कोई संदेह नहीं 

करते कि चन्द्रगुप्त नामका उजयिनीका एक राजा आचाये भद्र- 

बाहुके साथ श्रवणबेल गोलामें आया था और वहाँ पहुँचकर 

अनशन प्रत करके स्वगंलोक सिधारा था| परन्तु प्रश्न यही है 

के गा ह है कोन सा ? जैन साहित्यके अनुसार यह झशोकका 
ञ्रहें।! 


किन्तु भद्रबाहु भर चन्द्रगुप्त द्वितीयकी, जो इ।तहासमे संग्रति 
के नामसे ही प्रसिद्ध है, समकालीनता संभव नहीं है। अशोक 
के पौत्र सम्प्रतिका राज्याभिषेक २:० ई० पू० में हुआ । अथोत 
चन्द्रगुप्त प्रथमके राज्याभिषेकसे सो वर्षसे भी अधिक कालके 
पश्चात । उस समय भद्रबाहुका अस्तित्व किसी भी तरह संभव 
ननीं है । यद्यपि श्वे ताम्बर साहित्यमे मम्प्रतिको जैन धमंका महान्‌ 
उद्धारक लिखा है। आये सुहस्तीने उसे जैन धममें दीक्षित किया 
था । किन्तु एक तो श्वेताम्बर पद्टावलियोके अनुसार भद्रबाहु श्र॒त 
केवलीके ७५ वर्षे पश्चात्‌ आय सुदस्ती पद्टासीन हुए थ। दूसरे 
सम्प्रतिकं राजपाट त्याग कर जिन दीक्षा लेनेका कोई निर्देश नहीं 
है। तीसरे, सम्प्रतिका चन्द्रगुप्त नाम भी कहां नहीं मिलता 
श्वे ताम्बर सारित्यमे सम्प्रति नामसे ही उसका उल्लेख मिलता है। 
अतः भद्गबाहु श्रुवकंवबलीका समकालीन चनन्‍्द्रगुप्त नामक राजा 
मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त ही हो सकता है। इतिहासमें उसकी राज्य 
समाप्तिका उल्लेख नहीं मिलता और न उसकी मृत्यु होनेका ही 
निर्देश है। इससे यह बहुत संभव माना जाता है कि उसने राज्य 
त्यागकर श्र्‌ तकेवली भद्गबाहुसे मुनि दीक्षा ली 


डा० स्मिथने ( आक्स० हि० इं०, प्र० ७४-७६ ) लिखा था- 
“चन्द्रगुप्त मोयका राज्यकाल किस प्रकार समाप्त हुआ इसपर 


झाचानं कछ गदेना ३४४. 


ठीक प्रकाश एकसात्र जैन कथाओंसे ही पढ़ता हे। जैनियोंने 
सदैब उक्त मौर्य सम्नाटको विम्बसारके सट्टश जैन धमोषलस्बी 
माना है और उनके इस विश्वासको झूठ कहनेके लिये कोई उप- 
युक्त कारण नहीं है। इसमें जरा भी सन्देद्द नहीं है कि शेशुनाग 
नन्‍्द और मौर्य राजजंशोंके समयमें जेनधर्म मगध भ्रान्तमें 
बहुत जोर पर था। »८ »“ एक बार जहाँ चन्द्रगुप्तके धर्मोवलम्बी 
होनेकी बात मान ली तहाँ फिर उनके राज्यकों त्यामकर जेन 
बविधिके अनुसार सललेखना बिधिके द्वारा मरण करनेकी बात 
सहज ही विश्वसनीय हो जाती है। जैन भ्रथ कहते हैं कि जब 
भद्रवाहुकी द्वादशवर्षीय द्ुु्मिक्षवाली भविष्यवाणी उत्तर भारतमें 
सच होने स्लगी तब आचार बारह हजार जेनियों ( मुनियों) को 
साथ लेकर अन्य सुदेशकी खोजमें दक्षिणको चल पढ़े । महाराज 
च द्रगुप्त राज्य त्याग कर संघके साथ हों लिये । यह संघ श्रवण- 
वेलगोल पहुँचा | यहाँ भद्रबाहुने शरीर त्याग किया। राजर्षि 
चन्द्रगुप्तने उनसे बारह वर्ष पीछे समाधिमरण किया। इस कथा- 
का समर्थन श्रवणवेल गोला भादिके नासों, इसाकी सातवीं 
शताब्दीके उपरान्तके लेखों तथा दसवीं शताब्दीके ग्रन्थोंसे होता 
है । इसकी प्रामाशिकता सर्वतः पूर्ण नहीं कही जा सकती । किन्तु 
बहुत कुछ सोच विचार करनेपर मेरा कुकाव इस कथनकी मुख्य 
बातोंकों स्वीकार करनेकी ओर है । यह तो निश्चित ही है कि जब 
इस्त्री पूवे ३२ में या उसके लगभग चन्द्रगुप्त सिंहासनारूढ़ हुए 
थे तब वे तरुण थे | अतएव जब २४ व्ेके पश्चात्‌ उनके राज्य- 
कालकी समाप्ति हुई तब वे पचास वर्षकी अवस्थासे नीचे ही 
होंगे। अतः इतनी कम अवस्थासें उनका राज्य त्याग देने ओर 
लुप्त हो जानेका उक्त कारण ही प्रतीत होता है । राजाओंके इस 
प्रकार विरक्त हो जानेके अन्य भी उदाहरण हैं। ओर बारह वर्ष- 


३४१६ जे० सा० ६०-पूर्व पीठिका 


का दुर्भिक्ष भी अविश्वसनीय नहीं है । संक्तेपमें अन्य कोई बृत्तान्त 
उपलब्ध न होनेके कारण इस क्षेत्रमें जेन कथन ही सर्बोपरि 
प्रमाण है।? ( जै० शि० सं०, भाग १, भूमिका प्ृू० ६८-७० से ) 


डा० स्मिथने सातवीं शतीके जिन शिलालेखोंका निर्देश किया 
है उनमे श्रवण वेलगोलाके चन्द्रगिरिपर स्थित पाश्वेनाथ बस्तीके 
पासका शिलालेख ( नं० १ ) इस सम्बन्धम सबसे प्राचीन प्रमाण 
हैं। यह लेख श्रवण वेलगोलाके शिलालेखोंमे सबसे प्राचीन माना 
जाता है। इसमे लिखा है--'महावीर स्वामीके पश्चात्‌ गौतम, 
लोहाय, जम्बू, विष्णुदेव, अपराजित, गोवद्ध न, भद्रबाहु विशाख 
ग्रोष्ठल, कृतिकाये, जय, सिद्धार्थ, ध्रूतिषेण, बुद्धिलादि गुरु 
परम्परामें होनेवाले भद्गबाहुके त्रेकाल्यदर्शी निमित्त ज्ञानके द्वारा 
उज्जे नीमें यह कथन किये जानेपर कि वहाँ बारह व्ैेका दुभिक्ष 
पड़नेवाला है, सारे संघने उत्तरायणशसे दक्षिण पथको प्रस्थान 
किया ओर क्रमसे वह बहुत समृद्धियुक्त जनपदमें पहुंचा | भद्र- 
बाहु स्वामी संघको आगे बढ़नेकी आज्ञा देकर आप प्रभाचन्द्र 
नामक एक शिष्य सहित कटवप्रपर ठहर गये और उन्होंने बदी 
समाधिसरण किया। 


द्वितोय भद्रबाहुकी स्थिति 


इस शिलालेखमें भद्गबाहुको श्रवकेवली न बतलाकर निमित्त- 
ज्ञानी बतलाया है तथा चन्द्रगुप्तके स्थानमे प्रभाचन्द्र नामका 
प्रयोग किया है। किन्तु श्रवण बेलागोलाके शिक्नालेख नं० १७* 





१- भ्री भद्रबाहु सचन्ध्रगुम्त मुनीन्द्रयुगम + 7“ 


आचार्य काल गयना ३४७ 


१८, ४०,' ४४ और १०८: में भद्नबाहुको श्रुवकेवली तथा चन्द्रगुप्त- 
को उनका शिष्य बतलाया है। यहाँ यह स्पष्टीकरण कर देना उचित 
होगा कि दि० पद्टावलिमें भद्रबाहु? नामके दो आचार्योंका उल्लेख 


१--्षी भद्रः सबंतो यो हि. भद्गबाहुरिति भ्रुतः । 
श्रुवकेवलि नायेषु चरमश परमों मुनिः ॥ ४ ॥ 
“चन्द्रप्रकाशोज्ज्वल सान्द्र कीड श्री चन्द्रगुतोडऊजनि तस्य शिष्यः | 
२--यो भद्गब्राहुः श्र तकेबलीनां मुनीश्वराणामिह पश्चिमो5पि । 
अपश्रिमो5भूद्‌ विदुषां बिनेता सर्वश्रुताथंप्रतिपादनेन ॥ ८ " 
तदीय शिष्यो जनि चन्द्रगुप्तःः समग्रशीलानतदेवबृद्धः । 
-+जे० शि० स०, भाग १। 
३--ति० प० अ० ४, गा० १४९०, श्रुत्कन्ध गा० ७६, भ्रताव० 
श्लोक ८रे, ज० ध०, भाग ९, पृष्ठ 4६९. घवला पु० १, पृष्ठ ६६ में 
द्वितीय भद्रबाहुका नाम नहीं श्राया । 'जहबाहु', जयबाहु, जसबाहु नाम 
पाश जाता है। भद्गब्ाहु नाम केवल पट्टावली में पाया जाता है | ति० 
प० आदिके अनुसार यह जयबाहु ( भद्रबाहु ) आचारांगघारियोंकी 
परम्परामें तीसरे थे। और महावीर निर्वाणसे ६९+१००+ १८३+- 
२:०- ५६४५ पर्षोंके पश्चात्‌ आचारांगधारियोंकी परम्परा प्रारम्भ हुई | 
तथा चार आचारांगधारियांका काल ११८ वर्ष बतलाया है। अ्रतः 
यदि श्रन्तिम आचारांगधारों लोहाचायंका काल ५० वर्ष माना जाये तो 
११८--४० ८ ६८ बषको ५६४ में जोड़नेसे ( ५६४--६८-६२३३ » 
महावीर निर्वाणसे ६२३ वर्ष पश्चात्‌ दूसरे भद्रबाहुका अन्तकाल आता 
है। अर्थात्‌ ६२३-'१३२७८१०६ ई० या ६श३--४७० -- १६३ 
विक्रम सम्सतमे द्वितीय भद्रबाहुका मरण हुश्रा। किन्तु नन्‍्दी संघकी 
पह्ावली में सामूहिक कालके साथ ही साथ प्रत्येक आचायंका पृथक्‌ र 
काल मी दिया है । किन्तु उसमें प्रथम तीन केवलियों, पाँच अ्रुतकेव- 


अप जै० सा ० इ०-पथ पीढिका 


मिलता है, एक तो अन्तिम श्रुत फेवल्ली भद्रवाहु, और दूसरे वे 
भद्रबाहु हैं, जिनसे सरस्वती गच्छकी नन्दि आम्नायकी पद्टावली 





लियों और ग्यारह दशपूर्बियोंका समय तो क्रमशः बही ६२+ १०० + 
१८३ वर्ष बतलाया गया है ओर उसका जोड़ ३४५ वर्ष कहा है | इसके 
आगे जिन पाँच एकादश अंगधारियोंका समय अ्रन्यत्र २९० बध बत- 
लाया है , यहाँ उनका समय १२३ वर्ष बतलाया है। इनके पश्चात्‌ 
आगेके जिन चार आचायोंको अ्न्यत्र आचारांगधारी कह्दा है उन्हें यहाँ 
(६ न० पद्ठा० ) दस, नो और ञ्राठ अ्रगके धारी कहा है। तथा इनका 
समय भी ११८ वर्षके स्थानमें ६६ बष कहा है । इस पहावलीकी काल 
गणनाके अनुसार वीर निर्वाशसे ६२+- १८० + १८३--१२३-- २४ -२ 
४६२ बषके पश्चात्‌ द्वितीय भद्रबाहु हुए और उनका काल २१ वर्ष बत- 
लाया है। श्र्थात्‌ $५९७--४८९ ईस्वी सनसे २५ बर्ष पूर्व या विक्रम 
सम्बत्‌ ४६२--४७०-० २२ में द्वितीय भद्रबाहु हुए । किन्तु पद्मावलमें 
लिखा है 'बहुरि महावीर स्वामी पीछें ४९२ व्यारि से वाणके वर्ष गये, 
सुभद्वाचायका «मान वर्ष २४ सो विक्रम जन्म ते बावीस बर्ष । बहुरि 
ता का राज्य ते ४ वर्ष दूसरा भद्बबाहु हुआ जानना | ( इं» एं०, जि० 
२१, ६० ५७ आदि ) आशय यह है कि इस पट्टावलीमें 'तदुक्त बिक्रम 
प्रबन्धे' लिखकर दो गाथाएँ उद्बृत की हैं, जिनमे बतलाया है कि वीर 
निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रमका जन्म हुआ, ८ वर्ष तक बालकोड़ा 
की; १६ वर्ष तक भ्रमण किया और ४६ वर्ष तक राज्य किया। इस 
प्रमाणके अनुसार विक्रमका जन्म बीर निर्बाण सं० ४७० में हुआ। 
अतः ( ४६२-४७०- २२ ) विक्रमके जन्मसे २२ बर्ष पीछे सुभद्वा- 
चार्यका श्रन्त हुआ | वश्चात्‌ भद्गबाहु द्वितोय पहपर बैठे । तथा १८ 
अषकी उम्र में विक्रेमका राज्यारोहण हुआ। अतः ( २२-१८-४ ) 
बविक्रमके राज्यके ४ वर्ष बीतनेपर द्वितीय भद्गबाहु पहासीन हुए । विक्रम 


ऋष्वार् कांस शणना ड्ष्ह. 


प्रारम्भ होती है। दूसरे भद्रबाहुका समय इस्वी समसे ५३ वर्ष 
पूबे पाया जाता है। अतः दोनों भद्रबाहुओंके मध्यमें तीन शता- 


के राज्यारोहणसे विक्रम सम्बत्‌ूका चलन मानकर डा० प्लीट वगेरःने 
वि० सं० ४ या ईस्वी पूर्व ५३ में द्वितीय भद्रबाहुका होना माना है # 
किन्तु बीर निर्बाण सम्बत्‌ और विक्रम सम्बतके मध्य ४७० वर्षके ब्न्तर 
में १८ बर्धकी दृद्धि कर देनेसे अथवा वीर निर्वाणसे ४८८ वर्ष पश्चात्‌ 
विक्रम सम्बत्‌का प्रचलित होना माननेसे जो नई आपत्तियाँ उठ खड़ी 
होती हैं उनका निर्देश भो जुगलकिशोर मुख्तारने ( अनेकान्त, वर्ष १, 
बि० १, पृष्ठ १९ में ) स्पष्ट रूबसे किया दे । अतः वीर निर्वायसे ४७० 
बच पश्चात्‌ विक्रम सम्बतकी प्रवृत्ति मानना हो उचित है और तदनुसार 
'विक्रम सम्बत्‌ २२ से बि० सं० ४५ तक भद्गब्राहु द्वितीयका काल श्आाता 
हे। सरस्वतों गच्छुकी पट्टावलीमें इन्हें ब्राज्षण बतलाया है तथा आयु. 
७७ वर्ष बतलाई है। क० को० की कथाके अ्रुतकेबली भद्वबाहु भो 
वाह्मण ये । ओर श्वेताम्बर परम्पराके तथोक्त भतकेवली और वराह 
मिहिरके भाई भद्गबाडु भी ब्राह्मण थे। उनकी आयु भी ७६ वर्ष बत- 
लाई है | सरस्वतीगच्छकी पड्ठाबलीमें भद्रब्ाहुके शिष्यके तीन नाम बत- 
लाये हैं - गुसिगुम्त, अर्दद्वलि ओर विशाखाचार्य । श्रतकेवली भद्रबाहुके 
शिष्यका नाम भी विशाखाचार्य था तथा दिगम्बर जैन ग्रन्थोंके जतवाहु 
आदि शोर नं० सं० पद्ावलीके भद्रबाहु ( द्वितीय ) के शिष्यका नाम 
लोहाचार्य था । नन्दि पद्टावलीके अनुसार लोहाच,यंके शिष्य अर्ईंदलि 
ओर अइंद्लिके शिष्य माघनन्दि थे | किन्तु सरस्वती ग० पट्टावली में 
लोहाचार्यको उमास्वामीके पश्चात्‌ रखा है जो किसी भी तरह ठीक नहीं 
है। श्रतः द्वितीय भद्रवाहु और उनके शिष्य गुस्तिगुप्तकी स्थिति सवंया 
अस न्दग्घ नहीं हे । यदि दूसरे भद्वबाहु वराइमिहिरके भाई थे, तो 
कहना होगा कि दिगम्बर परम्पराके द्वितीय भद्गषाहु श्वेताम्बर परम्पराकेः 


६५४० जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


ब्दियोंका अन्तराल है | इनके शिष्यका नाम गुप्तिगुप्त पाया जाता 
है। डा० प्लीटके मतानुसार ये द्वितीय भद्रबाहु दी दक्षिण गये 
थे और उनके शिष्य गुप्रिगुप्तका ही नामांतर चन्द्रगुप्त था। मुनि 
कल्याण विजय जीने भी इसी मतका समर्थन किया है। 

फिन्तु उन्होंने द्वितीय भद्गबाहुके इस्व्री पूर्व ४३ में अथवा विक्रम- 
की प्रथम शतीमें होनेको गलत बतलाया है क्योकि श्रेताम्बरीय 
साहित्यमें भद्रबाहुको ज्योतिषी बराहमिहिरका भाई लिखा है 
ओर वराहमिहिरकां काल शक सम्बत्‌ ४२७ (६० ४५४) 


निश्चित है। है 
जैसे दिगम्बर जैन परम्परामे ह्वितीय भद्रबाहुको चरमनिमित्त 


धर लिखा है वैसे ही श्वं ताम्बर परम्परामें भी भद्रबाहुको निमित- 
बेत्ता और भद्रबाहु संहिताका कतो लिखा है। किन्तु उल्लेखनीय 
बात यह है कि श्र ताम्बर ग्रन्थकारोंने वराहुमिहिरके भाई निमित्त- 
बैत्ता भद्रबाहुको ही श्र्‌ तकेवली भी लिखा है | और यह भूल नई 
नहीं हैं. बहुत पुरानी है। इसी भूलके कारण नियुक्तियोंका कनो 
भी श्रुतकेवली भद्रबाहुको ही समझा जाता रहा है, जिसका परि- 
मार्जन वृहतत्‌ कल्पसूत्रके दो भागकी प्रस्तावनामे मुनि पुण्यविज्ञय 
जीने युक्ति पुरःसर किया है । 
भद्रबाहु सम्बन्धी इस चिरकालीन भूलके फलस्वरूप भद्गबाहु 
का जीवनबृष्त तक अस्त व्यस्त हो गया प्रतीत होता है। उदा- 
हरणके लिये शव ताम्बर परस्परामें भद्रबाहुके गुरुका नाम यशोभद्र 
है। किन्तु दिगम्धर परम्परामें द्वितीय भद्रबाहुके गुरुका नाम 
यशोभद्र है ओर श्र्‌ तकेवली भद्गबाहुके गुरुका नाम गोवधना 
' चार्य है । 
| द्वितीय भद्वबाहुसे मिन्न थे क्योंकि दोनोके मध्यमें भी कई शताब्दियोका 
श्न्तराल हे । 


शाचाय काल गणना ३५१ 


श्रवण वेलगोलाके जिस शिलालेख नं० १ का ऊपर जिक्र 
किया उससे भी ऐसा अर्थ निकल सकता है कि शायद दूसरे भद्ग- 
बाहु दक्षिणको गये थे ! जेसा कि डा० प्लीट और मुनि कल्याण 
विजय जीका भी मत है। परन्तु यह मत भी आपत्तिपूर्ण है 
क्योंकि प्रथम तो द्वितीय भद्गबाहुके समयमें च॑द्रगुप्त नामके किसी 
राजाका कोई संकेत नहीं मिलता, दूसरे चंद्रगुप्त और गुप्तिगुप्त- 
को एक माननेके लिये भी कोई प्रमाण नहीं है, तीसरे जिस दुभिक्ष- 
के कारण भद्रबाहुको उत्तरापथसे दक्षिणापथको जाना पड़ा, द्वितीय 
भद्रबाहुके समयमें उस दुर्भिक्षका कोई निर्देश नहीं मिलता | इन 
कारणोसे ही डा० फ्लीटके मतको विद्वानोंका समर्थन नहों मिल 
सका । 

अत; हरिषेण कथा कोशमें जो भद्गबाहुकी कथा दी है उसमें 
आ्रामाणिकता है। यद्यपि उसमे चन्द्रगुप्तको उज्ज नीका राजा बत- 
लाया है, किन्तु यह कथन भी आपत्तिजदक नहीं हैं, क्‍योंकि हम 
पहले बतला आये हैं कि शिशुनागवंश और नन्द्वंशके राज्यमे 
उज्जे नीका राज्य भी सम्मिलित था| तथा यद्यपि चन्द्रगुप्त मोयंकी 
प्रधान राजधानी तो पाटलीपुत्र ही थी, किन्तु कुछ अन्य राज- 
धानियों भी थीं, जिनमें उज्ज नका नाम भी है ओर जो पश्चिम 
खण्डकी राजधानी थी ( भा८ इ० रू०, भा० २, पृ० ५४८ )। 

फिर कथामें चन्द्रगुप््को उज्ज नीका राजा नहीं बतलाया। 
बल्कि यह बतलाया है कि जब भद्गबाहु उज्ज नीमें पधारे तो उस 
समय उस नगरसे महान श्रावक राजा चन्द्रगुप्त था। अतः उससे 
यह अर्थ भी ध्वनित द्ोता है कि उस समय चन्द्रगुप्त उज्नेन आया 
हुआ था। 

मौर्य चन्द्रगुप्तका जेन श्रमणोंके प्रति विशेष आकर्षण था यह 
इतिहास सिद्ध है। मेगस्थिनीजने, जो चन्द्रगुप्तके दरबारमें सेल्यु- 


8५२ ह० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


कसका राजदूत था, लिखा हैँ कि ये श्रमण ब्राह्मणों और बौद्धोंसे 
भिन्न थे इनका मद्दाराज चन्द्रगुप््के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था। 
वे स्वयं अथवा अपने अनुचरोंके द्वारा बढ़ी विनय तथा भक्तिके 
साथ श्रमणोंकी पूजा किया करते थे । 

मि० जाज सी० एम० वर्डबुकने लिखा है-'चन्द्रगुप्त और 
विन्दुसार दोनों जैन थे। किन्तु चन्द्रगुप्तके पौत्र अशोकने बौद्ध 
धर्म स्वीकार किया था। 

डा० जायसवाबने लिखा है--'ये मौर्य महाराज वेदोंके कमे- 
काण्डको नहीं मानते थे ओर न जाझणोंकी जातिकों अपनेसे डँचा 
मानते थे। भारतके ये ब्रात्य अबवैदिक क्षत्रिय सार्वकालिक 
साम्राज्य अक्षय 'धर्मविजय' स्थापित करनेकी फामनावाले हुए | 
( भी० सा० इ० की भूमिका ) 

चन्द्रगुप्त मौयंको जब जेन और बौद्ध क्षत्रिय बतलाते हैं तब 
ब्राह्मण पुराण उसे भुरा नामकी दासीका पुत्र बतलाते हैं। मुद्रा- 
राक्षस नाटकसे प्रकट है कि चाणक्य चन्द्रगुप्तको वृषल कहता था | 
जिन क्षत्रिय जातियोंपर ब्राह्मणोंका कोप हुआ वे बृपल कह- 
लाई। इन सब बातोंसे यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मोर्य ब्राझ्षण 
धर्मावलम्बी नहीं था। शेष रहे बौद्ध धर्म और जैन धर्म । सो 
मौयंवंशमें बोद्ध ध्मका प्रवेश अशोकके द्वारा हुआ । चन्द्रगुप्का 
पू्वाधिकारी नन्द जेन था, यह बात खारवेलके शि्लालेखसे स्पष्ट 
है , क्योंकि उस शिलालेखकी १२वीं पंक्तिमें बतलाया है. कि नन्‍्द 
कलिंगपर चढ़ाई करके कलिंग जिनकी मूर्ति ले गया था । बृहस्पति 
मित्रको हराकर खारवेल उस मूर्तिको पुनः कलिंग ले आया। इस 
घटनासे श्री जायलबालने यह सिद्ध किया है. कि नन्‍्द राजा जैन 
थे | ( ज० बि० उ० रि० सो८ + लि० १३, प्रृ० २४४ ) 


अतः पाटलीपुत्रके राज घरानेमें चन्द्रगुप्से पहलेसे ही जैन 


आचाय काल गणना ३१३५३ 


धर्म प्रचलित था | शायद इसीसे पुराणोंमें, महापद्म नन्‍्दके विषयमें 
लिखा है कि 'अबसे शूद्र राजा द्वोंगे। अस्तु, 

इसके सिवाय प्राचीन दि० जैन प्रन्थ तिलोयपरणतिमें लिखा 
है कि 'मुकुटधारी राजाओंमें अन्तिम राजा चन्द्रगुप्नने जिन दीक्षा 
धारण की । इसके पश्चात्‌ मुकुटधारियोंने दीक्षा महण नहीं की । 


यह प्राचीन उल्लेख भी इस बातको प्रमाणित करता है कि 
चन्द्रगुप्त नामक राजाने जिन दीक्षा धारण की थी । उसके पश्चात्‌ 
किसी राजाने जिन दीक्षा धा'ण नहीं की । यह उल्लेख भी हरि- 
षेश कथाकोश और श्रवणबवेलगोलाके शिलालेखोंमें उल्लिखित 
चन्द्रगुप्तका ही निर्देशक है, क्योंकि उस एक चन्द्रगुप्तके सिधाय 
किसी अन्य चन्द्रगुप्तके जिन दीक्षा धारण करनेका कोई संकेत 
नहीं है, और वह चन्द्रगुप्त भद्रबाहु श्रुतकेवलीका लघु समकालीन 
मोर्य सम्राट चन्द्रगुप्त ही है । 


तथा ति० प० में उक्त गाथा ऐसे प्रकरणसे सम्बद्ध है जिसका 
सम्बन्ध भगवान्‌ महावीरके निवोण पश्चात्‌ होनेबाली आचारय्येके 
परम्परासे हे । उस प्रकरणमें सबसे प्रथम भगवान्‌ मद्दावीरके 


१-महानन्दिसुतश्रापि शूद्रायां कलिकांशजः | 
उत्पत्स्यते महापद्मः स्वक्षञ्ञान्तको त्रप३ | 
तत प्रभ्ति राजानो भविष्याः शूद्रयोनयः । 
एकराट्‌ स महापयो एकच्छुत्रो भविष्यति ॥ 
--मत्स्य पु०, २७१ झआ० | 
२--“मउडधरेसु चरिमो लिणदिक्ख घरादि चंदरुत्तो य। 
तत्तो मउडधरादु पब्बज्ज णेव गेणशहति ॥॥१४८१॥ 
-ति० प०, झ० ४। 
२३ 


३५४ औै० घा० ह०-पूर्व पीठिका 


निर्वाणके पश्च,त्‌ ऋमसे होनेवाले तीन केवलज्ञानियोंका निर्देश 
है। उसके पश्चात्‌ बतलाया है कि अन्तिम केवलज्ञानी श्रीधर 
हुए, अन्तिम चारण ऋषि सुपाश्वचन्द्र हुए, अन्तिम भ्रज्ञाअमण 
वजयश हुए और अंतिम अवधिक्षानी श्री नामक ऋषि हुए। 
तत्पश्चात्‌ अंतिम चद्रगुप्त राजाके दीक्षा लेनेवाली गाथा है। 
उसके पश्चात्‌ ऋ्रमसे होनेवाले पाँच श्रुतकेवलियोंका निर्देश है, 
जिनमें अंतिम श्रुतकेवली भद्गबाहु थे। 

भगवान महावीरके नि्वोणगमनके ३ वर्षे 5। मास पश्चात्‌ 
पंचमकाल प्रारम्भ हुआ । पंचमकालमें ऋद्धि सिद्धिका योग 
क्वचित्‌ ही होता है। चतुर्थेकालमे उत्पन्न हुए मनुष्य पंचमकालमें 
मुक्त हो सकते है, जैसे जम्बूस्वामी | किन्तु पंचम कालके जन्मे 
हुए जीब मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह ऋद्धियोका लाभ 
भी उत्तरोत्तर हीन होता होता बन्द हो जाता है। अतः केवली 
और श्रुत केवलियोके मध्यमे जिन अन्तिम विशिष्ट व्यक्तियोका 
निर्देश किया है, महावीर निवाणसे कई शताब्दी पश्चात्‌ उनका 
होना संभव प्रतीत नहीं होता । बहुत संभव तो यही प्रतीत होता 
है कि श्रुत केबलियोंके थोड़े बहुत आगे या पीछे ही वे महापुरुष 
हुए हों ओर शायद इसीलिए उनका निर्देश अन्तिम केवलीके 
पश्चात्‌ तथा श्रुत केवलियोके पहले किया है। और इस दृष्टिसे 
भी जिन दीक्षा लेनेवाले अन्तिम राजा चन्द्रगुप्त श्र तकेबली भद्र- 
बाहुके समयमें होनेबाले मौर्य चन्द्रगुप्त ही हो सकते हैं। 


अतः भद्रबाह श्र्‌ तकेवली ओर मोय चन्द्रगुप्रकी समकाली- 
नतामें कोई सन्देह करना उचित प्रतीत नहीं होता । 


खारवेलके शिलालेखसे समर्थन 


इसके सिवाय दिगम्बर तथा श्वे ताम्बर अनुश्र्‌ तियाँ यह बत- 


झाचायं कालज़ गणना १५५ 


लाती हैं कि भद्बाहुके समयमें बारह वर्षेका भयंकर दुभिक्ष पढ़ा 
और उसके कारण बहुत सा श्र्‌त विच्छिन्न हो गया । 

खारवेलके हाथीगुफावाले शिलालेखकी १६वीं पंक्तिमें 
आगत एक वाक्यकों पहले इस प्रकार पढ़ा गया था--मुरियकालं 
बोद्धिनं ( नें? ) चोयठि अगस निकंतरियं उपादायाति ।! और 
इसका अर्थ किया गया था--मुरियकालके १६४वें वर्धको बह पूर्ण 
करता है (शि० ले० सं० भा० २) किन्तु पीछे श्रीजायसवालने 
बड़े श्रमके साथ अध्ययन करके इसका संशोधन इस भ्रकार किया 
'मुरियकाल वो छिनं च चोयठि अंग सतिकं तुरियं उपादयति।' 
और उसका अथे बतलाया- मौर्यकालमें विच्छिन्न हुए चौसठ 
भागवाले चौगुने अंगसप्तिकका उसने उद्धार किया। अथवा 
तठुरियका अर्थ चतुथ ( पृ ) भी किया जा सकता है, जिसके ६४ 
भागोंमें सात अ्रथवा सो या १६४ अंग थे ।' इन अर्थोकों करके 
श्री जयसवालने लिखा है--'जेन आगमोंके इतिहासके और 
अधिक गहरे अध्ययनसे हम यह निर्णय करनेमें समर होगे कि 
इन तीनों अर्थार्में से कोन खा अर्थ प्राह्म है। किन्तु चन्द्रगुप्त 
मौयेके समयमें जेन मूल प्रन्थोंके विनाशकों लेकर जैन परम्परामें 
जो विवाद चलता है, उसका लेखके उक्त पाठसे आश्वयजनक 
समथेन होता है। इससे यह स्पष्ट है कि उड़ीसा जेन घमके उस 
सम्प्रदायका अनुयायी था, जिसने चन्द्रगुप्तके राज्यमें पाठलीपुत्रमें 
होनेवाली वाचनामें संकलित आगमोंकों स्वीकार नहीं किया था |! 
( ज० बि० उ० रि० सो० जि० १३, प्ृ० २३६ )। 


उक्त शिलालेखके उक्त पाठसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दिग- 
स्वर तथा श्वेताम्वर परम्परामें भद्रबाहु श्र्‌तकेवलीके समयसे 
श्र तका विच्छेद होनेकी जो अलुश्र तियोँ हैं, वे मोर्यंकालसे सम्बद्ध 


३५६ मई 8 0। 


हैं ओर इसलिये भद्रबाहु श्र्‌ वकेवलीका चन्द्रगुप्त मोयंके कालमें 
होना सिद्ध है। 


ऊपरके समस्त विवेचनके आधारपर यह मानना पढ़ता है कि 
आचायाँकी काल गणनामे अवश्य ही कुछ भूल है। यद्यपि दि० 
जैन भ्रन्थों और पद्टावलियोमें जो वीर निगोणके पश्चात्‌ होनेवाले 
जैनाचार्योंकी काल गणना दी है, जिसके अनुसार वीर निबोणके 
पश्चात्‌ ६८१ वर्ष तक अंगज्ञानकी परम्परा चाल रही, जह सर्वत्र 
एकरूप पाई जाती है, ;उसमें ऐसी गुंजाईश नहीं दिखाई पड़ती, 
जिसके आधार पर कुछ वर्षोकी भूल प्रमाणित की जा सके । 


किन्तु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावली अन्य सब पद्टावलियोंसे 
विलक्षण है और आचार्योके काल निणयमें यदि उसका उपयोग 
किया जाये तो भद्गबाहु श्रुक्तेवली और चन्द्रगुप्त मौयंकी खम- 
कालीनता बन सकती है, किन्तु है बह क्लिष्ट कल्पना ही। अन्य 
दि० जैन ग्रन्थोंके अनुसार महावीर निब्रोणके पश्चात्‌ लोहाचाये 
तक ६८३ बषे पूरे होते है। किन्तु नन्दि पद्टा० के अनुसार वीर 
निवोणसे लोहाचाय तक ५६५ वे ही होते हैं । इस तरह दोनों 
काल गणनाओंमें ११८ बषेका अन्तर है। किन्तु यह अन्तर केवल 
एकादश अंगधारी तथा अन्य जेन ग्रन्थोंके अनुसार आचा- 
रागंधारी किन्तु नन्दि पद्टा० के अनुसार दस नौ आठ अगघारी 
श्राचार्योके हो कालमें दै। ३ केवली, ५ श्र्‌ केवली ओर ११ दस 
पूर्वेधारी आचार्योकी काल गणनामें कोई अन्तर नहीं है। किन्तु 
यदि इस ११८ बषेमें से जो नन्दि पद्टा० के अनुसार अ्रहंदूबलिसे 
लेकर भूतवलि पर्यत पाँच आचार्योको दिये गये हैं--(० वर्ष पाँच 
श्रुतकेबलियोंसें सम्मिल्नित कर दिये जायें तो आचाय॑ कालग णनाके 
अनुसार भी श्रुतकेवली भद्रबाहु और चंद्रगुप्मोयंकी समकालीनता 


आाचाये कार गणना ३५७ 


जन जाती है। ओर पाँच श्र्‌ तकेवलियोंके बतलाये गये १०० वर्ष 
कालसें ५० वर्षफी वृद्धि कोई अधिक नहीं है क्‍योंकि आगे पाँच 
एकादश अंगधारियोंका काल दो सौ बीस वर्ष बतलाया गया है, 
जो पाँच श्र तकेवलियोंके कालसे दूनेसे भी अधिक है। यदि इन 
दोनों कालोंका समीकरण कर दिया जाये तो दोनोंका काल १६०- 
१६० वर्ष हो जाता है। इस तरद्द यदि पाँच श्र्‌ तकेवलियोंका 
काल एक सौ साठ वर्ष हो जाता है तो समस्या सुलम जाती है 
ओर ६० वर्षकी कमी स्पष्ट हो जाती है । किन्तु श्वे ताम्बर परंपरा 
में भी भद्गबाहु श्र तकेवलीका लगभग वही काल माना जाता है 
जो दिगम्बर परसम्परामें माना जाता है। इसीसे आचाय॑ हेमचंद्रको 
भगवान मद्दाबोरके निर्वाणसे चंद्रगुप्त मोयंके राज्य तककी राज- 
काल गरनामें ६० वर्ष कम करना पढ़े । 

हेमचन्द्रने वीर निवोणसे एक सो पचपन वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगुप् 
राजाको होना लिखा हे तथा बीर निवोणसे एक सो सत्तर व्षे 
बीतनेपर मद्रबाहुका स्त्रगेगत होना लिखा है। अतः हमें श्वेताम्ब- 
रीय काल गणनाको भी देखना होगा । 

श्रे ताम्बर पट्टावलियोंके अनुसार वीर निबोणसे २१५ वर्षे | 
पयन्तकी राज्यकाल गणना और आचाये काल गणना इस 

प्रकार हैं-- 

१--पाक्षक' ६० - नत्रनन्द १५४-२१५ वैे। 

२ - गौतम १२+ सुधमों ८+ जम्बू ४४+ प्रभव ११+ शब्यं- 
“भेष २३+ यशोभद्र ५० + संभूति विजय ८+ भद्गबाहु १४ + स्थूल- 
भद्र ४९८ २१४ ब्षे। 

तत्पश्चात्‌ मो्य राज्यकाल १०८ बषषमें--मदागिरि ३५, 
सुदस्ति ४६, गुणसुन्दर ३२। 


न 


१५८ जें० सा० इ०-पूर्व पीठिका 
आ्यसुहस्ती ओर सम्प्रति 


कल्पसूत्र स्थविरावलीके अनुसार आर्य यशोभद्रके दोशिष्य 
थे--संभूति विजय ओर भद्गबाहु। संभूति विजयके शिष्यका 
नाम स्थूलभद्र था। ओर स्थूलभद्रके दो शिष्य थे--आय महा- 
गिरि और सुहस्ती । 

आये भद्रबाहुका ख्वरगंवास वीर निवोणसे १७० वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ स्थूलभद्र बीर निवोण १७० से २१४ तक आचाये पदपर 
रहे । उनके पश्चान्‌ आर्य महागिरि ३० वर्ष तक ओर तत्पश्चात्‌ 
सुहस्ती ४६ वर्ष तक पट्टासीन रहे । 

श्वे ताम्बरीय उल्लेखोके अनुसार स्थूलभद्र अन्तिम नन्दके 
मंत्री शकटालके पुत्र थे । और उनके शिष्य सुहस्तीने अशोकके 
पौत्र सम्प्रतिको जेन धर्मम्रें दीक्षित करके जैन धर्मका महान 
उद्धार कराया था। स्थूलभद्ग का स्वर्गवास चन्द्रगुप्तके राज्यकालमें 
हुआ ओर चन्द्रगुप्तके राज्यकालमे ही आये सुहस्तीने उनसे दीक्षा 
ली। तत्पश्चात्‌ आये सुहस्ती सम्प्रतिके राज्यकाल तक जीवित 
रहे। अथोत्‌ आये' सुहस्तीने चन्द्रगुप्त मोये, तत्पुत्र विन्दुसार, 
तत्पुत्र अशोक और अशोकके पौत्र सम्प्रतिका राज्यकाल देखा । 
श्री जायसवाल जीने चन्द्रगुप्तका राज्यकाल ई० पू० ३२६ से ३०२ 
तक तथा सम्प्रतिका राज्यकाल ई० पू० २२० से २११ तक ठह- 


राया है। अथात्‌ चन्द्रगुप्त और सम्प्रतिके मध्यमें एक शताब्दी- 


१--पघट्टा ० समु ०, ए० १७॥ 


२--श्वेताम्तर चन्द्रगुतकरे राज्याभिपेक और सुहस्तीकी मृत्युक् 
बीचमें ११० या १०६ वर्षका अन्तर गिनते हैं | ( परि० प्॑०, जेकोबी 
की प्रस्तावना ) 


५ 


आचार्य काल गरशना ३५६ 


का अन्तर है। इस सुदीर्घ कालकी पूर्तिके लिये मुनि श्री कल्याण 
विजय जीने आये सुहस्तीके साथ स्थुलभद्रकी संगति बैठानेके 
लिये आचाय पदारोहण कालकी समाप्तिके पश्चात्‌ भी कर अर 
जीवित माना है। फिर भी सम्प्रतिके इतिहास सम्मत कालके साथ 
आये सुहस्तीकी संगति नहीं बैठ सकी है , क्योंकि मुनि जीने 
बीर निवोणके २6१वे वर्षमें सुदस्तीका स्वगंवास माना है। और 
इतिहासके अनुसार ( £२७--२०१५०२३६ ई० पू० ) उसी बर्षे 
अशोकका अन्त हुआ था । जायसवाल जीने लिखा है कि जेन 
रिकार्डोमे इसके स्पष्ट चिन्ह हैं कि सम्प्रति चन्द्रगुप्के १०४ बर्षे 
पश्चात्‌ अथोत्‌ अशोककी सृत्युके १६ वर्ष बाद राज्यासन पर बैठा 
( ज० वि० उ० रि० स्ा०, जि० ९, पू० ६४-६५ ) 

वायु पुराण ओर तारानाथ आदिके अनुसार अशोकका उत्त- 
राधिकारी उसका बेटा कुनाल था। उसका राज्यकाल आठ बरस 
लिखा है । विष्णु पुराणके अनुसार अशोकका पोता दशरथ था। 
मत्स्य पुराणमें भी उसका नाम है। बारवर (गया जिला) के पास 
नागाजु नी पहाड़ी पर दशरथकी बनवाई हुई तीन गुफाएँ है 
जिनमे उसके दान सूचक अभिलेख हैं। दिव्यावदान और खो 
जेन अनुश्रुतके अनुसार अशोकका पोता सम्प्रति था। मत्स्य 
ओर विष्णु पुराणमे दशरथके बाद सम्प्रति या संगतका नाम है। 
जायसवाल जीने इसका यह परिणाम निकाला है कि सम्प्रति 
दशरथका छोटा भाई और उत्तराधिकारी था। अतः उन्होंने 
अशोकके पश्चात्‌ ८ वर्ष तक कुनालका, उसके बाद ८ वर्ष तक 
दशरथका और उसके बाद सम्प्रतिका राज्यकाल ठहराया है । 


श्वे ताम्बरीय साहित्यमें सम्प्रतिकी कथा इस प्रकार दी है-- 
आये सुहस्तीने कौशाम्बी नगरीमें आहारके अभिलाषी एक दरिद्र 


३६० लै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


व्यक्ति दीक्षा दी। वह मरकर कुणालका पुत्र हुआ। अधे 
कुणालने अपने पिता अशोकसे राज्य माँगा। अशोकने कहा-- 
अंधेको राज्यसे क्या प्रयोजन ? कुणाल बोला--मैं अपने पुत्रके 
लिये राज्य माँगता हूँ। मेरे सम्प्रति ( अभी ) पुत्र हुआ है। 
इस परसे अशोकने उसका नाम 'सम्श्रति” रखा। बड़ा होने 
पर सम्प्रति उल्नेनीका राजा हुआ। एक बार आये सुहस्ती 
उद्ञ नीमे पधारे। सम्प्रतिने उन्हें देखा और उसे पूर्व जन्मका 
स्मरण हो आया। सम्प्रतिने आये सुहस्तिसे श्रावकके त्रत घारण 
किये और उनका परम भक्त बन गया। अपने पूर्व जन्मके 
दारिद्रथका स्मरण करके सम्प्रतिने नगरके चारों द्वारापर भोजन 
शालाएँ स्थापित कीं, जिनमें दीन अनाथ भोजन कर सकते थे । 
जो भोजन शेष बचठा था बह भोजनशालाके प्रबन्धकोंका होता 
था। यह जानकर राजाने यह श्राज्ञा दी कि जो अन्न शेष बचे 
बह साधुओंको दिया जाये , क्योकि साधु लोग 'राजपिर्डः 
होनेसे मेरे घर भोजन नहीं करते | इसी तरह सम्प्रतिने सब 
व्यापारियोंमे यह घोषणा करा दी कि साधुश्रोंको अन्न-पान; तेल 
वख् वगैरह बिना मूल्य दिया जाये और उसका मूल्य राजकोषसे 
लिया जाये । 


अब साधुश्रोको प्रचुर मात्रामें सब आवश्यक बस्तुएँ मिल्ञने 
लगीं तो आये मद्दागिरिने अर्थ सुदस्तिसि इसका कारण पूछा-- 
सुहस्तीने यह जानते हुए भी कि इस प्रकारका अन्न बस्तर साधुके 
लिये अग्नाह्य है, अपने शिष्य सम्प्रतिके मोहसे उसका समथेन 
किया। तब आये महागिरिने सुहस्तीसे कह्ा--आप ऐसे बहुश्रत 


दोकर भी यदि शिष्यके मोहसे ऐसा कहते हैं तो आजसे मेरा 
तुम्हारा बिसंभोग है--हम तुम एक मण्डलीमें नहीं रह सकते। 


झाचाय॑ काक्ष गणना ३६१ 


सुदस्तीने अपने दोषोंकी श्रालोचना करके तथा अपने अपराधकी 
क्षमा मांगकर आये महागिरिसें मिलाप कर लिया। ( अभि० रा० 
में संग्रह शब्दसे ) 

इस कथाके अनुसार तो आय महद्दागिरि भी सम्प्रतिके राज्य 
कालमें वर्तमान थे । किन्तु पट्टावलीके अनुसार सहुस्तीसे महा- 
गिरि तीस वधे बड़े थे अतः उनका स्व॒गंवास भी सुहस्तीसे तीस 
ये पूर्व हो चुका था क्‍योंकि दोनोंका आयुमान सौ सो वर्ष माना 
गया है और अधिक वृद्धि करनेकी गुंजाइश नहीं है। सुनि कल्याण 
विज्ञय जीने आये मह/गिरिका स्वर्गवास बीर निवोणाब्द २६१ में 
ओर सुदृस्तीका स्वगेबाल वीर निबोण २८१ में माना है ओर 
अशोकका राज्यकाल वीर निर्वाण २६५ तक माना है। इसका तो 
यह मतलब हुआ कि सम्प्रतिने अशोकके राज्यकालके अन्दर ही ' 
राज्यपद प्राप्त कर लिया था और अशोकने जो कुछ बौद्ध धर्मके 
लिये किया, सम्प्रतिने अपने दादा अशोकके राज्यकालमें ही वही 
सब्र जैन घ्मके लिये किया । किन्तु यह संभव प्रतीत नहीं होता । 

इसीसे श्री जायसवालने' जिखा था--सम्प्रति और सुहस्ती- 
का समय एकदम गलत है। 

असलमें राज्यकाल गणना और आचाय काल गणनाकी 
संगति बैठानेके लिये ही मुनि कल्याण विजय जीको कालकी 
स्वींच।तानी करनी पड़ी है, फिर भी वह संगति नहीं बैठ सकी 
है। इससे हमारा इतना ही आशय है कि आचाये काल गणनामें 
अवश्य ही कुछ वर्षोकी भूल है ओर उसमे सुधार हुए बिना 
सम्प्रति और सुदृस्ती तथा मद्यागिरिकी कालाबधि संगत नहीं बैठ 


१--ज० वि० उ० रि० सो, जि० १, ० १०४ का फुटनोट नं० 
१३७ में । 


श६२ जें० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


सकती । यदि भद्गबाहु श्रुतकेवलीकी कालावधिको चन्द्रगुप्त मौके 
कालके साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है तो आये मद्दागिरि, सुदस्ती 
तथा “अर जीवनसम्बन्धी अनुश्र्‌ तियोंकी संगति भी बैठ 
जाती है। 


नंदमंत्री शकटाल 
अब हम पुनः ननन्‍्दके मंत्री शकटालकी ओर शआाते हैं क्योकि 
ख्वेताम्बर साहित्यमे स्थूल्भद्रको उसका पुत्र कहा है । 


चन्द्रगुप्के भारतीय आख्यानोके लिये गुणात्यकी वृहत्कथा 
को सबसे प्राचीन माना जाता है। यद्यपि यह अन्थ अनुपलब्ध 
है किन्तु उसके दो संस्कृत रूपांतर उपलब्ध हे--एक क्षेमेन्द्रकी 
वृहत्कथामंजरी और दूसरा सोमदेवका कथा सरित्सागर । यद्यपि 
य दोनो रचनाएँ ईंसाकी ११वीं शती तथा उसके भी बादकी हैं 
किन्तु इतिद्दासश्ञोंका मत है कि उनमें ब्ृदत्कथाकी मूलबस्तु सुर- 
ज्षित है। ( भा० इं० पत्रिका, जि० १२, पृू० ३१० ) 


गुणाब्यने चन्द्रगुप्के विषयमे जो कथा दी है वह इस प्रकार 
हे--इंद्रदत्त बर्षका शिष्य था ओर पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, 
ओर व्याडिका सहाध्यायी था। गुरुने उससे दक्तिणामें बहुतसा 
धन मोगा । इंद्रदत्त अयोध्याके राजा नन्‍्दके पास गया जो 
निन्‍्यानबे करोड़ सुवर्ण मुद्राओका स्वामी था। किन्तु वहाँ जाने- 
पर उसे मालूम हुआ कि ननन्‍्द्‌ अभी अभी म(९ गया है। इंद्रदत्त 
नन्‍्दके मृत शरीरमें प्रविष्ट हो गया ओर व्याडिं उसके शरीरकी 
रन्ता करने लगा। नन्दके मत शरीरमें प्रविष्ट होनेके बाद इंद्रदत्तने 
वररुचिकों आवश्यक धन दे दिया। ननन्‍्दके मंत्रो शकटालने जब 
देखा कि कृपण नंद बड़ा उदार हो गया है ती उसे संदेह हुआ । 


झाचाय काज्ष गणना ३६३ 


उस समय नंदका पुत्र चंद्रगुप्त बालक था। अतः उसने यह 
डचित सममा कि इंद्रदत नंदके शरीरमे ही बना रहे ओर 
इसलिये शकटालने छलसे इंद्रदत्वका शरीर जला दिया। इंद्रदत्तने 
शकटालको उसके पुत्रोके साथ एक कूपमे डाल दिया , और उन्हें 
थोड़ा सा भोजन देने लगा । शकटाल्के सब पुत्रोंने स्वयं भोजन 
न करके अपने पिताकों भोजन ग्रहण करनेके लिये विवश किया, 
जिससे वह बदला ले सके । वररुचि इंद्रदत्तका मंत्री था वह स्वयं 
शासनका भार उठानेमें असमर्थ था, अतः उसने हंद्रदत्तपर दबाव 
डाला कि वह शकटालको पुनः मंत्री बनाबे। इंद्रदत्त इन दोनों 
मंत्रियोंको राज्यमार सौपकर योगानंदके रूपमें विषयासक्त हो 
गया । 


'एक बार वररुचि इंद्रदत्तका कोपभाजव बना। इंद्रदत्तने 
उसके वधकी आज्ञा दे दी। कितु शकटालने वररुचिकों छिपाकर 
उसकी रक्षा की। वररुचिकी मृत्युकी झूठी खबर पाकर उसके 
सम्बंधियोने भी प्राण त्याग दिये । इससे इंद्रदत्तकी बड़ी बदनामी 
हुईं । तत्र शकटालने चाणक्यकी सहायतासे योगानन्द और उसके 
दा हिरिण्यगुप्तको मार कर चंद्रगुप्तको उसके पिताके राज्यासनपर 

या! 


बृहस्कथामे शकटालसे चाणक्यके भेंटकी कथा इस पकार पाई 
जाती है--शकटालशने चाणक्यकों एक कटीली घासकी जड़े 
खोदते देखा, जो उसके पेरमे चुभ गई थी। उसे अपने मतलबका 
व्यक्ति समककर शकटालने योगानंदके महलमे होनेवाले श्राद्धके 
लिए निमंत्रित कर दिया। तथा गुप्तरूपसे उसके स्थानपर दूसरे 
व्यक्तिको बैठा दिया। जब चाणक्य आया ओर उसने स्थानको 
घिरा हुआ पाया तो क्रुद्ध हो, शिखा खोल नंदको नष्ट करनेकी 


३६४ जै० सा» इ०-पूर्व पीटिका 


अतिज्ञा की। शकटालने अपनी सफाई देकर चाणक्यके द्वारा 
योगानंद ओर उसके पुत्रको मरवा डाला !? 

हरिषेण कृत जेन वृदत्कथाकोशमें भी शकटालकी कथा है। 
जो इस प्रकार है-- 

'पाटलोपुत्रमें ननर नामका राजा था। उसके मंत्रीका जाम 
शकटाल था| उधर वररुचि, नमुचि, बृहस्पति ओर इंद्रदत्त पढ़ने- 
के लिये गये , और वेदपारंगत होनेके पश्चात्‌ गुरु दक्षिणाके लिये 
ननन्‍्दके पास गये। इसी समय ननन्‍्दका सरण हो गया। नमुचि 
ननन्‍्दके शरीरमें प्रवेश करके पाटलीपुत्रमं राज्य करने लगा और 
उसने वररुचि आदिके लिये एक हजार गौ प्रदान कीं । उन्होने वे 
गायें किसीके द्वारा अपने उपाध्यायके लिये भिजवा दीं। और 
वररुचि वगेरह योगानंदकी सेवामे रहने लगे । 

एक दिन शकटालने योगानंदको परीक्षाके लिये उसे मदिरा 
पिज्ञा दो । योगानंदने शकटालको उसके सो पुत्रोके साथ भयानक 
कारागारमें डाल दिया। पश्चात्‌ घटनावश नन्‍्दने शकटालको 
कारागारसे निकालकर पुनः मंत्री बना दिया। शकटाल मन ही 
मन रुष्ट होकर अवसरकी ताकमे रहने लगा | 


एक दिन वररुचिने नन्‍्दके कहनेपर कविता पाठ किया | शक- 
टालने अवसरसे लाभ उठाकर नन्दसे कहा कि राजन ! वररुचि 
दुष्ट बुद्धि है और आपके अन्तःपुरको नष्ट करना चाहता है। ननन्‍्द 
ने वररुचिको सार डालनेकी आज्ञा दे दी। गजाके किछुरोंने वर- 
रुचिको तो छोड़ दिया और उसके बदलेमें किसी दूसरेके प्राय ले 
लिये। राजाका भ्रम दूर द्वोनेपर वररुचि पुनः नन्दका सेजक दो 
गया । उधर शकटाल मदहापझह नामक जैनाचार्यके निकट साधु 
हो गया। एक दिन शकटाल मुनि भिक्षाके लिये राजमहलकी 


आचार्य कार गणना ३६९४. 


ओर गये । ढ्वेषी वररुचिने उन्हें राजाके अन्तःपुरमें पहुँचा दिया # 
जब बह भोजन करके चले गये तो वररुचिने नन्‍्दसे कहा कि यह 
शकटाज्न भिक्षाके बहानेसे आपके अन्तःपुरमें रमण करनेके लिये 
गया था। नन्‍्दने रुष्ट होकर शकटालको मारनेके लिये अपने 
आदमी भेज दिये | सब बृत्तांत जानकर शकटालने छुरीसे अपना 
पेट फार डाला ओर शांतभावसे मृत्युका आलिंगन किया | 


इस कथामें यद्यपि चंद्रगुप्त ओर चाणुक्यका कोई वृत्तांत 
नहीं आया, किंतु कथावस्तु गुणाब्यको कथासे कुछ मेल अवश्य 
खाती है। 

वृहत्कथा कोशकी रचना भगवती आराधना नामक एक 
प्राचीन जैन ग्रथमें आये हुए दृष्टांतोंके आधार पर हुई है। उसमें 
शकटाल मुनिके सम्बंधमे जो गाथा आई है वह इस प्रकार है-- 


सगडालएरण वि तहा सत्तग्गहणेण साधिदो श्रत्थो । 
वररुइ पश्मोगद्देदु रुड्डे णंदे महापठमे ॥२००३॥ 
इस गाथाका अर्थ स्पष्ट है कि--वरुरुचिके प्रयोगके द्वारा 
महापदूम न-्दके रुष्ट हो जाने पर शकटालने भी शख््र प्रहणके 
द्वारा अपना प्रयोजन!सिद्ध किया!। किंतु आराधनाके टीकाकार 
श्री अपराजित सूरिको सम्भवतया शकटाल और महापदूमनन्दके 
जीवन पृत्तांतका परिचय नहीं था । शायव्‌ इसीसे उन्होंने 'मदा- 
पडमे' महापद्म धमोचार्यस्य समीपे प्रतिपन्नदीक्षेण' किया है-- 
अथोत्‌ शकटालने महापदू्म धमोचायेके निकट दीक्षा ली थी। 
इसीसे “रुद्टे शंदे! शब्दोंका अर्थ उन्होंने छोड़ दिया है। और 
हरिषेणको शकटाल और नंदकी कथा ज्ञात होने पर भी उन्होंने 
अपने पूंवर्ती अपराजित सूरिके व्याख्यानका ही अनुसरण 
अपनी कथामें किया प्रतीत द्वोता है । 


३६५६ जै० सा० इ ०-पू८ पाठिका 


दरिषेण कृत जैन वृद्वत्कथा कोशमें चाणक्यकी भी कथा है । 
रेसा प्रतीत होता है कि हरिषेणने शक्टालकी कथासे चाणक्य 
बाला अंश अलग करके चाणक्यकी कथाका निर्मोण किया है । 
गुणाह्यकी कथामे चाणक्यका जो बृत्तांत दिया है वृहत्कथाकोश- 
में भी चाणक्यकी कथामे वही वृत्तांत दिया है किंठु कथाकोशमें 
यद्यपि शकटालको नंदका मत्री बतलाया है किंतु शकटालको नंद 
बंशके विनाशका प्रेरक न बनाकर कवि' नामक एक अन्य मंत्रीके 
द्वारा यह कार्य कराया गया है। अथोत्‌ नन्‍्द कविकों कूपमें 
डालता है उसका परिवार मर जाता है ओर वह बदला लेनंके 
लिये जीवित रहता हे । नन्‍्द द्वारा मुक्त होने पर वह पुनः मंत्री 
बनता है और जंगलमें चाणक्यको घालकी जड़ें उखाड़ता देखकर 
उसे अपने इष्टकी सिद्धिमे सहायक बनाता है ओर नंदके द्वारा 
चाणुक्यका अपमान कराकर नंदवशका नाश कराता है। 

श्वेताम्बरीय साहित्यमे भी चाणक्यकी कथा लगभग उक्त 
प्रकारसे ही पाई जाती है। तथा शकटालका वृत्तांत स्थूलभद्गके 
पिताके रूपमें पाया जाता है। उसमे भी शकटालको नोबे नंदका 
मंत्री तथा वररुचिको उसका प्रशंसक बतलाया है। वररुचिकी 
करामातका भण्डाफोड़ कर देनेके कारण वररुचि शकटालसे रुष्ट 
हो जाता है ओर यह मिथ्या प्रवाद फेलाता है कि शकटाल नन्दू- 
को मारकर राजा होना चाहता है। राजा भी इस्र मिथ्या प्रवादके 
कारण शकठालसे रुष्ट हो जाता है। तब शकटाल अपने वंशको 
बचानेके लिये अपने छोटे पुत्रसे कहता है कि जब में राजाको 
नमस्कार करूँ तब मेरा सिर काट डालना । पिताके अनुरोधसे 
पुत्र वैसा ही करता है। शकटालके दो पुत्र बतलाये हैं, छोटा 
पुत्र नन्‍्द॒का मंत्री बन जाता है और बढ़ा पुत्र स्थूलभद्र ३० वर्षकी 
बयमे साधु द्वो जाता है । 


आशाय काल गशना ३६७ 


ऊपरकी कथाओंसे यह स्पष्ट है कि शकटाल महापद्मनन्द 
अथवा अंतिम नन्दका मंत्री था । अंतिम शैशुनाक राजाका उत्तरा- 
धिकारी महापद्मनन्द था। पुराणोंके अनुसार वह महानन्दीका 
शुद्रासे पैदा हुआ बेटा था। द्ेमचन्द्राचायने उसे ५ परि० पे०, 
सर्ग ६. श्लो' १०२ ) नापितकुमार कहा है | एक यूनानी लेखकने 
लिखा है कि वह एक नाई था, किंतु रानी उसपर आसक्त हो गई 
थी और धीरे धीरे वह राजकुमारोंका अभिभावक बनकर अंतममें 
उन्हें मारकर स्वयं राजा बन बैठा । उसका दूसरा नाम उम्रसेन 
था । महापदको पुराणोंमें 'सर्वाक्षत्रान्तक्तः--सब क्षत्रियोंका 
उत्पाटक कहद्दा है। महापदनन्दके बेटेने केवल १२ वर्ष राज्य 
किय । उसके ही समयमे सिकंदरने भारतवर्षपर चढ़ाई की और 
चन्द्रगुप्त मौर्यने नन्‍्दवंशका राज्य हस्तगत किया। ( भा० इ० 
रू० , प्रृ० ५२८ ) । 


गुणाह्यकी बृहत्कथा तथा जेन वृहत्कथाकोशकी कथामें बत- 
लाया है कि जब वररुचि वगैरह नन्‍्दके पास पहुँचे तो उसकी 
मृत्यु हो गई । इससे ऐसा अनुमान करना संभव है कि शकटाल- 
के सामने द्वी महापद्यनन्दकी मृत्यु हो गई थी और उसके उत्तरा- 

' घिकारी अंतिम नन्दका मंत्र! भी शकटाल था क्योंकि उसे नोबें 
अथोत्‌ अन्तिम नन्दका मंत्री भी कहा है । महापद्मनन्दके समय 
ही चाणक्यके अपमानवाली घटना घटी, जिसमें शकटालका या 
उसके अन्य सहयोगीका द्वाथ था। महापद्मके मर जानेपर उसके 
पुत्रका बारह बषे तक ही राज्य कर सकना उसी षड़यंत्रका परि- 
णाम था जिसका सूत्रपात महपद्मतन्दके जीवनकालमें हुआ था। 


शकटालके पुत्र स्थुलभद्रका नाम तो क्‍या, संकेत तक भी 
दिगम्बर जेन भ्रन्थोंमें तथा जेनेतर साहित्यमें नहीं है । फिर भी 


३६८ जै० सा ६०-पूर्व पीठिका 


यदि यह मान लिया जोये कि स्थूलभद्र नन्‍्द मंत्री -शकटालके पुत्र 
थे तो उक्त कथाओंको देखंते हुए यह मानना होगा कि सहापद्षा 
नन्‍्दके समयमें शकटाल थुवा थे। महापद्मवन्दका राज्यकाल 
इंस्थवी पुर ३६६ से आरम्भ होता है क्योकि इस्वी पूत्र ४०७८ तक 
तो नन्दिवर्धन बगेरहका राज्यकाल समाप्त होता है । उनके 
पश्चात्‌ ४३ बष महानन्दीने राज्य किया ओर महानन्दीका पुत्र 
सहापद्मनन्द था। तथा महापदूम और उसके पुत्रोंने ४० वर्ष 
राज्य किया तत्पश्चात्‌ ईसस्‍्वी पूवे ३२६-३२४ के लगभग चन्द्रगुप्त 
मौर्य सगधके सिंहासन पर बेठा। 


अतः अन्तिम लन्‍्दके मंत्री शकटालका जन्म ईस्व' पूर्व ४०० 
से पहले नहीं होना चाहिये । किंतु मुनि कल्याण विजय जीने पट्टा- 
बलियोंके अनुसार स्थूलभद्रका जन्म ईस्वी पूत्र ४७०० से पहले 
अथोत्‌ वीर निबोणके २६वें वर्षमें बतल्लाया है । तथा तोस वर्षकी 
अवस्थामें उन्होने दीक्षा ली थी। अथोत्‌ शकटालके महापदूम- 
नन्दका मंत्री होनेसे पूर्व ही स्थूलभद्रने दीक्षा ले ली थी। किंतु 
श्रेताम्बर अनुश्रुतिके ही अनुसार महापद्मनन्दका रोषभाजन 
होनेके पश्चात्‌ शकटालकी मृत्यु होनेपर स्थुलभद्गने दीक्षा ली थी | 
अतः इस्वी पूवे ४०० के लगभग शकटाल पुत्र स्थूलभद्रका जन्म 
दोना संभव नहीं हैं. हॉँ शकटालका जन्म होना संभव है । अतः 
स्थूलभद्रका जन्म ईस्बी पूर्व ३७० के लगभग होना चाहिये । और 
तीस वर्षको बयमें इस्वी पूजे ३४० के लगभग उन्हें प्रश्नजित होना 
चादिये। बह समय मद्दापदूस नन्‍्दके राज्यका अन्तिम समय 
था भार शकटालने बृद्धावस्थामें पदनित्षेप किया था। बालब्रह्म- 
चारी भद्गरवाहु श्र॒तकेवली भी शकटालके समवयस्क हो सकते हैं । 
उन्होंने भी सो बर्षके लगभग आयु पाई हो यह संभव है। यद्यपि 


आचार्य काक्ष गणना ३६८ 


श्वेताम्थर पद्टावलीमें उनकी आयु ७६ बर्षके लगभग बतलाई है, 
किन्तु सरस्वती गच्छकी दिगम्बर पद्टावलीमें ह्वितीय भद्रबाहुकी 
उतनी ही अवस्था बतलाई है ओर श्वेताम्वर अनुभ्‌ तियोंमें दोनों 
भद्गबाहुओंमें ऐसा गड़बड़ घोटाला कर दिया गया है कि दोनोंका 
अस्तित्व एकमे ही गर्सित हो गया है | अतः यह संभव है कि द्विदीय 
भद्रबाहुकी आ्रायु प्रथम भद्रबाहुको भी दे दी गई हो । अतः भद्गबाहु 
श्रतकेवलीका समय ६० पूर्य ४०० से ईस्वी पूचे ३१०० के लगभग दी 
मानना चाहिये। अथोत्‌ वीर निवोण १२७ से २७ तक। तथा 
स्थूलभद्रका समय वीर निर्बाण सं० १५७ से २४७ तक , और आय॑ 
सुदस्तीका बीर नि० सं० २०० से ३०० के लगभग मानना चाहिये। 
ऐसा माननेसे भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त, स्थूलभद्रके पिता शक- 
टाल ओर अन्तिम नन्‍्द्‌ तथा आये महागिरि आये सुहस्तोी ओर 
सम्प्रतिका लोक विश्रुत साहचर्य बन जाता है। 


आचाय॑ हेमचन्द्रने अपने परिशिष्ट पवमें चन्द्रगुप्त मोयके 
राज्यकालमें ही बारह वर्षके दुभिक्ष, अद्भोका सझुलन ओर भद्र- 
बाहुका स्वर्गंगमन आदि बतलाया है। किन्तु राज्य त्याग कर 
चन्द्रगुप्तके भद्रबाहुके साथ जानेकी चचों नहीं की है यद्याप 
चन्द्रगुप्ता समाधिपूवषक मरण बतलाया है । इसका एक ही 
कारण हो सकता है कि चूँकि इस अलुश्रुतिका दिगम्बर जैन 
मान्यताके साथ गहरा सम्बन्ध है, अतः उन्होंने इसे स्थान देना 
उचित नहीं समझा हागा । दिगम्बर परम्परामें भी अनेक खेतांब- 
रीय अनुश्रुतियोंको स्थ/न नहीं दिया गया है ! किंतु इससे ऐतिहा- 
सिक तथ्यको ओमल नहीं किया जा सकता | 


अतः चन्द्रगुप्त माय और भद्गरबाहु श्रुतकेषलीकी समकालीनता 
अवश्य ही एक ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होती है ओर इसलिये 
२४ 


३७० जै० सा० हृ०-पूर्व पोठिका 


दोनों ही परम्पराओंमें भगवान महावीरके पश्चात॒की आचाय 
परम्परांका जो काल दिया है वह निर्दोष नहीं है। और इसलिये 
उसके आधार पर किसी निर्दोष तथ्यका उद्धावना करना संभव 


| 
यहाँ हमने वीर निवोणके समयका निधोरण करनेकी दृष्टिसे 
प्रचलित वीर निवोण सम्बत्‌कों ही ठीक भानकर उसके आधारपर 
महावीर भगवानके समकालीन व्यक्तियोके काल्कक्रम तथा घट- 
नाओंका सम्बन्ध बैठाया । पश्चात्‌ महावीर निवोणके पश्चात्‌ होने- 
वाले राजाओं तथा राजवंशोके कालफक्रमके साथ उसकी संगति 
बैठाई और फिर आचार्योकी काल गणनाके प्रसंगमे भद्रबाहु और 
चन्द्रगुप्त मोयके इतिहास प्रसिद्ध साहचर्यको लेकर १०० वर्षमें 
होनेवाले पाँच श्रुतकेबलियोके कालक्रममे कतिपय वर्षोकी भूल 
होनेकी आशंका प्रकट की है । 
इस परसे यह कहा जा सकता है कि जाल चार्पेन्टियरने ज्ञो 
प्रचलित वीर निर्वाण सम्बतमे ६० वर्ष अधिक बतलाकर ६० वर्ष 
करनेकी सम्मति दी थी उसे ही मान्य क्‍यों न कर लेना चाहिये। 
क्योकि उससे भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तकता समकालीनता बन 
जाती है। 
किन्तु ऐसा करनेसे यद्यपि भद्बाहुका समय चन्द्रगुप्तके पास 
आ जाता है जैसा कि हेमचन्द्राचायने किया है। किन्तु विक्रम 
सम्वत्‌ ओर वीर निर्वाण सम्बतके बीचका प्रसिद्ध ४७७० वर्षका 
अन्तर तथा शक राजा और वीर निवाण सम्वतके बीचका ६०४ 
वषका प्रसिद्ध श्रन्तर गड़बड़ा जाता है, और इनके पीछे प्राचीन 
जैन अभिलेखोका इतना जबरदस्त बल है कि उसको रौंद करके 
आगे बढ़ना शक्य नहीं है। अतः वीर निर्वाणका जो काल माना 
जाता है वही उचित है | 


संघ भेद ३७१ 


संघ-मेद 

भगवान महावीरके निवोणकालकी चचोंके प्रसंगसे श्रतकेवली 
भद्गबाहु और मो चन्द्रगुप्तका विवरण आ जानेके पग्चात सग- 
बान महावीरके संघमें विभेद होनेकी चर्चा करना उचित होगा, 
क्योंकि इन दोनों महापुरुषोंके कालमें है उसका सूत्रपात हुआ 
माना जाता है । 

जैन धमंसे परिचित जनोंसे यह बात अज्ञात नहीं है कि जेन 
घमके अनुयायी मुख्य रूपसे दा सम्जदायोंमें विभाजित हैं। एक 
सम्प्रदाय द्गम्बर जेन कद्दलाता है और दूसरा सम्प्रदाय श्र ता- 
म्थर जैन । दोनों सम्प्रदाय भगवान पाश्व नाथ और भगवान मह्दा- 
बीरको अपना धम्ंगुरु मानते हैं ओर दोनोंको उपासना एकसी 
श्रद्धा भक्तिके साथ करते हैं । किन्तु दोनोंमें जिस मुख्य बातकों 
ल्लेकर मतभेद है बह दोनोंके नामोंसे ही स्पष्ट है। दिगम्बर-दिशायें 
ही जिनका बस्र ८ अथोत्‌ जो नग्न गुरुओंका उपाघक सम्प्रदाय 
है बह दिगम्बर कहलाता है । और श्रवे ताम्बर अर्थात सफेद वस्त्र 
घारण करनेवाले गुरुओंका उपासक संप्रदाय श्वेताम्बर कहलाता 
है। अतः दोनों नामोंसे यह स्पष्ट है कि साधुश्रोंके वस्त्र पहिनने 
ओर न पहिननेको लेकर ही दोनों संप्रदायोंकी सृष्टि हुई है। 
यह संघ भेद केसे हुआ इस सम्बन्धमें दोनों सम्प्रदायोंमें विभिन्न 
कथाएँ पाई जाती हैं किंतु उनसे भी यही प्रकट द्वोता है कि वस्त्रके 
कारण ही संघभेद हुआं। सबसे प्रथम हम दिंगम्बर साहित्यमें 
न संघकी उत्पत्तिके सम्बंधमें जो कथा पाई जाती है उसी- 

देते हैं--. 

हरिषेणके बृहत्कथा कोश (वि० सं० 6८६ ) में देवसेनके 
दर्शवसारमें (वि? सं० &६£ ) और भाव संग्रहमें तथा रह्ननंदिके 
अभद्वबाहु चरित्रमें श्वेताम्बर संघको उत्पत्तिकी कथा दी है। 


३७२ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


देवसेनने अपने दर्शनसार' में लिखा है--'विक्रम राजाकी 
सत्युके १३६ बर्ष बाद सोराष्ट्र देशके वलभीपुरमे श्वेतपट ( श्वेता- 
म्थर ) संघ उत्पन्न हुआ ॥११॥ श्री भद्रबाहु गणिके शिष्य शांति 
नामके आचार्य थे। उनका जिनचंद्र नामका एक शिथिलाचारी 
दुष्ट शिष्य था ॥१२॥ उसने मत चलाया कि स्त्रियोंको उसी भवमे 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है। केवल ज्ञानी भोजन करते हैं और उन्हें 
रोग होता है ॥१३॥ वस्त्र धारण करने वाला भी मुनि मोक्ष प्राप्त 
कर सकता है। महावीरका गर्भ परिवतेन हुआ था। जैनके 
सिवाय अन्य लिगसे भी मुक्ति हो सकती है तथा प्रासुक भोजन 
सवत्र किया जा सकता है .।१४॥ 


कहना न होगा कि स्त्रीकी मुक्ति, केवलि भुक्ति, सबस्त्र साधु- 
की मुक्ति, महादीर भगवानका गर्भ परिवतेन आदि जो बातें 
श्वेताम्बर मतके सम्बन्धमें ऊपर बतलाई हैं, उन्हे दिगम्बर 
सम्प्रदाय नही मानता और मुख्य रूपसे इन्ही बातोंको लेकर 
दिगम्बर ओर श्र ताम्बर सम्प्रदायमें मतभेद है। 


१--एक्कसए छुत्ती से विक्क्मरायस्स मरणपत्तस्य | 
सोरइ बलहीए उप्पण्णों संबडों संघो॥९१९१॥ 
सिरिभदबाहुगणि णें। सीसो णामेण संति आइरिशो । 
तस्स य सीसों दुड्ढो जिशचंदो मंदचारित्तो ॥ १२॥ 
तेण किय॑ मयमेय॑ इत्थीरं श्रत्यि तब्भवे मोक्‍्खो | 
केवलणाणोण पुण श्रण्णकखाशण तद्दा रोगो ॥१३॥ 
अबरसहिओं। वि जई सिज्कई धीरस्स गब्मचारत्तं | 
पंरलिंगे विय मुत्ती फासुयमोण्ज॑ च सब्बत्थ ॥१४॥ 
“ामो० इूं० पत्रि०, जि० १४, भग ३-४, प्ृ० २०२ $ 


संघ भेद ३७३ 


किंतु भद्रबाहु गणिके शिष्य आचाये शांति और उनके शिष्य 
जिनचन्द्रका पता शव ताम्बर या दिगम्बर परम्परामें नहीं लगता | 
यद्यपि श्रे ताम्बर परम्परामें शांतिसूरि' और शांविचन्द्र' गणि 
नामके आचार्य हुए , किंतु वे देवसेनके पश्चात्‌ दुए हैं | इसी तरह 
जिनचन्द्र' नामके भी आचार्य श्व ताम्बर परम्परामें हुए हैं। किन्तु 
थे भी विक्रमकी ११वां और १-वाँ शताब्दीमें हुए हैं । 


हाँ, विक्रमकी सातवीं शतीमें जिनभद्र गणि क्षमा श्रमण नाम- 
के एक प्रसिद्ध जैनाचार्य श्वे ताम्बर परम्परामें हो गये हैं, जिन्होंने 
अपने विशेषावश्यक* भाष्यमें वस्त्रपात्रवादका खूब समर्थन 


१--वि० परणवत्यधिक सहस्त ? ०६६ वर्ष श्रीउत्तराध्ययत टीका“ 

कृत थिरापद्र गच्छीय बादिवेताल भ्री शान्तिसूरिः स्वगे भाक्‌' । 
“-तपा० पटद्टा० ( पद्टा० समु० पृ० ४४ ) 

मुनि १ल्‍्याण विजय जोने बीर निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल 
गणना! ( प्रृ० ११७ ) में एक गाथा उद्धृत की है जिसका भाव यह है 
कि युग प्रधान तुल्य बादिवेताल शान्तियूरिने बालभ्य सघके कार्यके 
लिये बलभी नगरीमें उद्यम किया है! मुनि जीका अनुमान है कि 
बलभीमें जो देवद्धिंगणिने सम्मेलन बुलाया उसमें एक परम्पराके उप- 
अमुख बाद वेताल शान्तिसूरि ये। शायद इन्हीं शान्तियूरिसि उक्त 
कथाम तासय॑ हो । 

२--पहा० समु ०, प१० ७५-७६ | 

3--देखों- जिणचंद सूरि! शब्द अ्रमि० राजे० | 

४--मण-परमोहि-पुलाए ' श्राह्दर-खवग-उवससे कप्पे । 

संजमतिय-केवलि सिज्फणा य जंबुम्मि वुच्छुिएणा ॥२२६ २॥ 
“-विशे० भा० । 


इ७४ जै० सा० ह०-पू्व पीठिका 


किया और जम्बू स्थामीके पञ्चात्‌ ज्ञिनकल्पके विच्छिन्न होनेकी 
घोषणा करके एक तरहसे उसपर रोक ही लगा दी थी। इन्हींके 
समयमें इनसे कुछ वर्ष पूर्व नियुक्तियोंके रचयिता द्वितीय भद्गबाहु 
भी हो गये हैं। इन द्वितीय भद्रबाहु और जिनभद्र गणिके गुरु- 
शिष्य भाषके सम्बन्धमे कुछ कह सकना हमारे लिए शकक्‍्य नहीं 
है । क्‍योंकि जिनभद्रने अपने विशेषावश्यक भाष्यमें भद्रबाहुकत 
आवश्यक नियुक्तिका व्याख्यान करने जाकर भी न रचयिता भद्र- 
बाहुका ही नाम लिया और न उनकी कृति आवश्यक नियुक्तिका 
ही नाम लिया ।। प्रवचनको" प्रणाम करके गुरुके उपदेशानुसार 
श्रावश्यक अनुयोगका व्याख्यान करनेकी प्रतिज्ञा की है। यह 
एक विचित्र सी बात है कि जिस कृतिका व्याख्यान किया जाये 
उसका नाम तक भी न लिया जाये। इसीसे टीकाकार हेमचन्द्रने 
यह शझ्ञ की है कि इस भाष्यमे भद्रबाहु प्रणीत सामायिक 
नियुक्तिका व्याख्यान किया जायेगा । तब इसे आवश्यकानुयोग 
क्यों कहा ? टीकाकारने तकपद्धतिका आश्रय लेकर शह्लाका समा- 
धान तो कर दिया, किंतु एक सरल जिज्ञासुके लिये तो इक्त शा 
अन्य अनेक आशक्लाएँ उत्पन्न करनेवाली है , जिनके विस्तारमें 
जाना यहाँ अग्रासंगिक होगा । 


इन जिनभद्गको श्वं ताम्बर मतका संस्थापक या श्रवर्तक तो 


नहीं माना जा सकता, किन्तु प्रबलपोषक और समर्थक होनेमे तो 
रचमात्र भी संदेद नहीं है। अतः जिनभद्र नामसे यदि इन्हींका 





(-कयपवयणशपणामो वोच्छ चरणगुणसंगहंसयलं। 
आवस्तायाणुश्रोंग गुरूवए सामु सारेश ॥ १॥ 


-+वि० भा० + 


संघ भेद ३७५ 


निर्देश देवसेनने किया हो तो यह असंभव नहीं है। एक दूसरे 
देवसेनने अपने भावसंप्रहमें श्वंताम्बर मतकी उत्पत्तिकी पूरी 
कथा दी है , जो इस प्रकार है-- 


“उज्बोनी नगरीमें भद्रबाहु नामके आचाय॑ थे। वे निमित्त- 
ज्ञानी थे। उन्होंने संघको वुलाकर कहा कि एक बढ़ा भारी 
दुर्मिज्ष होगा जो बारह वर्षों समाप्त होगा। इसलिये सबको 
अपने अपने संघोंके साथ अन्य देशोंको चले जाना चाहिये | यह 
सुनकर सब गणशधर अपने अपने संघोंको लेकर उन उन 
विहार कर गये, जहाँ सुभिक्ष था। उनमेंसे एक शांति नामके 
श्राचार्य अपने शिष्योंके साथ सोराष्ट्र देशकी बलभी नगरीमें 
पहुँचे । परन्तु उनके पहुँचनेके बाद वहाँ पर भी शड़ा भारी 
श्रकाल पड़ गया। भूखे लोग दूसरोंका पेट फाड़कर ओर उनका 
खाया हुआ भात निकाल कर खा जाने लगे। इस निर्मित्तको 
पाकर सबने कम्बल, दरड तृम्बा, पात्र, आवरण ओर सफेद 
बस्त्र धारण कर लिये , ऋषियोंका आचारण छोड़ दिया ओर 
दीनवृत्तिसे भिक्षा अहण करना ओर बेठकर याचना करके वस- 
तिकामें जाकर स्वेच्छापूवंक भोजन करना शुरु कर दिया। उन्हें 
इस प्रकार आचरण करते हुए कितना ही समय बीतने पर जब 
सुभित्ष हो गया तो शांति आचायने उनसे कद्दा कि अब इस 
कुत्सित आचारणको छोड़ दो और अपनी निंदा गहां करके फिर- 
से मुनियोका श्रेष्ठ आचारण ग्रहण कर क्ञो । इन वचनोंको सुन 
कर उनके एक प्रधान शिष्यने कद्दा कि अब उस दुधेर आचरणस- 
का कोन धारण कर सकता है १ उपवास, सोजनका न मिलना, 
तरह तरहके दुघ्सह्‌ अन्तराय, एक स्थान, अचेलता मौन, श्द्य- 
चर्य, भूमि पर सोना, हर दो महीनेमें केशोंका कोच करना, बाईस 


शे७घ्‌ जै० सा० इृ०-पूर्व पीठिका 


परीषहोंको सहना आदि बड़े ही कठिन आचरण हैं। इस समय 
हम लोगोंने जा आचरण ग्रहण कर रक्‍खा है बह इस लोकमें 
भी सुखदायक है। इस पचम कालमें हम उसे नहीं छोड़ सकते । 
तब शान्त्याचार्यने कहा कि चारित्रसे भ्रष्ट जीवन 'अच्छा नहीं, 
यह जैन मार्गकों दूषित करता है। जिनवर भगवानने निम्न न्थ 
प्रवचनको ही श्रेष्ठ कहा है, उसको छोड़कर श्रन्य मार्गका अब- 
लम्बन लेना मिथ्यात्व है । इस पर रुष्ट होकर उस शिष्यने अपने 
दीघे दण्डसे गुरुके सिर पर प्रहार किया जिससे मरकर वह 
व्यन्तर हो गया । तब वह शिष्य संघका स्वामी बन गया ओर 
प्रकट रूपसे श्वेताम्बर हो गया। वह लोगोंको उपदेश देंने 
लगा और कहने लगा-सम्रन्थ लिगसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । 
अपने अपने प्रहण किये हुए पाषण्डोके सहश उन लोगोने 
शास्त्रोंकी रचना को ओर उनका उथार्यान करके लोगोमे उसी 
प्रकारके आचरणकी प्रवृत्ति चला दी । (भाव सं०, गा० ४३-७०) । 
हरिषेणक्ृत वृहत्कथाकोशसे भद्रबाहुकी कथाका कुछ अंश 
श्रुतकेवली भद्रबाहु ओर चन्द्रगुप्त मोर्यके प्रकरणमे दे आए है । 
जिसमे दुभिक्षके कारण श्रुतकेवली भद्गबाहुसे चन्द्रगुप्तके दीक्षा 
लेने ओर उसका विशाखाचाय नाम होने तथा उसके साथ संघके 
दक्षिणा पथको चले जानेका निर्देश है। श्रागेकी कथा इस प्रकार 
है--.सुभिक्ष हो जाने पर भद्रबाहु गुरुका शिष्य विशाखाचा्य 
समस्त संघके साथ दक्षिणापथके देशसे मध्य देशमे लोट आया + 
रामिल्ल, स्थव्रिर स्थूल और भद्वाचाय तीनो दु्िक्ष कालमे सिन्धु 
देशमें चले गये थे । इन्होने वद्दॉंस लौटकर कहा कि वहाँके लोग 
दुभिज्ञ पीढ़ितोंके हल्लेके कारण दिनमें नहीं खा पाते थे, इससे 
रातको खाते थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग भी रातके 
समय हमारे घरसे पात्र लेकर आहार ले जाया करें । उन लोगों- 


संध भेद ३७७ 


के ऐसा कहने पर हम लोग बैसा करने लगे। एक दिन 
एक कृशकाय निम्न न्थ साधु हाथमें भिक्षा पात्र लेकर श्रावक 
के घर गया। अरँधेरेमें उस नग्न मुनिकों देखकर एक गभिणी 
आपविकाका, जो नई आई थी भयसे गर्भपात हो गया। तब 
आ्रावकोंने आकर साधुओंसे कह्दा--'समय बड़ा खराब है। जब 
तक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक आप लोग बायें हाथसे अ्रथे 
फालक ( आधे वस्त्र खण्ड ) को आगे करके और दाहिने हाथमें 
भिज्षा पात्र लेकर रात्रिमें आहार लेनेके लिये आया करें। जब 
सुभिक्ष हो जायेगा तो प्रायश्वित लेकर पुनः अपने तपमें संज़ग्न 
हो जाना'। शआ्आवकोंका वचन सुनकर यतिगण वैसा करने लगे । 


जब सुभिन्ष दो गया तो रामिल्ल, स्थबिर स्थल और सद्रा- 
चार्यन सकल संघको बुलाकर कट्टा--अब आप लोग अधफाल क- 
का छोड़कर निश्न न्थरूपताकों धारण करें | उनके बचनोंको सुनकर 
कुछ साधुओंने निम्र न्‍थ रूप घारण कर लिया । रामिल्ल, स्थत्रिर 
स्थल और भद्वाचाय भी विशाखाचार्यके पास गये और उन्होंने 
आधे वस्त्रको छोड़कर मनिका रूप नेप्न न्थ्य धारण कर लिया | 
जिन्हे गुरुका वचन रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, उन शक्तिहीनोंने 
जिनकलप ओर स्थविर कल्पका भेद करके अधेफालक सम्प्रदाय- 
का चलन किया। 


सीराष्ट्र देशमें वलभी नामकी नगरी है। उसमें वप्रवाद्‌ नाम 
का मिथ्यादृष्टि राजा राज्य करता था। उसको पटरानीका नाम 
स्वासिनी था। वह अधेफालक वाले साधुओंकी भक्त थी। एक 
दिन राजा अपनी रानीके साथ महलमे बेठा हुआ गवाक्षोफे दास 
अपने नगरकी शोभा देखता था। उसी समय अधेफालक संघ 
भिक्षाके निमित्तसे राजाके महलमे आया। अधेफालक संघको 


श्छ्प्य जै० सा० हु ०-पूर्व पीढिका 


देखकर राजाको बड़ा कौतुक हुआ और वह अपनी रानीसे हा 
देबि ! तुम्हारा यह अर्धफालक संघ तो ठीक नहीं प्रतीत दिन 
न तो यह वस्ससे वेश्ित ही है और न नग्न ही है। एक दिन 
राजाने उस संघसे कहा कि तुम लोग अधवस््रको छोड़कर निप्न- 
न्थताकों अपना लो। यदि निम्न म्थ रूपको धारण करनेमें तुम 
लोग असमर्थ हो तो इस अर्धफालककी विडम्बनाको छोड़कर मेरे 
आदेशसे अपने शरीरको ऋजु बस्लसे ढांककर विहार करो | उस 
दिनसे बश्रवाद राजाकी आज्ञासे प्रेमीहदय लाट देश वासियोंका 
काम्बल तीथ प्रवर्तित हुआ। इसके पश्चात्‌ दक्षिणापथमें स्थित 
सावलिपत्तनमे उस काम्बल सम्प्रदायसे यापनीय संघ उत्पन्न 
हुआ ।* 
भद्वारक र्ननन्दिने सम्भवतः देवसेन और हरिषेशकी 
कथाओको सम्बद्ध करके अपने भद्गबाहु चरित्रकों लिखा है। 
इसीसे उनकी कथामे परिवतेन भी देखा जाता है। उनके परि- 
बर्तित कथा भागका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है--'भद्गबाहु स्वामी- 
की भविष्य वाणी होनेपर बारह हजार साधु उनके साथ दक्षिण 
की भोर विहार कर गये । परन्तु रामल्य, स्थूलाचाय और स्थूल- 
भद्र आदि मुनि उज्जेनीमें ही रह गये | दुभिक्ष पड़ने पर इनके 
शिष्य विशाखाचार्य आदि लौटकर उज्जैनी आये। उस समय 
स्थूलाच बयने अपने साथियोंसे कहा कि शिथिलाचार छोड़ दो । 
पर उन्होंने क्रोधित होकर स्थूलाचायको मार डाला | इन शिथिला- 
चारियोसे अधफालक सम्प्रदायका जन्म हुआ। इसके बहुत 
समय बाद उजयिनीमे चन्द्रकीर्ति नामका राजा हुश्रा। उसकी 
कन्या वलभीपुरके राजाको ब्याही गईं । उस कन्याने श्रधेफालक 
साधुओंके पास विद्याष्ययन किया था, इसलिये बह उनकी भक्त 
थी। एक बार उसने अपने पतिसे उन साधुभ्रोंको अपने यहाँ 


आंचाय काल गणना ३७६. 


बुलानेके लिये कहा । राजाने बुल्ञानेकी आश्ञा दे दी। वे आये 
ओर उनका खुब स्वागत सरकार हुआ | परन्तु राजञाको उनका 
बेष अच्छा न लगां। वे रहते तो थे नग्न, पर ऊपर वस््र रखते 
थे। रानीने अपने पतिके मनका भाव जानकर साधुओंके पास 
पदननेके लिये श्र तवख्र भेज दिये। साधुश्रोंने भी उन्हें स्वीकार 
कर लिया | उस दिनसे वे सब साधु श्वेताम्बर कहलाने लगे । 
उनमें जो प्रधान था उसका नाम जिनचन्द्र था । 


ऐतिहासिक दृष्टिसे इन कथाओंका मूल्यांकन करनेके लिये 
उनमे वर्णित बातोंके सम्बन्धमें थोड़ा प्रकाश डाल देना उांचत 
हाग।। 

वक्त कथाश्रोंमें जद्ाँ तक भद्गबाहु श्रुतकरेवलीके समयमें बारह 
ब्षके दुर्भिक्त पढ़ने तथा संघके साथ उनके दक्षिणापथकों जानेका 
प्रश्न है, उसके सम्बन्धमें हम पिछले प्रकर णमें लिख आये हैं । 
अतः उसके सम्बन्धमें यहाँ कुछ न लिखकर शेष बातोंपर 
प्रकाश डालते हैं । उत्तर प्रांतमें ही रद्द जाने वाले साधुओंमें तोन 
का प्रमुख बतलाया है--रामिल्ल, स्थविर स्थूल और भद्गाचार्य 
इलमेसे एक रामिल्ल नामके किसी साधुका पता श्वंताम्बर 
परम्परामें नहीं चलता | हाँ, स्थविर स्थूलभद्र भद्रबाहुके सम- 
न ओर उत्तर/धिकारी माने गये हैं । तथा दिगम्बर परम्परा- 
धन श्रुतकेवली भद्रबाहुको जो स्थान प्राप्त है. वहो स्थान श्रे ताम्बर 
परम्परामें स्थूलभद्गको प्राप्त है। श्वेतास्वर सम्प्रदायकी आयचायें 
परम्पराका आरम्भ श्र तकेवली भद्रबाहुसे न होकर स्थूलभद्रसे 
होता है। उनके' यहाँ श्र तफेंवली भद्रबाहुकी शिष्य परम्पराका 


१--त॑ जहा-येरस्स ण अउजजजस मदस्स''अतेवासो दुबे थ्ेर- 
बेरे अज सभूग्विजए.'''येरे श्रज भदवाहू “| थेरस्स थ॑ अज- 


ह८० जें० सा० ह०-पूष पीठिका 


अभाव है। और स्थुल्रभद्र 'को अन्तिम श्र्‌ तकेवली लिखा है। 
अतः भद्रबाहुके समय उत्तर भारतमें रद्द जानेवाले मुनियोंक्े 
प्रधानके रूपमे स्थूलभद्रका नाम तो इतिहास सिद्ध है। किन्तु 
सुभिक्ष हो जाने पर जो स्थूल्भद्का पुनः विशाखाचार्यका अनु- 
आयी निप्रन्थ होना बतलाया गया है, बह ठीक नहीं है। 
स्थूलभद्र तथोक्त स्थविर परम्पराके ही अनुयायी बने रहे ओर 
इसीसे उन्हे श्वेताम्बर परम्परामे अभअस्थान प्राप्त हुआ | 


हरिषेणने 'रामिल्लः स्थबिरो योगी भद्राचार्योंउप्यमी त्रय लिख 
कर उनकी संख्या तीन बतलाई है और आगे 'रामिल्लस्थविर 
स्थूल भद्राचायो:' लिखा है। वैसे स्थबिर स्थूल् भद्राचाय एक ही 
अ्यक्तिका नाम हो सकता है क्योकि उक्त स्थूल्रभद्र आचार्य स्थविर 
थे और योगी भी थे । उ होने योगकी भ्रक्रियाफे द्वारा सिहका 
रूप धारण करके अपनी बहनकों डरा दिया था। कितु हरिषेण 
तीनकी गणना करते है, इसलिये भद्राचायंकों प्रथक नाम मान 
का के उससे जिनभद्र गणि क्षमा श्रमणका ग्रहण होना सम्भव हद 
क्योंकि देवसेनने श्वेताम्बर पक्षके प्रमुखका नाम जिनचन्द्र! 
लिखा है। इससे 'जिन! नाम है और भद्र या चन्द्र उसका पूरक 
है। जिनभद्गके सम्बन्धभे हम लिख आए हैं कि वे श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके प्रबल पोषक श्रा्चीन आचार्यो्मेंसे अन्यतम थे । किन्तु 
उनका समय स्थूलभद्रसे लगभग नो शताब्दी पश्चात्‌ है। किन्तु 





संभूश्च विजयस्स” अंतेवःसी थेरे अब्ज थूलभद्दे “। थेरस्स ण्‌ं 
अज थूलभदस्स "“*» तेवासी दुबे थेर'” |! --क० सू० स्थवि० | 
(-- योगीन्द्र: स्थूलमद्रोउमूदयान्त्यः श्रुवकेवली 
““पद्चा० समु०, पु० २५ | 


संघ भेद श्र 


जिनमद्र और ह॒रिषेणके बीचमें लगभग तीन शंताब्दियोंका अन्तर 
है। श्रतः सम्भव है उनका नाम सुनकर हरिषेणने उन्हें भी स्थुल- 
भद्रका सहयोगी समझ लिया हो | अस्तु, 

देवसेन सूरिकी ऋथामें दुर्मिचके समय बलभी नगरीमें गये 
हुए साधुओंका दुभिक्ष के कारण वल्न पात्र कम्बल आदि प्रहण 
करना बतलाया गया है। किन्तु हरिपेणक्ृत कथामें पहले श्र्॒धे- 
फालक सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है शअ्रथात्‌ शिथिलाचारी साधु 
बायें हाथ पर बख्र खण्ड लटकाकर आगे कर लेते थे--जिससे 
नग्नताका आवरण हो जाता था--पीछे बलभी नगरीमें उन्होंने 
पूरा शरीर ढाकना शुरु कर दिया और कम्बल वर्गेरह रखने 
लगे। देवसेनकी कथाके उक्त अंशसे हरिषेणकी कथाका अधे- 
फालक वाला उक्त अंश बुडद्धिग्राह्य तो है ही , मथुरासे प्राप्त पुरा- 
तक्ष्वसे भी उसका समथन होता है। 

अधफालक सम्प्रदाय 

जै० हि० भाग १३, अड्ज /-१० में श्री नाथूराम जी प्र मीने 
दर्शनसारकी विवेचनाके परिशिष्टमें रत्ननदेकफे भद्रबाहु चरित्र 
शआागत उक्त कथाका विश्लेषण करते हुए लिखा था-- दिगम्बर 
प्रन्थोंके अनुसार भद्रब्ाहु श्रुवकेवलीका शरीरान्त बीर निबोण 
सम्वत्‌ १६२ मे हुआ है ओर श्वेताम्बरोकी उत्पत्ति वीर नि० सं७ 
६०३ ( विक्रम संवत्‌ १३६ ) में हुईं है। दोनोंके बीचमे कोई 
साढ़े चार सो वर्षका अन्तर है । रत्ननन्दि जीको इसे पूरा करने- 
की चिन्ता हुई पर और कोई उपाय न था इस कारण उन्होंने 
भद्रबाहुके समयमें दुर्भित्षके कारण जो मत चला था, उसको 
श्वेताम्बर न कहकर अधेफालक कद दिया और उसके बहुत 
बर्षों बाद ( साढ़े चार सो वर्षके बाद ) इसी अर्धफालक सम्प्रदाय 


३८२ लै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


के साधु जिनचन्द्रके सम्बन्धती एक कथा और गढ़ दी ओर 
उसके द्वारा श्वेताम्बर मतको चला हुआ बतला दिया । वाल्तबसें 
अधेफालक नामका कोई भी सम्प्रदाय नहीं हुआ । भद्ग बहु चरित्र 
से पहलेके किसी भी ग्रन्थमे इसका उल्लेख नहीं मिलता । यह 
अट्टारक रत्ननन्दिकी खुदकी 'श्जाद? है । 


उस समय तक हरिषेण कृत कथाकोश प्रकाशमे नहीं आया 
था। संभवतः इसीसे प्रेमी जीने अ्रधफालक संग्रदायकों रत्ननन्दि- 
की खुदकी ईंजाद लिख डाला। कितु हरिषेण कृत कथाकोशसे यह्‌ 
स्पष्ट हैं कि रत्ननन्दिने अपनी कथामे 'खुदकी इंजाद” नहीं घुसेड़ी, 
जो कुछ लिखा है वह उन्हें परम्परासे ही प्राप्त हुआ था। अतः 
रत्ननन्दिसे कई शताब्दि पूर्व दसवीं शतीमे अर्धफालक सम्प्रदाय- 
का अस्तित्व माना जाता था, हरिषेणके 'कथाकोशसे यह स्पष्ट है। 
अब यदि उसे किसीकी 'ईजाद” कहा जा सकता है तो वह व्यक्ति 
आचार्य हरिषेण हैं। कितु जैसे अर्धफालक सम्प्रदायको २त्ननन्दि- 
की 'इजाद' करार देनेमे जल्दबाजी की गई, यदि बैसी ही जल्द- 
बाजी उसे हरिषेणकी ईजाद करार देनेमें की गई तो यह दूसरी 
बढ़ी भूल होगी; क्‍योंकि यद्यपि हरिषेणसे पहलेके किसी प्रन्थमे 
इस सम्प्रदायका कोई निर्देश अभी तक नहीं मिला है, किन्तु 
मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त जैन अबशेषोंमेंसे एक 'शल्लापट्रमे 


१-कथाकोशमें कहा है कि जब तक सुमिक्ष न हो साधु अपने बाएँ 


इथमे वद्धौको आगे करके तथा दाहिने हथमें भिन्नापात्र लेकर आद्ारकै 
* लिये निकले | यथा-- 


यावन्न शोंमनः कालः जायते स,धवः स्फुडम्‌ 
तावच् वामहस्तेन पुरः कृत्वाउर्धफालकम ॥५८॥ 
२--आ्राजकल यह शिलापटट लखनऊके संग्रहालयमें सुरक्षित है| 


सघ भेद ८३ 


एक जैन साधु बिल्कुल उसी रूपमें अद्धित हे जिस रूपका 
निर्देश कथाकोशमें' किया गया है। और उसे जैनयति कृष्णकी 
मूर्ति बतलाया है। “जैन साहित्यनो इतिद्दास' में उसके सम्बन्धमें 
इस प्रकार परिचय दिया गया है-- 

“आ ऐक जैन स्तूप नो भाग छे के जे उक्त मधुरानी कंकाली 
तीला टेकरीमांथी निकलेल छे | ते स्तृपना बे भांग पाडेला छे। 
उपलो भाग सांकड़ो छे अने तेना मध्यमां स्तूपनी आकृति जे 
अने स्तूपनी ब॑ने बाजुए जिननी बच्चे आकृतिओ छे। कुल ते 
चार अआक्ृतिश्री ( मूर्तिओ ) छेल्‍ला चार तीर्थंकर नमि, नेमि, 
पाश्व॑ं अने वर्धभाननी छे । नीचे ना भागमां करहनी मूर्ति छे के 
जेना मानमां आ स्तूप बनाववामां आव्यो दतो। कण्हनी भूर्तिने 
वस्र पहेरावेलां होता थी ते श्र ताम्बर मूर्ति मानी शकाय । आमां 
आवेल मूल लेख कोई अनिर्णीात लिपिमां छे। भरंभमां &५ नी 
साल होवानुं जणाय छे के जे बखते वासुदेवनु” राज्य हतुं।' 

इसमें बतलाया है कि नोचेके भागमें कश्हकी मूति है जिसके 
सन्‍्मानमे यह स्तृप बनाया गया। कर्हकी मूत बख्नर पहिने 
होनेसे उसे श्वेताम्बर मूर्ति कद्दा जा सकता है। इसमेंका मूल लेख 
किसी ऐसी लिपिमें है जिसका निर्णय नहीं दो सका, सम्बत्‌ ६५ 
के सालमे जब बासुदेवका राज्य था तबकी यह होनी चाहिये ।' 

इसमें श्री देसाई जीने कण्हकी मूर्तिको बस्र पद्दिने होनेसे 
शव ताम्बर हाना तो स्वीकार्य कर लिया किंतु उसके बस्तर धारणके 
: ढंगके विषयमें कुछ नहीं लिखा। श्री चिम्मनलाल " शाहने भी 


१--मिन्षापात्रंसमादाय दक्षिणेन करेण च । 
गहीत्वा नक्तमाहार कुरुध्य भोजन दिने ॥५६॥ 
--हरि० कृ० को०, पृ० शेश्८ 
१---जै ० ना० इं० 


इप्प४ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


इस विषयमें मोन घारण कर लिया है। किन्तु श्री बुहलरने (इं० 
एर्ट०, जि० २, प० ३१६ ) लिखा था--नेमिष देवताके बाएँ 
छुटनेके पास एक छोटी सी आकृति नंगे मनुष्यकी है जो बाएँ 
हाथमें वस्र होनेसे तथा दाहिना हाथ ऊपरको उठा होनेसे एक 
साघु मालूम होता है। 


लखनऊ संग्रह्मलयके तत्कालीन श्रध्यक्ष डा० वासुदेव शरण 
अग्नवालने उक्त शि्ापट्के सम्बन्धमें लिखा था--'पट्टके ऊपरी 
भागमे स्तुपके दो ओर चार वीथ्ड्डर हैं, जिनमेसे तीसरे पाश्व नाथ 
( सरपंफणालकत ) और चौथे संभवतः भगवान महावी* हैं । 
पहले दो ऋषभनाथ और नेमिनाथ हो सकते हैं। पर तीथ्थक्डर 
मूर्तियोंपर न कोई चिन्ह है और न वस््र। पट्टमें नीचे एक स्री 
ओर उसके सामने एक नग्न श्रमण खुदा हुआ है । वह एक हाथ 
मे सम्माजनी और बाएँ हाथमे एक कपड़ा ( लगोंट ) लिए हुए 
है, शेष शरीर नग्न है। (जे० सि० भा०, भाग १०, कि० २, 
प्रृ० ८० का फुटनोट ) | 


चित्रके देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कर्हने बाएँ हाथ- 
से वल्ल खण्डको मध्यसे पकड़ा हुआ है ओर सामने करके उससे 
उन्होंने अपनी नग्नता मात्रको छिपाया हुआ है। संभवत; श्वेता- 
म्वर सस्प्रदायके पूवेज अधेफालक सम्प्रदायका यही रूप था। 
यह सम्मव है कि उसे अधेफालक सम्प्रदाय नामसे न कहा जाता 
हो और दिगम्बरोने ही बरत्र खण्ड रखनेके कारण उन्हे यह नाम 
दे दिया हो । मगर शव ताम्बर साधुओंका प्रारम्भिक रूप यही प्रतीत 
होता है । क्योंकि श्वेताम्बराचाय हरिभद्रके संबोध प्रकरणसे प्रकट 
होता है कि विक्रमकी ५वीं ८वीं शताब्दी तक श्वेतांबर साधु भी मात्र 
एक कटिवस्त्र ही रखते थे। तथा जो साधु उस कटिवस्त्रका उपयोग 


पक मेद्‌ इटा५ 


: निष्कारण करता था वद कुसाधु साना जाता था। तथा प्रास्म्ममें 
शरीरका गुदा अंग ही ढांकनेका विशेष खयाल रहता था? 
गुश् अद्भके ढाकने वाले वस्त्र खण्डको चालपट्ू कहते 
थे | चोह्पट्टका' प्रमाण स्थविरके लिये दो हाथ और युवाके लिये 
चार हाथ था। तथा वह चौंकोर होता था। हमारे विचारसे 
पटसे चोलपटू शब्द बना प्रतीत द्वोता है। ' चर का अर्थ 
है कर । अतः चुल्लपट्का अथोत्‌ छुद्र वस्त्र होता है। प्रारम्भमें 
वस्त्रको दाहिने दाथसे पकड़कर नग्नताको ढांका जाता होगा जैसा 
कि मथुरासे भ्राप्त कग्हके शिलापढ्ट पर अ्रक्लित चित्रसें स्पष्ट है । 
पीछे उसे धागेके द्वारा कमरमें बांघा जाने लगा द्ोगा । आर्य 
रक्षितके पिता सोमदेबका श्रेताम्बर साहित्यमें जो वर्णन पाया 
जाता है उससे भी यही प्रकट होता है। सोमदेक अन्य सब उप- 
करणोको छोड़नेके लिये देयार हो जाता है परन्तु अथोवलर छोड़ने 
के लिये तैयार नहीं दोता। तब आर्य रक्षित कड़े कोशलसे 
उससे धोती हैं ओर घोतीकी जगह कटिमें थागेसे 
चोलपटू बँधवा के । यह घटना विक्रमकी दूसरी शताब्दके 
आरस्मकी बतल्लाई जाती है। उधर मथुरासे प्राप्त आमागफ्टू 
भी लगभग उसी समयका है। उसपर सं० €+ अक्लित है। उस्र 
समय कोशाण वंशके अन्तिम सम्राट बासुदेबका राज्य था| 
अतः अधरफालक सम्प्रदायका अस्तित्व किसीकी कल्पन्यका 
विषय न होकर वास्तविक ही हे ओर वही वतंमान श्वेसम्यर 


१ चोलरव पुरुषचिन्हश्य पद: प्रायरशवस्त्र योलप्टः | 
“समिट रा० $ 
२ दुगुणों चउग्युणो का इत्भो चठरंस चोलफ्ट्रोय | 
येर जुवाणट्टा वा सण्हे थूलम्मि य विभासा ॥२० - 
--अव० सारो० श१ द्वार । 
२४६ 


इेष्य५ जै० सा० इ०-पूर्व पीटिका 


सम्प्रदायका पूबेज भी है। अतः हरिषेणका कथन वास्तविक ही 
प्रतीत होता है । 
किन्तु कथामे जिस ढंगसे अ्र्धफालकसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय- 
की उत्पत्ति बतलाई है उसमें वास्तविकृताकी प्रतीति नहीं होती । 
किसी नगरीके राजाके आदेश मात्रसे अधेफालकसे श्वेताम्बर बन 
जाना संभव प्रतीत नहीं होता। असलमे शिथिलाचारिता एक 
ऐसी वस्तु है जिसका प्रवेश होनेपर यदि उसे न रोका गया तो 
उसका बढ़ना दी स्वाभाविक है। विनयपिटकका महावग्ग इसपर 
अच्छा प्रकाश डालता है। बोद्ध संघमें साधु पहले फटे चिथड़े 
ही धारण करते थे, यग्रृहस्थोंके द्वारा दिये गये चीवर धारण करने- 
का नियम नहीं था। बुद्धने जब ग्रहपति चीवर धारण करनेको 
आज्ञा दे दी तो उसके पश्चात्‌ वल्लोंका ढेर लग गया। 
यही स्थिति हम श्वेताम्बर सम्प्रदायमे भी पाते हैं । पं० बेचर- 
दास जीने जैन साहित्यमें वरिकार' नामक पुस्तकके 'श्वेताम्बर 
'दगम्बरबाद” नामक अध्याय इस पर साधार प्रकाश डाला है। 
'आतः कथाका वह अंश कविकी इजाद' हो तो आश्चर्य नहीं है । 
किन्तु बलभी नगरीमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतल्ानेमें 
अवश्य ही ऐतिहासिक तथ्य निहित है क्योंकि वतमानमें उपलब्ध 
वेताम्बरीय आगमोंका संकलन वलभी नगरीमें ही किया गया 
था। और उनकी संकलना तथा लेखनके पश्चात्‌ श्वेताम्बर-दिग- 
स्वर भेदकी एक ऐसी अद्ूट दीवार खड़ी हो गई जिसने दोनोंको 
सर्वदाके लिये प्रथक्‌ कर दिया | इसीसे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
उत्पत्ति वलभी नगरीमें बतलाई गई प्रतीत होती है । 


उक्त कथामें एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि उसमें जिन- 


संघ मेद्‌ श्८७ 


कल्प और स्थविर कल्पके भेदकों पीछेसे कल्पित बतलाया' है 
ओर श्वेताम्बरीय आगमिक साहित्यके अवलोकनसे भी उसका 
समर्थन होता है। आचारांग सूत्रमें तो ये दोनों भेद हैं दी नही, 
अन्य भी प्राचीन अंगोंमें नहीं हैं। हाँ, कल्पसूत्र नियुक्तिमें हैं । 
ओर इसलिये उसे उसी समयकी उपज कद्दा जा सकता है | 
उक्त कथा पर एक आपत्ति यह की ज्ञाती है कि उसमें संघ 
उज्जैनीसे दक्षिणकी ओर गया ऐसा लिखा है। डा० फ्लीटका 
कहना है कि संघकी दक्षिण यात्रा ऐतिहासिक सत्य है, चाहे वह 
उज्जैनीसे गया हो या ओर कद्दीसे | (इश्डि०, एण्टि०, जिल्द २१, 
पृ० ९५६ ) 
अब हम श्वेताम्बर' साहित्यसे उस कथाको देते हैं. जिसमें 
चोटिक सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है । 


१--दष्ट न यैगु रोवाक्य संसाराण॑वतारकम । 
जिन-स्थविरकल्पं च विधाय द्विविधं भुवि ॥६७॥ 
अध्धफालकसंयुक्तमशातपरमार्थके । 
तैरिदं कल्पितं तीर्थ कातरैः शक्तिवर्जितेः ॥६८॥ 
--हरि० क० को० । 
२-- छुव्वाससयाइं नवुत्तराई' तइशझ्ा सिद्धि गयस्स वीरस्स । 
तो बोडियाण दिट्ठी रहबीरपुरे समुप्पणणा॥ २७५५० ॥| 
रहवीरपुरं नगरं दीवगमुजाण मजकरदे य | 
सिवभूईस्सुवहिम्मि पुच्छा थेराण कहा य ॥२४५१ ॥ 
बोडियशिवभूईझो वोडियलिंगत्स होई उप्पत्ती | 


कोंडिन्न कोह्ववीरा परंपराफासमुप्पन्ना ॥२५४२॥। 
--बविशे० भा० | 


इ्प्प्धर जै० सा० हर ०-पूव पीडिका 


रथवीरपुरमें शिवभूति नामका एक क्षत्रिय रहता था। उसने 
अपने राजाके लिये अनेक युद्ध जीते थे । इसलिये याज्ञा उसका 
विशेष सन्‍्मान करता था , और इससे वह बड़ा घमण्डी द्वो गया 
था और यात्रिकों बहुत विलम्बसे घर आता था। एक दिन वह 
बहुत रात गये घर लौटा । उसकी मांने द्वार नहीं खोला और उसे 
खूब बुरा भला कहा | तब वह साधुओके उपाश्रयमें चल्ला गया 
और उनसे त्रत देनेकी प्राथना की। साधुओने उसे त्रत नहीं 
दिये। तब बह स्वयं 'केशलोच करके साधु बन गया। राजाने 
शिवभूतिको एक बहुमूल्य रत्नकम्बल दिया । आचार्यने उसे लेनेसे 
मना किया। किन्तु शिवभूति नहीं माना। एक दिन आचायने 
शिवभूतिकी श्रलुपस्थितिमे उस रज्लकम्बल्को फाड़कर उसके पैर 
पॉछनेके आसन बना डाले । इससे शिवभूति रुष्ट हो गया। एक 
दिन आचार्य जिन कल्पका वर्णन कर रहे थे। उसे सुनकर शिव- 
भूति बोला--आजकल इतनी परिप्रह क्यों रखते हैं ? जिनकल्प- 
को क्‍यों नहीं धारण करते ? आचार्यने उत्तर दिया--जम्बू स्वामी 
के पश्चात्‌ जिन कल्पका विच्छेद हो गया। संहनन आदिके. 
अभावमें आजकल उसका धारण करना शकय नहीं है। इसपर 
शिवभूति बोला--'मेरे रहते हुए ज्ञिनकल्पका विच्छेद केसे हो 
सकता है, मैं ही उसे धारण करूँगा। आचाय तथा स्थबिरोंने 
उसे बहुत सममाया किन्तु वह नहीं माना ओर वबख््र त्याग कर 
चला गया। उसकी बहन उसे नमस्कार करनेके लिये गई। वह 
भी उसे देखकर नंगी हो गई । जब वह भि्ञाके लिये नगरमें गई 
तो एक मणिकाने उसे वस्त्र पहिना दिया। नंगी स्त्री बढ़ी बीभत्स 
लगती है, यह सोचकर शिवभूतिने भी उसे सवस्त्र रहनेकी आशा 
दे दी। हु पश्चात्‌ दिवभूतिने कौडिन्य ओर कोट्टबोर नामके दो 
व्यक्तियोंको अपना शिष्य बनाया | इस तरह बीर निवोणके ६०६ 


संघ मद ३८६९ 
वर्ष बौतनेपर श्यवीरपुरमें बोटिक शिवभूतिसे बोटिकोंका मल 


उत्पन्न हुआ ।! 


श्वेताम्थर परम्पराके अनुसार भगवान सद्दावीरके तीथकालमें 
सात निन्हव उत्पन्न हुए। आगमकी यथाथ बातको छिपाकर 
अन्यथा कथन करनेको निन्हव कहते हैं। इस तरहकी घटनाएँ 
सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिमें कारण हुआ करती हैं। किन्तु इन खात 
निन्हवोंक्रे कारण कोई नया सम्प्रदाय उत्पन्न नहीं हुआ ओर एक- 
कम शेष सभी निन्‍्हबोंके कतों आचार्य समझानेसे आन 
गये। 

स्थानांग' सूत्रमें सातो निन्‍्हवोके नाम, स्थान ओर कतो 
आचार्योका निर्देश पाया जाता हे। आवश्यक' नियुक्तिमें उनका 
काल भी दिया है। किन्तु स्थान और काल आठ निन्द्॒बोंका दिया 
है । तथा उपसहार' करते हुए भी सात ही निन्हवोंका निर्देश किया 


१--समणस्स णं भगवश्ओो महावीरस्स तित्थेंसि सत्त पवयण- 
णिरद्वगा पण्णत्ता । त॑ जहा-बहुरया, जीवपएसिया, अव्वत्तिया, सामु- 
ब्छेश्या, दोकिरिया, तेरासिया, अवद्धिया । एएसि रण सक्तझईं पवयण- 
खिण्दगाणं सच घम्मायरिया द्ोत्था-जमाली, तिस्तगुत्ते, झरासाढे, आस- 
मित्ते, गंगे, छुल्तुए, गोड़ा माइलल्‍ले | एएसिं ण॑ सत्तणहं पवयंणणिरण्दगाशं 
सच उप्पत्तिनगरे होत्था | त॑ जहा-सावत्थी, उसमपुरं, सेयविया, मिहिल, 
उल्लुगातोरं पुरिमंतरंजि, दसपुर, णिण्हग उस्पत्ति नगराई ॥ 

“-स्या०, सूत्र ५८७ | 
२--श्राव नि०, गा० ७७६-७८३ | 


३--एबं हुए कॉहिशा झओोसप्पिशिए उ निष्दया सतत ॥ 
ब्रीरबरस्स पवयरों सेसाणुं पव्यणे नत्यि ॥उप्प४ ॥ 


88७ जै० सा० हृ०-पूर्व पीडठिका 


है। आव० नि० पर विशेषावश्यक भाष्यकार जिनभद्र गणि क्षमा- 
श्रमणने अपने भाष्यमे बतलाया है कि यह आ।ठवाँ निन्दृव वोटिक 
मत है, और उन्होंने ही वोटिक मतकी उत्पत्ति कथा भी दी है। 
इस तरहसे इस आठवें निन्हवके जन्मदाता थे ही जान पढ़ते हैं । 
ओर इसलिये द्गिम्बर कथाशओ्रोंके जिनभद्र ये जिनभद्र ही हो 
सकते हैं। उन्होंने ही सर्श्रथम जम्बू स्वामीके पश्चात्‌ जिनकल्पका 
विच्छेद होनेकी घोषणा की थी । कथामें भी यही बतलाया गया 
है कि जिनकल्पका विच्छेद होनेके पश्चात्‌ शिवभूतिने नग्न होकर 
जिनकल्पका प्रवर्तन किया और इस तरह वोटिक मत चल पड़ा। 
किन्तु इससे द्गिम्बर मत अवोचीन प्रमाणित नहीं होता क्योकि 
जब जिनकब्पको दिगम्बरत्वका प्रतिरूप माना गया है और जम्बू- 
स्त्रामी तक उसका प्रचलन रहा है तथा उसे ही शिवभूतिने धारण 
किया तो उसने नवीन मत कैसे चलाया । जो पुराना था तथा एक 
पक्षने जिसके बिच्छेद होनेकी घोषणा कर दी थी। उसीका पुनः 
प्रवर्तन करना नवीन मतका चलाना तो नहीं है। यदि जिनकल्प 
पहले कभी प्रचलित न हुआ होता तथा जैन परम्परामें उसे आदर 
प्राप्त न हुआ होता तो उसे नवीन मत कहा जा सकता था । किन्तु 
उत्तरकालीन श्रेताम्बर साहित्यमें जिनकल्पका समाद्र पाया जाता 
है। श्व ताम्बरीय आगमिक साहित्यके टीकाकारोंने प्रायः प्रत्येक 
कठिन आचारकों जिनकल्पका आचार बताया है । उसके सम्बन्ध 
में केबल इतना ही विरोध था कि पद्चम कालमें उसका विच्छेद 
हो गया है, क्योंकि उसका घारण कर सकना शक्य नहीं है। 


सत्तेया दिद्ेओ जाइजरा मरणगब्धवसहीण । 
मूल॑ संतारत्स उ इवंति निग्गंयरूवेणं ॥७८६॥ 
““भ्रा० नि० $ 


संघ मेद्‌ श्६१ 


शिवभूतिकों भी यद्दी कहकर सममााया' गया था। किन्तु उसने 
यही उत्तर दिया कि अ्रसमर्थंके लिये जिनकल्पका विच्छेद भले हो 
हुआ हो समर्थके किये उसका विच्छेद कैसे हो सकता है 

एक बात और भी है, दिगम्बर फथाश्रोंमें श्वे ताम्बरोंकी बाबत 
प्रायः यही लिखा है कि जिनकल्पका धारण करना बढ़ा कठिन 
है इसलिये हमने स्थविर कल्पको धारण किया है। यद्टी बात श्वे- 
ताम्बरीय कथामे भी प्रकारान्तरसे कह्दी गई है। उससे संघरमेदकी 
उत्पक्तिके आशयमें अन्तर नहीं पड़ता । दिगम्बर लेखक दिगम्बर 
बेशकों जेन मुनिका साधारण आचार मानकर दुर्भिक्षजनित परिस्थि- 
तियोके कारण उत्पन्न हुई शिथिलाचारिताको श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
उत्पत्तिका जनक बतलाते हैं। और श्वेताम्बर लेखक जम्बू स्वामी 
के पश्चात्‌ विच्छिन्न हुए जिनकल्पका पुनः संस्थापन करनेको 
दिगम्बर मतकोी उत्पत्तिक' जनक बतलाते हैं। तथा जिनकल्पके 
विच्छेदका कारण काल आदिको कठिनताकों बतलाते हैं, 
जो कि अशक्तताका ही खूचक है । किन्तु दोनोंके आशयोंमें इस 
ऐक्यके होते हुए भी एक मौलिक अन्तर भी है । दिगम्बरोंके अनु- 
सार श्वेताम्बर सम्पदाय ( साधुओंका वस्त्र परिधान ) कभी था 
ही नहीं, श्रुवकेवली भद्रबाहुके समयसे ही उसका प्रारम्भ हुआ। 
किन्तु दवा अब अविच्कित कस पर अनुसार जिनकल्प ( दिगम्बरत्व ) की प्रवृत्ति 
करन हो तन दगस्कित रूपस जता आता भी। हक 


१०--डवहिविभाग सोऊं सिवभई अज्वकण्इगुरुमूले | 
निशकप्पियाइयाण गुरुकीस नेयाणि ॥२४५२॥। 
जिणकप्प्यो5म़ु चरिजइ नोच्छिन्नोत्ति मणिए पुणो मणह। 
तदसत्तत्सोच्छिजउ बुब्छुजइ कि समत्यस्स ॥२५४४॥ 
“--विशे० भः० । 





डै६२ लै० सा० इ०-पूव पोटिका 


पश्चात्‌ दी उसका विच्छेद हुआ, ओर शिक्षभूविने इसे घुनः श्रच- 
लित करके दिगम्बर सम्प्रदायक्री रष्टि की | अतः जब विगम्वरों- 
के अनुसार श्र ताम्बर सम्प्रदाय नया है। तब श्रेवाम्बरोंके अनु- 
सार द्यिम्बर पन्‍्थ नया नहीं है किन्तु अति श्राचीन है। केवल 
बीचमें ही उसका विच्छेद दो गया था। 


. अतः श्रेताम्बर कथाके अनुसार भी दिगम्बर पन्थ नया 
प्रमाणित नहीं होता । किन्तु उसमें जो जम्बू स्वामीके पश्चात्‌ ही 
जिनकल्पका विच्छेद तथा शिवभूतिके द्वारा उसकी पुनः प्रवृत्ति 
आदि बतलाई है उसका समर्थन अन्य ख्ोतोंसे नहीं होता और 
न यह बात ही गले उतरती है कि आदर्श मागंका एकदम लोप हो 
जाये तथा अपवाद मार्गका सार्वेत्रिक चलन हो जाये। और फिर 
एक शिवभूतिके द्वारा, जो न तो ऐतिहासिक व्यक्ति ही है और न 
के ई प्रभावशाली पुरुष ही प्रतीत ह्वोता है, पुनः दिगम्बर मार्गका 
प्रचलन इतने जोरोंसे हो जाये | इन्हीं कारणोंसे किसी ऐतिहासश 
विद्वानने संघ भेदकी उत्पत्तिमे श ताम्बर कथाको प्रश्नय नहीं दिया 
जी ताक पटमाओ अनेक इतिदासलोनि स्थान 
दिया है | 


१--मीचे कुछ इतिहासज्ञोंके मत दिये बाते हैं--- 

कैम्ब्रिज हिस्ट्रीमें मद्रबाहुके दक्षिगयमनका निर्देश करके आगे 
लिखा है-- यह समय जैन संघके लिये दुर्भाग्यपूर्ण प्रतोव होता है ओर 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ईस्वी पूब ३२०० के लगमग महान संघमेद 
का उद्गम हुआ जिसने जेन संघको श्वेताम्घर श्रौर दिगम्बर सम्प्रदायोमे 
विभाजित कर दिया। दक्षिणसे लौटे हुए साधुश्रोंने, जिन्होंने दुर्भित्ष 
कालमें बड़ी फड़ाईके साथ अपने नियमोंका पालन किया था, मगधमें 


अंघ शेद्‌ है ३ 


उस आपतसियोंके अतिरिक्त उक्त कथाओं एक बढ़ी आपसि 
थह है कि वह कथा वोटिक सम्प्रदायकी उत्पक्िसे सम्बद्ध है। 
उसमें बतलाया* है कि बोटिक शिवभूतिसे वोटिक सम्प्रदाय उत्पन्न 


रह गये अन्य अपने साथी साधुश्रोंके श्राचारसे असन्तोष प्रकट किया; 
तथा उन्हें मिथ्या विश्वाती और अनुशासनद्वीन घोषित किया ) 
--फै० हि०, ( संस्क० १६५४ ) पृ० १४७ | 
आर० सी० मजूमदररने लिखा है--जब भद्रबाहुके श्रनुयायी 
मगधघसे लोटे तो एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ | नियमानुसार जेन 
साधु नग्न रहते थे किन्तु मगघके जैन साधुश्रोने सफेद पल घारण 
करना प्रारम्भ कर दिया | दक्षिण भारतसे लोटे हुए जैन साघुओंने इसका 
विरोध किया; क्योंकि वे पूर्ण नग्नताकों मदावीरकी शिक्षाश्रोंका श्रावश्यक 
भाग मानते ये । विरोधका शान्त होना अ्रसम्भब पाया गया और इस 
तरह श्वेलाम्बर (जिसके साधु सफेद वस्म घारण करते हैं ) और दिगम्बर 
जिसके साधु एकदम नस्न रहते हैं) सम्प्रदाय उत्पन्न हुए | जेन समाज 
ख्राज भी दोनों सम्प्रदायोंमें विभाजित है [-एशि० हूं ०. श्रु० १७६१ 
ओऔ प० विश्व श्वरनाय रेऊने लिखा है--कुछ तमय आद जब 
अकाल निवृत्त हो गया झोर कर्नाटकसे जेन लोग वापिस लौटे तब 
उन्होंने देखा कि मगघके जैन साधु पीछेसे निश्चित किये गये धर्म ग्रन्थों- 
के अनुसार शव तबस्र पहनने लगे हैं। परन्तु कर्नाटकसे लौय्नेवालोंने 
इस बातकों नहीं माना । इससे वस्त्र पहनने वाले जैन साधु श्वे ताम्बर 
और नग्न रहनेवाले दिगम्बर कहलाये ।? 


“भा० प्रा० रा०, भाग २, पृ० ४२१ । 
डा० जे०-पु० ११, हि० हं० लि०, ( ब्रिन्टर ) लि० २, प० ४३१-३२ 4 
१०- वोडिय सिक्षमईओ बोडियलिंगस्स होह उप्पती! 
*“बिसे० भा०, छ० २५५४२ ३ 


३६४ जै० सा० हु०"पूर्व प्रीठिका 


हुआ। वोटिकका अर्थ दिगन्वर जैन सम्प्रदाय कैसे किया गया 
ओर कैसे 'बोटिक' शब्द निष्पन्न हुआ, यह दम नहीं जानते; 
क्योंकि श्रे ताम्बर साह्ित्यमें इस विषयका कोई स्पष्टीकरण हमारे 
देखनेमें नहीं आया । शिवभूतिको भी बोटिक कहा गया है। शायद 
इसीसे उसके द्वारा प्रवर्दित सम्प्रदायकों भी बोटिक संज्ञा दी गई 
है । किन्तु ऐसी स्थितिमे शिवभूतिके द्वारा अवतित बोटिक सम्प्रदाय 
ही दिगम्बर जेन सम्प्रदाय है, यह कैसे कहा जा सकता है | इसके 
सम्बन्धमें जमन ओरियन्टल सोसायटीके जनेलमें डा० याकोबीने 
पक रिस्वन लेख प्रकाशिद का बिस्ठ॒त लेख प्रकाशित कराया था। उसमें उन्होंने लिखा है 

बो _संप्रदायकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदायके बहुत कक 
“बश्चात हुई है। तथा श्वेताम्बरोंसे दिगग्बरोका पाथेक्‍्य भद्गबाँ_ 
समयसे क्रमशः हुआ है। खेद है कि जर्मन भाषामें होनेके कारण 
हम उस लेखके विपयसे पूर्ण रूपसे परिचित नहीं हो सके । फिर 
भ उसके वक्त सारांशसे यह स्पष्ट है कि जेकोबी वोटिक सम्प्रदाय 
को एक भिन्न सम्प्रदाय मानते थे। श्रत३ श्वेताम्बर साहित्यकी 
उक्त कथासे दि० जैन सम्प्रदायकी उत्पत्ति प्रमाणित करना संभव 
नहीं है.। और इसलिये उक्त आपत्तियोके प्रकाशमें प्रकृत विषय 
पर उक्त कथा असंगत ठहरती है। जब कि दिगग्बर साहित्यम 
पाई जाने वाली कथा अनेक दृष्टियोंसे सुसंगत प्रतीत होती हे । 

संघमेदके मूल कारण वस्रपर विचार 

दिगग्बर तथा श्वेनाम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी कथाश्रोंसे 
तथा दोनोके नामसे यह्‌ तो स्पष्ट है कि दोनों साधुञओोके 
वस्त्र परिधान या नग्नताके विवादकों ही संघ भेदका 
मूल कारण मानते हैं। अतः यहाँ साधुओंके वस्त्र परिधान 
के सम्बन्धमँ दिचार करना आवश्यक है। इस समध्याकों दो 
कालोंमें विभाजित कर देना उचित होगा --एक भगवान महद्दावीर 


संघ भेद श्ध्छ 


तथा उनके पृथंका समय और एक भगवान महाऔीरके पश्चासका 
समय । 


म० महद्यावीर तथा उनके पूर्व वख्रकी स्थिति 

कतिपय *विद्वानोंका ऐसा मत है कि भगवान्‌ मद्दावीर सुधा- 
रक थे--उन्होने भगवान पाश्वेनाथकी परस्परामें अनेक सुधार 
किये--चतुयामके स्थानमें पद्चमहात्रतकी परिपाटी श्रवर्तित की । 
इसी तरह पाश्व नाथकी सचेल परम्पराके स्थानमें अचेल 
परम्पराकों स्थापित किया । यह मत उत्तराध्ययनके केशी गौतम 
संवादके आधार पर ही स्थापित हुआ है । 

पाश्वेन/थके चतुयोमकी चचोमें केशी गोतम संबादका एक 
अंश ही हमने उद्धृत किया था और दूसरा अंश जो शचेत्नता 
ओर अचेलतासे सम्बद्ध है, आगेके लिये छोड़ दिया था। वह 
अंश इस प्रकार हे--केशी गौतमसे पूछता' है--महावीरने अचे- 


१--हा० जे०, प्ृ० ४६। से० बु० ई०, जि० ४५, प्रस्तावनाः 
पृष्ठ २२। 
२--श्रचेलओ्रो श्र जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो । 
देसिश्रो बद्धमाणेणं पासेण य महासुणी | २६॥। 
एककजपवन्नाणं विसेसे किंनु कारण | 
लिगे दुविद्दे मेहावी ! कहं विप्पच्चश्नो न ते ॥३० ॥ 
केसि एवं बुबाणंं तु गोयमो इणमव्यवी। 
विन्नाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिन्छियं ॥॥ ३१ ॥ 
पत्चयत्थं तु लोगत्स नाणाविद्वविगप्पणं | 
जत्तत्थं गहयणत्थं च लोगे लिंगपश्मोयरं ॥ ३२ ॥ 
अद्द भवे पहज्ना उ मोक्खसब्भूयसाइणा | 
शणाणं च दंसणं चेव चरितं चेव निच्छुए ॥ र३ ॥ 
--उत्तरा०, रे३ झण० हैं 


ज्द६ जैं० सा० इ०-पूर्व पीटिका 


खक धर्मका उपदेश दिया और पाश्वनाथने “संतरुत्तरर घर्मका 
डपदेश दिया। एक ही मोक्षकार्यके लिये दो प्रकारका लिंग बल- 
ज्ञानेकी क्‍या आवश्यकता थी ? 


गौतम उत्तर देते हैं-पाश्वेनाथ ओर महावीरने अपने अपने 
ज्ञानसे जानकर धर्मके साधन बतलाये हैं | तथा ल्ोगोंके विश्वास- 
के लिये, लोकयात्राके लिये और ज्ञानको प्राप्तिके लिये लिंगकी 
आवश्यकता होती है । निश्चयसे तो ज्ञान, दशन ओर चरित्र ही 
मोक्षके साधन हैं । 

गौतमके द्वारा केशोके प्रश्नता जो समाधान कराया गया है 
बह बहुत चलता हुआ सा है | अतः उसके सम्बन्धमें कुछ कहने- 
से पहले केशीके प्रश्न पर प्रकाश डालना उचित प्रतीत होगा है। 
केशीने भगवान महावीरके धर्मकों अचेल बतलाया, सो ठीक ही 
है, इसके सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 
केशीने पाश्वनाथके धमंको 'संतरुत्तर' कहद्दा है जिसका संस्कृत 
रूप 'सान्तरोत्तर' होता है । इस 'सान्तरोत्तर' शब्दकी व्याख्यामें 
भी टीकाकारोंने वही गड़बड़ी की है जो अ्रचेल्ञ' शब्दकी व्याख्या 
में की गई है । 


हमारे सामने उत्तराध्ययनकी दो टीकाएँ बतंमान हैं ओर दोनों 
में 'सान्तरोत्तर' का अथे किया गया है--“सान्तर *अथौत्‌ वर्धभान 
स्वामीके साधुओंकी अपेक्षा प्रमाण और वर्णमें विशिष्ट तथा 


३--सान्तराखि-व द्वमानस्वामियत्यपेज्ञया मानवर्णविशेषतः सबि- 
शेषाणि, उत्तराणि-महामूल्यतया प्रधानानि प्रक्रमात्‌ वस्नाणि यस्मिन्नतौ 
सान्तरोत्तरो घम: देशितः । --उत्तरा०, टी० नेमिचन्द, 4० २६६ | 


सभ सेद इ्ह 


“उत्तर' अथोत्‌ महामूल्य होनेके कारण प्रघान, ऐसे वस्त्र जिसमें 
धारण किये जायें वह थर्म सान्तरोत्तर हे। इसका आशन यह 
हुआ कि पाश्वनाथके घर्ममें साधुओंको महामूल्यवान्‌ और अपरि- 
मित वस्त्र पहननेकी अनुज्ञा थी । इस व्यारूयाके अनुसार केशी 
अवश्य ही राजसी बस्कोमें होंगे। फिर भी अचेल गोतमको पाश्व-- 
नाथके निम्न नथ सम्प्रदायके उस आचायेकों देखकर रचमात्र भी 
आश्चर्य नही हुआ्रा, यह आश्रय है । 

असलमें टीकाकारोने 'सतरुत्तर' का यह अर्थ अचेल' शब्दके 
अथंको दृष्टिमे रखकर किया है। -जब अचेलका अर्थ वस्ाभावके 
स्थानमे ऋमशः कुत्सित चेल, अल्पचेल और अमूल्य चेतन किया 
गया तो सतरुत्तर ( सान्तरोत्तर ) का अर्थ अपरिमित ओर सहा- 
मूल्य वाले वल्न होना ही चाहिये था | किन्तु यह अथ करते समय 
टीकाकार यद शायद भूल ही गये कि आचाराग सूत्र २०६ मे भी 
'संतरुत्तर पद्‌ आया है और व्हों उसका अथे क्‍या लिया 
गया दे ? 

तीन बखधारी साधुके लिये आचारांगमे बतलाका है कि जब 
शीत ऋतु बीत जाये ओर प्रीष्म ऋतु आ जाये तो वस्र यदि 
जीखे न हों तो कहीं रख दे , अथवा 'सान्तरोसर! हो जाये। 
टीकाकार आचार्य शीलांकने यहाँ सान्तरोत्तरका अथे किया" हे- 


१--सान्तरमुत्तर-प्रावरणीय यस्य स तथा क्वचित्‌ प्राइणोति कचित्‌ 
पाश्व कर्ति विमर्ति ।!--अश्राचा० सू० २०६, टीका । 
डा० याकोबीने अपने उत्तराध्ययनके अनुवादमें अ्रचेल ओर सन्तु- 
झुसर' का अर्थ इस प्रकार किया है--मिहावीरके फर्ममें बस्मका निषेष 
था किन्तु पाश्वने एक अच्तर और एक उत्तर ( ७क अधोयस्त और 
एक ऊपरी बर् ) इस तरह दो बस्रोंकी आशा दी थी ।? ( से० बु० ई०,, 


श््ध्प जे० सा० हु ०-पूर्य पीठिका 


'सान्तर है उत्तर-ओढ़ना जिसका” अथोत्‌ जो आवश्यकता होने 
पर बल्लका उपयोग कर लेता है, नहीं तो पासमें रखे रहता है । 
आचार्यने उसका खुलासा करते हुए लिखा है--'शीव चले जाने 
थर बस्त्रकों छोड़ देना चाहिये। अथवा यदि क्षेत्र ऐसा हो जहाँ 
अभी भी ठंढी हवा बहती हो तो शीतसे बचनेके लिये ओर अपनी 
शक्तिको तोलने के लिये 'सान्तरोत्तर' हो जाये। श्रथोत्‌ बस्रका 
परित्याग न करके उसे पासमे रखे रहे, आवश्यकता द्वो तो उसका 
डपयोग कर ले । 


केशीने जो पाश्ब॑नाथके धर्मको सान्तरोत्तर' बतख्ाया है वहाँ 
पर भी सान्तरोत्तरका यही अर्थ सुसंगत जान पड़ता है। उससे 
प्रकट होता है कि पाश्वनाथके साधु सबंथा अचेल विहार नहीं 
करते थे किन्तु पासमे बवस्र रखते थे। आवश्यकता देखते थे तो 
उसका उपयोग कर लेते थे । और यह छूट उनके लिये इसलिये दी 
गई थी क्योंकि वे सरल हृदय ओर ज्ञानी थे। सुविधाके रहस्यको 
समभते थे--उसका दुरुपयोग करनेकी दुब्ु द्धि उनमें नहीं थी । 
इसीलिये पाश्वनाथके धमका श्रेताम्बर साहित्यमें सचेल ओर 
अचेल दोनों बतलाया है। सान्तरोत्तरके उक्त अर्थके साथ उसकी 
संगति ठीक बैठ जाती है। जब पाश्वेनाथके! साधु बख्रका उपयोग 
करते थे तो वे सचेल कहे जाते थे और जब बद्रका उपयोग नहीं 
करते थे तो वे अचेल कह्दे जाते थे । किन्तु उनका आदर अचे- 
लता थी सचेलता नहीं। भगवान महाबीरने श्रपने शिष्योंकी 
स्थितिको देखकर उसमें इतना सुधार कर दिया कि हमारे साधु 


जि० ४५४, प्रृ० १२३ )। श्वेताम्बर टीकाकारोंके बहुमूल्य और श्रपरि- 
मित बच? जैसे अथंसे या० याकोबीका श्र्थ अधिक सुसंगत म्रतोत होता 
है श्रन्तर और उत्तर वस्रसे सहित जो हो वह सान्तरोत्तर है। 


की 


धंघ भेद श्ध्६्‌ 


अचेल ही रहेंगे। 'सान्तरोत्तर' वाली बात उन्होंने समाप्त कर 
दी। फिर भी पाश्वनाथके स!धुओंकी सरलता और सममभदारीके 
कारए! बस्थकी जो छूट सर्वलाधारणके लिये थी, भगवान महा- 
बीरने वह छूट केवल असमथथ साधुओंके लिये ही रखी , और 
उसके साथ अनेक शर्तें लगा दीं, जिससे साधु वख्रको अ्रपवाद 
मार्ग ही सममें उत्सर्ग मार्ग न समझ बैठें । किन्तु उनके शिष्योंकी 
<बक्रजड़ता' ने काल पाकर अपना रंग दिखाया और उन्होंने ऐसी 
रचनाएँ रचीं कि उत्सगे सार्गको धता बताया ओर अपवाद मार्ग 
को उत्सर्ग मार्ग बना दिया। श्वेताम्बर साहित्यके परिशीलनसे 
उक्त तथ्य सामने आता है। इस विषयको ओर भी स्पष्ट करने 
वाले भगवान पाश्वेनाथके अनुयायी जो साथु भगवान मद्गावीरके 
समयमें जतबति थे उनके विषयमें भी विचार करनेकी आवश्य- 
कता है ! 


पाश्वस्थ--झिथिलाचारी साधु 
श्वेताम्बरीय आगमोंमें पाश्बेनाथके श्रनुयायिश्रोंके लिये 
“'पासावश्विज 'शब्द आया है। जिसका संस्कृत रूप 'पाश्थोपत्यीय” 
होता है और अर्थ होता है--पाश्वेस्वामीके परम्परा शिष्य । 


एक दूसरा शब्द भी पाया जाता है जो पाश्वेनाथके अनुया- 
यिश्लोंके लिये व्यवह्नत द्ोता था। बहू शब्द दै--पासत्थ | इसके 
दो संस्कृत रूप होते हैं--एक पाश्बेसस्‍थ और एक पाशस्थ । पाशस्थ 
का अथ होता है 'पाशमें फंसा हुआ! । ओर पाश्वेस्थका अर्थ 
होता हे--पाश्च्में स्थित । यह “पासत्थ” शब्द उत्तर कालमें शिथि- 
लाचारी साधुके क्षिये व्यवह्वत हुआ है। इस परसे ऐसा लगता 
है कि महाबीर भगवानके समयमें पाश्व के अनुयायी साधु शिथि* 


४४०० जै० सा ह्‌०-बूर्व पीठिका 


लाचारी हो गये थे। अथवा पाश्च के अनुयायी साधथुओंको 
महाबीरके अनुयायी शिथिलाचारी मानते थे । 


और ऐसा होना कोई असंभव नहीं है। इस सम्बन्धमें डा० 
जेकोबीने ठीक ही लिखा है--उत्तराध्ययन सूत्रके केशी-गोतम 
संबादसे अमुमान किया जाता है कि पाशवे ओर महावीरके बीच- 
में मनिर्मकी नैतिक अवस्थामे पतन हुआ था और यह तभी 
संभव है जब अन्तके दोनों तीर्थड्डरोके बीचमें काफी लंबा अन्त- 
राल रहा हो । और इसका इस साधारण परंपरासे कि पाश्व॑के 
२५० वर्ष बाद महाबीरका अवतरण हुआ , पूर्ण रूपसे समथन 
होता है ।' ( से० बु० ई० जि* ४५, ए' १२२-१२३ ) 


दिगम्बर ओर श्र ताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें पाश्वेस्थ शियिल्ा- 
चारी साधुका एक भेद है। भगवती आयाधनामें कहा" है कि: 
पाश्वेस्थ मुनि इन्द्रिय, कषाय और बिषयोंसे पराजित होकर 
चरित्रको तृशके समान सममता है अ्रतः उससे अष्ट हो जाता है । 
कर * पाश्वेस्थ सुनिकी सेवा करते हैं वे भी पाश्वेस्थ बन 
जाते हैं । 


व्यवहारसूत्र 'में लिखा है--पाश्वेस्थ मुति वसतिकारकका 
22 भोजन करता है, बजित कुलोंमें जाकर भोध्न करता है + 
शा अपन, 


१ इंद्रिय कसायगुरुपत्तणेण चरणुं तशं व पस्संतो । 
णिद्धम्मो हु तबिक्त सेकदि पासत्थसेवाओ ॥॥६३००॥ 


२ सेंजायर कुल निस्सिय, ठवणकुल पलोयणा अमिददडे य । 
पुन्वि पच्छा संधव, निड अग्ग पिंड' मोह पासत्यों ॥२३०॥ 


संघ भेद ४० 


सूत्रकृतांग 'में पाश्व स्थोंकी अनाये, बाल और जिनशासनसे 
बिमुख श्तलाते हुए स्त्री आसक्त भी बतलाया है, और लिखा 
है कि थे ऐसा कद्दते हैं. कि जैसे फुन्सी फोड़ेको मुहूर्त भर दबा देने 
से उसका मयाद निकलकर शान्ति मिल जाती है वैसे ही समा- 
गमको प्रार्थना करने वाल्ली स्त्रीके साथ समागम करनेसे शान्ति 
मिलती हे इसमे दोष कया ? पहले हम लिख आये हैं कि पाश्व - 
नाथके धर्ममे चार यम थे--अहिंसा, सत्य, दत्तादान और अपरि- 
ग्रह | बअ्रद्मचये अपरिप्रहसे ही गर्भित था, क्योंकि स्त्रीका ग्रहण 
किये बिना अन्रद्मसेवन नहीं किया जा सकता। किन्तु भगवान्‌ 
महावीरने चतुर्यामके स्थानमें पश्नमहात्रत स्थापन किये ओर 
अपरिप्रहोंमे गर्भित त्रह्मचर्यको स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट करनेके लिये 
एक प्रथक्‌ ब्रतका स्थान दिया । 


इस परिवर्तनके प्रकाशमे पाश्व स्थोके विषयमें सूत्रकृतांगके 
जक्त कथनका निरीक्षण करनंसे यह प्रकट होता है दि चार यमोमे 
ब्रद्मचयका निर्देश न होनेसे पाश्वस्थ मुनियोमें दुराचारकी प्रवृत्ति 
भी चल पड़ी थी , ओर सम्भवतः इसीसे भगवान्‌ महाव॑रकों 
अह्यचयका प्रथक्‌ निर्देश करना पड़ा था। 


१ एवमेगे उ पासत्था पन्नवंति अ्रणारिया ! 
इत्यीवर्यं गया वाला जिणसासख॒परम्मुद्द ।६।॥? 
दी०--सदनुष्ठानात्‌ पाश्वों तिष्ठन्तीति पाश्व स्थाः, 
स्वयूथ्या वा पाश्व स्थावसन्नकुशीलादयः ज्रीपरीषदृज्िताः ।? 
>-सूत्रकृता० ३ झ०, ४ ज०। 
जहा गंडं पिलाग॑ वा परिपीलेज मुहुत्तगं । 
एवं विन्नवरणिस्थीसु, दोसों तत्थ कश्लो सिश्ा ॥१०॥१ 


--चुन्र०, रैग्र० ४ उ० । 
२६ 


डुग्र्‌ जे घा० ह०-पूर्व पीठिका 


भगवती सूत्र आदि श्वेताम्बरीय आगमिक साहित्यसे ज्ञात 
होता है कि पाश्वनाथके अनुयायी साधुओंने भगवान महावीर 
तथा उनके अनुयायी स्थविरोंके पास जाकर पुनः प्रब्नज्या ग्रहण 
की | यहाँ उदाहरणके लिये कालास नामक पाश्वोपत्यकी 
प्रत्रज्याका वर्णन दिया जाता है । 


पाश्चोपत्यीय कालास वेसियपुत्त ( कालाश्य वैशिक पुत्र ) 
नामक अनगार ( साधु ) जहाँ स्थविर थे वहाँ गया और बोला- 
श्री महावीर जिन के शिष्य सामायिक नहीं जानते, सामायिकका 
अर्थ नहीं जानते, संयम नही जानते, संयमका अर्थ नहीं जानते, 
संवरको नहीं जानते, संवरका अथे नहीं जानते, विवेक नहीं 
जानते, विवेकका अर्थ नहीं जानते, उत्सग नहीं जानते, उत्सगका 
भ्रथे नहीं जानते । 

तब स्थविर कालास वेसियपुत्तसे इस प्रकार बोले-आर्य ! हम 
सामायक जानते हैं। सामायिकका अर्थ जानते हैं, और सामा- 
यिकसे लेकर व्युत्सर्ग पर्यन्त सब जानते हैं। कालास वेसि्पुत्त [ 
पुनः बोला--यदि आये ! आप सामायिकको जानते हैं, ओर 
सामायिकसे व्युत्सगं तक सबका श्र्थ जानते है तो बतलाइये 
इनका क्या अथे है ? 


स्थविर बोले--आए ! आत्मा ही सामायिक है “ -* आत्मा 
ही व्युत्सग है। 


. यह सुनकर कालासवेसिय पुत्तने पूछा--तो क्रोध मान माया 
लोभको त्याग कर उनकी गहं क्‍यों करते है ? 


संयमके लिये । 
गहा संयम है या अगहो ? 


संघ सेद्‌ ड०३ 


गद्दौ संयम है। किन्तु केबल गहांसे ही सब दोषोंका क्षय 
नहीं होता । सब सिथ्यात्व अजिरति आदिको जानकर ( उनका 
परित्याग करनेसे ) आत्मा संयममें लगता है, संयममें जुटता है, 
संयममें त्थिर द्ोता है | 


यह सुनकर कालासवेसिय पुत्तने स्थविरकी वन्दना की उन्हें 
नमस्कार किया औं' बोला--भगवान्‌ ! न जानने न सुनने, न 
प्राप्त होने, विस्तारसे न सममाये जाने आदिके कारण अरष्ट, 
अश्रुत, अविज्ञात,अव्याकृत, अ्रव्युच्छिन्न और अनवधारित पदोंका 
न मैंने श्रद्धान किया, न प्रेम किया, न मैंने उनमें रुचि की । आप 
जैसा कहते हैं वैसा ही हो । तब भगवान्‌ बोले--आये जो कुछ 
मैंने कहा है उसपर श्रद्धा करो, विश्वास करो, रुचि करो। तब 
काल्ासवेसिय पुत्तने भगवानकी वन्दना करके नमस्कार किया 
ओर बोला--मैं आपके पास चातुयाम धमंसे सप्रतिक्रमण पद्च- 
महात्रत धारण करना चाहता हूं | देव ! इसमे रोके नहीं । 
तश्र कालासवेसिय पुत्तने भगवानकी बन्दना की नस- 
स्कार किया ओर चातुयोम धमंसे सप्रतिकमण पद्चमहात्रव धारण 
किया | और जिसके लिये नग्नपना, मुण्डितपना, अस्नान दन्त- 
धावन न करना, छाता न रखना, जूता न पहिरना, भूमि पर 
सोना, काष्ठपर काष्ठके तख्ते पर सोना, केश लोंच, ज्रह्मचर्यपूर्षक 
निवास, परघर गमन, लाभालाभ, अनुकूल-प्रतिकूल, बाइस परी- 
घह ओर उपसगंको सहा जाता है उस अर्थ पर आरोहण करके 
कालासवेसिय पुत्त सिद्ध बुद्ध मुक्त ओर परिनिबृत्त हो गया। 
--भे० सू० ७७, $ श०, ६ ड०।' 
इसी तरह एक और गांगेय" नामक पाश्वोपत्यीय अनगार 


१--तप्पमिई च शं से गंगेये अ्रणगारे समर भगवं महावीर पशथथ- 


डण४ सै० सा० इ०-पूर् पीठिका 


भगवान महावीरके पास जाकर उनसे नरक-स्वरगमं उत्पत्तिको 
लेकर अनेक प्रश्न करता है ओर उनके उत्तरोंसे सन्तुष्ट होकर यह 
मान लेता है कि महावीर स्वज्ञ सबंदर्शीं हैं। तथा उनसे फिरसे 
प्रत्नज्या लेता है । 

कालासबेसिय पुत्त तथा गांगेयके इस बविवरणसे कई तथ्य 
प्रकट होते है | प्रथम, पाश्वेनाथके अनुयायी अनगारोंको यदि बे 
महावीरके अ्रमुयायी बनना चाहते थे, तो पुनः दीक्षा लेनी पड़ती 
थी। पाश्वेनाथके धर्ममे दीक्षित होनेसे ही उन्हें भगवान महांबीर 
नहीं अपना लेते थे। दूसरे, पाश्वनाथके अनुयायी अनगारोको 
धमकी परम्पराका ज्ञान नहीं रहा था, सामायिक आदिका स्वरूप 
ओर यथाथ प्रयोजन अज्ञात और अश्रुत्त हो चले थे, उन्हें जानने 
और सुननेके साधन क्षीण हो गये थे । सम्मवतः इसीसे 'पासत्थ! 
शब्द जो यथाथमें पाश्बे स्वामीमे स्थित अथौत्‌ पाश्ब॑स्त्रामीके 
अनुयायीका वाचक था, शिथिलाचारी ओर अज्ञानी साधुक्रे लिये 
व्यबह्नत होने ज्ञगा था | 


किन्तु उस समय ऐसे भी पाश्चोपस्यीय संघ थे जो स्वतन्त्र 
विहार करते थे और भगवात महावीरके संघमे सम्मिलित नहीं 
हुए थे । इसके उदाहरणके रूपमे एक तो केशीको द्वी उपस्थित 
किया जा सकता है, जो श्रावस्तीके उद्यानमें संघ सहित ठहरा 


मिजाणइ सब्बन्नु सब्वदरिसी, तर शसे गंगेये श्रणगारे समर मगवं 
महाबोर तिक्‍्खुत्तो आयाणिण पयाहिएण करेइ, करेत्ता बदेइ, नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी-इच्छाप्रि श॑ मंते ! तुज्क अतियं चाउजा- 
माश्रो धम्माझो पंच महत्वश्य । एवं जहा कालासवेसिय पुत्तो तददेब भारि- 
यब्बं जाव सब्वदुक्खपपहोणों | सेव॑ मंते । सेव॑ मत्ते ! ( सूत्र ३२७६ ) । 
“भ० सू०, ६ शत०, ४ उ० + 





संघ भेद डा 0्प, 


हुआ था और गौतम स्वयं जिससे मिलनेके लिये गये थे। दूसरे 
एक ऐसे ही बड़े स्ंघका निर्देश भगवती" में है, जिसमें ४०० 
अनगार थे। इन्हें बहुश्रुव बतलाया है। इससे यह कटद्दा जा 

सकता है कि सभी पाश्वोपत्य अज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी भी थे । 
आर सम्भवतया इसीसे बे महाबीरके पास नहीं गये । 


इनके न जानेका एक कारण यह भी हो सकता है कि मह्दा- 
यीर इन पाश्वोपत्यीय अनगारोंको पुनः दीक्षित करके ही अपने 
घमंमे सम्मिलित करते थे। और इससे भगवान महावीरकी 
आचारके प्रति दृढ़ताका पता चलता हैं । 


पाश्वापत्यीयाद्दी शिथिलाचारिता उनसे अज्ञात नहीं थी। 
सान्तरोत्तर? बस्त्रका दुरुपयोग देखकर ही उन्होंने 'अचेल' घमम 
अतिष्ठित किया था ओर इसीसे पाश्वोपत्यीयोंको भी नग्नताकों 
दीक्षा लेना पड़ती थी | ये बात सब पाश्वोपत्यीयोंको रुचिकर नहीं 
हो सकती थी। इससे अनेक पाश्चोपत्यीय साध भगवान महावीर 
के पास प्रन्नजित नहीं हुए। किन्तु आगे जाकर उन्होने भी 
भगवान महावीरका धर्म अंगीकार किया, या वे ऐसे ही 
बने रहे इसके जाननेका कोई साधन नहीं है। सम्भव है 
महावारके पश्चात्‌ वक्त पाश्वोपत्यीय अनगार भी महावीरके 
अनगारोंमे सम्मिलित हो गये हों और श्रावस्तीके उद्यानमें हुए 
केश।-गोतम रूवादने उसकी भूमिका तैयार कर दी हो । 


आश्चर्य इसी पर है कि केशीने गोतमसे जो पाश्वनाथ और 
ओर महावीरके धर्ममें अन्तरको लेकर प्रश्न किये, ये प्रश्न किसीने 


१ 'तेण कालेण पासावश्चिजा थेरा भगवंतो*"*बहुस्सुथा बहु परि- 
बारा पचहि अणुगारसएहिं सद्धि! ।--भ० सू० १०७, २ श०, ५ उ० | 


छ०६ ज्ै० सा० हु ०-पूर्व पीठिका 


भी भगवान महावीर स्वामीसे क्‍यों नहीं किये ! अनेक पाश्वो- 
पत्यीयोंके भी भगवानसे प्रश्न करनेका वर्णन भगवती आदियें 
पाया जाता है । किन्तु ऐसे महत्वके प्रश्न भगवानसे किसीने नहीं 
किये, और न भगवानके श्रीमंखसे उनपर कुछ प्रकाश डाला गया। 
गौतमने भी भगवानसे बहुत से प्रश्न किये किन्तु उन्होंने भी दोनों 
धर्मेकि अन्तरके सम्बन्धन भगव्रानसे कोई प्रश्न नहीं किया । यह 
बात उत्तराध्ययनमे निर्दिष्ट केशी गोतम संवादके सम्बन्धमें सन्देह 
को उत्पन्न करती है । 


फिर भी श्वेताम्बर साहित्यसे प्राप्त विवरणके आधार र्जर 
इतना ही कहा जा सकता है कि भगवान पाश्व नाथके ध्ममें 
साधुआके लिये सान्तरोत्तर बख्रकी ब्यवस्था थी--अथोत्‌ साधु 
बस््र पासमे रखते थे ओर आवश्यकताके समय उसे ओढ़ लेते 
थे। किन्तु यह स्थिति उस समयकी थी जब पाश्च नाथके शिष्योंमें 
शिथिलाचार आ चुका था। अतः पाश्वेनाथ भगवानने साधुओंके 
बस्नके विषयमे वास्तवमें कया यही नीति निधोरित की थी यह 
निस्सन्देह रूपसे नहीं कहा जा सकता। फिर भी इतना मानकर 
चला जा सकता है कि वस्रके विषयमे जितनी कड़ी नीति भगवान 
हावीरने अपनायी, उतनी पाश्वनाथने नहीं अपनाई । उन्हें अपने 
लापुओकी सरलता ओर समभदारी पर विश्वास था| उनसे यह 
आशा की जाती थी कि वे प्राप्त सुविधाके तथ्यकों समझकर 
उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। किन्तु महावीर भगवानके समयमें 
स्थिति बदल चुकी थी। श्रतः उन्होने अचेल” को आवश्यक 
कल्प निधोरित करना उचित सममा । 


दिगम्बर तथा श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें साधुओरोंके दस 
कल्प बतलाये हैँ । कल्प व्यवस्था या सम्यक्‌ आचारको कद्दते 


संघ भेद ४०७ 


हैं। ये कल्प स्थित और अस्थितके भेदसे दो प्रकारके हैं। श्वेता- 
म्थर साहित्यके अनुसार प्रथम और अन्तिम तीर्थह्ुरके अनुयायी 
साधुश्रोंके लिये दसों कल्प स्थित कल्प हैं क्योंकि उन साधुओंकों 
दसों कल्पोंका सतत सेवन करना होता है। वे दस कल्प' इस 
प्रकार हैं - १ आचेलक्य-अचेलपना, २ उद्दिष्ट त्याग, ३ वसति- 
कर्ताके पिण्डादिका त्याग, ४ राजपिण्डका त्याग, ५ कृति कर्म, 
६ महात्रत, ७ पुरुषको ज्येष्ठता, ८ प्रतिक्रमण, & एक मास तक 
एक स्थान पर रहना और १० वर्षाकालमें चार मास तक एक 
स्थान पर रहना । 

इन दस कल्पोंमें से आचेलक्य', उद्दिष्टि त्याग, प्रतिक्रमण, 
राजपिण्डका त्याग, मास और पर्युषणा ये छे कल्प मध्यके बाईस 
तीथेक्वरोके कालमें अस्थितकल्प हैं. क्योंकि उनके अनुयायियोंक्रे 
लिय॑ इनका सतत सेवन करना आवश्यक नहीं है। उनके लिये 
केवल चार कल्प स्थित हैं--वसत्ति कतोंके पिण्डका त्याग, चतु- 
योम, पुरुषकी ज्येष्ठता ओर कृति कर्म । 


उक्त कथनका सारांश यह है कि आचेलक्य धर्म प्रथम ओर 
अन्तिम तीथक्वरके साधुओंके लिये तो अवश्य आचरणीय है 


१--श्राचेलक्कुदह स्सिय सिजायर-रायपिंड किहकस्से । 
वय जेट्-पडिक्कयणे मासं पजोसवर्ण कप्यो ॥ 
_्चू० क०, ४ उ० | भ० आा० गा० ४२१ । 
२--श्राचेलक्कुद सिय-पडिक्कमण रायपिंड-मासेसु । 
पण्जुमणुकप्पम्मि य अट्डियकप्यों मुणेयव्तों ॥स्यो 
सिजायर पिंडम्मिय चाउजामे य पुरिसजेट्ट य | 
कितिकम्मस्स य करणे दियक्रप्पो मज्किमाणं पि ॥१०॥१ 
--पशञ्चा०, विच० १७ । 


४ञपर जै० सा० ह०-पूर्ष पीठिका 


किन्तु मध्यके बाईस तीथंड्ूरोंके साधुओंके लिये अवश्य आचर- 
णीय नहीं है। इसीसे प्रथम भौर अन्तिम तीर्थकुरका धर्म अ्रचेल्ल 
बतलाया है और शेष बाईस तीथंडूरोंका धर्म सचेल् अचेल दोनों 
बतलाये हैं । यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि जैसे प्रथम और 
अन्तिम तीथंडुरका धर्म अचेल ही बतलाया है बेसे मध्यके शेष 
बाईस तीथड्डरोका धर्म सचेल ही नहीं बतलाया । किन्तु अचेलके 
साथ साथ सचेल भी बतलाया है। अथोत्‌ जब कि प्रथम ओए 
अन्तिम तीथदूुरके साधुओके लिये अचेल रहना अनित्रार्य था 
तब मध्यके बाइईस तीथड्डरोंके साधुओंके लिये अचेल रहना अनि- 
वाये नहीं था, परिम्थितिवश बे सचेन्न भी रह सकते थे। इस भेद 
का कारण था उस समयके साधुजनोकी मनोदृत्ति, जिसका निर्देश 
पाश्वेनाथके चतुर्यामका वर्णन करते समय किया गया है । फिर 
भी स्पष्ट करणके लिये पद्चाशकसे नटका दृष्टान्त उद्धृत किया 
जाता है । 

प्रथम तीथक्वरका कोई साधु भिक्ाके लिये गया। मार्गमें नट 
का खेल देखकर देरसे लोटा । किन्तु चूंकि वह ऋजु--सरलह्ृदय 
था इसलिये उसने गुरुसे निवेदन कर दिया कि मैंने नटका खेल 
देखा है। आचार्यने उसे मना करते हुए कद्दा कि साधुको नटका 
खेल नहीं देखना चाहिये | उसने गुरुकी आज्ञा स्वीकार कर ली । 
दूसरे दिन बह पुनः भिज्ञाके लिये गया और मार्गमें किसी बहु- 
रुपियाका स्वांग देखकर लौटा और गुरुसे पूर्बत्‌ निवेदन कर 
दिया। गुरु बोले--हमने तो कल तुमसे मना किया था। बहू 
बोला--आपने तो नटका खेल देखनेके लिये मना किया था, मैंने 
तो बहुरुपियेका स्वांग देखा है। उसे देखनेके लिये तो आपने 
मना नहीं किया था। तब शआआचार्यने इस प्रकारके सब बिनोदोको 
देखना त्याज्य बतलाया और साधुने स्वीकार करके फिर नह । 


संघ भेद ०९ 


देखा | इस तरह प्रथम जिनके साथ हृदयके रूरत्न किन्तु बुद्धिके 
मन्द होते थे । जितना कद्दा जाता उतना ही सरलतासे मान लेते 
थे। आगे विचार नहीं करते थे । यही बात उस समयके गृहस्थों 
की भी थी। अतः उन सबका ऋजु किन्तु जड़ कहा है । 

मध्यके बाईस तीथ्थड्डरोंके अनुयायी शिष्य सरल द्वोनेके साथ 
साथ बुद्धिमान भी थे। अतः नटके खेल देखनेका निषेध करने 
पर अपनी बुद्धिसे ही वे समझ जाते थे कि इस प्रकारके सभी 
विनोद्‌ त्याज्य हैं। किन्तु अन्तिम जिन महावीरके शिष्य बुद्धिहीन 
होनेके साथ साथ कुटिलमति भी थे इसलिये उन्हें वक्रजड़' कहा 
है। थे यदि नटका खेल देखकर लौटते तो प्रथम तो कहते ही 
नहीं थे और देरसे लौटनेका कारण पूछने पर तरह तरहके बहाने 
बना देते थे । इसलिये प्रथम और अन्तिम जिनके साधुओंके 
लिये 'अचेल' अवश्य करणीय कहा गया था। किन्तु इतना 
स्पष्ट निर्देश करने पर भी उनकी तथोक्त वक्रजड़ताने 'अचेल' 
और नाग्न्य जैसे स्पष्ट शब्दोके अर्थमें भी परिवर्तन करके वस्त्र 
परिधानकी गुंजाइश ही नयी निकाली किन्तु आचेलक्य नामक 
स्थितिकल्पका एक तरहस सफाया ही कर दिया । 


भ० महावीरके पश्चात्‌ वस्रक्री स्थितिपर प्रकाश 

___प्रकृत विषय पर प्रकाश डालनेके लिये सबसे प्रथम हम 

*--वंका उ ण साहंती पुट्टा उ भंति उश्द कंठादी । 

पाहुणंग सद्ध ऊसव गिहिणों वि य वाउलंतेबव ॥५३५८॥ 

'पश्चिमतीर्थकरसाघवो वक्रत्वेन किमप्पकृत्य प्रतिसेब्यापि न कथयंति 
नालोचयन्ति, जडतया च जानन्तोउजानन्तो वा भूयध्तथवापराधपदे 

प्रबर्तन्ते । एवं गद्दिणो5पि बक्रजड़तया साधून्‌ व्यामोहयन्ति ।? 
“-चू० कल्प | 


४१० जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


आचारांग सूत्रको ही लेना उचित सममते हैं क्योंकि उसमें मुनियों- 
के आचारका वर्णन है-- 

यहाँ यह स्मरण रग्बना चाहिये कि मुनियोंके दस कल्पोंमें एक 
कल्प आचेलक्य है ओर एक कढ्प पद्च महात्रत है। हिंसाका 
त्याग, असत्यका त्याग, अदत्तका त्याग, त्रह्चय और परिग्रहका 
त्याग ये पाँच महात्रत हैं। आचेलक्यको परिग्रह त्यागसे अलग 
गिनाया हे । 

आधचारांगके लोकसार नामक पाँचवें अध्ययनमे परिपग्रहके 
त्यागका उपदेश देते हुए लिखा है-“लोकमे जितने परिप्रह 
वाले हैं उनकी परिप्रह अल्प दो या बहुत, सूक्ष्म दो या स्थूल, 
सचेतन हो या अचेतन, वे सच्च इन परिग्रह वाले गृहस्थोमे दी 
श्रन्तभू त होते हैं । इन परिप्रह वालोंके लिये यह परिप्रह महाभय 
का कारण है। संसारकी दशा जानकर इसे छोड़ो । जो इस परि- 
प्रहको जानता भी नहीं है उसे परिप्रहसे होनेवाला भय नहीं 
द्वीता' |! 

आगे भी सूत्र १४२ में इसी बातका समर्थन किया है कि 
लोकमे जितने भी अपरिग्रही साधु हैं वे सब अल्प परिप्रहका 
भी त्याग कर देने पर ही अपरिप्रहो हाते है। 


ु आचारांगके उक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि अभ्रपरिग्रही साधके 
लिये थोड़ा सा भी परिग्रह रखना डचित नहीं माना गया। ऐसी 


१-- आवती केयावंती लोगसि परिगाहा वंती से श्रप्प॑ वा बहु वा 
अऱु वा थूल वा चित्तमत वा अचित्तमत वा एएसु चेब परिगाह्ववंता, 
एतदेव एगेसिं महब्मय भवह, लोगवितं चरणुं उवेहाए, एए सगे 
अ्रवियाण श्र १५० |? 





संघ सेद ११ 


स्थितिमें श्वेताम्थर सम्प्रदायमें जो साधके लिये अनेक प्रकारकी 
डउपधियाँ बतलाई हैं उनकी संगति नहीं बैठ सकती। यह बात 
अाचारांग चूणिके रचयिताकों तथा टीकाकारकों भी खटकी। 
ध्यत्तः उन्होंने उक्त सत्रकी अपनी अपनी वध्याख्याओंमें इस आपत्ति 
को पूबे पक्तके रूपमें रखकर उसका जो समाधान किया वह मी 
दृष्टव्य है। 


आव० चू० में लिखा है--“यदि अल्प या बहुत, सूक्ष्म या 
स्थूल, चेतन या अचेतन बस्तुकों अहण करना परिम्रह है तो जो ये 
शररीर मात्र परिग्रह वाले ओर हस्तपुटमें आहार करने वाले हैं, वे 
ही अपरिग्रही हुए । जैसे वोटिंग (दिगम्बर साध ) वगेरह क्योंकि 
उनके पास अल्प भी परिप्रह नही होती । और जब वे ही अपरि- 
प्रही हैं तो शेष ब्रत भी उन्हींके होंगे, त्रत होने पर संयम ओर 
संयम से मोक्ष भी उन्हींको होगा। किन्तु ऐसा नहीं है क्‍योंकि 
बोटिकोंके पास जो जलपान्र और उनका शरीर है वही परिप्रह 
है । बद्दी उनके भयका कारण है । 


आचार शीलांकने उक्त सत्रको अपनी टीकामें भी आ० चू० 
की तरह ही शह्का समाधान लिखा है--बोटिक भी पीछी रखते हैं 
शरीर रखते हैं, भोजन अहण करते हैं। शायद कहा जाये कि 
ये सब चीजें धर्ममें सहायक हैं तो वख्र पात्र वगेरह भी धर्मके 
साधन हैं, अत' द्गिम्बरका आग्रह रखना व्यथ है। 


उक्त समाधानसे टीकाकारोंकी मनोवृत्तिका पता चल्नता है, 
सभीने प्रायः इसी प्रकारके कुतकका आश्रय लिया है। अस्तु, 


आगे आ०चा० स० ( १८२ ) में अचेलताकी प्रशंसा करते 
हुए लिखा है-- 


४१२ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


“इस प्रकार सु-आख्यात धर्ंवाला ओर आचारका परिपालक 
जो मुनि कमंबन्धके कारण कर्मोको छोड़कर अचेल-वस्त्ररद्दित 
रहता है उस भिक्ुको यह चिन्ता नहीं सताती, मेरा वस्र जीरा 
हो गया है बस्र भागूगा या जीणे वदश्चको सीनेके लिये धागा 
सागूगा, सुई मागूगा, फटे वस्लरको सीऊूगा, यदि वस््न छोटा 
हुआ तो उसमे अन्य वस्नरको जोड़कर बड़ा करूँगा, बड़ा हुआ 
तो फाड़कर छोटा करूँगा तब उसे पहनूँ गा या ओदूँ गा । अथवा 
अ्रमण करते हुए उस अचेल भिक्ुको टृणस्पश होता है, ठंढ 
लगती है गर्भी लगती है, डांस मच्छर काटते है। श्रचेलपनेमें 
लाघव मानता हुआ वह भिक्ु परस्परम अविरुद्ध अनेक प्रकारकी 
परीषहोको सहता है। ऐसा करनेसे बहू तपका भले प्रकार 
धारण करता है। जैसा भगवानने कहा है उसे ही सम्यक्‌ 


० * 


जानी। इस प्रकार चिरकाल तक संयमका पालन करनेवाले 

महावीर भगवानने भव्यजीवोंको जो तृणस्पर्श आदिका सहन 

करना बतलार लाया है उसे सहन करो' ॥ लू रैठर | 

(६) “एयं खु मुणी आयाण सया सुयक्लायपम्मे विहू यकप्पे निम्फोसइत्ता 
जे अचेले परिवुसिए तस्स ण॑ मिक्‍्खुस्त नो एव भव३-परिजुण्ण मे 
वत्पे वत्यं जाइत्सामि, सुत्त॑ जाइस्सामि, सूई जाइस्सामि, संधि- 
स्तामि, सं|तिश्स।|मि, उक्कततिस्तामि, वुस्कसिस्सामि, परिहिस्तामि, 
पाउशिस्सामि | अदुवा तत्थ परिक्कमत भुजा अचेल तणफासा 
फुसंति, सीयफासा फुसति, तेउकासा फुसति, दंसमसकफासा फुर्तात, 
एगयरे श्रत्नयरे विरूवरूवे फासे श्रह्यासेइ अचेले लःघव श्रागम- 
माण | तेवे से अभिशमन्नागए भवइ, जहेयं भगवया पवेइय तमेब 
अमिसमिश्या, सब्बश्रो, सब्वत्ताए संमतमेव समभिजाणिजा | एवं 


तेसिं महाबीराण चिरराय॑ पुब्बाईं वासाणि रोयमाण पास अहिया- 
सिय॑ं ॥ सूच १८२ ॥? 


संघ भेद ड्!्३े 


इस प्रकार अचेलकतामें लाघव बतलाकर आगे विमोक्षाध्य-- 
यनमें वद्चका विधान करते हुए कहा है-- 

“जो भिक्षु तीन वल्न ओर चौथा पात्र रखता है उसे ऐसा 
नहों होता है कि चौथा बस्त्र मागूँगा। ( यदि उसके पास बख्र न 
हं। ओर शीतकाल आ जाये तो उसे ) एषणाके अनुसार ही वस्त्र 
मॉगने चाहिये और जैसे भिलें बेसे ही रखने चाहिये। उन्हें 
घोना नही चाहिये, धोकर रेगे हुए बस्र नहीं रखने चाहिये। 
ग्रामान्तरको जाते हुए बस्चोंको छिपाना नहीं चाहिये। इस प्रकार 
वह श्रवमचेलक-अथोत्‌ अल्पवल्वाला साधु द्वोता है। यह वस्त्र- 
धारी साधुकी सामग्री है | जब शीतकाल बीत जाय और मीष्म 
ऋतु आजाय तथा बशख्नर यदि जी न हुए हो तो उन्हें कहीं रख दे 
( और नग्न विचरण करे, यदि शीतकाल चले जाने पर भी ठंड 
पड़ती हो तो ) बस्त्रोंकी अपने पास रखे, जब आवश्यक हो तब 
ओद्ले, आवश्यकता न हो तब उतार दे । अथवा तोनमें से दो 
बश्न रख ले, अथवा एक शाटक रख ले अथवा अचेल हो जाये '। 

० २०८, २०६ |? 

इले गे दो वस्त्र रखने वाले भिकछुके सम्बन्धमें भी यही 
विधान किया है ओर लिखा है कि जिस भिक्ुको यह मालूम हो 
कि मै अशक्त हूं ओर गृहस्थोंके घर जाकर भिज्षाचार नहीं कर 
१ “जे भिक्‍्खु तिहिं वत्येहिं परिवुसए, पायचउत्थेहिं तस्स ण॑ नो 
०७वं भवइई चउत्थं वत्थ जाइस्सामि, से अद्देसणिजाइ वत्थाईं जाइजा 
अदर्धपरिगहियाहूं वत्थाइ धारिजा, नो घोयरचाइ वत्याइ घारिजा, ऋप- 
लिश्रोबमाणे गामंतरेसु श्रोमचेलिए, एवं खु वत्यघारिस्स सामग्गिय ॥? 
“अरइ पुण एवं जारिजा- उवाइक ते खत्लु देमते मिम्दे पडिबन्ने श्रह्म-- 
परिजुन्नाईं वत्थाइं परिट्ठविजा, अदुवा संतरुत्तरे श्रदुवा श्रोमचेले अ्रदुबाः 
एगसाडे श्रदुवा अचेले ॥सू० २०८, २०९॥” 





छह भऔै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


सकता उसको यदि कोई भोजन लाकर दे तो उसे लोटा देना 
चाहिये। आगेके सूत्रमें ऐसे रोगी साधुके लिये भक्तपरिक्षाके 
द्वारा जीवन त्याग देना आवश्यक बतलाया है किन्तु आचार 
खण्डन करनेका निषेध क्रिया है| आगे लिखा है-- 

जो भिक्षु अचेल संयमको धारण करता है उसे यदि यह 
विचार आये कि मै ठृण स्पर्शकी बाधा सह सकता हूँ, शांत स्पशें 
की बाधा सह सकता हूं, उष्ण स्पर्शकी बाधा सह सकता हूँ, 
डांस मच्छरकी बाधा सह सकता हूं किन्तु लज्जाओे प्रच्छादनको 
छोड़नेमे असमर्थ हूं तो बह कटिबन्ध-लंगोटी धारण करता हैं । 

इस तरह आचारांगमे बस्त्रधारी साधुके लिये,भी मात्र शीत 
ऋतुमें तीन वस्त्रोंका विधान किया है ओर श्रीष्मऋतुमे संतरुत्तर 
अथवा ओमचेल अथवा एकशाटक अथवा अचेल ही रहनेका 
निर्देश किया है। 

स्थानांग'मे पॉच बातोको लेकर अचेलका प्रशस्त बतलाया 
है-- « प्रति लेखना अल्प होती है, २ प्रशस्त लाघव रहता है, 
विश्वास करने योग्य रूप हे, तपकी अलुज्ञा हैं ओर विपुल इन्द्रिय 
निग्रदका कारण हे। 

तथ/ स्थानांग'मे भी वस्त्र धारण करनेके तीन कारण बतलाये 
हैं--१ लज्जा निवारण, ग्लानि निवारण और परीषद निवारण-- 


१--यूत्र २२० । 

२--पंचहि ठाणेहिं अचेलए पसत्ये भवइ । त जहा-अप्पा 3डि- 
लेद्दा, लाघविए, पतत्ये, रूवे वेसासिए,, तवे अ्रगुश्णाएं, विडले इदिय- 
निर्गहे । ( सू० ४४५५ )--स्था० ५ ठा०, ३ उ० , 

३--तिह्टि ठाणेहिं वत्थं घरेजा | त०--हिरिपत्तियं, दुगुछापत्तिय 
परीसहपत्तियं || १७१ सू० ॥[+-र्था० | 


संघ भेद डर 


शीत उच्ण डांस मच्छुरको परीषहसे बचना । इस सूज्रकी टीकामें 
एक गाथा' उद्धृत है, जिसमें बतलाया है कि लिंगके विकारोंको 
ढांकनेके लिये वस्त्र बतलाया है। सारांश यह है कि उक्त पाँच 
कारणोंसे प्रशस्त तो अचेल ही है किन्तु जो साधु शीत आदिके 
कष्टको सहन करनेमे असमर्थ हो, या लज्ञाको जीतनेमें अशक्त 
हो, स्त्रीको देखकर जिसके अंगमे विकार उत्पन्न हो जाता हो या 
जिसका पुरुष चिन्ह ऐसा हो जिसे देखकर ग्लानि पेदा हो, तो 
उसके लिये ऋतु अनुसार तीन वस्त्रोकी अनुजझ्ञा थी। यह आचा- 
रांस आदिके अवलोकनसे स्पष्ट होता है । 


किन्तु तथोक्त प्राचीन उपलब्ध आगमोंमें पाई जानेवाली उक्त 
स्थितिको भा छत्तर कालके ग्रन्थकारों ओर -टीकाकारोने भरसक 
अ्ष्ट करके वस्त्र पात्रवादके प्रचारको ही अपना लक्ष्य बनाया , 
ओर उसीके पोषणमें अपनी शक्ति और श्रद्धाका उपयोग किया | 
इसके लिये सबसे प्रथम जिनकल्प और स्थविर कल्पका आश्रय 
लिया गया। ( कछिसी प्राचीन अंगमें इनका निर्देश भेरे देखनेमे 
नहीं आया। वृहत्कस्पसूत्र' मे ही मुझे उनका प्रथम निर्देश मिला 
है।) और आचारांगके अचेलकता प्रतिपादक उल्ले खोंको जिनकल्प 
का प्रतिपादक करार दिया गया। आगमोंमें जो ककोर आचरण 
बर्शित था वह सब जिनकल्पका आचार बतलाया गया। और 
फिर जिन कल्पके विच्छिन्न होनेकीं घोषणा कर दी गई कि जम्बू 


१--“श्राइ च-वेउव्यि वाउडे वाइए य हिरि खद्ध पजणणे चेव | 
एसि अगुग्गहद्ठा लिगुदयट्टा य पट्टो उ ॥?? 


२--छव्विद् कप्पठिई पन्नत्ता, तं जदहा--जिण कंप्प ठिई, येर कप्प- 
ट्विइ त्ति वेमि ॥ 


४१६ जै० सा» इ०-पूर्वे पीटिका 


स्वामीके मोत्त जानेके पश्चात्‌ कोई जिनकल्प धारण नहीं कर 
सकता । 

इस घोषणाका श्रेय जिन भद्रगणि क्षमाश्रमण महाराजकों 
है उनके बिशेषावश्यक भाष्यमें ही जिनकल्पका विच्छे १ करनेवाली 
गाथा पाई जाती है। वस्त्रका जोरदार समथेन भी उसोमे मिलता 
है। तथा अचेनक वास्तविक अर्थमे परिवर्तेत भा उनकी कऋृतिमे: 
देखा जाता है । 


अचेलक और नाग्न्यके अथमें परिवतन 


आधचारांगके अचेलकता प्रतिपादक वाक्योंकों जिनऋलपका 
करार देकर ओर जिनकल्पके विच्छिन्न होनेकी घाषणाके पश्चात्‌ 
दूसरा कार्य यह किया गया कि अचेज्न और नाग्न्य जैसे स्पष्ट 
शब्दोके भी अथमे परिबर्तन कर डाला गया । 


'धूहत्कल्पसूत्र ओर विशेषावश्यकभाष्यमें अचेलके दो भेद किये 
हैं---एक संताचेल ( वस्त्र रहते हुए भी अचेल ) और एक अखंत 
चेल ( वस्त्राभाव होनेसे अचेज्न )। तीथंझूरोंको असंतचेल बत- 
लाया है क्योंकि देवदूष्यके गिर जानेके पश्चात्‌ उनके पास सबंदा 
ही वस्त्रका अभाव रहता है। शेष सभी साधुश्रोंको जिनमें जिन- 
कल्‍्पी भी आ जाते हैं, संताचेल कहा है क्योंकि उनके पास रजो- 


३--मण परमोहि-पुलाए आहारग-खबग उवसमे कप्पे । 
संजमतिय केवलिसिज्कणा य ज॑बुम्मि बुच्छिदणा ॥२५६३॥" 
“--वि० भा० 
२-<ुविहो होंति श्रचेलो, संताचेलो अ्रसंतचेलो य | 
तित्थगरा अ्रसंत चेला संताचेला मे सेसा |--ह० क० 


हंच भेद डा१छ 


हरण और सुँ हपट्री अचुश्य रहती है अतः वे वस्ध रहते हुए भी 
अचेल कहे जाते हैं । इस पर यह शक्ल की गई कि बरत्र रहते 
हुए अचेल कैसे कहा जा सकता है ? तो "उत्तर दिया गया कि 
शास्त्रमें, लोकमें, वस्त्रके रहते हुए भी अचेल कहनेकी रूढ़ि है । 

साशंश यह है कि अचेलके दो भेद किये गये एक मुख्य और 
एक गौण । मुख्य अचेल केवल तीथंकुर थे । आजकलके लोगों के 
लिये मुख्य अचेलपना उपकारी नहीं हो सकता । 


शअ्रतः जो मुनि एपणा समितिके द्वारा प्राप्त निर्दोष, जी, 
निस्सार और अल्प वस्त्र धारण करते हैं या कदाचित्‌ वस्त्र धारण 
करते हैं वे सचेल होते हुए भी उपचारसे अचेल कहे जाते हैं । 
जैसे कोई मनुष्य नद्दीको पार करते समय अपने सब वस्त्र उतार 
कर सिर पर रख लेता है तो लोग वस्त्र द्वोते हुए भी उसे नंगा ही 
कहते हैं बैसे ही वस्त्र रहते हुए भी मुनि अचेल कहे जाते हैं। 
तथा जैसे कोई स्त्री फटी हुई जीर्ण साड़ी पहिने हुए है। वह 
जुलाहेके पा+ जाकर कहती दै--हे जुलाहे ! मेरे लिये जल्दी 


१-- सदसंत चेलगो5चेलगो य ज॑ लोगसमयसंसिद्धों । 
तेणाचेला मुणश्रा संतेहि जिया असंतेदि ॥र५६८ ॥ 
परिसुदु जुण्ण कुच्छिय थोबाइनिययब्नभोगभोगे्िं । 
मुणओ मुच्छारहिया संतेहि झचेलया होंति ॥२४९६०॥ 
जह जलमवगाहंतो बहुचेलो वि सिरवेट्टियकडिल्लो । 
भण्णइ नरो छचेलो तह मुखझो संतचेला वि ॥२६००॥ 
तह थोवजुमकच्छियचेलेदि वि भन्नएः अचेलोत्ति | 
जह तुर सोलिय लहुँदो बोत्ति नग्गिया मोत्ति ॥९६० १॥। 

“विशे० भा० 

२७ 


ध्श्ष जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


साड़ी घुनकर दो, में नगो फिरती हूं। वैसे ही साधु भी अल्प, 
जीण और निस्सार बस्त्र घारण करनेके कारण अचेल कहा 
जाता है । 

इसी तरह 'दशवेकालिकमें एक गाथा आई है जिसमें बत- 
लाया है कि नग्न साधुको आभूषणोसे क्या प्रयोजन ९ इस गाथा 
के “नगिणस्स' शब्दका अर्थ चूणिकारने तो नग्न ही किया है। 
यथा--'नगिणो णग्गो भरणइ” । किन्तु टोकाकार हरिभद्र' सूरिने 
नग्नके उचरितनग्न ओर निरुपचरित नग्न दो भेद करके कुचेलवान 
साधुको उपचरितनग्न और जिसकल्पीको निरुपचरित नग्न कहा है। 


इस तरह अचेलका उपचरित अर्थ जीए फटा हुआ और 
निस्सार कुचेल अर्थ करके इस प्रकारके वल्नधारी साधुको उपचार 
से अचेल कहा गया। किन्तु जब इस प्रकारका कुत्सित वस्त्र 
अरुचिकर भ्रतीत हुआ तो अचेलका अर्थ अल्पमूल्यचेल ( कम 
कीमती बम्त्र ) कर दिया गया। अथीत्‌ जो न फटा हो, न जीर्ण 
हो, न कुत्सित हो. किन्तु कम कीमतका हो, ऐसे बस्त्रधारी साधु 
भी अचेल ही हैं । 

इस तरह आचारांगसूत्र वृत्ति, स्थानांगसूत्रवृत्ति, उत्तराध्ययन- 
सूत्रवृत्ति, विशेषावश्यक भाष्य सवृत्ति; वृहत्कल्प भाष्य, पत्चाशक, 
जीतकल्प, प्रवचन सारोद्धार आदि सभी श्रेताम्बरय भ्रन्थामे 
अचेलताके आश्रयसे सचेलताका ही पोषण मिलता है , जो कि 
आचारांगके प्रतिकूल है| हम पहले लिख आये हैं कि आचारांग 


(-नरगिणस्स वा बि मुण्डस्स दीहरोमनहंसिणो । 
मेहुण-उवसंतस्स कि विभूसाई कारिआझ्न ॥६४॥ 


र--नग्नस्व वापि' कुचेलबतोउष्युपचरितनग्नस्य । निरुपच रितत- 
नग्नस्थ वा जिनकल्पिकस्येति सामाम्यमेब सूत्रम । 


संघ भेद $ १६, 


$ अनुसार अचेलका अथ वस्त्रका अभाव दी है; क्‍योंकि सूत्र 
२०८ में बतलाया है कि वश्त्रधारी साधु भी ग्रीष्म ऋतुमें या तो 
सान्तरोत्तर हो जाये, या ओमचेल हो जाये, या एक साटक हो 
जाये या अचेल द्वो जाये । 


शीलांकने इन शब्दोंकी व्याख्या फरते हुए लिखा हे--'शीत 
ऋतु बीत जाने पर वसत्रोको छोड़ देना चाहिये। अथवा क्षेत्र 
बिशेषके कारण यदि ठंढी दवा चलती हो तो शोतक' परीक्षा और 
अपनी शक्तिको देखकर सान्तरोत्तर हो जाये--अथोत्‌ शीतकी 
आशक्ासे वस्त्रका परित्याग न करके षासमें रक्खे । आवश्यकता 
होने पर श्रोढ़ ले । अथवा अवमचेल' हा जाये--एक वस्त्रको 
त्यागकर दो वस्त्र पास रखे, ओर धीरे घीरे शीतके चले जाने पर 
दूसरे वस्त्रको भी छोड़कर 'एकशाटक” हो जाये। अथवा शीतका 
अत्यन्त अभाव हो जाने पर उस एक वस्त्रकों भी छोड़कर अचेल 
हो जाये। अचेलके मुखवस्त्र और रजोहरण मात्र उपधि होती है । 


उक्त सूत्रके अनुसार निवस्त्र साधु अचेल, एक बस्त्रधारी 
एक शाटक, दो वस्त्रधारी अवमचेल ओर वस्त्रकों पास रखकर 

१ अपगते शीते बख्राणि त्याज्यानि, अ्रयवा ज्षेत्रादिगुणाद्‌ हिम- 
कशणिनि वाते वाति सत्यात्मपरितुलनाथ शीतपराक्षार्थ च सान्तरोचरो 
भवेत्‌-सान्तरमृत्तरं प्रावरणीयं यस्य स तथा, क्वचित्मावृणोति क्वचि- 
त्पाश्ववर्ति विभर्ति शीताशड्ूया नाच्यापि परित्यजति, अथवाउवमचेल 
एककल्पपरित्यागात्‌ ह्विकल्पधारीत्यर्थथ अथवा शनेः शनेः शीतेडप- 
गच्छुति सति द्वितीयकल्पमपि परित्यजेतू तत एकशाठकः संबृत्तः, 
अ्रथवाउ5त्यन्तिके शीताभावे तदपि परित्यजेदतोइचेलो भवति असो 
मुखवस्त्रिकारजोहरणमात्रोपधि: ।--श्राचा ० सु० बृत्ति, एू० २४२ | 





२० जे० ला० इ०-पूर्व णीडिका 


भी आवश्यकताके समय ही उसका उपयोग करनेवाला सान्तरोत्तर 
कहलाता है | 

अत; अचेलताके अथेमें जो परिबततन किया गया वह आचा- 
रांगके प्रतिकूल है। तथा उत्तराध्ययनके भो प्रतिकूल है। उत्तरा- 
ध्ययनमें अचेल परीषहका वणन करते हुए लिखा' है-- मेरे वस्त्र 
जी हो गये हैं श्रतः इनके नष्ट हो जाने पर मैं अचेल रहूँगा 
अथवा सचेल रहूँगा ( कोई मुझे वस्त्र दे दे तो ) भिछुको यह 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये। एक समय साधु अचेल तो एक 
समय सचेल रहता है अचेलताको धर्मका उपकारक जानकर 
ज्ञानीकों विकल नही होना चाहिये ।! 

यहाँ यह बतला देना उचित होगा कि अ्येताम्बर तथा दिग- 
स्वर दोनों सम्प्रदायोंमे साधुके लिये २२ परीषहोंको जीतना आब- 
श्यक बतलाया है। परीषहका मतलब अचानक उपस्थित होने 
वाली बाधा या कष्ट है । उन बाईस परीषहोमें शीतपरीषह, दंस- 
सशक परीषह ओर अचेल या नाग्न्य परीषह भी है। बस्त्र रहते 
हुए भी बस्त्रके पयोप्त नहोनेपर शीत परीषह हो सकती है । उसी 
तरह पूरे शरीरको ढांकने लायक वस्त्र न होने पर डांस भच्छरका 
भी कष्ट हो सकता है | किन्तु नाग्न्य परीषद् नग्न रहनेकी बाधा 


१ 'परिजुन्नेहि वस्येदिं होक्खामित्ति अ्रचेलए । 
अहुवा सर्चेलए होक्खं इति मिक्‍्खू न चिंतए, ॥ १शा 
एगया श्रचेलए होइ, सचेले यावि एगया । 
एय धम्महियं नच्चा नाप्यी शो परिदेवए ॥१३॥ ' 
““उत्तरा०, २ आअ० 
टीकाकार नेमिचन्दने भो यहाँ अचेलका श्रथ॑ चेलविकल किया है-- 
अल्प चेल आदि नहों । ले० 


संघ भेद डर 


सो त्तमी सता सकती है जब पुरुषेन्द्रिय भी निरावरण दो । किन्तु 
नाग्न्य परीषह जैसे स्पष्ट शब्दके अरथमे भी जो खींचातानी की 
गई है उसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है । 

तस्वार्थ' सूत्रके व्याख्याकार श्री सिद्धसेन गणिने लिखा है-- 
जाग्न्य परीषदका यह आशय नहीं है कि कोई उपकरण ही न 
रखा जाये, जैसे कि दिगम्बर साधु होते हैं। किन्तु प्रवचनमें कहे 
हुए विधानके अनुसार नाग्न्य होना चाहिये ।” बीचमें शिष्य प्रश्न 
करता है कि साधुछे दस कल्पोंमें 'अआ्राचेलक्य” कल्प भी तो आव॑- 
श्यक है ? उसका उत्तर देते हुए गणि जी कहते हैं--(तुम्हारा 
कहना ठीक है किन्तु वह आचेलक्य जिस प्रकार कहा गया है 
उसी प्रकार करना चादिये। तीर्थक्लरकल्प-जिनकद्प एक भिन्न ही 
है, तीर्थक्कुर जन्मसे तीन ज्ञानके धारी होते हैं और चारित्र घारण 
करने पर चार ज्ञानके धारी होते हैं। इसलिये उनका पाणिपात्र 
भोजीहोना और एक देवदृष्य धारण करना उचित है। किन्तु साधु 
तो उसके द्वारा उपदिष्ट आचारका पालन करते हैं, जीणे, खण्डित, 
ओर समस्त शरीरको ढ'कनेमें असमर्थ वस्त्र ओढ़ते हैं, इस 
प्रकार बस्त्र रखते हुए भी वे अचेलक दी हैं। जेसे नदी उतरते 
समय सिर पर कपड़ा लपेटे हुए मनुष्य सवस्त्र होने पर भी नग्न 
कहाता है वैसे ही गुछा प्रदेशको ढांकनेके लिये चोलपट्ट धारण 
करने वाला साधु भी नग्न ही है ।! 

मालूम होता है गणि जीके समयसें चोलपटू ध।रण करनेकी 
परम्परा थी। इसीसे उन्होंने वस्त्रधारीके नग्न परीषहका समश्रन 
नहीं किया। किन्तु चोलपट्ट रहते हुए अन्य परीषद्द तो दो सकती 
हैं किन्तु नाग्न्य परीषद नहीं हो सकती। इसका समर्थन नाग्न्य 

१-सूत्र ६-६ को व्याख्या । 


चर जैे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


परीषहके समर्थनमें दिये हुए आयरक्षितके उदाहरणसे भी द्ोता 
है। कथा इस' प्रकार है--आचार्य आर्यरक्षितने अपनी माता 

भायों भगिनी आदि सभी स्वजनोंको साध्वी बना दिया किन्तु 
उसके षिताने समझाने पर भी लज्जावश साधु पद स्वीकार नहीं 
किया। वह कहता--कैसे श्रमण बनूँ ? यहाँ मेरी पुत्रियाँ हैं 

बहनें हैं, नातनी है | इनके आगे मैं नंगा नहीं हो सकता | जब 
श्राचायेने बहुत कहा तो वह बोला--'यदि मुझे दो वस्त्र, कमंडल 
छाता, जूता और यज्ञोपवीतके साथ प्रश्नजित कर सकते हो तो मै 
साधु बननेके लिये तैयार हूँ ।! आचायने उसकी बात मानकर उसे 
दीक्षा दे दी । 


एक दिन आचाये साध संघके साथ चेत्य वन्दनाके लिये 
गये । वहाँ पहलेसे सिखाकर तैयार किये गये बालकोने कद्दा-'इस 
छाते वाले साधके सिवा हम सब साधओ्ोंकी वन्दना करते हैं। 
बह वृद्ध बोला--इन्‍्दोंने मेरे पुत्र पौत्र सबकी वन्दना की । मेरी 
बन्दना नहीं की । क्‍या मैंने दीक्षा नहीं ली ? तब बालक बोले-- 
दीक्षा ली होती नो छाता कमण्डलु बगेरह तुम्हारे पास कैसे होता ? 
बुद्धने आचायेसे कहा--पुत्र ! बालक भी मेरी हँसी करते हैं । 
श्रत: में छाता नही रखूँगा। इसी तरह प्रयत्न करके धोतीके 
सिवाय सब चीजोंका त्याग वृद्धसे करा दिया गया। किन्तु किसी 
भी तरह वह धोती त्यागनेके लिये तैयार नहीं हुआ | 

एक दिन एक साधका स्वर्गंवास हो गया। तब आचायेने 
बृद्धसे घ.तीका त्याग करानेके लिये अन्य साधओंसे कहा--जों 
साधु इस मृत साधुको कन्धों पर उठायेगा , उसे बड़ा पुण्य 
होगा। बृद्धने पूछा-पुत्र ! क्‍या इससे बहुत नि्जरा द्वोगी । 

१--उत्त०, २अ०, ए० २३। 


संघ भेद ४२३ 


आचाये बोले--इसमें बहुत उपसगगे हो सकते हैं यदि सह सको 
तो ठीक है। उसने स्वीकार किया। सब साधु उसके पीछे दो 
गये। जब उस वृद्धने उस खत साधुकों अपने द्वार्थोमें उठा लिया 
तो सिखाये हुए बालकोंने साधुकी धोती खोल दी। लज्वासे पीड़ित 
होकर ज्योंद्ी बह उस शवको नीचे रखने लगा तो दूसरे साधुओं 
ने कह्ा--नीचे मत रखो । इतनेमें किसीने तन्तु द्वारा एक चाल- 
पट्टकक उसकी कटिमें बाँध दिया । वह लज्वावश उस शबको द्वार 
तक ही पहुँचाऊर लोट आया ओर आचायसे बोला--पुत्र | आज 
बड़ा उपसगे हुआ । तब आचाय  बोले--इन्हें घोती लाकर पहना 
दो। वृद्ध बोला-जो हुआ सो हुआ, धोती रहने दो, चोल्लपट्टक 
ही ठीक है! । 

अतः चोलपट्टक मात्रके रहते हुए उपबरित नाग्न्य परीषद हो 
सकती है किन्तु दो तीन वल्लोंके रहते हुए तो उपचरित नाग्न्य 
परीषह भी संभव नहीं है, अस्तु । 

इन्हीं आये रक्षितके स्वरगंवासके पश्चात्‌ श्वे ताग्बर सम्प्रदाय- 
में धीरे धीरे उपधियोंकी संख्यामें वृद्धि हुई , यह बात श्र ताम्बर 
विद्वान भी स्वीकार करते हैं । मुनि कल्याण विजय जीने लिखाएे 
है--'आये रक्षितके स्वरगंवासके पश्चात्‌ धीरे घीरे साधुओंका 
निवास बस्तियोंमें होने लगा। और इसके साथ ही नग्नताका भी 
अन्त होता गया। पहले बस्तीमें जाते समय बहुधा जिस कटि- 
बन्धका उपयोग होता थ। बह बस्तीमें बसनेके बाद निरन्तर होने 
लगा। धीरे धीरे कटिवस्धका भी आकार प्रकार बदलता गया। 
पहले मात्र शरीरका गुह्य अंग ही ढकनेका विशेष ख्याल रहता 


१--अभ्र० भ० म०, ए० २६२। 


परेड जै० सां० ह०-पूर्व पीढिका 


था पर बादमें सम्पूं नग्नता ढांक लेनेकी जरूरत समझी गई 
आर उसके लिये वस्रका आकार प्रकार भी बदलना पड़ा। फलतः 
उसका नाम कटिबन्ध मिटकर चुलपट्ट-छोटा बख्र पड़ा ।' 

यह तो हुआ वस्नरके जिषयमें । अन्य उपाधियोंके विषयर्म वे 
लिखते हैं - 'पहले प्रति व्यक्ति एक ही पात्र रखा जाता था। पर 
आये रक्षित सूरिने वषोकालमें एक मात्रक नामक अन्य पात्र 
रखनेकी जो आज्ञा दे दी थी उसके फल स्वरूप आगे जाकर 
मात्रक भी एक अवश्य धारणीय उपकरण हो गया। इसी तरह 
भोलीमें भित्ता लानेका रिवाज भी लगभग इसी समय चालू 
हुआ जिसके कारण पात्रनिमित्तक उपकरणोंकी ब्ृद्धि हुई। 
परिणाम स्वरूप स्थविरोंके कुल १४ उपकरणोकी वृद्धि हुई, जो 
इस प्रका( है--९ पात्र, २ पात्रबन्ध, ३ पात्र स्थापन ४ पात्र 
प्रमाज॑निका £ पटल, ६ रजल्लाण, ७ गुच्छक, ८-६ दो चादरें, 
१० ऊनी वस्त्र( कम्बल ) ११ रजोहरण, १२ मुख वस्त्रिका, १३ 
मात्रक और १४ चोलपट्टक । यह उपधि औधिक अथोत्‌ सामान्य 
मानी गई ओर आगे जाकर इसमें जो उपकरण बढ़ाये गये वे 
'ओझोपगरहिक' कहलाये । ओपग्रहिक उपधिमें संस्त,/रक, उत्तर 
पट्टक, दंडासन ओर दंड, ये खास उल्लेखनीय हैं। ये सब उपकरण 
आजके “| ताम्बर जैन मुनि रखते हैं । 

आचार्य हरिभद्रने (६० ७२०-७८०) अपने संबोध' प्रकरणमें 
अपने समयके चेत्यवासी कुगुरुओंका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे 
केशलोच नहीं करते, प्रतिमा धारण करते शरमाते हैँ । शरीर परका 
मैल उतारते हैं, पादुकाएँ पद्िनकर िरते हैं और बिना कारण कटि- 


२--कीवो न कुणइ लोयं लजह पडिमाइ जल्लमुवणोई । 
सोवाइणो य हिंडइ बधह कटिपट्यमकण्जे! ॥३४॥ 


संघ भेद ड्रेप 


$ 

अस्त्र बांधत हैं। उन्होंने उन्हें 'क्लीब” कट्दा है । इससे श्रकट होता 
है कि विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दी तक ञ्ताम्बर साधु भी 
कारण पड़ने पर ही वस्त्र धारण करते थे। सो भी कटिवस्त्र | 
यदि कटिवस्त्र भी निष्कारण धारण किया जाता था तो धारण 
करनेवाले साधुको कुसाघु माना जाता था | 

ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट है कि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अशक्ति 
या लाचारी में द्वी वस्त्रका उपयोग करनेकी भ्ाज्ञा थी। उसीका 
दुरुपयोग करके वस्त्रका समर्थन किया गया और आपवादिक 
मार्गको औत्सर्गिक मार्गका रूप दे दिया। 


मंखलिपुत्त गोशालकूका जीवनबृत्त 

किन्हीं विद्वानों' का ऐसा विश्वास है कि महात्रीरने जो अचेल 
कताको अपनाया, यह उनपर उनके शिष्य ओर बादको आजीविक 
सम्प्रदायके गुरु मखलिपुत्त गोसालकका प्रभाव है। अतः नीचे 
उसी पर प्रकाश डाला जाता 

आजीविकोंका कोई साहि₹4 प्राप्त नहों है जिसके आधार पर 
उनके विषयमें कोई जानकारी प्राप्त की जा सके। हा, श्वे ताम्बर 
जैन और बौद्ध साहित्यमें आज्ीबिक सम्प्रदायके संस्थापक मंख- 
लिपुत्त गोशालकका वर्णन मित्ञता है। भगवती सूत्र ( १५ श० 
१ 3५ ) में गोशालक की जीवनी बिस्तारसे दी है। प्रथम यहाँ 
हम उसे दे देना उचित समभते हैं । 

'बह मंखलि नामक एक मंख ( चित्रपट दिखाकर जीवन 
निवांह करने वाला भिकछ्ुक) का पुत्र था| एक बआाह्षणकी गोशाला 

१--इन्साइ० ह० रि०, ५० १४८ से २६८ | से० बु० ई०, जिं० 
४५, प्रस्ता० ४० १६ । 


४२६ जै० सा० ६०-पूव पोठिका 


में उसका जन्म हुआ था इसलिये उसे गोशालक कहते थे। जब 
गोशालक युवा हुआ तो बह भी अपने पिताकी तरह द्वाथमें 
चित्रपट लेकर अपना जीवन निबोह करने लगा । 


उस समय भगवान्‌ महावीर तीस वर्ष तक घरमें रहकर प्रश्न- 
जित हो चुके थे । और प्रथम वषोबास बिताकर द्वितीय वषोवास 
नालन्दाके बाहर तन्तुवाय शालामे बिताते थे । उस समय मंखलि- 
पुत्र गाशालक हाथमे चित्रपट लिये, गाँव गॉँजमे मिज्षा सांगता 
हुआ वहाँ श्राया, और अन्यत्न स्थान न मिलनेसे उसी तन्तुवाय 
शालामें 'भाग्ड' रखकर ठहर गया । 


एक मासके उपवासके पश्चात्‌ भगवान महावीर पारणाके 
लिये राजगृही गये। वहाँ आहार दोनेके उपलक्षमें पद्नाश्वर्य 
हुए। सब ल्लोगोंमे इसीकी चचो थी। गोशालकने भी यह बाद 
सुनी, और उसकी सत्यताका निर्णय करनेके लिये वह राजगृददी 
गया। वहाँसे लौटकर वह महावीर भगवानके पास आया ओर 
विधिपूवंक नमस्कार करके बोला-शआप मेरे गुरु हैं. और मै 
आपका शिष्य हूं। भगवान्‌ चुप रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया । 


एक दिन भगवान वहॉसे विहार कर गये। गोशालकने उन्हें 
सर्वत्र खोजा । न मिलने पर पुनः उसी तन्तुवाय शालामें आया 
ओर अपने वस्त्र, भारड, जूते, चित्रपट वगैरह एक ब्राह्मणको दान 
कर दिये और दाढ़ी मूह तथा सिरके बाल मुँड़ा लिये । 


वहॉसे निकलकर धूमता फिरता वह कोल्लाग सन्निवेशमे 
अाया। उस समय महावीर यहां ठहरे थे और सबंत्र उनकी ही 
चर्चा थी। उसे सुनकर गोशालकने सोचा--ध्माचार्य धर्मोपदेशक 
श्रमण भगवान मद्दावीरकी जैसी ऋद्धि, युक्ति, यश, बल, वीये, 


संघ सेद ४२७ 


ई 
सत्कार, पुरस्कार, पराक्रम है बैसा किसी अन्य श्रमण अथवा 
ब्राह्मगका नहीं है। अतः यह चचो अजश्य उन्होंकी है। यह 
सोच कर वह खोजता खोजता उनके पास पहुँचा और विधिपूर्वक: 
नमस्कार करके बोला-आप मेरे गुरु हैं, में आपका शिष्य हूं । 

इसके पश्चात्‌ गोशालक छे वर्ष तक महावीर भगवानके साथ 
रहा । 

एक दिन शरदऋतुके प्रारम्भमें भगवान महावीर गोशालकके 
साथ सिद्धार्थ ग्रामसे कुमंग्राम गये। मार्गमें एक हरे भरे तिलके 
पेड़को देखकर गोशालकने भगवानसे पूछा--भगवान ! यह विल 
वृक्ष निष्पन्न होगा या नहीं ? तथा ये सात तिलपुष्प जीव यहाँसे 
निकलकर कहाँ उत्पन्न होंगे ? 


भगवान बोले--यह तिल बृक्ष निष्पन्न होगा। और ये सात 
तिलपुष्प जीव यहाँसे निकलकर इसी तिलवृक्षकी एक फलीमें 
सात तिलरूपसे उत्पन्न होंगे। गोशालककों भगवानके इस कथन 
पर विश्वास नहीं हुआ । उसने वह तिलका पेड़ उखाड़ कर डाल 
दिया । अ्रचानक उसी समय जोरकी वषों हुईं। उससे वह तिल्ल 
वृक्त पुनः: जम गया और वे सात तिलपुष्प जीव उसीकी फलिका- 
मे सात तिल रूपसे उत्पन्न हुए । 


जब दोनो कुमंग्रामसे सिद्धार्थ ग्रामको लौटे तो उस तिल वृक्ष- 
को दोनोंने देखा । किन्तु गोशालककों तब भी विश्वास नहीं 
हुआ | उसने तिलकी फलीको फोड़कर देखा तो उसमें सात तिल 
थे। इस परसे गोशालककों यह हुआ कि इसी तरहसे सभी 
जीव मरकर पुनः लौटकर उसी शरीौरमें उत्पन्न हो जाते हैं । बह 
भगवान भद्दाबीरसे अलग हो गया। ओर श्ावस्तीमें एक कुम्हारी 
के आवासमें रहने लगा | तथा अपनेको 'जिन” कहने लगा | 


आश्द्य जै० सा० हर ०-पूर्व पीठिका 


एक बार भगवान महावीर विहार करते हुए भावस्ती पथधारे । 
गौतस गणधरने उनसे यह बात कद्दी। तब भगवानने गौतमसे 
गोशालकका उक्त चरित वर्णन किया । गोशालकके कानमें भी यह्‌ 
बात पहुँची | वह आजीबिक संघके साथ महावीर स्वामीके पास 
आया और बोला-- आप ठीक कहते हैं. कि मंखलिपुत्त गोशालक 
मेरा शिष्य है | किन्तु तुम्हारा वह शिष्य मरकर देवलोकमें उत्पन्न 
हुआ है और मैं गौतमपुत्र अजुनके शरीरको त्यागकर मंखलिपुत्त 
गोशालकके शरीरमें आ गया हूँ। यह मेरा सातवाँ शरीर 
प्रवेश है! | 


भगवान महावीरने इसका प्रतिवाद किया और उसपरसे 
गोशालक रुष्ट हो उठा। बोला--मेरी तेजोलेश्याके प्रभावसे 
पित्तज्वरसे आक्रान्त होकर तुम छे मासमें ही मर जाओगे । 


तब महावीर बोले--अभी मैं १६ वर्ष तक ओर बिद्दार 
करूँ गा। किन्तु गोशालक ! तुम अपनी ही तेजोलेश्याके प्रभावसे 
७ दिनके पश्चात्‌ ही मर जाओगे। 


गोशालकने भगवान पर तेजोलेश्याका प्रयोग क्िया। किन्तु 
वह तेजोलेश्या उनका कुछ भी बिगाड़ न कर सकनेके कारण 
३. 
गोशालकके लिये ही काल साबित हुई। 


संक्षेपमें यह गोशालकका जीवन वृत्तान्त है। इसके अनुसार 
गोशालक भिन्षावृत्तिप्ते आजीविका करनेवाले एक मंखल्ि नामके 
मिछुका पुत्र था। युवावस्थामें अ्रकेला ही भिक्षाबइत्ति करता हुआ 
महावीरके पास आया। उस समय महावीर दूसरा वषोबास कर 
रहे थे। और इसलिए उन्हें प्रत्रजित हुए पौने दो वर्ष हुए थे । 


संघ भेद ड््श्१्‌, 


च्कि दायर आग के अजुलार मं री कल पक जार तक आागमोके अमुसार भी मद्ावीर केवल एक वर्ष तक 
अवरधीरी रहे थे (अतः अब गोराजकने ऊनहे इला दब मे अगव 
ही नम्न होना चाहिये। इसके विपरीत गोशाज्क' के पास उस 
समय वद्थ कमण्डलु जूता आदि उपकरण थे | जिन्हें उसने महा- 
बीरका शिष्य बननेसे पूर्व किसी ब्राह्मणको दे दिया। मद्दावीरको 
अनायास प्राप्त आद्ार तथा पूजा सत्कारने उसे उनकी ओर आक्ृष्ट 
किया। तत्पश्चात्‌ 'महावीरने ही उसे श्रश्नज्ञित किया, मुण्टित 
किया, शिक्षित किया और बहुश्र॒त बनाया। किन्तु कुछ बातोंकों 
लेकर महावीरसे उनका मतभेद दो गया । और वह 'आबस्तीमें 
एक कुम्हारीके घरमें रहने लगा | मह्दावीरसे अलग होनेके कारण 
ही उसने आजीविकोंका सध बनाया । ओर अपनेको 'जिन कहने 
लगा। उसके अन्दर महावीरकी तरह दी चोबीसवां तीर्थड्गर 
बननेकी भावना थी। इसलिये अपने आजीबिक संघका निर्माण 
भी उसने मोटे तौर पर उसी बाह्य भूमि पर किया होगा, जिसपर 
महावीरका निम्न न्थ संघ स्थापित था । अतः गोशालककी नग्नता 
का प्रभाव महावीर पर प्रतीत नहीं होता किन्तु महाचीरको नग्तता 
से प्रभावित गोशालकने अपने आजीबिक सम्प्रदायके साधुओंको 
नग्न रहनेका नियम बनाया यही अधिक सम्भव है। 


१--साडिशाओ य पाडिआश्ो य कु डियाओ्रो य चित्तफलगं च 
माहणे आयामेह । --भ० १४ श०, १ 3०। 
२--मगतया चेव पव्वाविए, भगवया चेब मुण्डाविए,, भगवया 
चेव सेहाबिए, मगवया चेब सिक्खाविए, भगवया चेष बहुस्सुई कए ।! 
“+-मर०, ३४ श० | 
३--तए. ण॑ गोसाले मंरवलिपुत्ते”““*“'सावत्यि ण्॒यारें”“हाला- 
हलाए कु भकारीए कु मकारावणंसि श्राजीबिय संघ सपरिवुडे *“विहर ह [* 
+_म० १४ श७ | 


अटैक अ० सा० हू० पू्व-पीठिका 


बौद्ध उल्लेखोंसे भी प्रकट होता है कि अच्छी आजीविकाके 
शोभसे ही गोशालकने नंगा रहना पसन्द किया। 


दीघनिकायकी टीकामें बुद्ध घोषने लिखा है कि-- गोशालका 
नाम मक्खलि था, गोशालामें पैदा होनेसे वह गोशांल कहलाया । 
एक दिन तेलपात्र टूट गया। मालिकने उसे पकड़नेके लिये 
उसका वस्त्र पकड़ लिया। वह वस्र छोड़कर भाग आया और 
नंगा रहने लगा, क्‍योंकि नंगे रहनेसे अच्छी आजीबिका मिलनेकी 
आशा थो ।! 
बुद्धघोषके उक्त कथनसे भी हमारी ही बातका समर्थन होता 
है। आजीविकाके लोभसे ही उसने नंगा रहना स्वीकार किया । 
उसने महावीरकों नग्न अवस्थामें अच्छा आहार और आदर 
सत्कार पाते देखा। अतः वह उसे जँच गईं। और उसने भी 
नग्नताको ही आदशे बनाया । 
प्रकृत विषय पर ओर भी प्रकाश डालनेके लिये आ्ज्ञाविक 
सम्प्रदायके सम्बन्धमें प्रकाश डालना जरूरी है। 


गोशाल ओर परित्राजक । 
डा० याकोबीका कद्दना' है कि बौद्ध उल्लेख गोशालकको 


मन्‍्द वक्‍ख ओर किस्स संकिक्कके अचेलक परित्राजक सम्प्रदायका, 
जो प्राचीन साधु सम्प्रदाय था उत्तराधिकारी बतलाते हैं । 


4--ध 7४6 87क्‍ां50 #800708, 096ए6/७, 80066: 0 
गंगा 88 6 800085807 64 पि&009 ए|78, &70 85 
श्थायट॥७, कगते 0 |8 8800, ॥॥9 070४8 ७8770 
8६788, 88 & 00868540]8780. 0706₹ 0 70078! ( से० 
जु० ई०, जि० ४५, प्रस्ता० पृ० २९ ) 


संघ भेद डे 


डा० वरुआ" ने भी “आजीबिक? शीर्षक अपने विद्वत्तापूर्ण . 
निबन्धमें इसी बातका समर्थन विस्तारसे किया है। और इसीके 
आधार पर गोशालक तथा उनके आजीविक सम्प्रदायके सम्बन्ध- 
में बहुत सा ताना बाना बुना गया है। श्रतः प्रथम उसपर प्रकाश 
ढालना आवश्यक है । 


केवल मज्मिसनिकायके मद्ासश्चक सुत्तन्त ( प्ृू० १४४) और 
ओर कर सुत्तन्त ( प्ू० २६८ ) में उक्त तीनों नाम इस प्रकार 
अआ।ये हैं-- 


सश्चक निगंठपुत्त गौतम बुद्धके पास जाता है और वातोलाप 
करता है। बुद्ध पूछते हैं--अग्निवेश तूने काय भावना सुनी है ? 
तो सश्चक उत्तरमें कहता है-- 

जैसे कि यह नन्दवात्स्य, कृुश सांकृत्य, मक्खली गोशाल 
( मानते हैं )। भो गौतम ! यह अचेलक (- नग्न), मुक्त आचार 
साप्ताहिक भी आहार करते हैं। ऐसे इस प्रकार बीचमें शअरन्तर 
देकर अधेमासिक आदहदारको ग्रहण करते हैं ।' 

सन्दक सुत्तन्तमें सन्दक परिवत्राजक ओर भिक्षु आनन्दसें हुए 
यातोलापका वर्णन है। आनन्दके उत्तरोंसे प्रसन्न होकर अन्‍्तमें 

सन्दक कहता है--यह आजीबक पूत तो अपनी बढ़ाई करते हैं, 

तीनको ही मार्गद्शक बतलाते हैं। जैसे कि, नन्दवात्स्य, ऋुश 
सांकृत्य ओर मक्खलि गोशाल । 


इन दोनो ही बोद्ध उल्लेखोंमं सच्चक निम्न न्थपुत्र और 


सन्दक परिश्राजक दोनोंने दी नन्‍्दवात्य्य आदि तीनोंको आजी- 
विकोंका मुखिया बतलाया है। सनन्‍्दकतो परिब्राजक था यदि 


२--ज० डि० ले०, जि० २, पू० (०-८० | 


अशेर जै० सा० इ० पूर्व-पीटिका 


और कृश सांकृत्य अचेल परिश्राजक सम्प्रदायके होते 
हो पहल लो कमसे कम उन्हे आजीविकोंका मार्ग दर्शक न बतलाता | 
दूसरे; कपर तीनोंका जिस रूपमें निर्देश किया गया है उससे यह 
भी स्पष्ट नहीं दोता कि नन्‍्दवात्स्य ओर क्ृश सांकृत्य ढोनो पूर्बमे 
हो चुके थे प्रत्युत 'यह' शब्दसे तो ऐसा प्रतोत होता है कि 
के दोनों भो उस समय वर्तमान थे.। हाँ, मक्खलि गोशालका नाम 
इआन्तमें होनेसे यह अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि वह 
बन तीनोंमें सम्भवतया लधु था। किन्तु बौद्ध पिटक सादित्यमे 
जहाँ कहीं भी बुद्धके विरोधी छे शास्ताओका निर्देश किया गया है 
वहाँ सखलिगोंशालका ही नाम आया है। 


शायद कद्दा जाये कि नन्द्‌वात्श्य और कृश सांकृत्यने आजी- 
बिक सम्प्रदायकी स्थापना की द्वोगी ओर उसका उत्तराधिकारी 
मक्खलि गोशालक होगा । किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है 
क्योंकि जैसा कि हम आगे देखेंगे आाजीविक सम्प्रदाय मक्खलि 
गोशालकसे प्राचीन नहीं है । उसीने उसकी स्थापना की थी । 
अतः नन्दवात्स्य और कृश सांकृत्यका अचेल परिप्राजक सम्प्र- 
दायसे सम्बन्ध तथा मक्खलि गोशालका उनका उत्तरा(धकारा 
होना प्रमाणित नहीं होता | प्रत्युत बोद्ध उल्लेखोसे ये तीनो साथी 
प्रतीत होते हैँ । जैसा ढा० हानेलेने लिखा है । उन्होंने लिखा है--- 
बौद्ध साहित्यमें गोशालकके दो साथी बतल्ाये दैं--किस्स संकिथ 
ओर ननन्‍्दवक्ख। महावीरसे अलग होनेके पश्चात्‌ इन तीनोंन 
श्रावस्तीमे एक सम्प्रदायके नाते नेताके रूपमें एकाकी जीवन 
बिताना आरम्भ किया। ( इं० इ० रि०, ज़ि० १, प० २६७ ) 


इसके सिवा गोशालकके सम्बन्धमें बुद्ध घोषने दीधनिकायकी 
टीकामें जो कुछ लिखा है वह ऊपर लिख आए हैं। 


संध भूद्‌ ४३ 


इस तरह जैन ओर बौद्ध उल्लेख गोशालकका जन्म गोशाज्ा 
में बतलाते हैं। जैन उल्लेख उसे मंखलिका पुत्र बतलाते हैं किन्तु 
बीद्ध उल्लेख उसका नाम मकक्‍्खलि बतलाते हैं। दोनों यह बत- 
लाते हैं कि उसने नंगे होकर आजीविका की ' दोनोंके अनुसार 
डसका यह कार्य आजीविकाके लिये था। इसीसे उसका सम्प्रदाय 
आजीविक कहलाया । 


आजीविक' शब्द संस्कृत भाषाके आजीव' शब्दसे बना है । 
श्राजीवका अर्थ है--आजीबिका, रोजी | यह आजीबिक शब्द 
आाजञीव , आजीविय आजीविक आदि विभिन्न रूपोंमें कतिपय 
जैन आगमों और बौद्ध पिटक साहित्यमे मिलता है। किन्तु 
कोटिल्य अर्थशास्नके सिवाय ई० सन्‌ तकके समस्त प्राचीन 
ब्राह्मण साहित्यमें नहीं मिलता । 

डा० हानेलेने लिखा है कि 'गोशालक साधुके आजीबके 
विषयमें अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोश रखता था। सम्भवतया 
इसीसे वह और उसके शिष्य 'आजीविक' कहलाये। किन्तु जेन 
अर बोद्ध उल्लेख गोशालक पर अनेतिक आचरणका दोषारोपण 
करते हैं, जैसा कि हम आगे बतलायेंगे। इससे ऐसा लगता है कि 
उसकी धार्मिक तपस्या सोक्षके लिये नहीं थी किन्तु आजीविकाके 
लिये थी। अतः प्रारम्भमें आजीविक' नाम जीविकापरक था, 


१ 'डा० बस्चाने ( भा? इं० पत्रिका, जि० ८, प्रृ० श्८ए७ ) लिखा 
है कि यदि आजीविक शब्दका वही शअ्रर्थ है जो विरोधी सम्प्रदाय लेते हैं 
तो एक धार्मिक सम्प्रदायने, जो भले ही निरुद्दे श्य स्वार्थी और दुरा- 
चारी रहो, उसे अपने सम्प्रदायके नामके रूपमें कैसे अपना लिया ? 
किन्तु इतिहासमें निश्चय ही ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं है, जहाँ कलिस्त 
घृणासूचक नामोंने धीरे घीरे श्रसली नामोंका स्थान ले लिया | 

श्८ 


ड्३े४ड ... झै० सा० इ० प्र्व-पीठिका 


पीछेसे वह एक सम्प्रदायके रूपमें व्यवह्ृत होने लगा ।--हं० इ० 
रि०, जिं० ९, प्ृ० २५6 | 

इस तरह जेन और बोद्ध उल्लेखोंसे तो गोशालकका श्रचेल 
परिन्नाजक होना सिद्ध नहीं होता । 

हम लिख आये हैं कि आजीविक सम्प्रदायका संस्थापक 
गोशाल्क जेनोंके कथनके अनुसार मंखलिका पुत्र था और बौद्धोंके 
अनुसार उसका ही नाम मकक्‍खलि था। किन्तु गोशालकका 
मस्करी भी कहा जाता है । और पारिनिके अनुसार 
मस्करीका अर्थ परित्राजक होता है। इसी परसे डा० हानलेका 
कहना है कि यतः गोशालक मंखलिपुत्त या मक्खलि ( मस्करी ) 
कहलाता था अत. वह प्रथम एकदण्डा| था पीछे उसने महावीरके 
साथ रहना शुरू किया, जेसा कि डा० याकोर्बाका भी कथन है । 

किन्तु डा० हार्नले यह भी स्वीकार करते हैं कि मंखलि या 
मकक्‍्खलिका संस्कृत रूप मस्करी नही है। जैन आगमिक साहित्य 
में मंख शब्दका प्रयोग भिक्षुक जातिके लिये हुआ है किन्तु 
'मस्करी' के “मस्क! शब्दका तो कोई अर्थ ही नहीं, वह तो मस्कर 
से बना है। अतः यहाँ इस सम्बन्धमे भी विचार किया जाता हैं । 

मस्करी ओर गोशालक 

पाणिनि' ने अपने व्याकरणमें मस्करी शब्द परित्राज्ञकऊे 
अथर्में सिद्ध किया है। इसकी व्याख्या करत हुए भाष्यकार पत- 
ख़लिने लिखा' है कि मस्करी वह साधु नहीं है जो हाथमे मस्कर 

१ “मस्कर-मस्करिणो वेशुपरिब्राजकयोः' ( ६-१-१५४४ )। 

२ न बे मस्करोउस्यास्तीति मस्करी परिब्राजकः | किं तहिं ! मा | 


कर्मांणि शान्तिवंः श्रेयतीत्याद्यतों मस्करी परिजाजकः |१--म्राष्य ( ६-१ 
१५४ )। 





संघ भेद ३४ 


या बांसकी लाठी लेकर चलता हो | फिर क्या है? मस्करी बह 
है जो यह उपदेश देता है कि कम मत करो, शान्तिका साग ही 
अयस्कर है | 

डा० वासुदेवशरण श्रग्रवालका कहना' है कि यहाँ मस्करीका 
का अर्थ मकक्‍्खलि गोशालसे है. जिन्होंने आजीवक सम्प्रदायकी 
स्थापना की थो। पतंजलिने स्पष्ट यहीं श्रर्थ लिया है।' किन्तु 
डा० बरुआका कहना' है कि पाणिनिकी व्याख्या-बांसका दण्ड 
लेने वाले परित्राजककों मस्करी कहते हैँं--केवल उन्हें द्वी लागू 
नहीं होती जिन्हें जैन और बौद्ध अ्न्थोंमें आजीविक कहा है । 
यही बात पतजञ्जलिके सम्बन्धमे भी है। अथोत्‌ डा० बरुआके 
अभिप्रायानुसार मक्खलि गोशालकके सिवाय अन्य परिब्राजक 
भी जो दण्डघारी थे मस्करी कहलाते थे। पतमञ्ललिकी व्याख्यासे 
भी यही ध्वनित होता है । 

पाणिनिने गोशालक' शब्दकी भी व्युत्पत्ति की है। जो 
गोशालामें जन्म ले वह गोशालक है । जैन और बौद्ध उल्लेखोंके 
अनुसार मक्खलि या मंखलिपुत्तका जन्म गोशालामे हुआ था । 
पाशिनि मस्करी और गोशालकसे परिचित थे यह स्पष्ट है । किन्तु 
उन्होंने दोनोंका सामानाधिकरएय नहीं किया । अतः गोशालक ही 
मस्करी था या मस्‍्करी शब्द गोशालक ओर उसके अनुयायिश्रोंके 
लिये ही व्यवह्नत होता था यह्‌ नहीं कहा जा लकता । 

एक बात और भी ध्यान देनेकी है । जैन आगमोंमें गोशा- 
लक को मंखलिपुत्त कह्य है और बौद्ध त्रिपिटकोंमें मक्खलि कहा 


१ पा० भा०, ए० ३१७६ | 


२ भां० इं० पत्रिका, जि० ८, छ० १८४ | 
ह गोशालायां जातश गोशालकः ( ४-३-३४ ) । 


४३६ जैे० सा० श्८०-पू्व पीडिका 


है। दोनोंमे गोशालकको मस्करी नहीं कहा । और मंखलि 
या मक्खलि ओर मस्करी ये दोनों शब्द स्वतन्त्र हैं । 
किन्तु दोनोमें कुछ इस प्रकारका साम्य है, जिससे मंखज्ि या 
मकखलि मस्करीका भ्रष्ट रूप लगता है और शायद इसीसे दोनो- 
को एक समझ कर गोशालकके लिये मस्करी शब्दका व्यवहार 
प्रचलित हो गया | 


वराह्‌मिहिर (६० ५५० ) ने अपने वृहज्ञातक" ( १५-१ ) 
ओर लघुजातक' ( १२-१२) में ७ प्रकारके साधुओंका निर्देश 
किया है, जिनमें आजीविक भी हैं। वराहमिहिरके टीकाकार 
भट्टोत्पलने ( ३० ६४० ) कालिकाचार्यके एक पयके आधार पर 
आजीविकोंकों एकदण्डी बतलाया है। उसने लिखा है कि एक- 
दण्डी अथवा आजीविक नारायणके भक्त थे । 

हृषचरितमें बाणभट्टने मस्करिका निर्देश किया है। डा० बरुआ- 
का कहना' है कि इसमे कोई सन्देह नहीं है कि हर्षचरितका 
'मस्करी? वराहमिहिरके आजीविकका ही स्थानापन्न है। जब कि. 
टीकाकारके अनुसार मस्करी परित्राजकका तुल्याथंक है | किन्तु डा« 
श्रग्नवालका लिखना है कि वस्तुतः मस्करी मिक्षु दी उस समय 
पाशुपत थे । पाशुपत भैरबाचायं और उनके शिष्यकों बाणने 
मस्करी कहा है (ह० च०, प० १६१ )। शीलांकने भी एक- 
दण्डियोको शिवभक्त बतलाया है । किन्तु पॉचवें उछबासमें 


१ 'एकस्थैश्ववुरादिमिबंलयुतै जाता प्रथग्वीयंगे: । 
शाक्याजीविकमिज्षृवृद्ध चरका निग्र न्थवन्याशना: ॥! 
२ वापस वृद्ध श्रावक रक्तपटाजीविभिज्षचरकाणाम्‌ 
निम्न न्थानां चार्कात्‌ पराजितै: प्रच्युतिबलिमिः ॥१२॥।' 
है भां० इ पत्रिका, जि० ८, पृ० १८४ | 


संघ भेद ३७ 


आणने “यथावदमभिगतात्मतत्त्वाश्व संस्तुता मस्कसिण: लिखकर 
सस्करी साधुओंको आत्मतस्वको ठीक प्रकारसे जानने वाले और 
सम्यक प्रकारसे स्तुत कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बाण 
के द्वारा उल्लिखित मस्करी साधु आत्मतत्वके यथावत्‌ ज्ञाता ओर 
विशेष आदरणीय माने जाते थे। जहाँ तक हम जानते हैं मस्करी 
साधुश्नोंके लिये इस प्रकारके सम्मानास्पद विशेषण अन्यत्र नहीं 
पाये जाते। 


उक्त स्थलके अध्ययनमें ड।० अग्रवालने लिखा है-- यहाँ 
बाणने स्त्रयं हो सम्प्रदायका नाम दे दिया है । पाणिनिने 
मस्करी परित्राजकोंका उल्लेख किया है। कुछ इन्हें मंखत्ति 
गोशालकका अनुयायी आजीबिक मानते हैं। बाणके समयमें 
इनके दाशंनिक मतोमें कुछ परिवतेन हा गया हःगां। अपने मूल- 
रूपमें मस्करी भाग्य या नियतिवादी थे | जो भाग्यमें लिखा है «दी 
होगा, कर्म करना बेकार है, यही उनका मत था । किन्तु बाणने 
उनके मतका ऐसा कोई सकेत नहीं किया ।--हू० च०, प्रू० ११२। 
बाणने एक' पांडरिमिक्षु' नामक सम्प्रदायका निर्देश किया है, 
डा० अग्रवाल पांडरिभिक्षको आजोविक बतल्लाते हैं। वे लिखते हैं 
कि निशीथचूणि ( ग्रन्थ ४७, प० ८६५ ) के अनुसार आजीविकोंको 
संज्ञा पाण्डरिमिक्षु थी ! ये लोग गोरसका बिल्कुल व्यवद्दार न 
करते थे। इससे वाणका यह कथन मिल जाता है कि उनके शरीर 
जलसे सींचे गये थे ।--ह० च०, ए० १०७। 


किन्तु ह्षचरितके आठवें उछवासमें बाणने जो अनेक सम्प्र- 
दायोंके नाम दिये हैं उनमें भी मस्करीका निर्देश है तथा पांड्रि- 
भिक्ुका भी निर्देश है। यदि बाणभट्टके द्वारा उल्लखित पांडरिमिकछु 


छददे८ जे० सा० ह०-पुव पीडिका 


आजीविक हैं ज्तो निश्चय ही बाणभट्टके द्वारा निर्दिष्ट मस्करी 
आजीबिक नहीं है। 
वक्त बातोंकों लक्ष्यमें रखते हुए डा० बरुआका यह कथन 
कि हृर्षचरितमे निर्दिष्ट मस्करी वराहमिद्विरके आजीजिकका स्थाना- 
पन्न है, निस्सन्देह तो नहीं माना जा सकता। 
इस तरह विभिन्न उल्रेखोके प्रकाशमें मस्करी ओर मक्‍्खलि 
गोशालककी तथा मस्करी और आजीविकोंकी एकरूपता भी सन्देह 
रदित नहीं है। इस विषयमें हम अपनी ओरसे कुछ न लिखकर 
आजीविकोके विशिष्ट अभ्यासी डा० बरुआका मत ही लिख देना 
उचित सममभते हैं । वह कहते हैं--'उक्त विषयमे जितने उदाहरण 
दिये गये हैं उनमे एकरूपता नही है। क्योंक कुछ अन्य ब्राह्मण 
ग्रन्थोंमें, यथा जानकी हरण ओर भट्टिकाव्यमे आजीविकको मस्करी 
ओर एकदरण्डीका तुल्यार्थक कद्दा है। किन्तु ये प्रयोग निराबाघ 
नही है क्योंकि कतिपय जैन ओर बोद्ध अन्थोमें आजीविकोंको 
स्पष्ट रूपसे परिश्राजको या परमहंसोसे भिन्न बतलाया है। और 
परिब्राजको या परमहंसोके एकदण्डी और त्रिदुण्डी दो मुख्य 
विभाग थे। इसमे कोई सन्देह नहीं है कि श्राजीविकों और परि- 
ब्राजकोंका पाथेक्य उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन मक्खलि 
गोशालकका समय है। और एक' बौद्ध अन्थके अंशसे कोई भी 
इसका अनुमान लगा सकता है। कुछ अन्य बौद्ध निकार्यो्में भी 
इस प्रकारके अंश पाये जाते हैं जिनमें बोद्धोंने स्‍्व्य॑ आजीबिकों- 
को परिव्राजकों और त्रिदस्डियोंसे भिन्न बतलाया है ।'--भा० इईं० 
पत्रि०, जि० ८, प्रृ० १-४ । आगे डा० वरुआने लिखा है-- 
एक दृषटिसे प्राचीन जैन ओर बोद्ध ग्रन्थोमें अत्यन्त समानता है 


१-- ८करूनपन्नास श्राजीवसते, एकूनपतन्नात परिभाजकसते-दीघ० । 


संघ सेद आश्६ 


जहाँ कहीं उनमें अजीविय' या “आजीबक' नाम ञआता है, स्पष्ट 
रूपसे या निर्विकल्प रूपसे वह गोशालक और उसके शिष्यों अ्रथवा 
अनुयायिश्रोंसे सम्बन्ध रखता हैं ।! 

अत: प्रारस्भमें गोशालकके परिज्राजक सम्प्रदायके मुखिया 
होनेकी डा० याकोत्रीकी धारणा साधार प्रतीत नहीं ह्ोवी । 


क्या गोशालक पार्श्वापत्यीय था १ 

देवसेनके दर्शनसार (वि० सं८ €&० ) में जैसे प्रारस्भमें 
घुद्धको पाश्चेनाथकी परम्पराके निम्न न्थका शिष्य बतलाया है बैसे 
ही मस्करीपूरण साधुको भी पाश्व नाथकी परम्परामें दीक्षित हुआ 
बतलाया है। लिखा' है--'मद्ावीर भगवानके तीर्थमें पाश्व नाथ 
तीथक्वुरके सघके किसी गणीका शिष्य मस्करीपूरण नामका साधु 
था। उ -ने लोकमें अज्ञान मिथ्यात्वका उपदेश दिया। अज्ञानसे 
मोक्ष होता है। मुक्त जीवोंको ज्ञान नहीं होता । जीवोंका पुनरा- 
गमन नहीं होता वे सरकर भव भवमें भ्रमण नहीं करते / 

पं० आशाधरने अनगारघमोमृतकी टीका) ( वि० सं० १३००। 
प्रू८ ६) में लिखा है--'मस्करीपू'ण नामक एक ऋषि पा* नायके 
तीर्थमे उत्पन्न हुआ था । जब भगत्रान महावीरकों छेवल ज्ञान 
उत्पन्न हुआ तो वह उनके समवसरणमें इस इच्छासे गया कि 
मेरे जानेसे इनकी बाणी खिरेगी। किन्तु वाणी नहीं खिरी। 
तब उसे यह ईषा हुईं कि अपने शिष्य ग्रोत्तमकी उपस्थितिमे तो 


१--सिरिवीरणाइतिहत्ये बहुस्सुदो पाससंघगरिसोसो | 
मक्कडिपूरण साहू श्ररणाण मा6ए लोए ॥२०॥ 
श्रण्णाणादो मोक्‍्खी णाण॑ णत्योति मुत्तमीबाणं । 
पुणरागमन भम्रण भवे भवे णत्यि जीवस्स ॥२१॥-द०्सा०। 


४४० जें० सा० हं०-पूथ पीडिका 


मद्दावीरकी बाणी खिरती है, में ग्यारह अज्ञोंका पाठी हूँ, फिर भी 
मेरे रहते हुए वाणी क्यों नहीं होती । यद्द सर्वश्न नहीं है। यह 
जानकर बह वहाँसे चल दिया ओर उसने शअ्ज्ञानसे मोक्ष होता 
है यह मत चलाया' । 


दोनों उल्लेखोंमें साधुका नाम मस्‍करिपूरण लिखा है। बोद्ध 
अ्रन्थोंसे यह प्रकट है कि बुद्ध कालीन छै श/स्ताओंमे से एक पूरण 
काश्यप था, और एक मक्खलि गोशालक था। गोशालकको तो 
मस्करी लिखा मिलता है किन्तु पूरण काश्यपको मस्करी लिखा 
कहीं नहीं देखा गया। संभव है मक्खलिको ही मस्करीपूरण 
सममभ लिया हो | अनगार धमोमृतमें जो महावीरके समवसरणमें 
मस्करीपूरणके जानेका निर्देश किया है उससे उक्त संभावनाकी ही 
पुष्टि होती है। क्‍योंकि पूरण काश्यप और महावीरके परिचयका 
निर्देश तो कहीं नहीं मिलता किन्तु महाबीर और मक्खलि गोशा- 
लकका मिलता है । किन्तु उनके जिस अज्ञान मतका दर्शनसारमें 
उल्लेख है उससे उनके मतका ठीक स्पष्टीकरण नहीं होता । 

बौद्ध प्रन्थ दीघनिकायके सामझ फलसुत्तमें पूरण काश्यपका 
मत दिया है। उसका सारांश इतना ही है कि न बुरे कर्म करनेसे 
पाप होता है ओर न अच्छे कर्म करनेसे पुण्य द्वोता है। इसी 
हे मक्‍्खलि गोशालकका मत देते हुए उसे नियतिवादी 
कहा है। 


किन्तु बोद्ध अ्न्थ मिलिन्द पश्नमें लिखा है कि सम्राट मिलिन्द 
ने गोशालकसे पूछा “अच्छे ब॒रे कम हैं या नहीं ? और अच्छे बुरे 
कर्मोका फल है या नहीं ! गोशालकने उत्तर दिया--अच्छे बुरे 
कम भी नहीं है श्लोर उनके फल भी नहीं है। यह उत्तर पूरण- 
काश्यपके मतके ही अनुरूप है। 


संघ सेद्‌ डर 


दोघनिकायकी टीकामें बुद्ध घोषने गोशालकका मत दिया है 
कि वह मनुष्योंको छे विभागोंमें विभाजित करता था। किन्तु 
8 गुंतरनिकायमें उस मतकों पुरण काश्यपका मत माना है। ( इं० 
इ० रि, जि० ९, पृू० २६२ ) 


बौद्ध प्रन्थोंके उक्त उल्लेखोंसे यह प्रकट होता है कि मकक्‍्खल 
गोशालक ओर पूरण कश्यपके मतोंमें कुछ समानवा थी | शायद 
इसीसे भ्रमबश दोनोंको एक समझ लिया गया। 


मक्खलि गोशालकके जीवनके विषयमें बोद्ध साहित्यमें जो 
कथा मिलती है बह हम लिख आये हैं उससे मिलती जुलती हु 
कथा पूरण काश्यपके जीवनके जिषयमें भी मिलती है। लिखा है--- 
“यह एक स्लेच्छ ख्लरीके गर्भेसे उत्पन्न हुआ था। उसका नाम 
काश्यप था। इस जअन्मसे पहले वह €& जन्म धारण कर चुका 
था ! वर्तमान जन्ममें उसने सो जन्म पूर्ण किये थे, इस कारण 
लोग उसको पूरण काश्यप कहने लगे थे। उसके स्वामीने उसे 
द्वारपालका काम सौपा था। परन्तु वद्‌ उसे पसन्द नहीं आया 
ओर वह नगरसे भागकर बनमें रहने लगा। एक बार चारोंने 
उसके वस्त्र वगैरह छीन लिये। परन्तु उसने कपड़ोंकी परवाह 
नहीं की और बह नंगा ही रहने लगा। उसके बाद वह अपनेको 
पूरणकाश्यप बुद्धके नामसे प्रकट करने लगा और कहने लगा कि 
मैं सवेक्ष हूँ। एक बार जब वह्द नगरमें गया तो लोग उसे वस्ञ 
देने लगे, परन्तु उसने लेनेसे इन्कार कर दिया और कहा--वख्र 
लज्जा निवारणके लिये पहने जाते हैं और लज्जा पापका फल है। 
मैं अहत हूँ ओर सब पापोंसे मुक्त हूँ इसलिये मैं लज्जासे अतीत 
हूँ ।” लोगोंने काश्यपके कथनकों ठीक माना ओर उसकी पृजा 
की। उनमेंसे पाँच सौ मनुष्य उसके शिष्य हो गये। सारे जम्बू 


डरे जै० सा० ह०-पूर्थ पीठिका 


द्वीपमें यह घोषित हो गया कि वह बुद्ध है और उसके बहुतसे 
शिप्य हैं । 

जक्त बातोंके प्रकाशमें गोशालक मस्करी और पूरणकाश्यपके 
जीवनबृत्तमें तथा कतिपय सिद्धान्तोंमें समानता भ्रतीत होती है । 
इसीसे दोनोंके ऐक्यका भ्रम होना सम्भव है। नोवीं-दसवीं 
शताब्दीके कतिपय जैन ग्रन्थोंमें केबल मस्करीका निर्देश मिलता 
है। श्राचाय नेमिचन्द्रने अपने गोम्मटसार जीवकाण्डकी गा० १६ 
में मस्करीकों अक्ञानवादी बतलाया है तथा यह भी बतलाया है 
कि मस्करी मुक्तिसे पुनरागमन मानता था। यद्यपि मकक्‍्खलि 
गोशालकके मुक्ति सम्बन्धी विचार पूर्णतया ज्ञात नहीं है। तथापि 
तथोक्त अज्ञानवादी मस्करीं मक्खलि गाशालक ही ज्ञात होता है | 
अंःर दर्शनसारके अनुसार वह तथा सम्भवतया पूरण काश्यप 
भी प्रारम्भमें पाश्व नाथके निम्नन्थ सम्प्रदायके साधु थे । श्वे ताम्ब- 
रीय आगमं में लिखा है कि गोशालकका पाश्वपत्यीयोसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। अतः गोशात्ञक प्रारम्भमे पाश्वनाथका अनुयाया 
रहा हो, यह संभव है । 

महावीर ओर गोशालकके सम्मिलनका उद्देश्य 
तथा पारस्परिक आदानग्रदान 


डा० याकोबीका अनुमान है कि महावीर ओर गोशालक अपने 
अपने सम्प्रदायोकों मिलाकर एक कर देनेके इरादेसे मिले थे और 
चकि वे दोनो बहुत समय तक एक साथ रहे इसलिये उन दोनोंमे 
कुछ ऐकमत्य होनेका अनुमान करना स्वाभाविक है। 
वे लिखते हैं--'मै ० २५ के टिप्पणमें बतला आया हूं कि 
'सब्बे सत्ता, सब्बे पाना, सव्बे भूता, सठवे जीव” यह कथन गोशा 
लक ओर जैनोंमें समान है । तथा टीक/से हम जानते हैं कि तियेश्नो- 


संघ भेद ्‌ अरे 


का एकेंद्रिय द्वीनिद्रय आदिमें विभाजन, जो जैन अन्थोंके लिये साधा- 
रण बात है, गोशालक भी मानता था | छे लेश्यावादका विचित्र जैन 
सिद्धान्त भी गोशालकके भनुष्योंको छे भागोंमें विभाजित करनेके 
सिद्धान्तसे बिलकुल मिलता जुलता है। इसके सम्बन्धमें में यह 
विश्वास करनेके लिये तैयार हूं कि जैनोंने इस सिद्धान्तकों आजी- 


विकोंसे लिया ओर अपना बना लिया हे घ 
आदरणीय विद्वानके उक्त उद्गारोंको अस्वीकार करते हुए. 


हमे बहुत ही संकोच होता है। दोनोंके कतिपय सिद्धान्तोमें समा- 
नताका द्वोना तो अवश्यंभावी था, क्योकि दोनों एक साथ वर्षों 
तक रहे थे। किन्तु ऐसी स्थितिमें एकतरफा यह विश्वास कैसे 
किया जा सकता है कि इस सिद्धान्तको जैनोने आजीबिकोसे 
लिया। प्राप्त प्रमाणोके आधार पर हमे तो इससे विपरीत स्थिति 
ही दृष्टिगोचर होती है। जैन लिद्धान्तके श्रभ्यासियोसे यह बात 
छिपी नहीं है कि समस्त जीवोकी दशाओंका ज्ञान करानेके लिये 
१४ मार्गणाओं ओर १४ गुण स्थानोंका गम्भीर सांगोपांग वर्णन 
उच्च कोटिके जैन ग्रन्थोंमें पाया जावा है | लेश्या मार्गणाओंका ही 
एक भेद है ओर जिन योग ओर कषायके मेलसे लेश्याकी निष्पात्त 
हाती हैँ डन याग और कषायोंकी चचोसे जैन सिद्धान्त भरा 


हुआ है। ४ 
यदि यद्दी मान लिया जाये कि इस सिद्धान्तकों जेनोंने आजी- 


विकोसे लिया है तो आजीविकोने उसे किससे लिया । जिस अचे- 
लक परिव्राजक सम्प्रदायका उत्तराधिकारी गोशालककों कहा 
जाता है, उसमें तो इस्र सिद्धान्तके होनेका फोई संकेत नहीं 
मिलता । तब गोशालकने इस सिद्धान्तकों किससे लिया। उसका 
स्वयंका आविष्कृत तो हो नहीं सकता | इसके सम्बन्धमे डा० 
हार्ललेने जो विचार प्रकट किये हैं, वह भी सननीय हैं। उन्होने 


न्हाडीड ६ स० सा० हु० प्थ-पीठिका 


लिखा है--'इस सम्बन्धमें यह उल्लेख करना मनोरंजक है कि 
बुद्धघोषने अपनी टीकामें जो गोशालकके मनुष्य जातिको छे भागों- 
में विभाजित करनेवाले सिद्धान्तका कथन किया है वह अंगुत्तर 
निकायके आधार पर किया है और अंगुत्तर निकायमें इस सिद्धांत 
को पूरणकाश्यपका बतलाया है। यदि यह केवल मूल ग्न्धसे 
सम्बन्धित भूल नहीं है तो यह प्रमाणित करती है कि मनुष्य 
विभाग वाला सिद्धान्त बुद्धकफे विरोधी छेओ शास्ताओंके लिये 
समान रूपसे मान्य था ।--३ं० इ० रि०, जि० १, प० २६२ । 

उक्त स्थितिमे इकतरफा निशणुय नहीं किया जा सकता । इसी 
तरहकी कतिपय समानताओंको देखकर कुछ विद्वानोने जैन धमे- 
को बोद्ध धर्मकी एक शाखा समझ लिया था। उसका निराकरण 
करके डा | याकोबीने जैन धर्मकों एक स्वतंत्र ओर बोद्ध धर्मसे 
प्राचीन सिद्ध किया | तब जैनों और आजीविकोकी कतिपय बातों 
में समानता देखकर यह निणय नहीं किया जा सकता कि जैनोने 
आजीविकोंसे अ्रमुक बात ली है या महावीरके धर्म पर गोशालक 
का बड़ा प्रभाव पड़ा । 


आचार सम्बन्धी नियम 


महावीरके आचार सम्बन्धो नियमों पर गोशालछूका प्रभाव 
बतलाते हुए डा० याकोबीने लिखा हे--आचार सम्बन्धी नियमों 
के सम्बन्धमें संग्रहीत प्रमाण करीब करीब यह्‌ प्रमाणित करनेकी 
स्थितिमें हैं कि मदह्दावीरने अधिक कठोर आचार गोशालकसे लिये 
हैं क्योंकि उत्तराध्ययनमे ( २३ अ० गा० १३ ) कहा है कि पाश्व॑- 
का धम्म 'सान्तरोत्तर' था--साधुको एक अन्तर वस्र और एक 
उत्तर वश्ल घारण करनेकी अनुमति देता था। किन्तु महावीरके 
शममें साधुके लिये बल्चका निषेध था। जैन सूत्रोंमें नंगे साधुके 


संघ भेद ड४५, 


लिये अचेलक शब्द बहुतायतसे श्राता है। किन्तु बोद्ध अचेलकों: 
ओर निम्न न्थोंमें भेद करते हैँ । धम्मपदकी बुद्धघोषकूत टीकामें 
कुछ भित्ताओंके सम्बन्धमें यह कहा है कि वे अचेलकोंसे निम्र नथों: 
को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अचेलक बिल्कुल नग्न होते हैं । 

(सब्वसो अ्रपतिक्खन्ना )। जब कि निम्न नथ मयादाकी रक्षाके लिये 
एक प्रकारके आवरणका उपयोग करते हैं। किन्तु उन भिक्तश्रोंने 
गलत" समम लिया बोद्ध अचेलकके द्वारा मक्खज्ि गोशाल आर 
उसके पूर्वज किस संकिक् ओर ननन्‍्दवक्खके अनुयायिओंका निर्देश 
करते हैं और मज्मिम निकायमें उनके नियमोंका विवरण देते हैं' । 


उत्तराध्ययनके जिस उल्लेखकी चर्चा डा० याकोबीने ऊपरकी:ः 
है उसके सम्बन्धमें हम पहले लिख आये हैं। इसमें पाश्व नाथकी 
परम्पराके केशी श्रमण पाश्चव नाथके धर्मको सान्तरोत्तर और महा-- 
बीरके धर्मको अचेलक बतलाते हैं । “सान्तरोत्तरः का एक अधो- 
वस्त्र और एक उत्तरवस्त्र अर्थ जा डा० याकोबीने किया है वह 
श्वेताम्बरीय टीकाकारोंके अर्थोको वेखते हुए तो बहुत ही उचित 
है। किन्तु आचारांग सूत्रमें उसके प्रयोगकों देखते हुए यह्‌* भीः 


१--टिप्पणी में डा० याकोवीने लिखा है--'सेसक पुरिमसमप्पिता 
व पतिक्जादेति' यह शब्द बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। किन्तु भेदसे उसका 
आशय स्पष्ट हो जाता है। मेरा विश्वास है कि पालि 'सेसक' शब्द 
शिक्षकके लिये आया है। यदि यद्द ठीक है तो उक्त पदका अर्थ इस 
प्रकार होगा । वे ( अपने शरीरके ) श्रग्न भागके लगभग ( एक बद्चत ) 
घारण करके अपने गुस्त श्रंगको टांक लेते हैं । 

२. श्राचाय शीलाडने अपनी टीकामें यही श्रर्थ किया है--सान्तर 
मुत्तं-प्रावरणीयं यस्य स तथा ऋचित्‌ प्राइशोति, क्‍्वचित्‌ पाश्व॑बर्ति 
विभवति ।-+अञआआचा० सू० टी० ( सू? ९०९ )। 


४६ जै० स्रा० इ०“पूर्व पीठिका 


अथ होता है कि वल्रको पास रखे और आवश्यकता हो तो उसका 
उपयोग कर ले । ऐसा अथ करनेसे श्वेताम्बरीय " प्रन्थोंमें ही जो 
पाश्वनाथके धर्मको सचेत ओर अचेल दोनों बतलाया है उसकी 
संगति भी बैठ जाती है। तथा क्यों पाश्वनाथने 'सान्तरोत्तर ओर 
महावीरने अचेलक धर्म रखा, इसका जो समाधान गौतमने किया 
डप्चकी संगति बैठ जाती है । 


आचारांग सूत्रके अनुसार वस्त्रधारणके तीन कारण बतल्ाये 
हैं--परीषह सहनेमे असमर्थता, इन्द्रियविकार ओर लज्ञाशीलता। 
ऐसे असमर्थ साधुओको गुझ्य प्रच्छादनकी या वस्नत्रधारणकी 
आज्ञा पाश्वनाथके धर्ममे रही हो यह संभव माना जा सकता है । 
क्योकि बौद्ध उल्लेखोंसे भी निम्न न्थोंके सबस्त्र होनेका समर्थन 
मिलता है। किन्तु हमे यह न भुला देना चाहिये कि महावीरके 
समयमें पाश्वंपत्यीयोमें शिथिल्ाचारने ही नही, किन्तु दुराचार 
तकने प्रवेश कर लिया था। डा० याकावीने भी इसे मान्य किया 
था | इसका वर्णन पीछे किया भी जा चुका है । अतः महावीरके 
समयमें वततमान पाश्वोपत्यीयोके श्राचरणके आधार परसे यह नहीं 
कहा जा सकता कि पाश्वनाथने उसी आचार धर्मका नियम अपने 
साधुश्रोके लिये रखा था। ओर बोद्ध पिटठक साहित्यमे जिन 
निम्न न्थोंकी चचो है, डा० याकोबीके अनुसार भी बे प्रायः पाश्व॑- 
नाथीय परम्पराके निम्नन्थ थे । 


किन्तु बोड् ग्रन्थोंमें ही ऐसे भी निम्न न्थोंका उल्जेख है जो 
नंगे रहते थे । यहाँ हम कतिपय बौद्ध उल्ले खोको देते हैं-- 


१- आचेलकोी धम्मो पुरिमस्स य पछिमस्स य जिशणुस्म | 
मज्मिमगाण जिणाणं होई सचेलो अचेलों य ॥१२॥ पश्चा० । 


संघ भेद ४४७ 


अंगुत्तर निकायमें तो 'निग्गंठा एकसाटका 'लिखकर निम्न न्थों 
को एकशाटक बतलाया है। किन्तु बुद्धघोषने दीघनिकायकी 
टीकामें तथा धम्मपदकी टीकापें, जिसका उल्लेख डा० याकोबीने 
अपने लेखमें किया है, निम्न नथोंकों गुल्यांग मात्र ढाकने वाला बत- 
लाया है| 

डा० याकोवीने ही अपने “महावीर और उसके पूर्ववर्ती” 
शीर्षक लेखमें बतलाया है कि बुद्धघोषने धम्मपदकी टीकामें लिखा 
है. कि जो निम्न न्थ नग्न रहते है बे उत्तम नि्र न्‍थ माने जाते हैं । 

स्पेंस हार्डीने अपनी पुस्तक 'ए मैन्युअल आफ बुद्धिज्म 
( प्ृ० २३१ ) मे लिखा है कि श्रावस्तीका मुगार सेठ निम्न न्थोंका 
भक्त था | उसने अपनी पुत्रवधू विशाखाको जो बुद्धकी भक्त थी, 
अपने निप्र न्थोके दशेनाथे बुलाया। जब उसने नंगे निगंठोको 
देखा तो वह अचकचा कर ल्लोट गई। 

बुद्धचयों ( पृ० ३२६) में राहुल जीने इस घटनाका वर्णन 
करते हुए नंगे निगंठोका निर्देश किया है । 

इस्र तरह प्राचीन बोद्ध साहित्यमें निम्न न्थोंके दो रूप मिलते 
हैं, नंगे ओर कोपीनधारी या एकशाटक। उनमें पाश्वोपत्यीय 
निम्न न्थ भी सम्मिलित हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्त्र 
को लेकर पाश्व नाथ ओर महावीरके धर्ममें फितना अन्तर था ? 
तथा पाश्व नाथके अनुयायिओं द्वारा प्राष्ष और महावीरके द्वारा 
त्याज्य बस्त्रकी क्‍या स्थिति थी । 

पीछे, भगवान बुद्धसे पहले निम्न न्थ सम्प्रदायका अस्तित्व 
सिद्ध करते हुए, मज्किम निकायके महासीहनादसुत्तसे बुद्धकी 
पूबेचयोंका वर्णन दे आये हैं और यह बतल्ा आये हैं कि बुद्धने 
निम्न न्थोंकी चयोका भी पालन किया था क्‍योंकि उसमें उन्होंने 


डेप जै० सा० इ०-पूथष पोटठका 


अपने नंगे रहने, केश लोच करने और हाथमें भोजन करनेका 
निर्देश किया है और ये सब आचार दिगम्बर निम्न न्‍्थ साधुके 
हैं। अतः बुद्धेके समयमे तथा उससे पहले भी नंगे निम्न न्थ थे, 
यह प्रमाणित होता है । 


मज्मकिस निकायके महासश्वक सुत्तंत ( प्ृ० १४४ ) में सश्चक 
निगंठपुत्तने ठीक वहीं आचार जो बुद्धने पाला था--ञआ जी विको- 
का बतलाया है। जिसके सम्बन्धमे डा० याकाबी यह संभावना 
करते हैं कि महावीरने उन नियमोका अचेलकों अथवा आजी- 
विकोसे लिया। आजीविकोके सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुए यह्‌ 
बतलाया है कि बौद्ध साहित्यमें जहाँ कही आजीविकोका वर्णन है 
वहाँ आजीविकोसे गोशालकके अनुयायी अभिभ्रेत है। गोशालक 
ही आजीवबिक सम्प्रदायका संस्थापक था और वह बुद्धका समका- 
लीन था। अतः बुद्धने अपने जीबनके पूर्व भागमे यदि उक्त 
कठोर तपश्थरण किया था तो निश्चय ही उन्होंने आजीविकोको 
प्रत्रज्या नहीं ली थी, क्योकि उस समय आजीबिक नहीं थे | 
किन्तु निम्न न्थ सम्प्रदाय बुद्धसे पहले भी बतेमान था। और एक 
जैन उल्लेखके अनुसार बुद्धने उस निम्नन्थ सम्प्रदायके एक 
श्राचार्यसे प्रत्नज्या घारण की थी । 

यदि जरा देरके लिये यह मान लिया जाये कि उक्त कठोर 
श्राचरण आजीविकोंका था तो भ्रश्न होता है कि उन्होंने यह 
कठोर आचार किससे लिया, क्योंकि डा० याकोवीने जैन सूत्रोंकी 
प्रस्तावनामें ( सं० बु० ३०, जि० २२, प्ृू० ३४ आदि ) यह लिखा 
है कि जेनों ओर बोद्धोंने अपने साधु धमके आचार गौतम धर्म 
सूत्र और बौद्धायन धर्म सूत्रसे लिये हैं। 


उक्त घमंसत्रोंके नियमोंमें न तो नग्न रहनेका विधान है, न 


संघ सेद्‌ डर 


हस्तभोजन है ओर न केशलु'च हैं। उसके कतिपय नियम निम्न 
प्रकार हैं--- 

१ एक साधुको कुछ भी संचय नहीं रखना चाहिये। अथौत्‌ 
अपरिग्रही होना चाहिये । 

२ ब्रह्मचारी होना चाहिये। 

३ वषोऋतुमें उसे अपना स्थान परिवतन नहीं करना चाहिये। 

४ उसे केवल भिक्षाके लिये ही आममें जाना चाहिये | 

४ मनुष्योंके भोजन कर चुकनेके पश्चात्‌ ही उसे भिक्षा 
माँगनी चाहिये। ( जेन मुनि पहले जाते है )। 

६ सब प्रकारकी इच्छाओंको रोकना चाहिये। 

७ उसे अपनी नग्नता छिपानेके लिये एक वस्त्र धारण करना 
चाहिये। 

८ बोद्धायनके अनुसार उसे एक पीतपट पहिनना चादिये। 

€ उसे पौदों और बृतक्तोंका कोई भाग नहीं लेना चाहिये, 
सिवाय उसके जो स्वतः अलग हो गया हो १ 

१० एक गॉँवमें एक ही रात रहना चाहिये। 

११ उसे या तो बाल कटाना चाहिये या जटाजूट रखना चाहिये। 
१२ उसे बीजोंको नष्ट नहीं करना चाहिये । 

१३ जल छाननेका बल्त्र रखना चाहिए । 

१४ एक लकड़ी रखना चाहिये । 

१४ जो भोजन, बिना कहे, बिना पूर्व तेयारीके, अचानक 
प्राप्त हो जाये वही साधुको ग्रहण करना चाहिये ओर उतना ही 
प्रहण करना चाहिये जितना जीवन घारणके लिये आवश्यक हो । 

गौतम धमंसूत्र और बोद्धायन घममसूत्र बद़से प्राचीन हैं ऐसा 
कतिपय 'विद्वानोंका मत है। इसलिये बौद्धघसने उनका अनुकरण 

श्८ 


१० जै० सा० इ०-पूर्ष पीठिका 


किया द्वो, यह संभव है। किन्तु जब पाश्व नाथको ऐतिहासिक व्यक्ति 
तथा जेन धर्मका, जो कि प्राचीनतम साधु धर्मेमें से माना जाता 
है, संस्थापक माना जाता द्वो, जो निश्चय ही दक्त सूत्रोंसे पूर्व हुए 
थे ; तब यह कैसे कहा जा सकता है कि जैनोने अपने नियमाोसे 
उक्त नियमाका ही अनुकरण किया है। 


हम पहले लिख आये हैं. कि वैदिक धर्ममे चार आश्रमकी 
व्यवस्था बहुत बादमें आई है ओर चोथे संन्यास आश्रमके प्रति 
उसकी उतनी आस्था नहीं रही है। तथा श्रमणोंकी परम्परा 
बहुत प्राचीन है ओर आश्रम शब्द भी उसी घाठसे निष्पन्न हुआ 
है, जिससे श्रमण | अतः आश्रमोंका सम्बन्ध श्रमशोके साथ ही 
जान पड़ता हे । ओर इस तरह उक्त नियम श्रमण परम्पराके 
साधारण नियम हो सकते है। 

किन्तु हमे तो यहाँ यह बतलाना है कि केशलोंच, नग्नता 
ओर हस्त भोजन तथा भोजन सम्बन्धी अन्य कड़े आचार उक्त 
नियमोमें नही है, जिन्हें बुद्धने एक समय पालन किया था । ऐसी 
स्थितिमें यह सम्भावना नहीं की जा सकती कि महावीरने कठोर 
नियम गोशालकसे लिये। प्रत्युत गोशालक और महाबीरका जिस 
प्रकारका सम्बन्ध बतलाया गया है उससे यही प्रमाणित होता है 
कि गोशालकने अपने आजीविक सम्प्रदायकी स्थापना महावीरके 
निग्र न्थ सम्प्रदायके आधार पर की । 


डा० याकोवीने एक उपपत्ति यह दी है कि :सच्चकने निम्न न्‍्थ 
पुत्र होते हुए भी अचेलक आजीबिकोंकी काम भावनाका तो 
निर्देश किया किन्तु निम्न न्थोंकी काम भावनाका निर्देश नहीं किया 
जब कि जेन साधुओंको कतिपय क्रियाएँ अचेलक आजीबिकोके 
तुल्य हैं। इस परसे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि सबक 


संघ सेद्‌ घी 


पाश्व नाथका अनुयायी निम्र न्‍थ था ओर पाश्व नाथके अनुयायी 
निग्न न्थोंमें कठोर आचार नहीं पाला जाता था। 


यह हम पहले बतला आये हैं कि पाश्वनाथके अनुयायी 
शिष्योंमें भगवान महाबीरके समय तक धीरे धीरे शिथिलाचार 
आ गया था और वे सुखशील भी बन गये थे। सच्चक निम्न न्थ 
भी उनमेसे हो सकता है । दूसरी बात यह है कि सश्चक गोतम 
बुद्धके सामने ऐसे श्रमण त्राह्मणोकी चचों करता है जो या तो 
केवल कायिक भावनामे तत्पर हो बविहरते हैं या केवल चित्तकी 
भावनामें हो विहरते हैं । वह कहता है -- 

शो गौतम ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनामें तत्पर 
हो विहरते हैं, चित्तकी भावनामें नहीं। वह शारीरिक दुःखमय 
बेदनाकों पाते है ।* भा गोंतम | यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण चित्त- 
की भावनामे तत्पर हो विहरते हैं कायाकी भावनामें नहीं। भो 
गौतम वह चेतसिक दुःखबेदनामें पड़ते हैं ।' (बु> च०, ए० १४४) 

जो केबल काय भावनामे तत्पर हो विहरते हैं. उनमे उसने 
मक्खलि गोशाल और उसके अनुयायिओकों रखते हुए उनकी 
बुराई की है कि वे खूब खाते पीते ओर मोज भी करते हैं । चित्त 
भावन।के विषयमे पूछने पर सश्चक मौन रह जाता है। जब बुद्ध 
उसे भातितकाय और भावित चित्त कैसे हुआ जाता है यह बत- 
लाते हैं तो सच्चक कहता है--.'भो गोतम ! मेरा विश्वास है कि 
आप गौतम भावितकाय ओर भावितचित्त हैं ९ 

तब गोतम कहते हैं--'जरूर, अग्निबेश ! तूने तानेसे यह 
बात कही है ।! 

उक्त वातोलापसे प्रकट होता है कि सब्चक केवल काय भावना 
वालों ओर केवल त्तिच भावना वालोंका मखोल करनेके लिये बुद्ध 


शपूर जै० सा० हु०-पू्ण पीढिका 


के पास आया था और कायभावनामें श्राजीविकोंको और केबल 
चित्तभावना वालोंमें गौतम बुद्धको मानता था। आनन्दके कथन 
से यह भी स्पष्ट है कि बह वकवादी और पंडितमानी था। श्रतः 
प्रथम तो निम्न न्थोकी बुराई करना उसे इष्ट नहीं हो सकता । दुसरे 
यह भी सम्भव है कि वह निम्न न्थोंको भावितकाय और भावित- 
चित्त मानता हो। इसलिये उसने निम्न न्थोंकी कायभावनाकी 
चर्चों न करके उनके विरोधी आजीविकोकी चचों की हो। श्रतः 
डसके वार्तालाप परसे यद्द निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 
पाश्वनाथके धर्ममे कठोर आचार नहीं था ओर महावारने ही 
उसे स्थान दिया। हाँ, पाश्वंनाथके अनुयायी निम्न न्थोमें जो 
शिथिलाचार आ गया था, उसे दूर करनेके लिये महावीरने अपने 
निम्न न्थ सम्प्रदायके लिये कठोर आचारकी व्यवस्था की हो यही 
सम्भव प्रतीत होता है किन्तु वे नियम गोशालकसे लिये हो, यह 
तो किसी भी तरह सम्भव प्रतीत नहीं होता । 


डा० याकोबीने अपने बिद्वत्तापूणं निबन्ध महावीर और 
उसके पू्बवत्तियों पर! के अन्तमे स्वयं यह बात स्वीकार की है कि 
(रा प्राचीन है और उस समयके सब शास्ताओ पर जेनधर्म- 
का प्रभाव था। वह लिखते" हैं--छे तीथड्डर शीष॑क “जेम्स डी 





4--77 बें॥068 07% एा8 97007 00 06 शिद एप/0ो798' 
86 48907 08788? 8&0]0807 ६0 ॥ए७ 06९७ ॥#९६७॥- 
दै९त 988 87 0व 0वै# ० 88060 68, ते &]| 0 
+$7086 ॥8760709/ $९80/0678 06678५ ४6 70गीप्रण१06 
 ]क्ागरंश7 470 छ। 06768 07 >शैह्008 078- 
00088, 88 छा 899)] 790छ ए07 0पर- 

“- 050, $7६ जि० ६ ; 


संघ भेद ४४३३ 


अलबिस के लेखसे प्रकट है कि 'द्गम्बर' साधुओंके एक प्राचीन 
सम्प्रदायके रूपमें माने जाते रहे हैं। तथा सभी विरोधी धर्मंगुरु 
अपने सिद्धान्तों और धार्मिक आचरणों पर जैन घमके प्रभावकों 
अपनाये हुए हैं जैसा कि अब हम बतलायेंगे। गोशाल मक्खलि 
पुत्त एक रइंसका दास था। उसके मालिकने उसे उसके बस्त्रोंसे 
बांध दिया। बस्त्र ढीले थे, इससे गोशालक उनसे छूटकर नंगा 
भाग खड़ा हुआ | इस स्थितिमें वह दिगम्बर जैनोंके या बौद्धोंके 
पास गया। अपना एक सम्प्रदा4 कायम किया। जेनोके अनु- 
सार वह महावीरका शिष्य था फिर उससे स्वतन्त्र हो गया। 

पूरणकश्यपने यह सोचकर कि दिगम्बर रहनेसे मेरी विशेष 
प्रतिष्ठा होगी, कपड़े पहनना स्वीकार नहीं किया । अजित केश 


कम्वली वृक्षोंमें जीव मानता था'*'। प्रकुद्ध कात्यायन पानीमें जीव 
मानता था । “इस तरह उस समयके चार तीथेकुर जैनधमंके 


सिद्धान्तोसे प्रभावित थे | इससे प्रकट होता है कि जैन विचार 
ओर आचार मद्दावीरके समयमे अवश्य ही प्रचलित रहे हैं। 
इससे भी पता चलता है कि निप्र न्‍थ महावीरसे बहुत पहलेसे 
चले श्राते थे ।! 

डा० याकोवीके ही उक्त शब्दोंके प्रकाशमें हमें उनके श्रभिमत 
के विरुद्ध कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता नही रह जाती। 

डा० बुहलरने भी मह्यावीरके निम्न न्‍थ सम्प्रदायका महत्व 
बतलाते हुए लिखा है-- बुद्धके प्रतिदवन्दी अन्य सम्प्रदायोंका 
अर्णन करते हुए बोद्ध ग्रन्थोंमे लिखा है. कि उन्होने निम्न न्थोंकी 
नकल की है और वे नंगे रहते हैं । अथवा लोग उन्हें निम्न न्‍्थ 
समभते हैं क्योकि उन्हें घटनावश बरत्र त्यागना पड़ा है। यदि 
वर्धमानका सम्प्रदाय महत्वशाली न द्वोता तो इस प्रकारके ददू- 
गारोंका प्रकटीकरण शक्‍य न होता । ( इं० से* जे० प्रृ० ३६ ) 


डेप ४ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


अतः डा० य/कोवीका यह कथन कि महावीरने गोशालकका 
अनुसरण किया ठीक नहीं प्रतीत होता । 


महावीर और गोशालकके मिलनका उद्देश्य 


डा० याकोबीने लिखा हे--महावीरने जो आजीविकोंके कति- 
पय धार्मिक विचारों ओर क्रियाओको अपनाया, इसे हम एक 
प्रकारका उपहार मानते है जो गोशालक और उनके शिष्योंको 
अपने वशमे करनेके लिये दिया गया था। ऐसा लगता है कि 
यह कुछ समय तक तो सफल हुआ, किन्तु अन्नमें दोनों पररपरमे 
भंगड़ गये। और यह अनुमान करना शकय है कि झगड़ा इस 
बात पर हुआ कि सम्मिलित सम्प्रदायका +मुख कोन बने ? 
गोशालकके साथ अस्थायी सन्धि कर लेनेसे महावीरकी स्थिति 
दृढ़ हो गई। यदि हम जैनोके विवरण पर विश्वास करें तो 
गोशालकका दुखद अन्त उसके सम्प्रदायके लिये अबश्य ही 
भयानक आघात हुआ ।? ( से० बु० ई०, जि० ४५, प्० ३० ) 


उक्त कथनसे यही प्रकट हो है कि महावीरने गोशालकको' 
प्रसन्न करनेके लिये उसके कुछ आचार अपनाये और गोशालकके 
साथ अस्थायी सन्धि करनेसे महावीरकी स्थिति दृढ़ हो गई । 

प्रथम बातके सम्बन्धमें हम प्रकाश डाल चुके हैं । अतः यहाँ 
दूसरीके सम्बन्धमे डालते हैं | डा० याकोवीने जैन सूत्रोंकी अपनी 
उसी प्रस्तावनामे, जिसमे उक्त बात कही है, लिखा है कि 'जब 
बोद्ध धर्म स्थापित हुआ उस समय निम्न न्थ एक श्रमुख सम्प्रदाय- 
के रूपमे वतंमान थे। तथा अन्‍्यत्र बौद्ध प्रन्थोंमें निगन्‍्थोंका 
बहुतायतसे उल्लेख तथा इसके विपरीत जैन आगमोंमे बौद्धाका 
किक्षित भी निर्देश न देखकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि 


संघ सेद्‌ ४४५, 


बोद्ध निग न्‍थोंको एक प्रमुख “सम्प्रदाय मानते थे जब कि जेन 
अपने विरोधियोंकी परवाह नहीं करते थे । 

यह तो हुई बुद्धफे समय निग्न न्थ सम्प्रदायकी स्थिति जिसके 
प्रमुख निम्न न्थ ज्ञातृपुत्न महाबीर थे। महावोरके सम्बन्धमें डा० 
याकोवीने जैन सूत्रोंके प्रथम भागकी अपनी भ्रस्तावनामे उनके 
माठकुल ओर पितृकुलका परिचय देते हुए लिखा है कि यह हम 
इसलिये दे रहे हैं कि हम इसके ज्ञानसे यह जान सकनेमें समथ 
हो सके कि महावीर अपने मिशनमें सफलता कैसे प्राप्तकर सके । 


जहाँ तक ज्ञात होता है पितृकुल और माठ्‌कुलके सम्बन्धों- 
की दृष्टिसे महावीरकी लौकिक स्थिति बुद्धसे यदि इक्कीस नहीं 
थी तो उन्नीस भी नहीं थी। तथा वह प्राचीन निम्न न्थ सम्प्रदायके 
तीथंड्ूर थे। बौद्ध निकाय ग्रन्थोमें यत्र तन्न उनकी चचों करते 
हुए लिखा है कि बड़ी भारी निम्न न्थोंकी परिषदके साथ नियंठ 
नाटपुत्त अमुक जगह वास करते थे । इसके विपरीत गोशालक 
कुलकी दृष्टिसे हीन था, मांगता खाता फिरता था | ल्लब वह महा- 
वीरके पास आया तब उसकी कोई स्थिति नहीं थी | बोद्ध निकाय 
ग्रन्थोमें यद्यपि छे शास्ताओंमे उसका नाम भी सर्वत्र आता है 
किन्तु मुझे तो एक भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला, जहाँ उसे भी 
आजीविकोंकी बड़ी परिषदके साथ वास करता बतलाया हो, 
उत्तरा० सन्र० के आद्रक और गोशालक संवादमे गोशालक 
महावीर भगवानपर यह आरोप लगाता है कि पहले 
महावीर एकाकी रहते थे और अब बहुतसे निम्न न्थोंके 
साथ रहते हैं। इस पर डा० हानलेने लिखा है कि--गोशालक- 
के साथ भी बहुतसे आजीविक रहते थे। अतः संघके प्रमुखका 
बहुतसे साधुओसे घिरे रहना कोई दोष नहीं है। किन्तु इस 


४४६ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


आरोपसे यह प्रकट होता है कि मलैबीरने बुद्धफी वरहद >म्र न्थों 
का एक संघ स्थापित कर लिया था | महावीरके अनुयायी छोटे 
या बड़े समुदायोंमे विभिन्न स्थानोंमें फेले हुए थे, जा एक संघ 
एक नियम और एक नेताके अधीन थे। इसके विपरीत गोशाक्षक 
के अनुयायी संख्यामें थोड़े थे ओर उसीके साथ रहते थे । अन्य 
भी आ्राजीबिक संघ थे किन्तु वे नन्‍्दवत्स्य और कृश सांकृत्यके 
अधीन थे । निप्र न्‍थो और बोद्धोंकी तरह आजीविकोंका एक संघ 
नहीं था । “अपने अत्यधिक सफल प्रतिद्वन्दंके विरुद्ध गोशालक 
का उक्त दोषारोपण उसकी अपनी अयोग्यताको ही बत्तलाता है ।! 
| इं० ड्० रि० ) 


ऐसी स्थितिमे मैं नहीं समझता कि महावीरकों गोशालकको प्रसन्न 
करनेकी क्‍या आवश्यकता थी ? गोशालककी स्थिति तो ऐसी जान 
पड़ती है कि जिसके साथ स्नेह होजानेसे आदर मिलनेकी संभावना 
नही, और विद्वेष होजानेसे भयकी सम्भावना नहीं । 
डा» याकोबीकी श्रपेज्षा डा० हानेलेका मत ही इस विषयमें 
अधिक साधार प्रतीत होता है। थे लिखते हैं-'महावीरसे मिलनेमें 
गोशालकका क्या उद्देश्य था यह निश्चय कर सकना कठिन है । 
यह हो सकता है कि उस धार्मिक उत्साही महावीरकी संगतिसे 
गोशालकके स्वभावमें अपेक्षाकृत उत्तम सहज ज्ञान अस्थायी रूपसे 
जाग्रत हुआ हो ! अथवा यह दो सकता है कि, जैसाकि जैन 


विवरण बतलाता है, गोशालकने महावीरसे अपने उ्यवसायके 
लिये उपयोगी शक्तिशाली उपायोंकों सीखनेकी आशा की हो । 


ढा० बरुआने' “आजीविक' सम्बन्धी अपने निबन्धमें बतलाया 





१०-भां० इं० पत्रिका, जि० ८, प्रृ० १८३-। 


संघ भेद डपूछ 


है कि आजीविक शब्दका प्रयोग भारतीय साहित्यमें इन तीनके 
ईल्ये किया गया है--- 


(१) विस्तृत अथ्थंमें परित्राजकोंके लिए (२) संकुचित अ्रथेमें 
पूरणकस्सप , मकक्‍्खलि गोशाल आदि पांच तीथथंकोके धार्मिक सम्प- 
दायोंके लिए। और (३) अत्यन्त संकुचित अर्थमें मक्खलि या 
मक्खलि पुत्र गोशालके शिष्यों ओर अनुयायिओंके लिये। तथा 
भ रतीय साहित्यमें जिन विभिन्नरूपोंमें आजीवकोंका उल्लेख पाया 
जाता है उन्हें चार श्रेशियोमें रखा जा सकता हे-- ( १) अचेलक 
साधु, जो अचेल, अचेलक खपणइ, क्षपणक, नग्न, नग्नपव्वज्वित 
नग्नक, नग्नज्षपणक कहदे जाते थे । (२) एक परिवत्राजकोंका समुदाय 
जा अपने साथ एक वांसकी लकड़ी या एक लकड़ी रखता था। 
ओर मस्करी एद्ण्डी, एकदण्डी, लट्टीहत्थ, और बेणु परित्राजक 
कहा जाता था। (३) सिरमुंडे वैरागी, जो घर २ भिक्षा मांगते हैं. 
ओर जिन्हें मुस्डियमुण्ड या 'घर मुडनिय समण' कद्दा है । (४) 
सन्यासियोकी एक श्रेणी, जिनके जीवनका व्यवसाय भिक्षाबृत्ति था 
जो नग्नताकों अपनी स्वच्छता ओर त्यागका एक बाह्य चिन्ह 
बनाये हुए थे, किन्तु अन्तरंगमें एक ग्रहस्थसे अच्छे नहीं थे । उन्हें 
आजीब, आजीवक, आजीविय, आजीविक और जीवसिद्धी क्षप- 
ण॒क कहा है। 


कहना न होगा कि ऊपर का नम्बर तीन ओर मन॑.चेका चार 
पररपरमें सम्बद्ध हैं । अथोत्‌ गोशाज्कके अनुयायी या शिष्य, जो 
आजीबिक कहे जाते थे, यद्याप संन्‍यासी थे, डिन्तु जीविकाके खोजी 
माह थे। और संन्यासके आवरणमें एक गृहस्थसे अच्छे नहीं थे जेसा 
कि आगे स्पष्ट किया जायेगा। ऐसे गोशालककी संगतिसे महावीर 


पट जै० सा० ह ०-पूर्व पीठिका 


आर उसके सम्प्रदायको लाभ पहुँचनेकी कोई संभावना नहीं की 
जा सकती। और इसलिये गोशालक महावीरकों आदर पूबयक 
भिज्षा मिलते देखकर उनके खाथ रहनेके लिये उत्सुक हुआ हो, 
यही संभव प्रतीत होता है। 

अब प्रश्न रहा, मह।बीरसे गाशालक प्रथक क्‍यों हुआ ! 
डा० याकोवीका कहना है कि सम्मिलित संघक। प्रमुख कौन बने 
इसको लेकर इन दोनोमे झगड़ा हुआ जान पड़ता है। भगवती 
सत्र तो उनके भेदका कारण सैद्धान्तिक मतभेदका ह/ना बतलाता 
है। तिलके पोदेवाली घटनाके बादसे उनमे बैमनस्य पैदा हुआ 
किन्तु प्रथक होनेके पश्चात्‌ गोशालकने श्रावस्तीमे एक कुम्हारीके 
घरमे रहकर अपना प्रथक संघ बनाया और अपनेका चोबीसवां 
तंथकूर कहना शुरू किया । इससे यह भी स्पष्ट है कि उसके सन. 
में तीर्थकष०र बननेकी अमिलाषा थी | और महावीरसे पृथक होकर 
वह उनसे पहले तीर्थक्षर बन गया, क्योंकि भ० सू० के अनुसार 
जब महावीरको जिन दीक्षा लिये पूरे दो वर्ष भी नहीं हुए थे, तभी 
गोशालक उनके पीछे ल्ग गया ओर छे ब्ष तक साथ रह। । महा- 
वीर स्वामीने लगभग तीस वर्षकी अवस्थामे जिन दीक्षा ली, और 
बारह वर्षके तपश्वरणके पश्चात्‌ उन्हें केवल श्षानकी प्राप्तिके साथ ही 
साथ तीर्थज्डर पद प्राप्त हुआ । इस तरह उन्हे ४२ वषकी अवत्था- 
में तीथक्कर पद प्राप्त हुआ। और जब बह ३८ के थे, तभी गौशा- 
लकने उनसे सम्बन्ध जिच्छेद कर लिया ओर अपना संघ कायम 
कर दिया । इस घटनाके पश्चात्‌ ्राउस्तीमें ही उनको भेंट हुई । 
उस समय महावीरको तीर्थक्षर हुए चौदह वर्ष बीते थे। ओर 
गोशालकके आजीबिक संघको स्थापित हुए १६ वष हो चुके थे + 


किन्तु तीथक्ृर पदको लेकर कलह सम्बन्धविच्छेदका मूल 


संघ भेद आओ 


कारण नहीं जान पड़ता । उसके मूलमें कुछ अन्य कारण भी हैं 
जैन और बौद्ध उल्लेखोंसे जिनका समथन होता है। 


डा० हानलेने लिखा है कि इस जेन वक्तव्यकी, कि गोशाल्क 
एक कुम्हारीके घरमे रहा था, सत्यतामे सन्देह करनेका कोई 
कारण प्रतीत नहीं होता । यह कार्य गोशालकके वास्तविक चरित्र 
पर प्रकाश डालता है और गोशालकढ्े प्रति बुद्धके घृणा भावसे' 
भी उसका समथथेन होता है---इं० इ० रि०, जि० २, प० २६०। 
बे ओर भी कहते हैं--'गोशालकका एक खस्रीके म्थानकों अषना 
मुख्य आवास बनाना बतलाता है कि गोशालकका मतभेद सैद्धा-- 
न्तिक नही था, किन्तु चरित्र विषयक था। पाश्च के चार यामोंमें 
परिवर्तन करके महावीरने ब्रह्मचयंकों प्रथक स्थान दिया था। 
इससे मालूम होता है कि पाश्व के कमजोर साधुओमें अनैतिकता 
प्रवेश कर गई थी। इसी बात परसे गोशालक महावीरसे प्थक्‌ 
हा गया ।' 


पाश्व पत्यीय और गोशालक 


८ हि ९ 
डा० हानलेके उक्त कथनका स्पष्टीकरण करनेके लिये पाश्व - 
पत्यीयो ओर गोशालकके पारस्परिक सम्बन्धमे प्रकाश डालना 
शआ्रावश्यक हैं । 


भगवती सूत्रमे ( १५-१ ) लिखा है कि एक समय गोशालक- 
के समीप छे दिशाचर आये । टीकाकारने दिशाचरोंकों पाश्व स्थ 
और चूर्णिकारने पाश्चोपत्यीय बतलाया है। अर्थात्‌ वे पाश्व नाथकी 
परम्पराके थे । वे छहो अपनी बुद्धिसे पूषणत आठ महा निमित्तों 
का विचार करते थे। वे आठ महानिमित्त हैं--द्व्य, उत्पात, 
अआन्तरिक्ष, भौम, स्वर, अंग, लक्षण और व्यंजन । इनसे श्राणियों, 


नह६० जलै० सा० हृ०-पूर्ष पीटिका 


के जीवन मरण, सुब्र दुःख और लाभ अलाभकी जानकारी द्ोती 
है । ये ज्योतिषसे सम्बद्ध हैं । इन्दींके आधार पर गोशालकने यह 
सिद्धान्त स्थापित किया कि सब प्राणियोंके लिये ये छे बातें 
अनतिक्रमणीय हैं--जीवन मरण, सुख दुःख, लाभ अलाभ | 
इनको टाला नहीं जा सकता, जिसके भाग्यमे जो बदा है बह होता 
है। यही गोशालकका प्रसिद्ध देववादका सिद्धान्त है। सम्भवतः३ 
अपने इस सिद्धान्तकों अपने जीवन व्यवहारमें उतारनेके कारण 
ही उस पर अन्नह्मचर्यावासका दूषण जैन और बौद्ध दोनोने 
लगाया है जो साधार प्रतीत होता है । क्‍योंकि शुद्ध दैववादके 
सिद्धान्तका परिणाम अनैतिक आचरण' है। जब पाप पुण्य 
केवल देबाधीन हैं, पुरुषका उसमे कुछ भी कठूत्व नहा है, तब 
नैतिक होनेका प्रयत्न करनेकी आवश्यकता ही क्या है ? 

किन्तु इसका यह अथे कदापि नहीं लेना चाहिये कि चंकि 
गोशालकके देववादक। सिद्धान्त पूर्रोसे लिया गया था इसलिये 
महावीर ओर गोशालकमे सैद्धान्तिक भतभेद नही था, जैसा कि 
डा० हानलेका कथन है । जैन घममे इस प्रकारके देववादको 
कोई स्थान नहीं है, क्‍योंकि जेन धर्ममे यद्यपि 'कर्म” का महत्त्व है 
किन्तु पुरुषाथके द्वारा पूरवकत कर्मोको परिबर्तित ही नहीं, किन्तु 
नष्ट भी किया जा सकता है । अस्तु, ऊपरके उल्लेखसे स्पष्ट है कि 
गोशालक पाश्वोपत्यीयोके भी संसगेमे था । 


अब हम सूत्र कृतांगसे कुछ उदाहरण ओर देते हैं. जिनसे भी 
उक्त बातका समथन होता है-- 
सूत्रकृतांगसे पता चलता है कि तिलके पोदेको लेकर गोशा' 


लकने जिस प्रकारकी आपत्ति की थी, उसी प्रकारका कुतक पाश्ो- 
चअत्य भी करते थे । 


संघ भेद ड्ध्ह 


सूत्र० (२ श्रु० ७ अ० ) में बतलाया है कि उदक पेढालपुक्र 
नामक पाश्वोपत्यीय निम्न न्थ गौतम स्वामीसे आकर बोला--हे 
गौतम ! कुमारपुत्र नामके आपके एक निम्न न्थ नियम भ्रहण करने. 
के लिये आये हुए श्रावकोंसे इस प्रकार त्याग कराते हैं-- 


“राजा आदिके अभियोगोंको छोड़कर त्रस प्राणियोंको दण्ड 
देनेका त्याग है। यह त्याग कराना ठीक नहीं है क्‍योंकि इस 
प्रक रसे त्याग करानेवाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञाका उल्लंघन करते 

ओर इसका कारण यह है कि प्रणी परिवर्तनशील है इस- 
लिये स्थावर प्राणी भी कभी त्रसप्राणी हो जाता है और त्रसप्राणी 
स्थावर रूपमे उत्पन्न होता है। अतः जब वे त्रसप्राणी स्थावर 
रूपमें उत्पन्न हाते हैं तो वे त्सकायकों दुण्ड न देनेकी प्रतिज्ञा 
करने वालोंके द्वारा घात करनेके योग्य हो जाते हैं। अतः उनका, 
त्याग ठीक नहीं कह लाया; क्‍योंकि जिसको धात न करनेका उन्होंने 
का था, वे ही त्रसजीब स्थावर पयोयमें उनके द्वारा घाते. 
जाते हैं ।! 


उक्त शंकाका समाधान करने पर उदक पुनः उसी प्रश्नको 
पूकारान्तरसे पूछता है--हे गौतम ! ऐसी एक भी पयोय नहीं है 
जिसके घातका त्याग आवक कर सके; क्योंकि प्राणी परिवर्तनशील 
है, कभी स्थावर त्रस हो जाते हैं ओर कभी त्रस स्थावर हो जाते 
हैं। वे सबके सब जब स्थावर कायमें उत्पन्न हो जाते हैं तो 
श्रावकोंके घातके योग्य होते हैं । 


इस प्रकारके प्रश्न पाश्वोपत्यीयोंकी उस प्रकृति ओर स्थिति 
पर प्रकाश डालते हैं जो गोशालककी मनःत्यितिसे मिलती 
हुई है। अब प्रकृत ख्री भोगके विषयमें पाश्वेस्थोंकी वाचालताका 


5 | जै० सा० इ०-पूर्व पीठढिका 


नमूना देखिये--सूत्र०* ( १ भ्रु, ३े अ०, ४ उ० ) में प्रारस्भमें 
शीतल जल, बीज और हरी वनस्पतिका भकछण करनेवालोंकी 
चर्चा करके लिखा है कि ख्रीके बशमें रहने वाले ओर जैन शाख्रसे 
विमुख मूर्ख अनाय॑ पाश्व सथ ऐसा कहते हैं--जेसे फोड़ेको दबा 
देना चाहिये वैसे ही समागमकी श्राथना करनेवाली ख्रीके साथ 
समागम करना चाहिये। इसमें दोष क्या है ? जेसे भेड़, पक्षी 
बिना हिलाये जल पीते हैं बैसे ही समागमकी प्राथना करनेबाली 
ख्रीके साथ समागम करनेमें क्‍या दोष है ? इस प्रकार मैथुन 
सेवनको निरवद्य बतलाने वाले मिथ्यादृष्टि अनाये पाश्वेस्थ है। 
प्रास्म्भमे जो शीत उदक, हरे बीजका सेवन करनेवालोकी चर्चा 
की है, वह स्पष्ट ही गोशालकका मत है और अ्रन्तमे जो पाश्व॑स्थों 
का स्त्री विषयक मन्तव्य दिया है, वह भी गोशालकके अनुकूल 
है। अतः गोशालक प्रारम्भमे पाश्वेनाथकी परम्परामें दीक्षित 
हुआ हो यह सम्भव है । तथा बह पाश्वोपत्यीयोके प्रभावमे हो 
यह बहुत कुछ सम्भव जान पड़ता है। 


आजीविक सम्प्रदाय नग्न रहताथा, इसमें तो कोई विवाद 
ही नहीं है । किन्तु उत्तरकालके कत्तिपयय लेखकोने तो नग्नताकों 


१ आहंसु महापुरिसा पुव्वि तत्ततवोघणा | 
उदएण सिरद्धिमावन्ना तत्य मं दो विसीयति ॥१॥ 
न दि न हि 
एजमेगे तु पासत्था, पत्नचति अणारिया । 
इत्थीवस गया बाला जिणसासणपरम्मुहा ॥६॥ 
जहा गडं पिलागं वा परिपीलेज मुदुत्तगं | 
एवं विज्नवशण्ित्यीसु दोसो तत्थ कश्रो सिश्रा ॥१०॥ 
“सू०, १ अ०, रे आ०, ४ उ० ॥ 


छघ भेद ४६३ 


अआजीविकोंके साथ ही बांध दिया है और जो नग्न सो आजीवक' 
ऐसी ब्याप्ति सी बनाकर दिगम्बर जैनोंको ही गोशालकका अथबा 
आजीविकोंका उत्तराधिकारी सिद्ध कर डाला है । 


आजीविक और दिगम्बर 

आजीबिकों और दिगम्बरोंमें तीन बातोको लेकर समानता 
थाई जाती है - दोनों नग्न रहते थे, दोनों हस्तभोजी थे और 
दिगम्बरोंकी तरह शायद्‌ आजीबिक भी केशलु'च करते थे । इस 
नग्नताके कारण किन्हीं किन्हीं ग्रन्थकारोंको भी दोनोंफी एकतामें 
श्रम हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। और उसी अ्रमके आधार पर 
कल्पनाओं और अनुमानोंका ताना बाना बुनकर बीसवीं शतीके 
कतिपय अन्वेषक विद्वानोंने आजीबिकोंको दिगम्बर जैनोका पूबेज 
मान लिया, जिनमे डा० हार्नलेका नाम उल्लेखनीय है। उन्होने 
लिखा है कि सूत्र कृतागंकी टीकामें शीलांकने आजीबिकों त्रेराशिकों 
ओर दिगम्बरोकों एक बतलाया है। किन्तु उनका यह कथन अ्रम- 
थूर्ण है । शीलाकंके दो वाक्य इस प्रकार हैं-- 

१ श्राजीविकादीनां परतीर्थिकानां दिगम्बराणां चासदाचाःरनिल्‍ल्पण- 
याह-- 

२ ते गोशालकमतानुसारिणों दिगम्बरा वा “”'”,,--अ० ,-- 
छ० ह, गा० १७ की टीका । 

पहले वाक्यका अर्थ है--“आजीबिक' आदि परतीर्थिकों और 
ददिगम्बरोंके असदाचारका निरूपण करनेके लिये कहते हैं ।' 

इस वाक्यमें स्पष्ट ही आजीविकों और दिगम्बरोंको एक नहीं 
बतलाया । यदि 'परतीथ्थंकानां' पदको 'द्गिम्बराणांके साथ भी 
लगाया जाये तो अर्थ होगा-- 'आजीविक आदि और दिगम्बर 
परतीर्थिकोंके! । सुत्र ऋृतांगके हिन्दी टीकाकारने यही अर्थ किया 


डद्छ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


है। यद्यपि मुझे अपना वक्त अर्थ ही श्रधिक सुसंगत प्रतीत होता है 
शीलांक आजीविकोंको परतीरथिक बतलाता है, दिगम्बरोंको नहीं, 
तथापि यदि दूसरा अर्थ हो ठीक मान जाये तो भी आजीवक ओर 
दिगम्बर एक नहीं ठहरते | “च! शब्दके होनेसे आजीवकादि और 
दिगम्बरमें विशेषणविशेष्य भाव इष्ट नहीं है। इसीतरह दूसरे 
बाक्यमे जो 'वा' शब्द बीचमें पड़ा है वह 'च' का स्थानापन्न है । 
अतः उसका अर्थ होता है-- 'वे गोशालक मतावलम्बी तथा 
दिगम्बर सम्प्रदायवाले' | इस वाक्ष्यमें गोशाल्कमतानुसारी' पर 
पूर्व वाक्यके आजीविकादिः पदका स्थानापन्न है। अतः दोनो 
वाक्योंके द्वारा शीलाइुने आजीविक आदि गोशालक मतानुसारियो 
ओर दिगम्बरोको एक नहीं माना है। ओर यदि माना है तो 
शीलाइका उक्त लेख भी आन्त है ओर उससे कोई भी बुद्धिमान' 
सहमत नहीं हो सकता; क्योंकि आजोविको और दिगम्बरोमें 
मौलिक सैड्धान्तिक मेद है | इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--- 


शीलांकने जिस गाथा' १२ की टीकाके प्रारम्भमे आजीवका- 
दीनां परतीथिकानां' आदि लिखा है, उस गाथामें जैनमुनि आाजा- 
विक आदि परतीर्थिकोसे कहता है कि तुम लोग कांसा आदिके 
पात्रोमे भोजन करते हो, रोगी साधुके लिये ग्रहस्थाके द्वारा आह्यार 
मंगाते हो | इस प्रकार तुम लोग बोज और कच्चे जल़का उपभोग 
करते दो ओर उद्दिष्ट ओोजन करते हो? । 


१--भारतोय विद्या! जि० ३ प० ३६ में गोपाणिका आजीविक 
सेक्ट” शीषंक लेख | 

२ 'तुम्मे भुजह पाएसु, गिलाणो श्रमिहडंमि वा। त॑ च बीओदगं 
मोशा, तमुद्िसादि ज॑ कं ॥१२॥ 


खंघ भेद डदजू 


यहाँ चार आरोप आजीबिकों पर लगाये हैं--- शीत जलका 
व्यवहार, बीज भक्तण, उह्िष्टि भोजन और बीमार रोगीके लिये 
शहस्थके पात्में आहार ज्ञाकर उसे खिलाना | 


गोशालक आद्रेक संवादमें, जिसका पीछे उल्लेख किया है 
गोशालक कहता है कि शीतोदक बीज काय, उद्िष्ट भोजन तथा 
खत्री सेशन करनेसे हमारे साधुको पाप नहीं लगता। यहाँ गोशाल- 
कने उक्त चार बातोंमें से तीन कहीं है, पात्र भोजन नहीं लिया है, 
उसके स्थान १२ खत्री सेवन रखा है । 


इसका मतलब यह है कि आजीविक साधु उक्त ४ चीजोंका 
सेवन करनेमें दोष नहीं मानते थे। और चुंकि इसकी उत्थानिकामें 
शीलांकने दिगम्बरोंको भी सम्मिलित कर लिया है, अतः शीलाझु 
के अनुसार दिगन्बरोंमें भी शीतत्न जल वगैरहके व्यवहारमें दोष 
नहीं माना जाता था। संभवतः इसी से डा» हार्नलेने दोनोको 
एक मान लिया जान पड़ता है। 


डा० हानले साहब का कहना है कि “वास्तवमें दिगम्बर ओर 
श्रे ताम्बरोमें भी उक्त चार बातोंको लेकर ही मत भेद है । शीतल 
जल ओर बीजके भक्षण पर रोक किसी भी प्रकारके जीवकी 
सुरक्षाके लिए है। किन्तु कहा जाता है कि द्गम्बर केवल पशु- 
पक्ती वगेरहकी सुरक्षाकी ओर ही ध्यान देते हैं जब कि श्रे ताम्बर 
जीव मात्रकी सुरक्षाके पक्षपाती हैं। ब्रद्मचयेके दोनों पक्षपाती हैं. 
किन्तु श्रेताम्बर भिक्षा पात्र रखते हैं, द्गिम्बर नहीं रखते। 
नग्नताको लेकर विरोध तो दोनोंके नामोंसे ही स्पष्ट दै' | (इं० इ० 
रि०, जि० १, प१० २६७ ) 

दिगम्बर मुनि आजीविकोंकी तरह शीतल्न जल और बीज 
कायका सेवन करते हैं तथा बे केवल पक्षी पशु आदि स्थूल्न जीवों 

३० 


४६६ जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


की सुरक्षा पर ही विशेष ध्यान देते हैं, ये बातें बतलाती हैं कि 
डा० हानेलेने द्गिम्बर ग्रन्थोका अवलोकन नहीं किया था तथा 
संभवतया शीलांककी टीकाके आधार पर उक्त बातें क्षिख दी है । 
अपने मतके उत्तराधके समर्थन उन्होंने ०७3, /3072688 के एक 
लेख 'द्गम्बर जैन एकोनो ग्राफ़ी' (इं० ए०, जि० ३२, प्रू० ४६० ) 
का उल्लेख किया है । वर्गेसने अपने लेखमें लिखा है कि “वे ता- 
म्बर लोग सब प्रकारके प्राणियोंके जीवनके प्रति अत्यन्त सावधान 
होते हैं, जबकि द्गिम्बर केवल परिमित रूपसे है बैसे होते है। 


इस लेखकने ऐसा किस आधार पर लिखा हम नहीं कह 
सकते; क्योंकि उसने अपने उक्त लेखमें अपने कथनके समथेनमें 
कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया । दिगम्बर परम्परामे श्रावकके 
ग्यारह भेद हैं । थोड़ासा देरफेर्के साथ श्वेताम्बर परम्परामे भी 
वक्त भेद गिनाये हैं । उन्हे श्रावक प्रतिमा कहते है । श्वे ताम्बर पर- 
म्पराके अनुसार तो प्रतिमारूप श्रावक धर्म विच्छिन्न हा गया, 
किन्ठ दिगम्बर परम्परामें उसकी प्रवृत्ति आज भी है । श्रावकके 
उन ग्यारह भेदोंमे पॉचवां भेद सचित्त' त्याग है। श्वे ताम्बरोंमें 
इसका स्थान सातवां हैं। इसका पालक श्रावक सचित्त जल, पत्र 
पुष्प, बीज वगेरह का सेवन नहीं करता । ऐसी स्थितिमें जब पत्चम 


१ भूल फल शाक शाखा करीर कन्द प्रधून वीजानि। 
नामानि योत्ति सो5यं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥१४१॥ 
“-रत्न० आ० ॥ 
“इरिताइरबीजाग्वुलवणाद्रप्रासुक॑ त्यजन्‌ | 
जाग्रतकृपश्रतुर्निषडः सचित्तविरतः स्मृत३ ॥ 
“>-सागार० ७ आ० ८ श्लो० 


संघ भेद ४६७ 


आवकके लिए भी शीवल जल और बीजका सेवन वर्जित है, तब 
मुनिका तो कहना ही क्‍या है ? 

दिगम्बर जैन साधु ४६ दोषोंको बचाकर आहार करता है। 
उन दोषोंमें एक दोषका नाम इन्सिश्र' है । प्रथिवी, अप्रासुक जल, 
हरित काय, बीज ओर त्रसोसे मिश्रित आह्वारका उन्मिश्र कहते हैं। 
अथोत्‌ यदि भोजनमें शीतल जल और बीजका मिश्रण हो जाये 
तो वह आहार उन्मिश्र दोषसे युक्त होनेके कारण द्गिम्बर जैन 
साधुके लिये अग्नाह्म है। ऐसी स्थितिमें यह कहना कि दिगम्बर जैन 
साधु शीतल जल ओर बी ज्ञोको ग्रहण करते हैं, बिल्कुल निराधार 
ओर अ्रसत्य है। इससे भी भयानक एक दूसरी भूल है। 

डा० हानलेने लिखा है कि दिगम्बर साधु ५ फीट झँचा एक 
दण्ड हाथमे लिये रहते हैं, यह उनके आजीविक होनेका दूसरा 
प्रमाण हे. क्‍योंकि आजीविक एकदण्डी थे । (इं० इ० रिं०, प्रू०- 
२६७ ) 

दिगम्बर साधु एक मयूरके पंखोके पीछी और कमरडलुके 
सिवाय और कोई उपकरण अपने पास नहीं रखते । जिस ५ फ़िट 
ऊँचे दण्डको हाथमे लिए रहनेका निर्देश डा० हानलेने किया है, 
बह श्वेताम्बर साधुओंका उपकरण है, दिगम्बर जैन साधुओोंका 
नहीं | यदि यह दरड आजीविकोकी देन है तो श्वे ताम्बर साधुओं 
को भी आजीबिक मानना होगा क्योंकि जेनोमें वे ही एकद्ण्डी 

१ “पुटवी आऊ य तद्दा हरिदा बीया तसा य सजोवा । 
पंचेष्टि तेहि मिस्स आहार होदि उम्मिस्स ॥४७२॥ मूनाचा०” 
/ पृथ्यया 5 प्रासुकया 5 द्धिश्न वोजेन हरितेन यत्‌ । 
मिश्र॑ जीवत्वसैश्वान्न महादोषः स मिश्रकः ॥ रे६॥ 
-+अनगार०, अ०५ | 


दर जैन सा० ह० प्व-पीटिका 


हैं। अतः यदि आजीविकोंके नग्न रहनेसे दिगम्बरोंको आजीविकों 
का उत्तराधिकारी माना जाता है तो आजोविकोंके एक दण्डी होने 
से दण्डधारी श्रेताम्बररोको भी आजीबिकोंका उत्तराधिकारी बत- 
लाना होगा। किन्तु यह सब श्रान्त कल्पनाएँ हैं । और उनके 
आधार पर आज्ीविकों और दिगम्बरोंका ऐक्य प्रमाणित नहीं 
किया जा सकता । 


खेद है कि आजके कोई कोई लेखक स्वयं अध्ययन न करके 
उक्त प्रकारकी श्रान्त धारणाओके श्राधार पर ही कागज काले 
करते हुए पाये जाते है। इसका एक उदाहरण श्री रामघोषका वह 
लेख है जो उन्होने ओरियन्टल कांफ़ सके द्वितीय अधिवेशनमें 
पढ़ा थी । उस लेखका शीषेक ह-- “अशोकका धर्म! । यह लेख 
डा० हानेलेके उक्त लेखको सामने रखकर ही लिखा गया है । श्री 
घोषने भी लिखा है कि दिगम्बर साधु ५ फीट ऊँचा दण्ड रखते हैं, 
शीतल जल और वीज ग्रहण करते है? । यदि दिगम्बर जेनोके 
साहित्यका अध्ययन करके श्री घोषने अपना लेख लिखा होता तो 
डा० हार्नलेकी भ्रान्तियोंका ही पिष्टपेषण करनेका कष्ट उन्हे न उठाना 
पड़ता | डा० द्वानंले विदेशी थे और उन्होंने अपना लेख १५€बी शती 
के अ्रन्तमें उस समय लिखा था जब (द्गम्बर जैन साहित्य प्रकाशमे 
नहीं आया था। किन्तु श्रीघाषने तो अपना लेख उससे चोथाई 
शताब्दी पश्चात्‌ १९२२ मे लिखा है, जब दिगम्बर जेन साहित्य: 
काफी प्रकाशित हो चुका था । 


उपलब्ध दिगम्बर जैन साहित्यका आरम्भ इंसाकी प्रथम 
शताब्दीसे होता है । उसमे आजीविकोकी छाया तकका संकेत नहीं 
मिलता और ऋषभ देवसे लेकर वर्धमान महावीर पयन्त चौबीस 
तोथझूरोका ही एकमात्र गुणयान आदि किया गया है। द्वां भोजनके 


संघ भेद श््द्ह 


४६ दोषोंमें से एक दोषका नाम “आजीव' भी है। अपनी जाति 
कुल, शिल्पकम, तपस्या, प्रभुत्व आदिको बतलाकर भोजन श्राप्त 
करना “आजीब"” नामका दोष है। यह पहले लिखा दी है कि 
'श्राजीवः से ही आजीविक शब्द निष्पन्न हुआ है। और आजी- 
विक साधु आजीव या आजीविकाफे विषयमें अपना एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण रखते थे। सम्भव है कि वे अपनी जाति आदिका बखान 
करके भोजन प्राप्त करते हो । और उनकी उस वृत्तिके आधार पर 
आजीव नामक दोषकी रचना हुई हो। किन्तु यह दोष यदि आजी- 
वबिकोंकी वृत्तिसे संबन्ध रखता है तो उससे दिगम्बर जेनों और 
आजीबिकोका बैमत्य ही प्रकट होता है, ऐक्य या एकमत्य नहीं 
प्रकट होता । रु 

यहाँ यह बतला देना भो उचित हागा कि श्वेताम्बर साहिस्यमें 
भी 'आजीब' नामक भोजन दोष गिनाया है। असलमे दिगम्बर 
ओर श्वतास्बरोमें मुख्य भेद बस्म्र परिधानका है, उनके अन्य 
आचारो और विचारोमे यत्‌किचित्‌ अन्तर होते हुए भी प्रायः ऐक्य 
ही है। मूल सिद्धान्तोंमे, तत्त्व व्यवस्थामे कोई अन्तर नही हैं, 
ओर इसका कारण यह है कि दोनों महा।बीरके द्वारा उपदिष्ट तत्त्व- 
परम्पराकों मानते हैं। यदि दि्गम्बर सम्प्रदाय आजीबिकोंसे 
निकला होता या आजीविक ही आगे चल कर दिगिम्बर जैन सम्प्र- 
दायके रूपमें पत्बितित हो गये होते ता आजीविक सम्प्रदायके 
संस्थापक गोशालककी विचारधाराका कुछ अंश वो उसमें अवश्य 
डी परिलज्षित होता। 


१-जादी कुल च सिप्पं तबकम्म॑ इसरत श्राजीव । 
तेहिं पुश्च उप्पादो आजीव दोसो हवदि एसो ॥३१॥) 
--मूलाचा ०, पिशड० । 


छ३० जै० सां७ ह०-पूर्व पीठिका 


ऐतिहासिक अभिलेखोंसे यह स्पष्ट हे कि गोशालकके पश्चात्‌ 
भी उसका आजीबिक सम्प्रदाय जीवित रहा । आजीबिकोंका सबसे 
प्राचीन उल्लेख गयाके निकट बारबर पहाड़ियों पर निर्मित गुफ्रा- 
ओंकी दीबारो पर अद्धित है। उसमे लिखा है कि प्रियदर्शी 
अशोकने अपने राज्यके १३ वें ब्षमे यह गुफ़ा आाजीविकोंकों 
प्रदान की । अशोकके स्तम्भों पर अद्भित लेखामे भी आजीबिको- 
का निर्देश पाया जाता है। अशोकके उत्तराधिकारी दशरथने भी 
नागाजुन पहाड़ी पर श्राजीबिकोंके लिये गुफाएँ निर्मित कराई थी। 
इस तरह बारबर पहाड़ीकी दो गुफ़ाओं ओर नागाजु न पहाड़ीकी 
तीन गुफ़ाओमे उन्हे अजीबिकोके लिये प्रदान किये जानेका लेख 
अद्डित है। इससे स्पष्ट है कि ईस्थी पूर्व दूसरी शती तक गोशाल- 
कका आजीविक सम्प्रदाय प्रवर्तित था , क्योंकि उसके लिए गुफ़ाएँ 
प्रदानकी गईं थी। इसके पश्चात्‌ इस प्रकारका कोई उल्लेख न 
मिलनेसे यह अनुमान किया जाता है कि इस्वो पूर्व दूसरी शतीके 
अन्तमे भारतवर्षसे एक सम्भ्रदायके रूपमे आजीविकोका लोप हो 
गया। किन्तु मुझे इससे सन्देह है क्योकि १३ वीं शत्ती तकके 
साहित्यमे आजीबिकोका निर्देश पाया जाता है । 
डा० हानलेका कहना है कि शीलांकने अपनी टीकामें और 
हल।युधने अपनी अभिधानरत्न मालामें दिगम्बरों और आजीबि- 
कोको एक बतलाया है । तथा प्राचीन तमिल साहित्यमे जैनके लिये 
आजीबिकका प्रयोग पाया जाता है इस लिए ६टी ईस्बी शताब्दीसे 
जबकि बराह मिहिरने आजीवक शब्दका श्रयोग किया, यह शब्द 
दिगम्बर जैनोका सूचक था (इं० इ० रि०, जि० १, प्ृ० २६६ ) + 
डा«८ हानलेका उक्त कथन भी सुसंगत प्रतीत नहीं होता | यह 
हम पहले लिख आये है कि शीलांकने अपनी टीकामें आजीविकों 


संघ भेद रे 


ओर दिगम्बरोंको स्पष्ट रूपसे एक नहीं बतलाया। हां, हलायुधने' 
अपनी अभि० २० (२-१८५) में नग्ताट, दिगम्बर, ज्षपणक, भ्रमण 
जैन, आजीव, ओर निम्न न्थको एकार्थवाची अवश्य बतलाया है । 
तथा 'रजोहरणघारी और श्रेतवासको सिताम्बर कह्दा है । 


हलायुधके द्वारा प्रयुक्त शब्दोंको देख कर हमें ऐसा लगता है. 
कि नंगे साधुओंके लिये प्रयुक्त होने वाले शब्ड्ञोंको उन्होंने एकाथे- 
बाची मान लिया है । इससे उनके द्वारा प्रयुक्त 'आजीव' शब्दको 
दिगम्बरोंके वाचकके रूपमें गम्भीरताके साथ नहीं लिया जा 
सकता । 

दूसरे, इलायुधके समकालीन अट्टोत्पज्नने, जो कि बराह मिद्दिर 
का टीकाकार है, कालिकाचाय्येके एक प्राकृत पद्यके आधार पर 
अआ्राजीविकोंको पक दण्डी बतलाया है। भट्रोत्पल ( ६० €४० के 
लगभग ) ने लिखा है एक दण्डी अथवा आजीविक नारायणके 
भक्त थे। शीलांकने एक दण्डियोंको शिवका भक्त बतलाया है। अ्रतः 
हलायुधका आजीविको और दिगम्बर जैनोको एकाथवाची बत- 
लाना प्रमाण कोटिमें लिये जानेके उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। तथा 
वराहमिदिरने प्रत्नज्या योग बतलाते हुए जिन सात प्रकारके साधु- 
ओका निर्देश किया है उनके नाम बृहज्ञातकमें इसप्रकार है--- 
शाक्य', आजीजिक, भिक्तु, वृद्ध, चरक, निम्न न्थ ओर वन्याशन । 





१-नग्नाटों दिग्वासाः क्षपणः श्रमणश्र जीवको जैनः | 
आज वो मलघारी निग्र॑न्थः कथ्यते सद्धिः ॥१६०॥" 
२-रजोहरणघारी च श्वेतवासाः सिताम्बरः ॥१८४॥१ 
२-- शाक्याजीविकमिक्षुवृद्धचरका निग्रन्थवन्याशना:--ब्रू ० जा० 
( १५-१ ) 


डरे जै० सा० हु०-पूर्व पीठिका 


और लघुजातकमें हैं तापस'- वृद्धश्षावक, रक्तपतट आजीविक 
भिछु; चरक और निम्न न्थ | यहाँ शाक्य और रक्तपट एक है तथा 
बन्याशन और तापस एक हैं। इसलिये बृहल्ञातक ओर लघु- 
जातकके नाम निर्देशमें कोई अन्तर नहीं है । 

लघुजातक (१२-१२) की टीकामें उद्धृत एक रछोकमें भी प्र्न- 
ज्यायोगके लिये सात प्रकारके साधुओका निर्देश किया है जो इस- 
प्रकार' है--- वानप्रस्थ, कापाली, बोद्ध, एकदण्डी त्रिदर्डी. योगी 
ओर नग्न । यहां तापससे वानप्रस्थ, वृद्धआवकसे कापालिक, रक्त- 
पटसे बौद्ध, आजीविकसे एकद्ण्डी, भिक्तुसे त्रिदएडी, चरकसे योगी 
ओर निम्न न्‍्थसे नग्नका भ्रहण किया गया है। और यही अ्रथे 
बराहमिहिरकों भी मान्य था। अतः उन्होने निग्र न्थसे दिगम्बर 
जैनोका ग्रहण किया है न कि आजीविकोंसे, उनके वृहत्संहिता 
नामक ग्रन्थके अवलोकनसे द्वी यह बात स्पष्ट हो जाती है । 

बृ" खं० के प्रतिमा प्रतिष्ठापनाध्यायमें बराहमिहिरने बतल।या 
है कि कौन किस देवताका भक्त है। लिखा' है--भागवत विष्णुके 


१-- तापस-बृद्ध-आ्रावक-रक्तपटाजीवि-मिन्नु-चरकाणां । 

निर््रन्थानां चार्कात्‌ पराजितैः प्रच्युतिबंलिमिः ॥ 

ऊझलण०जा० ११०१२ !, 

२--वानप्रस्थोडथ कापाली, बौद्ध: स्पादेकदश्डिन: । 

त्रिदरडी योगिनों नग्नः प्रत्रज्याकांदितः क्रमात्‌ ॥ 
३--विष्णो भांगबतान्‌ मभाश्व सवितु: शम्मोः सभस्मद्विनान्‌ 

मातृयामपि मण्डलक्रमविदो विप्रान्‌ विदुर्ज्क्मणः । 

शाक्यान्‌ सर्वहितस्य शान्तमनसो नग्नान्‌ जिनानां विदुः 

ये य॑ देवमुपाश्रिता: ध्वविधिना तैस्तस्थ कार्याः क्रियाः ॥१६॥।' 

्न्न्यू० सं० 3 १० 


संघ भेद ड७३े 


सग, सूर्यके, भस्मास्ित द्विज शम्मुके, माठ्मण्डलवेत्ता माताओंके, 
शाक्य बुद्धके, ओर नग्न जिनके उपासक या प्रतिष्ठापक होते हैं । 
यहाँ नग्न शब्द निम्न न्थोंके लिये ही आया है, आजीबिकोंके लिये 
नहीं आया। क्योंकि यद्यपि गोशालकने अपनेको जिन, कहलाना 
चाहा था इसलिये यह कहा जा सकता है कि आजीबिक भी जिन 
के उपासक थे, किन्तु प्रथम तो आजीबिकोंके विषयमें यह कहीं 
नहीं लिखा कि वे जिनके उपासक थे | दूसरे आज्ञीविकोके जिनोंकी 
प्रतिमा घनाकर पूजनेका कोई निर्देश नहीं मिलता, न उनके मन्दिर 
ओर मूत्तियाँ ही मिलती हैं । 
इसके सिवाय बराहमिहिरने बृ० सं० के प्रतिमालक्षणाध्यायमें 
विध्पु, बलदेव, शाम्ब, प्रद्य॒न्न, त्रहा, स्कन्द, शम्भु, बुद्ध और 
जिनकी प्रतिमाका लक्षण बतलाया है। यहाँ उन्होंने जिनका निर्देश 
“अहतां देव” 'आहंतोंका देव” रूपसे किया है। लिखा' है--अ्र हन्‍्त 
देवकी प्रतिमाके दोनों बाहू जानुपरयन्त द्ोने चाहिएँ, उनके वत्तस्थल 
श्रीबत्ससे अंकित होना चाहिये, मूर्ति प्रशान्त हो, तथा नग्न, तरुण 
ओर रूपवान होना चाहिये | 
ये सब लक्षण दिगम्बर जैन मूर्तियोमें आज भी पाये जाते हैं। 
यही सच्चा निम्न न्थ रूप है। अतः निम्न न्थ', नग्न और अहत्‌ 
शब्दोका प्रयोग बराहमिहिरने एक ही अर्थमे किया है । वह अथर है. 
दिगम्बर जैन । उस समय तक श्वेताम्बरोंमें भी सबस््र मृतियोका 
१-आजानु लम्बवाहुः श्रीवत्साहु प्रशान्तमूर्तिश्र । 
दिग्वासास्तरुणो रूपबांश्र कार्यो 5३तां देवः ॥४५॥॥ 
२--भट्टोसलने बृहजातक ( १५-१ ) की टीकामें जहाँ झाजीविकका 
श्र एकदंडी भिक्तु किया हे, वहाँ निम्नन्थका श्र्थ नग्न क्षपणक 
किया है | यथा--“निम्नन्थः नग्नः क्षपणकः प्रावरणरहितः | 


४७४ जै० सा० इु०-पूर्व पीठिका 
चलन नहीं हुआ था- यह भी वराहमिहिरिके उक्त उल्ले ख से प्रकट 


हाता है। 

प्रश्न होता है कि जैन सरदायके लिये प्रसिद्ध प्राचीन निम्न न्थ 
शब्दके होते हुए भी डा० हानलेने वराहमिहिरके द्वारा प्रयुक्त आजी 
बक शब्दसे दी क्‍यों दिगम्बर जैनोंका महण किये जानेकी कल्पना 
की ? जहाँ तक हम जान सके हैं इसके दो कारण हो सकते 
हैं प्रथम, डा० हवाले निम्र न्थोकों सब्र मानते हैं इसलिये उनके 
अभिप्रायानुसार निम्न न्थोसे दिगम्बर जैनोका ग्रहण नहीं हो 
सकता । दूसरे उनकी मान्यताके अनुसार बराहमिद्दिरके समयमें 
अआजीवबिक सम्प्रदाय लुप्त हो गया था, फिर भी उन्होने आजीवि- 
कोका प्रहण किया, इससे भी शायद डा» हानेलेको यह हुआ कि 
उस समय पाये जाने वाले द्गिम्बर जैन साधुओके लिये हो 
अजीविक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रथम कारणके सम्बन्ध 


में हम पहले भी लिख चुके हैं कि महावीर, जो निम्न न्थ सम्प्रदाय 
के प्रधान थे, नग्न रहते थे और अपने समयमे पाये जाने वाले 
पाश्चोपत्योंको पुनर्दीज्षा देकर ही अपने संघमे सम्मिलित करते थे। 
उनका बद्मपरित्यागका नियम ढुलमुल नहीं था । अतः महावीरके 
निम्न न्थ साधु अवश्य ही नग्न होने चाहियें। फिर वराहमिहिरके 
समयमे तो दिगम्बर जैन साधुके लिये ही निम्न न्‍थ शब्दका व्यव- 
हार होता था । 

डा० घुलहरने लिखा है कि चीनी यात्री हुएन्त्सांगके वशनसे 
जो निम्न न्थोंको 'लि-ही” लिखता है प्रकट है कि ईसाकी सातवीं 
शतीके आरम्भमें भो वे अपने नियमोंके प्रति जागरूक थे। हुएन्त्सां- 
गने लिखा' है--'कि लि-ही (निम्न न्थ) अपने शरीरको नग्न रखते 
4 4४8 ॥व-ता ( ाा्टए&0085 ) वाएाए2परंहए गशय- 

86788 09 ]080ए708 07 9७०008 79६0:60 8750 ०ए)।- 


संघ सेद्‌ छल, 


हैं, केशोंका लोंच करते हैं । उनके शरीरका समस्त चरम फटा हुआ 
का हा पैर कठोर और चपटे हैं. जेसाकि नदी किनारेके वृक्त 
हांते है । 
अ्रतः छठी शताब्दीके मध्यके विद्वान वराहमिहिरने निम्न स्थोंका 
निर्देश अवश्य ही द्गम्बर जैनोंके लिये किया है। इसलिये प्रथम 
कारणसे आजीविक शब्दका प्रयोग दिगम्बर जैनोंके अर्थमें प्रयुक्त 
किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता । 
इसके सिवाय इंधाकी सातवीं शतीके आरम्भके विद्वान कवि 
बाणभट्टने अपने *ह्चरितमें जैनोंके लिये “आहत” शब्दका 
प्रयोग किया है , जो इस बातको पुष्ट करता है कि वराहूमिहिरके 
समयसे जैन लोग अथवा महावीरके निम्न न्थ सम्प्रदायके अनुयायी 
तथा भक्त आहत ( अहन्त देवके उपासक ) कहे जाने लगे थे 
क्योकि वराहमिहिरने अहतां देव: के द्वारा जेनोका निर्देश किया 
है । तथा बाणने मोरपिच्छ रखनेवालोंको क्षपणक' और नग्नाटक' 
कहा है। मोरकी पीछी केवल दिगम्बर जेन साधु ही रखते है , 
और वे नंगे ही भ्रमण करते हैं। अतः बाणके द्वारा भ्रयुक्त 


फ९ 076 घाशा पक्की, वक्षशए हा 8 ) 6780500, 
ग्रिशं॥ ई6660 878 47वें ७70. 00879060, !76 #0४॥ए६४ 
07668 960 076 8668 7687 7पए67/8.... ३० से० जै०,. 
पृ० २, का ठि० न० २। 

* जेनेः आहंनेः पाशुपतैः पाराशारिभि:'>-ह० च० पृ० १३६ | 
रे शिक्षित क्षपणकबृत्तय इव मयूरपिच्छुचयान्‌ उच्चिन्चन्तः--ह० च० 
पू० ९०४ | 
४ अभिमुख माजगाम शिखिपिच्छुलाच्छुनों नग्नाटकः--ह० च०,, 
पृ० ३२७ $ 


ए७६ जै० सा० इ०-पूब पीठिका 


ज्ञपणक और नग्नाटक शव्द भी दिगम्बर जैन साधुके लिये दी 
आया है। वराहमिहिरने भी 'नभान्‌ जिनानां! पद्यमे इन्हीं नंगे 
साधओंका निर्देश किया है। तत्कालीन तथा उत्तरकालीन साहित्य 
में जेन साधुओंको ज्षपणक और नप्नाटक कह्दे जानेके अन्य भी 
अभिलेख मिलते हैं। बराहमिद्रिसे पूर्वमे हुए दिगम्बर जैनाचार्य 
समन्तभद्वने एक पद्यमें अपनेकों 'नग्नाटटक और “मलमलिनत नुः” 
कहा है। बाणने भी शिखिपिच्छलाब्छन नग्नाटककों 'उपचित 
बहलमलपटलमलिनिततनुःः बतलाया है, क्योंकि दिगम्बर 
जैन मुनि नप्न रहनेके साथ दी स्नान भी नहीं करते । अतः उनके 
शरीरका मलसे मलिन हो जाना स्वाभाविक है । 

ज्योतिर्विदाभरण " अन्थके एक पद्ममें राजा विक्रमादित्यकी 
एक सभाके नवरत्नोंके नाम गिनाये हैं. जिनमें वराहमिद्दिर आदिके 
साथ एक क्षपणकको भी गिनाया है किन्तु उस क्षपणकका नाम 
नही लिखा। श्री सतीशचन्द्र विद्याभूषणने ( हिस्ट्री आफ इस्डि- 
यन लॉजिक प्रृू० ५ ) लिखा है कि जिस ज्षपणक्रकों हिन्दू लोग 
विक्रमादित्यकी सभाकों भूषित करने वाले नवरलोंमें से एक सम- 
मते हैं वह सिद्धसेन जेनाचायके सिवाय दूसरा नहीं ; क्‍योंकि 
ओद्ध ग्रन्थोंमे भी जेन साधुओको क्षपणक' नामसे अंकित किया 
है । प्रमाणके लिये विद्याभूषण महाशयने अवदान कल्पल्लताके दो 
पद्म भी उद्धृत किये हैं। श्रत: इसमें सन्देह नहीं है कि जैन 
साधुको क्षपणक भी कहते थे । 

वक्त उल्‍लेखोंके आधारसे भी यही प्रमाणित होता है कि 
बरादमिहिरने आजीजिकोंका निर्देश दिगम्बर जैनोंके लिये न करके 


१ 'घम्बन्तरिंः ज्षपणको5मरसिह-शंकुबंताल भट्टघट-खरपरकालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहिरों दपतेः सभायां रलानि वे वररुचिनवविक्रमस्य ॥! 


संघ भेद ४७७- 


आआजीबिकोंके लिये ही किया है। क्राजीविक सम्प्रदायके वर्तमान 
न रहते हुए भी उसकी प्रत्नज्याका योग बतलानेका कारण यह ड्वो 
सकता है कि प्राचीन भ्रन्थोंमें योग चर्चित होगा । उसीको वराह- 
सिहिरने अपने ग्रन्थमे भी निबद्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने 
जातक ' प्रन्थोंके प्रारम्भमें यह बात स्वीकार की है कि पूर्व शाखों- 
को देखकर मैंने अपने प्रन्थोको रचा है | बराहमिद्दिरके पश्चात्‌ भी 
१३ वीं शती तकके दुसरे साहित्यकारोंके द्वारा आजीविकोंका 
निर्देश उसी रूपमे किया हुआ देखा जाता है। उदाहरणके लिये 
दिगम्बर जैन ग्रन्थोमें ही हम आजीबिक सम्भ्रदायका निर्देश पाते 
हैं। वराहमिहिरसे एक शताब्दीके पश्चात्‌ होनेबाले दिगम्बर जेना- 
चाय अकलंकने अपने तत्त्वाथंबार्तिकमें ( ४-२०-१० ) तापसो, 
परिन्नाजकोके साथ आजीविकोंका भी निर्देश किया है और बत- 
लाया है कि परित्राजक मरकर पॉँचवें स्वगंमे और आजीविक मर 
कर बारहवें स्वगे तक जन्म लेता है उससे ऊपर निम्नन्थ ही 
जा सकते हैं। दसवीं शतीके जेनाचाय नेमिचन्द्रने अपने त्रि० 
सा० ( गा० ५४७ ) में भी उक्त कथन करते हुए आज्ञीविकोका 
निर्देश किया है। जैनाचार्य बीरनन्दिके आचारसारमें (११-१२८) 
उक्त कथनको दोहराते हुए आजाबिकोका निर्देश किया हे। इस 
तरहसे आजीविकोका आजीविक रूपमें ही इंसाकी बारहवीं शत्ती 
तकके दिगम्बर जेन भअन्धोंमें उल्लेख मिलता है। अतः आजीविकों 
ओर दि्गिम्बर जेनोके ऐक्यकी कल्पना अमजन्य है। इस तरहका 
अ्रम नया नहीं है| डा० बरुआने अपने उक्त लेखमें ।लखा है कि. 
कौटिल्याथेशास्रमें बौद्धोंको श्राजीविक बतलाया है, तथा दिव्याव- 


१ 'दोशशाखत्र इस्ेमंया निबद्ध' निरीक्ष्य शाज्ाण । 
यत्तस्याप्यायांभिः सारमह संप्रवच्यामि ॥ २ ॥--स्० धा० | 


१४७८ २० सा० इ० प्ववे-पीठिका 


दानमें जेनोंको आजीविक बतलाया है। इस अ्रमका विग्कू षण 
करते हुए डा० वरुआने लिखा है कि पुण्ड्रवर्धनमें जेन ओर 
अाजीबिक दोनों सम्प्रदाय साथ साथ रहते थे और दोनोंके 
विचारोंमें तथा बाह्य रूपसे इतना कम अन्तर था कि एक बोडद्ध 
दर्शकके लिये दोनोंमें भेद कर सकना कठिन था। ( ज० डि० ले०, 
जि० २, पृ० ७४ )। 


हम डा० वरुआके उक्त विश्ल षणसे सहमत होते हुए भी वह 
माननेमें असमर्थ हैं कि जेनो और आजीविकोंके विचारोमे भी 
बहुत कम अन्तर था ओर इसका स्पष्टीकरण गत विवेचनसे हो 
जाता है | हाँ बाह्य रूपमे विशेष अन्तर न था ओर इससे किसी 
दर्शकको दानोके ऐक्यका भ्रम होना स्वाभाविक था। किन्तु दानों 
सम्प्रदायोंके बीचमे साम्प्रदायिक खिंचाव अवश्य था, भगवती 
ओर सूत्रकृतांगका गोशालक सम्बन्धी विवरण इसका सूचक हे 
गे, उत्तरकालीन दिगम्बर जैन प्रन्थोके आजीविक सम्बन्धी 
उल्लेख भी उसके पोषक हैं । 


अतः आजीविकों और दिगम्बर जेनोके ऐक्यकी कल्पनामे 
कोई सार प्रतीत नहीं होता । नागग्य आदिकों लेकर श्रम वश 
ही किन्हीं लेखकोंने दोनोंको एक मान लिया है। जेन आधारोसे 
तो जेनों और अआजीविकोंमें पारस्परिक विरोधका ही आभास 
मिलता है तथा उसका समर्थन शिलालेखोसे भी द्वोता हैं । 
जिसकी विस्तृत चचों डा० बनर्जी शासत्रीने अपने आजीविक 
शीषक लेखमें ( ज० बि० उ० रि० सो०, ज्ञि० १२, पु० ५३ ) की 
है। उसका सारांश यहाँ दिया जाता है । 


गयाके निकट जा बारुर पहाड़ियाँ हैं, इस।की छठी-सातवों 
शतीमें मोखरि अबन्तिवमोंके समयमे प्रबर षहाड़ियाँ कही जाती 


संघ मेद ड७६ 


थीं। मध्यकालमें उनका नाम गोरथगिरि भी था, यह बात श्री 
जैक्सनके ढारा खाज निकाले गये दो लेखोंसे प्रमाणित हुईं है। 
कल्लिंग चक्रवर्ती खारवेलके हाथी गुफात्राले शिलालेखका पुनः 
अध्ययन करनेसे यह नाम प्रकाश आया है। उस शिलालेखमें 
लिखा है कि ऋपने राज्यके आठवें वर्षमें खारबेलने एक बड़ी 
सेनाके द्वारा गोरथगिरि पर आक्रमण किया। सात गुफाओों मेंसे 
बारबर पहाड़ीकी दो और नागाजुन पहाड़ीकी तोन गुफाएँ श्रशोक 
तथा उसके उत्तराधिकारी दशरथके द्वारा आजीविकोंओे लिये प्रदान 
की गई थीं। यह बात गुफाश्रोमें अंकित शित्ालेखमे निबद्ध है । 
किन्तु तीन शिल्ाालेखोंमेसे 'अ्राजीबिक! शब्दकों छेनीसे काटकर 
मिटा दिया गया है, जबकि अन्य किसी शब्दकों छुआ नहीं गया 
है। यह किसने किया-बोद्धोंने जेनोंने या आ्ह्मणोने । 

स्प58० का मत है कि सोखरि अवन्तिबमोने यह 
कार्य किया। किन्तु बनर्जीका कहना है कि यह मत ठीक नही है 
क्योंकि प्रथम तो ६-७ वीं शतीका श्रवन्तिदमों ईंस्त्री पूर्व तीसरी 
शत्रीकी अशोक ब्राह्मी लिपिसे परिचित था, इसके लिये कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हे । दूसरे, उस समय आजीबिक विष्णु 
ओर कृष्णके भक्त साने जाते थे। अत. हिन्दू आजीबिकोंसे क्यो 
धृणा करेंगे यदि उन्हें ऐसा करना ही था तो अशोकका नाम 
दिवानांप्रियः भी मिटाना चाहिये था। अतः हिन्दुश्रोंका यह कार्य 
नहीं है। बोद्ध लोग अपने ही एक धर्म्रेमी राजाकी कृतिको 
बिगाड़नेकी चेष्टा करें ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये। 

शेष रहते हैं. जेन। जैनों और आजीविकोंका पारस्परिक 
विद्वेष इस निश्चयकी ओर ले जाता है कि यह काम जैनोंका है। 
निर्णय करनेके लिये केवल एक ही बात रहती है कि यह कार्य 
किसी भटकते हुए जैनका है अथवा किसी ऐतिहासिक व्यक्तिका 


जुट ० जे० सा० इ ०-पूष पोटठका 


है? इसका उत्तर हमें हाथी गुफाके शिलालेखसे मिलता है । 
जिन भगवानका अलुयायी खारबेल अशोक-दशरथके कालके 
पश्चात्‌ ही अपने राज्यके आठवें ब्षमें गोरथगिरि पर गया था। 
ओर एक धार्मिक जैनके रूपमें उसने गोशालकके अनुयायी आजी- 
विकोंका नाम बहाँसे मिटानेका प्रयत्न किया था। 

डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने उक्त घटनाके सम्बन्धमें शाल्रीके उक्त 
मतका समर्थन करते हुए लिखा है--डा० बनर्जी शाञत्रीने एक 
अधिक निर्णयात्मक कल्पना सामने रखी हे । उन्होने वक्त कृत्य 
जैन राजा खारवेलका बतलाया है क्योकि उसके सम्प्रदायका 
आजीविकोके साथ परम्परागन विरोध था । ओर इस तरह उक्त 
घटना मंखरिके समयसे, जब कि अशोककालीन न्राह्मी लिपि 
प्रायः मुला दी गईं थी, बहुत पहले घटित प्रमाणित ह्वोती है |? 
( श्रशोक, पू० २०६ ) 

पुरातत््वके क्षेत्रमें घटित उक्त घटनासे भी आजीबिकोंके प्रति 
जैनोंके विरोधी दृष्टिकोशका ही समर्थन होता है। अतः आजी- 
बिकों ओर दिगम्बर जैनोके ऐक्यकी कल्पना या आजीविक 
सम्प्रद यसे दिगम्बर जैनोंकी उत्पत्तिकी कल्पनामे कोई तथ्य 
प्रतीत नहीं होता । 

अतः महावीरकी नम्मता विषयक मान्यतामें गोशालकका 
प्रभाव परिलक्षित नहीं होता । 


नग्नता प्राचीन परम्परासे सम्बद्ध है 
प्रकृत विषय “नग्नता? पर यदि इतिहास और पुरातत्त्वकी 
दृष्टिसे बिचार किया जाये तो भी निर्वख्रताका दही समथन द्वोता है । 
आज हिन्दू देवी देववाओोंकी नग्न मूर्तियों नहीं बनाई जाती 
ओर नंगे देवताओंको घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता है, यद्यपि शिव- 


खबर सेव ड्प्र्‌ 


क्षिंगकी पूजा प्रचक्षित है। किन्तु एक समय हिन्दुओंमें भी नग्न 
मूर्तियोंका एकदम अभाव नहीं था। 
डा० डी०आर० भण्डारकरके 50778 88४7९०88 ० &000॥7# 

0080 ०7)प7७' से पता चलता है कि बंगाल, बिद्वार और 
उड़ीसामें शिवको नग्न ही अंकित करनेकी परिपाटी रही है. चाहे 
शिवका रूप लटराजका हो, या पार्वती परिणयका हो या अधेनारी- 
श्वरका हो। बंगालके पहाडुपुरपें जो शिवकी प्रतिमा है, ओर 
डड़ीसाके चौदुर ( 0॥&0०१७७० ) में जो उमामद्देश्वरकी प्रतिमा है 
उनमें उध्बेलिंग अंकित है । दक्षिणमें तथा भारतके श्रन्य भागोंमें 
पाई गई लकुलीशकी मूर्तियाँ भी इसी रूपमें मिलती हैं । 

इसी तरह बालकृष्णकी भी नग्न मूर्तियाँ पाई जाती दें । इस 
तरहकी एक पीतलकी मूर्ति बम्बईके संग्रहालयमे है, एक मद्रासके 
संप्रहालयमे है। बेलूरके एक मन्दिर्मे रति-कामकी नग्न मूर्ति पाई 
जाती है। यक्षियोंकी भी नग्न मूर्तियों पाई जावी हैं। प्रश्न होता 
है कि नग्न मूर्तियोंकी परम्पराका उद्धव कबसे है और क्यों इस 
परम्पराका लोप हिन्दुओमे दोगया । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगाकि 'शिव! द्रवण 
अथवा अनाये देवता था। उसे आयाने पीछेसे अपने देअताओं में 
सम्मिलित कर लिया । इस विषयमें हम पहले लिख आये हैं । 

अपनी पक्त पुस्तकमें डा० भण्डारकरने क्ृष्णको भी अनाये 
प्रमाणित किया है उसके बिस्तारमें हम जाना नहीं चाहते । सिन्धु 
घाटी सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी । मोदेजोदड़ो ओर हहुप्पासे प्राप्त 
सील्लों और पाषाणों पर अंकित मूर्तियाँ आय. नग्न हैं । वहाँसे प्राप्त 


१-भां० हूं० पत्रिका, जि० २३, प्रृ० २१५४ आदि । 
३१ 


कट जै० सा० ह०-पूर्व पीढिका 


जिन मूर्तियोंको योगीकी अ्रथवा शिवकी कहद्दा जाता है वे सब नग्न 
हैं। अतः यह स्पष्ट है कि द्रविड़ सभ्यतामें नग्न 3 प्रचलन 
था। और नग्न मूर्तियोंकी परम्परा द्रविड़ समभ्यताको देन हे । किन्तु 
यह उल्ले खनीय है कि सिन्धुघाटीसे जितनी नग्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई 
है उतनी नग्न मूर्तियाँ सिन्‍्धुधाटी सभ्यताके पश्चात्से लेकर अब 
तकके कालमें भी प्राप्त नहीं हुईं । इससे प्रकट होता है कि आरयोंके 
आगमनके पश्चातसे नग्न मूर्तियोंमें कमी आ्रानी शुरु हो गइ। सम्भ- 
बत. आयॉने द्रविड़ देवताओंको अपने देवताश्रोंमें सम्मिलित 
करनेके साथ ही उन्हें अपने ढंगसे वस्न वेष्ठित भी करना शुरु कर 


॥। 

देवमूतियोंकी तरद्द द्रविड़ यति भी नग्न ही रहते थे। संन्यास 
आश्रमको स्वीकार करलेनेके पश्चात्‌ आयोने उनमें भी वस्चका 
प्रवेश करा दिया। किन्तु नम्न मुनियोकी, जिन्हें परमहंस कहा गया 
है, मान्यतामें कमी नहीं आई | 


बुद्धके समकालीन छे विरोधी शाख्राओंमें से महावीर, गोशा- 
लक और पूरणकाश्यप नग्न रहते थे, यह सिद्ध है। बुद्धने भी 
अचेलक तपस्वीका मार्ग अंगीकार किया था। पीछे उसे छोड़ 
दिया। प्र।रम्भमें बुद्धने भी अपने भिक्षुओंको वस्रके विषयमे इतनी 
सहूलियते नहीं दी थी। अद्ठकथामें लिखा है कि भगवानके बुद्धत्व 
प्राप्तिसे बीस वर्ष तक किसी भिक्तुने ग्रहपति चीवर (गृहस्थके द्वारा 
दिया गया वस्र ) धारण नहीं किया । सब पांसुकूलिक' ही रहे 
( विनय पि०, प० २७३ ) । जीवक कोमार भृत्यकी प्राथना पर ही 
उन्होने गृहपति चीवर तथा कम्बलकी अनुश्ञा दी थी। इस अनुझा 
के पश्चातसे ही भिक्तु संघममं चीवरोंकी बाद आ गई और चीवरोंके 


१--मार्गमें फेंके गये चिथड़ोंको घारण करनेवाले | 


संघ भेद डा 


संप्रह, भण्डार, बंठवारा, रंगाई, घुलाई आदिके लिये व्यवस्थापक 
नियुक्त करने पढ़े । बोद्ध भिकछुओंकी इस प्रकारकी प्रदत्तियोंका 
भी प्रभाव मगधवासी सुखशील जैन साधुओं पर अवश्य पढ़ा । 


जैन मूतिंकलासे भी नग्नताका ही समथन द्वोता है । एक भी 
प्राचीन जैन मूर्ति ऐसी नहीं मिली है जो सबख्र हो अथवा जिसके 
गुझ्ठा प्रदेशमें वल्लका चिन्ह अंकित हो | मथुराके कंकाली टीलेसें 
प्राप्त सभी मूर्तियों नग्न हैं | सुप्रसिद्ध इतिहासश्ञ श्री वीसेण्ट स्मि- 
थने 'दी जैन स्तूप एण्ड अदर एन्टीकुटीस आफ़ मथुरा नामक 
पुस्तक भ्रकाशित की थी। उसमें बहुत सी जिन प्रतिमाञ्ोंके चित्र 
भी दिये हैं, जिनमें कुछ प्रतिमाएँ बैठी हुई हैं »र कुछ खड़ी हुई 
हैं । बैठी हुई मूर्तियों पर वस्रका कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता । 
परन्तु खड़ी मूर्तियाँ स्पष्ट रूपसे नग्न हैं, और उनपर अंकित 
लेखोंमें जो गण गच्छ आदि दिये हुए हैं वे श्वे ताम्थर प्रन्‍्थ कल्प- 
सूत्रकी स्थविरावलीके श्रनुधार दिये हुए हैं। उनसे भी पूर्वेकी मोये- 
कालीन जो जैन मूर्ति पटनाके संप्रहालयमें सुरक्षित है, वह भी 
लग्न है। यह मूति हड़प्पासे प्राप्त एक मूर्तिकी हूबहू प्रतिकृति है । 
हड़प्पासे प्राप्त मृति अकृत्रिम यथाजात नग्न मुद्रा वाले एक सुदृढ़ 
युवा की मूति है। भारत सरकारके पुरातत्त्व विभागके संयुक्त 
निर्देशक श्री टी० एन्‌० रामचन्द्रनका इसके विषयमें कहना' है कि 
“इढ़प्पाकी मूति काके उपरोक्त गुण विशिष्ट मुद्रामें दोनेके कारण 
यदि हम उसे जैन तीर्थद्वुर अथवा ख्यातिप्राप्त तपोयुक्त जैन सन्त 
की प्रतिमा कहें तो इसमें कुछ भी असत्य न द्वोगा? । 

अतः जैन मूतिकलाकी दृष्टिसे भी जैन परम्परामें नग्तवाका 
ही प्रचलन प्रकट द्ोता है। यदि जैन धमम वैदिक धमसे प्राचीन 


१-- झनेकान्त, बर्ष १४, कि० ६, ३० १५८ । 


डर जै० सा० ह०-पूथ पोटिका 


सिन्धुधाटी सम्यतासे सम्बद्ध है तो वह अवश्य ही नग्नवाका 
उपासक होना चाहिये। 
संघ मेदका काल 


संघ भेदके कारण वश्रकों समस्या पर विस्तारसे प्रकाश डाल्नने 
के पश्चात्‌ हम पुनः संघ भेदके कालकी भर शभ्राते हैं । 


श्रीमती स्टिवेन्सनने (हा« जै०, प्रू० ७७) लिखा है -“संभा- 
बना यह है कि जैन समाजमें सदासे दो पक्त रहे है-- एक वृद्धों 
और कमजोरोका, जो पार्श्रनाथके समयसे वस्र धारण करते आते 
हैं भर जिसे स्थविरकल्प कद्दते है। यह स्थविरकल्पी पक्ष हे ता- 
म्बर सम्प्रदायका पूर्वज है ओर दूसरा पक्ष जिनकल्प है, जो 
नियम्रोका अक्षरश॒ पालन करता था, जेसाकि महायवीरने किया 
था, यह पक्ष दिगम्बरोका अग्नज है |! 


श्रीमती जीकी इस संभावनामें हमे भी सत्यांश प्रतीत होता है 
क्योंकि उत्सर्ग अपवाद सापेहय होता है। अतः उत्सगं मागेमें वृद्ध 
ओर कमजोरोके लिये कुछ अपवादोंकी छूट होना संभव है। किन्तु 
जेसा उत्सर्ग अपवाद सापेद्य होता है वैसे ही अपबाद भी उत्समे 
सापेक्य हाता है। परन्तु यदि अ्रपवादको ही उत्सर्ग मान लिया 
जाये और उत्सगंकी सर्बथा उपेक्षा कर दी जाये तो उत्सर्ग और 
अपवाद मागियोंमं अलगाव होजाना ही अधिक संभव है। और 


] पे 


यही संभावना जेनसंघके भेदके मूलमें जान पड़ती है । 


श्वे ताम्बर साहित्यके आधारसे यह बतला आये हैं कि भग- 
वान सहाचीरके समयमें जो पाश्व नाथकी परम्पराके साधु थे ये 
प्रायः शिथिलाचारी हो गये थे और उनमेंसे अनेकोंने मद्दावी रके 
सन्मुख चतुयोम धर्मसे पद्च मद्माप्नत रूप धर्मको अंगीकार किया 


संघ भेद डा, 
था, जिनमें पाश्व नाथकी परम्पराके केशी आचार्य भी थे। किन्तु 
कुछ पाश्चोपत्यीय ऐसे अवश्य थे, जो महावीरके संघर्मे सम्मिल्रित 
नहीं हुए थे। फिर भी उन्होंने भगवान पास्वनाथ और भगवान 
महावीरके धर्ममें कोई अन्तर पाड़कर ऐसा सम्प्रदाय भेद नहीं 
उत्पन्न किया जो केवल पाश्वनाथकों या केवल भमहाबीरको ही 
अपना धर्मगुरु मानता हो, ओर दूसरे तोर्थक्ुरको अपना घर्मगुरु 
न मानता हो। इसका कारण भगवान महावीर जैसे समथे धर्मंगुर 
का व्यक्तित्व था, जिन्होंने युवावस्थासे ही कठोर संयमी जीवन 
विताकर 'निम्नन्थ” नामको साथंक बनाया था और सुखशीक्ष 
निम्न नथोंकों भी सच्चा निम्न न्थ बननेकी भावनाकों जागृत किया था। 
भगवान मद्दावीरके ही अनुपम आदंश तथा प्रभावके कारण उनके 
निर्वाणके पश्चात्‌ भी किसी तरहका मत भेद उत्पन्त नहीं दो सका 
और गौतम गणधर, सुधमो स्वामी तथा जम्बू स्वामी तक भगवान 
महावीरका जैनसंघ अखरुड रूपसे प्रवर्तित हुआ । जम्बू स्वामीके 
पश्चात्‌ किसी प्रकारके अलगावका भा३ उत्पन्न हुआ हो ता असं- 
भव नहीं है; क्‍योंकि भगवान महावीरके इन तीनों उत्तराधिकारियों 
को दोनो सम्प्रदाय अपना धर्मंगुरु मानते हैं। यद्यपि इतना अन्तर 
अवश्य प्रतीत होता है कि दिग्म्बर परम्परा गोतम गणघरको ही 
विशेष महत्त्व देती है, जब कि श्वे ताम्बर परम्परा सुधमोंको विशेष 
महत्त्व देती है। सुधमोके शिष्य जम्बू स्त्रामी थे। जम्बू स्वामीके 
पश्चात्‌ कोई अनुबद्ध केवलश्ानोी नहीं हुआ। और इस तरह 
केबल श्ञानियोंकी परम्पराका अन्त होगया | 


जम्यू स्वामीके पश्चात्से ही दिगम्बर और श्वेत/म्बर परम्परा 
की गुवोबलिमें अन्तर पढ़ता है और उनमें एक श्रुतके -ली भद्ग- 
बाहु ही ऐसे व्यक्त हैं, जिन्हें दोनों मान्य करते हैं। इसपरसे ऐशथा 


इं०.६ जऔै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


संशय होना स्वाभाविक है कि क्या जम्बू स्वामीके पञ्चात्‌ ही कोई 
ऐसा विवाद खड़ा हुआ था, जिसके कारणसे दोनों परम्पराफे 
आधचार्योंकी नामावलीसे अन्तर पड़ गया ? दिगम्बर साहित्य तथा 
पट्टाबलियोंके अनुसार जम्बू स्वामीके पत्चात्‌ ऋमशः विष्णु,नन्वि- 
मित्र, अपराजित, गोवर्धन ओर भद्गबाहु ये पांच श्रुतकेवली हुए 
ओर श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार प्रभव, शय्यंभव, यशोभद्र 
संभूति विजय और भद्गबाहु ये पांच चतुदंशपूर्वी हुए। संभूति 
विजय और भद्गबाहु ये दोनो यशोभद्रके शिष्य थे। इनमेंसे सभूति- 
विजयके शिष्य स्थूल भद्र हुए और उनसे शवेताम्बरोंकी गुबोबलि 
चली | 


यह हम पहले लिख आये हैं कि श्वे ताम्बर सा।इत्यमें जम्बू 
स्वामीके पश्चात्‌ जिन दस बातोका विच्छेद बतलाया गया है उनमें 
एक जिनकल्प भी है। विशेषावश्यकमे उस उल्ले खको भाष्यकार 
जिनभद्रने जिनवचन बतलाया है । 


वि० भा० मे यह चचों शिवभृतिकी कथाके प्रकरणमें आई 
है। जब शिवभूति जिनवर द्वारा निर्दिष्ट होनेसे जिन कल्प धारण 
करनेके लिये उद्यत हो हो गया ओर किसी भी तरह नहीं माना 
१-- उत्तम घिइसंधयणा पृन्न विदोउतिस हणो सया कालं॑ | 

ज़िणकप्पिया वि कप्पं कयपरिकम्मा पवज्जति ॥२५६ १॥ 

त॑ं जद जियवयणाओ्रो पवजसि; पवज तो स छिल्नोत्ति | 

अत्थित्ति कह पमाणं कह बुब्छिन्नाचि न पमाणं ॥२४६२॥ 

मणपरमोहि पुलाए आ्राइरग खबग-उवसमे कप्पे | 

संजमतिय-केवलि सिज्कणाय जबुम्म बुच्छिणा ॥२५६३॥ 

--बि० भा० $ 


संघ भेद है 
सब उससे कहा गया कि यदि जिनवरका वचन होनेसे तुम बिन- 
कश्पको अंगीकार करते हो तो यह भी अंगीकार करो कि जम्बू 
स्वामीके पश्चात्‌ ज्िनकश्पका विच्छेद हो गया क्‍योंकि जिनवरने 
ऐसा कहा है ? 
श्वेवाम्बरीय आगमोके विद्वान पं० बेचरदास जीने जिनकल्प- 
के विच्छेदकी उक्त घोषणशाके विषयमें लिखा था--यह बात में 
विचारक पाठकोंसे पूछता हूँ कि जग्बू स्वामीके बाद कौन सा 
२४वां तीर्थ्लर हुआ कि जिसका वचन रूप यह उल्लेख माना 
जाय ? इस उल्लेखका एक ही उद्देश्य हो सकता है--जम्यू स्वामी 
के याद जिनकल्पका लोप बतलाकर जिनकल्पके आचरणको 
बन्द कराना और जो उस ओर प्रवतित हों, उन्हें उस भ्रकारका 
आचरण करनेसे रोकना | पं० वेचरदास ज॑,के मतानुसार इसीमें 
श्वेताम्बरत्व और दिगम्बरत्वके विषवृक्षकी जड़ समाई हुई है, 
तथा इसके बीजारोपणका समय भी वही है जो जम्बू स्वामीके 
निरवाणका समय है ( जे० सा० वि०, पएृ० १०२-१०५ )। 


जिनकल्पका विच्छेदबाला उल्सेख कबका है ओर किसने 
इसे रचा है इसका निर्णय करना तो शक्‍्य नहीं है फिर भी इसे 
देबद्धिगणिके समयका माना जा सकता है। यह भी संभव 
है कि इस प्रकारका आशय पहलेसे चला आता हो ओर इसीसे 
सूत्र ग्रन्थोंमें भी इसे देवणि गशिने समाविष्ट कर दिया द्वो. ऐसा 
पं० वेचरदास जीका कथन है। जो कुछ द्वो, पर वक्त बातोंसे यह 
स्पष्ट है कि जम्यू स्वामीके बादसे ही सुखशील शिथिलाचारी पक्ष- 
ने अँगड़ाई छेना शुरू कर दिया था और भद्रबाहुके समयमें बारह 
बषके भयंकर दुर्भिक्षके थपेड़ोंने तथा श्रुतकेवली भद्रबाहुकी दक्तिय 
यात्राने उसे उठकर बैठनेका अबसर दिया। तथा बौद्ध साधु भोंके 


श्च्द जै० सा० ह०'पूर्व पीठिका 


मगधमें बढ़ते हुए भ्रभावने' ओर उनके आचार विचारने उसे 
खड़ा कर दिया। और इस तरह भद्गबाहुके कालमें ही संघभेदका 
बीज बोया गया | 

भद्रबाहुके समयमे जैनसंघमें विवाद होनेकी चचों श्वेताम्बर 
परस्परामें भी मिलती है। और जेनसंघका वद्द विवाद अ्रुतकेवलि 
भद्गबाहुके कारण उन्हीसे हुआ था। परि० प०, सर्ग € श्लोक 
४५-७६ में लिखा है कि--'भयंकर दुभिज्ञ पड़ने पर साधु संघ 
निवाहके लिये समुद्रके तटकी ओर चला गया। इस कालमें 
झनभ्यासवश साधुओके हृदयमे स्थित श्रत विस्म्रत हो गया। 
दुष्कालका अन्त होने पर पाटलीपुत्रमे संघ सम्मिलित हुआ और 
जिसको जिस अंगका जो श्रध्ययन या उद्देश स्मत था बह संक- 
लित किया गया । इस तरहसे श्री संघने ग्यारह अंगोंका सकल्लन 
किया और दृश्टिवादके लिये विचार करने लगा। उसे ज्ञात हुआ 


१ “महावीर निर्वाणके बाद जम्बू स्वामी तकके समयमें बुद्ध देव के 
मध्यम मार्गने काफी लोकप्रियता प्रास कर लो थी और सम्राट अशाकके 
समयमें तो वह प्रायः स्वव्यापी हो चुका था। उस समय चारों ओर 
बौद्धमठ स्थापित किये गये । बौद्ध भ्रमण लंका आ्रादि देशॉमें प्रचारार्थ 
गये। इस मध्यममार्गकी प्रवृत्ति जितनी लोकोपयोगी थी, उतनी हो 
भिक्तुश्रोंके लिये सरल और सुखद थी। श्री वर्धभान स्वामीके कठिन 
त्यागमार्गसे खिन्न हुए. जैन साधुश्रों पर बौद्धोंके इस सरल और लोकोप- 
योगी मध्यममा्गंका असर द्वोन। सहज बात है। जम्बू स्वामीके पश्चात्‌ 
जिनकल्प विच्छित्त होनेके कथनका अ्रभिप्राय यह हो सकता है कि पर्वके 
कठोर मार्गमें नरमाई श्राई और घीरे घीरे बतबासीसे चैत्यवासी बन 
गये । देखो--जै० सा० वि०, पृ० १८२-१८६ | जै० सा० इ० ( गु* ) 
पृ० ६४ | 


संघ श्रेद्‌ कह, 


कि चतुदंशपूर्वी भद्रबाहु नेपालदेशके सार्गमें विराजमान हैं। संघने 
उन्हें लिया लानेके लिये दो मुनियोंकों भेजा। मुनियोंने जाकर 
निवेदन किया कि संघने आपको पाटल्वीपुत्र आनेका आदेश 
दिया है। भद्गबाहुने कहा--मैंने महाप्राए नामक ध्यानको 
आरम्भ किया है वह बारह वर्षोर्में समाप्त होगा । उसके पश्चात्‌ 
ही में आऊँगा । मुनियोंने जाकर संघसे सब बृत्तांत 
कहा । तब संघने दूसरे दो मुनियोंको बुलाकर आदेश दिया--तुम 
जाकर आचाये भद्रबाहुसे कहना कि जो श्री संघका शासन नहीं 
मानता उसे क्या दण्ड देना चाहिये। जब वे कहें कि उसे संघसे 
बहिष्कृत कर देना चाहिये तो अआरचायंसे जार देकर कहना कि 
तुम इसी दण्डके योग्य हो! । मुनियोंने जाकर भद्रबाहुसे उक्त बात 
कही ओर उन्होंने वही उत्तर दिया। पीछे भद्रबाहुने कुछ मुनियों 
को अपने पास भेजने पर उन्हें वाचना देना स्वीकार किया। संघ- 
ने पॉच सौ साधुओंको उनके पास भेजा, जिनमेंसे केवल एक 
स्थूलभद्र ही वहाँ रुके, शोष सब उद्विग्न होकर चले आये। मदा- 
प्राण ध्यान पूरा होने तक स्थूलभद्रने कुछ कम दस पूर्बोका अध्य- 
यन समाप्त किया | ,इसके पश्चात्‌ भद्रबाहु पाटलीपुत्न लौट आये । 
स्थूलभद्गसे कुछ गलती हो गई जिसके कारण फिर उन्होंने शेष 
पूर्वॉका ज्ञान स्थुलभद्रको नहीं दिया ओर पू्वज्ञान किसी अन्यको 
देनेसे भी मना कर दिया ।! 


तित्थोगाली पइन्नय ( गा० ७३०-७३३ ) में लिखा है कि 
भद्रबाहुके उत्तरसे नाराज होकर स्थविरोंने कद्दा--संघकी प्रार्थना 
का अनादर करनेसे तुम्हें क्या दस्ढड मिलेगा, इसका विचार करो। 
अद्रबाहुने उत्तर दिया-- में जानता हूँ कि संघ इस प्रकारके वचन 
बोलनेवालेका बहिष्कार कर सकता है। तब स्थविर बोले--तुम 


ड६० जै० सा० ह० पर-पीठिका 


छ 


संघको प्रार्थनाफा अनादर करते हो”“' इसलिये भ्रमण संघ तुम्दारे 
साथ चारहों प्रकारका ब्यवद्दार बन्द करता है” । 

उक्त जल्‍लेखोंसे जहाँ एक ओर संघके साथ भद्गबाहुकी खींच- 
धान होने पर प्रकाश पड़ता है वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
पाटलीपुत्रकी वाचनामें भद्रबाहु उपस्थित नहीं थे। इसपरसे ढा० 
लेकोबीने लिखा था कि पाटल्लीपुत्र नगरमें जेनसंघने जो अंग 
संकलित किये थे वे केवल श्वेताम्बर सम्प्रदायके ही थे, समस्त 
औैन संघके नहीं थे, क्योंकि उस जेन संघरमें भद्रबाहु सम्मिलित 
नही थे ( से० घु० ३०, जि० २२, की प्रस्ता० ० ४३ ) | 


हमारा विचार है कि भद्रबाहुकी अनुपस्थितिमें की गई प्रथम 
बाचनाने संघभेदकी नींवमें रोढ़ा डालनेका काम किया और 
बल्मीमें किये गये अंगोके लेवन कायने संघभेदकी दीवारको स्थायी 
कर दिया। संभवतया इसीसे दिगम्बर कथामें श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
की उत्पत्ति वल्भी नगरीमें हुई बतलाई है । अतः बिवादकों बढ़ाने 
में अंगसंकलनका भी महत्त्वपूर्ण स्थान होना संभव है , क्योंकि 
जब तक किसी नई प्रवृत्तिके पीछे शात्रबल नहीं रहता, तब तक 
उस नवीन प्रव्ृत्तिको एक तो बल नहीं मिलता, दुसरे श्रपर पक्ष 
भी उसे परम्परा विरुद्ध मानकर स्घरसे 'किनाराकशी' करके बैठ 
जाता है। किन्तु जब उस नवीन प्रवृत्तिको शात्रोंके द्वारा भी पोषा 
जाता है तो विवादका उम्ररूप धारण कर लेना स्वाभाविक है । 
ओर ऐसे शास्ह्रोंके मूतरूप धारण कर लेने पर तो विवादका स्थायी 
न होना ही आश्रर्य कारक है । 


अतः द्गम्बर कथाओंमें जो भद्गबाहुके समयमें संघेदकी 
उत्पत्ति और वल्भीमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है, 
उसके मूलमें अन्य बातोंके साथ अंगोंकी संकलना भी अवश्य 


संघ मेद इधर 


श्रतीत होती है। यद्यपि दिगम्बर साहित्यमें पाटलीपुत्र या वलभीमें 
होने वाली किसी भी परिषद्‌का संकेत तक भो नहीं है , तथापि 
वल्मीमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलानेसे यह स्पष्ट है कि 
बलभीमें हुईं वाचनामें जो संकलित आगम प्रन्थोंको पुस्तकारूढ़ 
किया गया उससे श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद स्थायी होगया। वल्लभी 
बाचनाका समय वीर निवोण सं० €८० भर वावनान्तरसे' €€३ 
है जो वि० सं० ४५१० और ५२३ द्वोता है 


किन्तु दोनों सम्प्रदायोमें दिगम्बर श्वेताम्बर भेदका काल' वि० 
सं० १३६5-१३ बतलाया है। और उक्त वल्भी बाचना उससे 
लगभग पोने चार री वर्ष बाद हुई। तथा श्वेताम्बर कथाका कोई 
भो ऐतिहासिक आधार न होनेसे तदनुसार विक्रमकी द्वितीय 
शताब्दीमें दिगम्बरोकी उत्पत्ति होनेके भी किन्हीं चिन्होंका पता 
लगना शकय नहीं है । 


मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त जैन अवशेष कनिध्क, ओर 
हुविष्क और वासुदेवके समयके हैं जिनका समय ईंसाकी प्रथम तथा 
द्वितीय शताब्दी माना जाता है । वहाँसे प्राप्त शिलालेखोंके सम्ब- 
न्धमे डा० बुलहरने लिखा है कि--शिलालेखोंमें जो आचायों 
ओर उनके गण-गच्छोका उल्लेख मिला है बह जेनोके इतिहासके 
लिये कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। शिलालेखाका कल्पसूत्रके साथ 
मेल खाजाना एक तो यह्‌ प्रमाणित करता दे कि मथुराके जैन 


१-- वायखणंतरे पुण श्रयं तेश उए संवच्छुरे काले गचछुद इश दीसई+- 
कल्पसूत्र । 

३२--छत्तीसे वरिस सए विक्क्रमरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोरहे बलह्दीए, उप्पण्णों सेबड़ो संघो ॥११॥ --द्शनसार 


हा ले० सा० ह०-पू्व -ीठिका 


श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे और दूसरे जिस संघभेदने जैन सम्प्रदाय 
को परस्पर विरोधी दो सम्प्रदायोंमे विभाजित कर दिया बहू इस्जी 
सनके प्रारम्भ होनेसे बहुत पहले हो चुका था ।! ( इं० से० जै०, 
(० ४४ ) 

इसका मतलब तो यही होता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहुके 
समयमें ही संघभेद हुआ, जैसाकि द्गिम्बर कथाओंमें बतलाया 
गया है । क्‍योंकि इस्वी सनके प्रारम्भसे बहुत पहले तो वह्दी समय 
ऐसा आता है। ऐसी स्थितिमें देवसेनने अपने दर्शनसारमें जो 
बि८ सं० १३६में वलभी नगरीमें श्वेताम्बर संघकी उत्पत्ति होनेका 
निर्देश किया है उसका क्या आधार है, हम नही कह सकते, क्‍्यों- 
कि उस समयमें वलभीमें कोई ऐसी घटना होनेका संकेत तक भी 
नहीं मिलता । वलभी वाचनासे लगभग डेढसो बर्ष पूर्व बि० सं० 
३४५७-३७०के मध्यमे तो मथुरामें वाचना दोनेका निर्देश श्वेताम्बर 
साहित्यमे पाया जाता है। मधुराके पश्चात्‌ ही श्वेताम्बर सम्प्रदा- 
यका जोर सोराष्ट्रमे हुआ था | जेसाकि हमने पहल भी लिखा है. 
धृहतकथाकोश ओर दर्शनसारकी रचनाके समय वलभीके सम्मे- 
लनको हुए केवल चार पांच शताकियों द्वी बीती थीं, तथा उसीमें 
अन्ति| रूपसे निर्णीत होकर श्वेताम्बरीय जे न आगम पुस्तक रूप 
धारण करके सर्वत्र प्रसारित हुए थे । शायद्‌ इसीसे वलभीमे रवे- 
ताम्बर संघके उत्पत्ति होनेका निर्देश दिगम्बर कथाओंमें किया है । 
फिन्तु वि? सं० १३६ या १३€में जो संघर्भेदका उल्ले ख मिलता है, 
उसके त्िये ओर भी अन्बेषणकी आवश्यकता है । 


संघमेदका प्रभाव ओर विकास 


दिगग्बर और श्वेताम्बर के रूपमें प्रकट हुए संघभेदका प्रभाव 
थदि किसी पर विशेष रूपसे पड़ा अथवा संघभेदके कारण यदि 


स्रथ भेद हे 


किसीकी गम्भीर-क्षति पहुँची तो वह प्राचीन जेन साहित्य है 
जिसे जैन परम्परामें अद्भ या आगम कहते हैं। दोनों सम्परदायोंके 
साहित्यमें अज्ञोके बिस्तारका जो महत्‌ परिसाण दिया है, उसे 
पढ़कर सखेद आश्चय द्वाता है। यदि उसका शतांश भाग भी 
शेष रहता ता आज जेन साहित्य सर्वोपरि होता और उसके द्वारा 
न जाने कितने ऐतिहा ओर तथ्य प्रकाशमें आते । उसके साथ ही 
जैन परम्पराका बहुत सा इतिहास, यहाँ तक कि भगवान मद्दावीर 
का बहुत सा जीवन वृत्तान्त भी लुप्त हो गया और उसमें भी 
सम्प्रदाय गत मतभेद उत्पन्न हो गये । 

अतः अखण्ड जैन परम्पराके अन्तिम गुरु और भगवान 
महावो के द्वारा उपदिष्टि सम्पूर्ण द्वादशांगके अन्तिम उत्तराधिकारी 
श्रुतकेवली भद्रबाहुके अवसानके साथ ही साथ एक तरहसे जेन 
श्रत परम्पराका दी अवसान हो गया | ओर दिगम्बर परम्पराका 
सो एकमाह् धनी-घरोहरी ही जाता रहा । इसीसे उनके अभावमें 
पाटलीपुत्रमें जो प्रथम आगमवाचना हुई कही जाती है, उसे 
सम्पूर्ण जेन परम्पराका समथन प्राप्त नहीं हो सका। और भद्र- 
बाहुके पश्चात्‌ दिगग्बर तथा श्वेतास्थर परम्पराक्की गुवोबलियोँ 
सवथा भिन्न हो गई। और इस तरह दोनोंका साहित्य भी जुदा 
जुदा हो गया। 

किसी भी धमके मूल आधार तीन होते हैं--देव, शाख और 
गुरु। इन तीनोंके भेदसे सम्प्रदायगत अथवा धरंगत भेदकी 
निष्पत्ति होती है। अथोत्‌ जिस धर्म या सम्प्रदायके ये तीनों 
आधार भिन्न होते हैं बहू एक प्रथक धमं अथवा सम्प्रदाय होता 
है। जैन परन्परामें प्रारम्भिक मतभेद वस््रको लेकर उत्पन्न हुआ । 
नग्न गुरुओंका उपासक सम्प्रदाय दिगम्बर कहलाया और सबस्त 
शुरुओंका उपासक सम्प्रदाय श्वेतांवर कहलाया। अतः दोनों 


््ड ० सा० ह० प्‌व-पीठिका 


सम्प्रदायोंके गुरु भित्न भिन्न हो गये। दिगिम्बर सम्प्रदायने सबख 
शुरुओंको मान्य नहीं किया तो श्वेताम्घर सम्प्रदायने नग्न गुरुओों 
को मानना छोड़ दिया। दिगम्बर आचायोंने यह घ.षणा' की कि 
सबस्त्र साधुको मुक्ति लाभ नहीं हो सकता तो श्वेताम्बर' आचार्यों 
ने क॒द्दा कि वरत्र घारण किये बिना कोई मुक्ति नहीं भ्राप्त कर 
सकता । इस तरह दोनोंके गुरु भिन्न भिन्न हो गये । 


शास्त्रभेद तो श्वेताम्बरीय वाचनाओंके एकपत्तीय द्वोनेसे दी 
स्पष्ट है। किन्तु गुरुभेद पृूषक ही शास्त्र भेद हुआ प्रतीत होता 
है। क्योंकि जब गुरु भिन्न हो गये तो जिस गुरुकों नहीं मानते 
उसके वचनोंकों मान्य केसे किया जा सकता है। 


किन्तु गुरु और शार्त्रभंद होने पर भी दानो बहुत समय तक 
एक हा प्रकारकी मूर्तिकी उपासना करते रहे। और इस तरह 
दोनोंके आराध्य चौबीस तीथदुरोकी सूर्तियां अन्न रही। किन्तु 
बस्त्रवादके बढ़ते हुए पोषणने श्रन्तमे मू्तियोकों भी अपना 
शिकार बनाकर ही छोड़ा। ओर इस तरद गुरु और शास्त्रके 
साथ देवमूतियां भी भिन्न हो गईं। 

इस प्रकार संघभेदकी तीनों सीढ़ियाँ क्रमशः स्थापित हुईं । 
भद्गबाहु श्रुतकेवलीके पश्चातूसे गुरु भेद स्थायी रूपसे स्थापित द्वो 
गया। एकपक्षीय आ्रागमवाचनासे प्रारम्भ हुआ शास्त्रभेद बलभी- 
में आगमोंकी संकलना ओर पुस्तकारुदृताके साथ स्थायी हो 


१- ण वि सिज्भई वत्थघरो जिणसासणे जदृ॒बि होइ तित्थयरो । 
णग्गो विमोक्‍्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सब्बे ॥२३॥--सून्न प्रा" । 


२--नै० सा० वि०, १० ५६। 


संघ मेद ड£४, 


गया । तथा देवमूतियोंमें पहले वस्त्रका ओर फिर अंग रचनाका 
समावेश करके देवको भी प्रथक्‌ कर दिया गया और इस तरह 
संघभेदक। चिरस्थायी कर दिया गया | 


फिर भी यह सनन्‍्तोषकी बात है कि बौद्ध धर्मके अन्तर्गत 
सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक भेदोंकी सरह 
जैन धर्मके अन्तर्गत तात्विक भेदोंके आधार पर दार्शनिक सम्प्र- 
दायोंकी सृष्टि नहीं हुई। ओर समन्तभद्र सिद्धसेन और अकलंक 
जैसे दाशनिकोंने समान मावसे अपनाया | यह कम श्रसन्नताकी 
बात नहीं है। 

श्रुतकेवली भद्रवाहु परेन्‍त अखण्ड जिन शासनकी बैजयन्ती 
फहरातीं रही । उसके पश्चात्‌ जिन शासन विभक्त हुआ और जेन 
साहित्यकी सुरक्षा तथा निमोणकी चिन्ताने श्रुवघरों भरुत प्रमियोंको 
आन्दोलित किया । 

उसके फलस्वरूप जो कुछ किया गया उसीका वर्णन आगे 
किया जाता है । 


__ ४ श्वतावतार 
भगवान महावीरके उपदेशोकों सुनकर उनके गणघरोंने जो 
भ्रम्थ रखे हैं उन्हें श्रुत* कहते हैं ।[श्रृव! का श्र है-- सुना 
हुआ' ! अथोत्‌ जो गुरु खुखसे छुना गया हो बह श्रुत है। भग- 
वान महावीरके उपदेशोंको उनके मुखसे उनके गणघरोंने श्रवण 
फिया ओर' उनके गणधरोसे उनके शिष्योने और उन शिष्योसे 
उनके प्रशिष्योंने श्रवण किया । इस तरह श्रवण द्वारा प्रवतित 
होनेके कारण द्वी उसे श्रुत कद्दा जाता है। श्रुतकी यदद लय 
समय तक इसी तरह श्रुति द्वारा अवर्तिव होती रहो #सम्पूर्य 
के अन्तिम उत्तराधिकारी श्रुतकेवली भद्रबाहु थे । उनके 
समयमें बारह बर्षका भयंकर दुभिक्ष पड़ा और संघर्ेदका सूत्रपात 
हु गया । 


आगम संकलना 


श्वेताम्बरीय मान्यताके अनुसार दुभिक्षका अवसान होने पर 
पाटलीपुत्रमें एक साधु सम्मेलन हुआ और उसमें जिन जिन 
श्र॒तधरोंको जो जो श्रुत स्मृत था उसका संकलन किया गया । इसे 
पाटलीपुत्री* बाचना कहते हैं । 


१--निरावरणज्ञानाः केबालिनः । तदुपदिष्ट (बुद्धभतिश यर्दियुक्त- 
गणधघरानुस्तृतं प्रन्थरचनं श्रुत॑ भबति (--सर्वार्य०, श्र० ६, सूत्र १३ ॥ 

गुदसमीपे भयते इति भ्रुतम्‌--श्रनु ० । 

२--पाटली पुत्री वाचनाका वर्णन तित्योगाली पइच्नामें, देमबन्द्रकृत 
परिशिष्ट पवके नौवें सर्गमें तथा स्थुलभद्रकों कयाश्रोंमें मिलता हे । 


अतायतार ४6७ 


मगधमें मौय साम्राज्यके पतन और शुगवंशी पुष्यमित्रके 
जब्यके पश्चात्‌ जेन घर्मका वहां से स्थानान्तर होना स्वाभाविक 
भा। मगधसे हटनेके पश्चात्‌ जेनघ्मका केन्द्र सथुरा बना। 
कुशानबंशी राजाओंके समयमें बहां जैनधर्मका अच्छा स्थान 
था। वीर निवोण सम्वत्‌ ८२७ »र ८४० के अध्यमें मथुरासें 
एक वाचना द्ोनेका' उल्लेख मिलता है। श्सके प्रमुख सून्दिल 
सूरि थे। श्ञात होता है कि स्कन्दिल सूरिके पश्चात्‌ मथुरासे 
भो जैन संस्कृतिका प्राधान्य उठ गय।। इस्रीसे तीसरी काचना 
सुदूर बल्लभी नगरीमें की गई | 

यह बाचना पाटलीपुत्री बाचनासे आठ सो वषके पश्चात्‌ 
देवद्धि गणिकी प्रमुखतामें हुई थी। उस समय भी बारह वर्षका 
भयंकर दुर्भिक्ष पढ़ा था, जिससे बहुत सा श्रत नष्ट तथा विच्भ्रिन्न 
हो गया था । इस बाचनाकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 
पहलेकी बाचनाओंकी तरह इसमें केवल वाचना नहीं हुई, किन्तु 
उसके द्वारा संकलित ओर व्यवस्थित पिद्धा-तोंको पुस्तकारूढ़ 
करके उन्हें स्थायित्व प्रदान किया गया ओर इस तरद्द एक इजार_ 


देखो--धमंघोष कृत ध्यूषिमण्डल प्रकरण पर पद्म मुन्दिर रचित इत्तिमें, 
शुमशील कृत भरतेश्वर बाहुबलिकी बृत्तिमें, इरिमद्र कृत उपदेशपदकी 
मुनिचन्द्र वूरि रचित वृत्तिमें स्थूलमद्र कथा तथा जयानन्द सूरिकृत स्यूल 
भद्र चरित्र तथा आवश्यक कथा | 


१--'बारस संबच्छुरिए महते दुब्भिक्खे काले भत्तडा श्रश्णश्ण्तो 

हिंडियाणं गहण-गुणणखुप्पेहामावाओं विधणई सुत्ते, पुो सुल्मि 

क्खे काले जाए. महुराएं मइंते साधुससुदएः खंदिलायरियप्पसुर संघेद् 

लो अं संभरइत्ति इद संघडियं कालियतुयं | जम्हा एव महुराएं कये 

तम्दा माहुरी वायणा मूण्युइ !! --चिनदासमहत्तर कृद नन्दि चूके । 
श्र 


इह८ जे सा० इ०-पूर्व पीठिका 


बर्षसे जो सिद्धान्द स्थृतिके आधारपर प्रवाहित होते आते थे, 
उन्‍हें सुते रूप मिल गया। शायद इसीसे वलभीका नाम 
दिगम्बर सम्प्रदायमें भी स्मृत रहा क्योकि हरिषेण कथाकाश 
बमैरहमें बलभीमें ही श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बतलाई है। 
सिद्धान्तोंके पुस्तकारूद हो जानेके पश्चात्‌ फिर कोई वाचना 
नहीं हुई क्योकि उसकी आवश्यकता ही नहीं रही । बतमान ख० 
जैन आगम उसी वाचना की उपज है । 

समय सुन्दर गणिने अपने समाचारी शतकमें देवद्धि गणिके 
उक्त सत्मयत्नका वर्णन इस प्रकार किया ऐ--श्री * देवदि गणि 
क्षमा श्रमणने, ददश वर्षीय दुर्भिक्षके कारण हा साघुओका 
मरण तथा अनेक बहुश्रुतोका विच्छेद हो जानेपर श्रुतभक्तिसे 
प्रेरित होकर भावि जनताके उपकारके लिए बीर निवोण सम्बत्‌ 
6८० में श्री संघके आप्रहसे बचे हुए सब साधुश्नोंको चलभी नगरी 
मे बुलाया । और उनके मुखसे विच्छिन्न होनेसे अवशि रहे कमती 
बढ़ती, त्रुटित, अत्रुटित आगम पाठोकों अपनी बुद्धिसे क्रमानुसार 
संकलित करके पुस्तकारूढ़ किया | इस तरह यद्यपि मूलमें सूत्र 
गणघरोके द्वारा गू थे गये थे, तथापि देवद्धिके द्वारा पुनः संकक्ित 


१--“श्रीदेवद्धिंगणिक्षमाअमणेन भ्रीवीरादु अशीत्यधिकनव- 
शतकवर्ष जातेन द्वादशवर्षीयदुर्भिच्वशात्‌ बहुतरमाधुव्यापत्तों च॑ 
जातायां ““भविष्यद्‌ भव्यलोकोयकाराय. श्रुतमक्तये च श्रीसंघा- 
ग्रहातू. मृतावशिष्ठतदाकालीनसबंसाधूनू वशज्यामाकाय तन्मुखाद्‌ 
विच्छिन्नावशिष्ठान्‌ न्यूनाधिकान त्रुट्िताओुटितान, झागमाला+कान्‌ 
अनुक्रमेश स्वमत्या संकलय्य पुस्तकारूदा:कृताः। ततों मूलतो गणधर- 
मावित,नामपि तत्संकलनानन्तरं सर्वप्रामपि श्रागमार्ना कर्ता भोदेषर्दि 
गणिक्षमाश्रमण एबं बातः 77 


श्रुतावतार ४३६ 


किये जानेसे देवझि गणि क्षमाश्रमण ही सब आगमोंके 
कच्तों हुए । 

गणिजीका उक्त कथन वच्चेमान जैन आगमोंके विषयमें वास्त- 
विफ स्थित हमारे सामने रखता है। यथार्थमें एक हजार वर्ष 
तक जो सिद्धान्त स्मृतिके अधारपर प्रवाहित होते »ए हों, 
उनकी संकलना ओर सुव्यवस्थामें इस प्रकारकी कठिलाइयोंका 
होना स्वाभाविक है। आज़ भी जीण॑ शी प्राचीन प्रतिके 
आधारपर किसी ग्रन्थका उद्धार करनेवाल्मोंके सामने इसी प्रकार 
की कठिनाइयां आती हैं। प्राचीन शिलालेखोका सम्पादन करने 
वाले अस्पष्ट और मिट गये शब्दोंकी संकजना पूवोपर सन्दर्भके 
अनुसार करते देखे जाते हैं । अतः देषद्धि ने भी त्रुटित आदि 
पाठोको अपनी बुद्धिके अनुसार संकलित करके पुस्तकारूद किया 
होगा। इसपरसे यदि उन्हे समस्त आगमोका कतों न भी कहां 
जाये वी भी आज जो आगम उपलब्ध हैं, उनको यह रूप देनेका 
श्रेय तो उन्हें ही प्राप्य है । 

किस्तु मुनि श्री कल्याण विजयजी देवद्धिगणिकों यह श्रेय 
देनेके लिये तैयार नहीं हैं, वह उन्हें केवल लेखकरे रूपमें 
देखते हैँ। अपने 'वीर निवाण सम्वत्‌ और जैन काल गणना! 
शीषक विद्वत्तापूर्ण निबन्धमें मुनिजीने इस विषयपर विस्तारसे 
लिखा है | बंद 

देवद्धिके कॉयके सम्बन्ध में नया मत 
मलयगिरि ने ज्योतिष्करण्डकी' टीका ( पए० ४१ ) में और 


१--दुर्मिक्ातिकमे सुभिद्धप्रइत्ती द्वयोः संघयोगेलापको5मवत्‌। 
तथया एको बलमभ्यां, एको मथुरायां, तत्र च सूत्रार्थसंबटनेन परश्पर- 
बाचनामेदी जातः *-ज्योत्ति० टी ०, पू० ४१ 


३०७ जै० सा० इ०-पूर्णष पीठिका 


विनय विजयने लोकप्रकाशमें' उक्त वाचनाओंका निर्देश किया 
है । उससे व्यक्त होता है कि दुर्भिक्षके पश्चात्‌ एक साथ दो सस्में- 
लगन हुए एक मधुरामें श्रोर एक बलभीमें । ल्लोकप्रकाशमें इतना 
विशेष लिखा है कि वलभी सम्मेलनके प्रमुख देवद्धि थे और 
मथुरा सम्मेलनके प्रमुख स्कन्दिलाचाय थे। किन्तु श्वेताम्बर 
स्थविरावलीके अनुसार देवद्धिसे स्कन्दिलाचाये बहुत पहले हुए 
' थे। अतः दोनोंकी समकालीनता संभव नहीं है । 
भद्वेश्वर की कथावलीमे इनसे कुछ भिन्न ही उल्लेख मिलता 
है उसमे लिखा है--'मथुरामे श्र॒तसमृद्ध स्कन्दिल नामक आचाये 
थे और बलभी नगरी मे नागाजुन नामक आचाय॑े थे। दुष्काल 
पड़ने पर उन्होंने अपने साधुओको भिन्न-भिन्न दिशाओंमें मेजः 
दिया। सुकाल होने पर वे पुनः मिले। और जब अभ्यस्त 
शाख्रोंका परावतंन करने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पढ़े हुए. 
शास्रोंका प्रायः भूल चुके हैँ । श्रुवका विच्छेद न हो, इसलिये 
आधचार्योने सिद्धान्तका उद्धार करना शुरू किया । जो विस्पृत 
नहीं हुआ था, उसे वेसे ही स्थापन किया और जो भूला 
जा चुका था वह स्थल पूवापर सम्बन्ध देखकर व्यवस्थित 
किया गया।' 
१-- सतः सुमिक्ते संजाते संघस्य मेलको5मवत्‌ | 

वलम्यां मथुरायां च सूत्राथंघटनाकृते ॥ 

वलम्थां संगते संघे देषद्दिंगणिरप्रणीः । 

मथुरायां संगते सरकन्दिलाचार्योंड्ग्णीरभूत्‌ ॥? 

“पतुत॒भ्॒ वाचनाभमेदस्तत्र जातः कचित्‌ कचित्‌ | 

विस्मृतस्मरणे मेदों जात स्थादुमयोरपि ॥? 

“लोन प्र० 


अतावतार ह० १ 


आगे कथावलीमें कहा है कि 'सिद्धान्तोंका उद्धार करनेके 
बाद स्कन्दिल और नागाजुन सूरि परस्परमें मिल नहीं सके, 
इस कारणसे इनके उद्धार किए हुए सिद्धान्त तुल्य होने पर भी 
उनमें कहीं कहीं बाचना भेद रद्द गया, जिसको पिछले आचार्यों 
ने नहीं बदला और टीकाकारोंने अपनी टीकाश्ॉर्में नागाजु नीय 
ऐसा पढ़ते हैं इत्यादि उल्लेख करके उन बाचना भेदोंकों सूचित 
किया है। ( 'वी० नि० सं० जै० का०, ध० ११०-१११ से 
उद्धूत ) । 

इस परसे मुनिजी बलभी वाचनाकों देवद्धिंगणिकी नहीं, 
किन्तु नागाजु न की बाचना मानते हैं। उन्होंने लिखा है--'जिंस 
कालमें मधुरामें आये स्कम्दिलने आगमोद्धार करके उनकी 
बाचना शुरू की उसी कालमें वलभी नगरीमें नागाजु न सूरिने 
भी श्रमणसंघ इकट्ठा किया और दुर्भिक्षकश नष्टावशेष आगम 
सिद्धान्तोंका उद्धार किया।'* इस सिद्धान्तोद्धाश 
बाचनामें आचार नागाजु न प्रमुव स्थविर थे, इस कारणसे इसे 
नागाजु नी वाचना भी कद्दते हैं|” ( ँ० ११०-१११ ) 


ऐसी स्थितिमें यदि बल्भी वाचना नागाजुन की थी तो 
देवडद्धिंगणिने बलभीम कया किया, यह्‌ प्रश्न होना स्वाभाविक 
है। मुनि जीका कहना है कि--'उपयु क्त वाचनाओंको सम्पन्न 
हुए करीब डेढ़ सौ वर्षले अधिक समय व्यतीत हो चुका था, 
उस समय फिर बलभी नगरीमें देवद्धिगणि क्षमा श्रमणको 
अष्यक्षतामें श्रमण संघ इकट्ठा हुआ ओर पूर्वोक्त दोनों बाच- 
नाओंके समय लिखे गये सिद्धान्तोंके उपरान्त जो जो अन्य 
प्रकरण मौजूद थे, उन सबको लिखाकर सुरक्षित करनेका निः्भय 
किया | इस अमण समवशरणमें दोनों वाचनाओंके सिद्धान्तोंका 


४०२ जे० सा० ह०-पूर्ज पीठिका 


परस्पर समन्वय किया गया और जहाँ तक हो सका भेद भाव 
मिटाकर उन्हें एक रूप कर दिया और जो जो महरतवपूर्ण भेद 
थे उन्‍हें पाठान्तरके रूपमें टीका-चूणियोंपें संग्रहीत किया। 

नेक प्रकीर्णक ग्रन्थ जो केवल एक ही वाचनामें थे वैसे के 

प्रमाण माने गये। उपयुक्त व्यवस्थाके बाद स्कन्दिलकी 
साथुरी वाचनाके अनुसार सब सिद्धान्त लिखे गये, जहाँ जहाँ 
नागाजु नी बाचनाका मतभेद ओर पाठभेद था वह टीकामे लिख 
दिया गया, जिन पर पाठान्तरोकों नागाजु नानुयायी किसी तरह 
छोड़नेको तैयार न थे, उनका मूलसूत्रमे भी 'वायणंतरे पुण/ 
इन शब्दोके साथ उल्लेख कर दिया |” ( प्रृ० ११३-११७ ) 

संक्षेपणे मुनिजीका मत यह है कि-'स्कन्दिलाचार्यके 
समयमे वलभीमे मिले हुए संघके प्रमुख आच।र्ण नागाजु न थे 
ओर उनकी दी हुई वाचना ही वालभी बाचना कहलाती है। 
देवधिगणिकी प्रमुखतामे भी जैन श्रमण संघ इकट्ठा हुआ 
था, यह बात सही है । पर उस समय वाचना नहीं हुई, पर 
पूर्वोक्त दोनो वाचनागत ' विद्धान्तोका समन्वय करनेके उपरान्त 
वे लिखे गये थे, इसीलिये हम इस कार्यको देवड्धिगणिकी वाचना 
न कहकर 'पुम्तक लेखन” कहते हैं । 


मुनिजीने इस अवसर पर संघर्ष भी होनेकी संभावना व्यक्त 
करते हुए लिखा है--यद्यपि देवद्धिके पुस्तक लेखनके कार्यका 
विशेष प्रकाश करनेवाला कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल्लता, 
तथापि कार्य की गुरूता देखते हुए यह कहना कुछ भी असं- 
भावत नहीं होगा कि इस कार्यसंघटनके समयमें दोनों बाचना- 
त॒यायी संघोंमें अ्रवश्य ही संघघंण हुआ होगा। अपनी-अपनी 
परम्परागत वाचनाकों ठीक मनवानेके लिये अनेक कोशिशे 


श्रुतावतार ५०३ 


हुई होगी और अनेक काट छांट दोनेके उपरान्त ही दोनों संघोगें 
सममभौता हुआ द्वोगा। इमारे इस अनुमानको पुष्टिमें मिम्न- 
लिखित" गाथा उपस्थितकी जा सकती है-जिसका भाव यदद 
है. कि-युग प्रधानतुल्य गंधव बादिवेााल शान्तिसूरिने 
बालभ्यसंघके कायके लिये बलभी नगरीमें उद्यम किया।' 
(५० ११७ ) 

यह ठीक है कि कतिपय आगसोंमें बाचनान्तरका निर्देश 
पाया जाता है. ओर टीकाकारोंने उन्हें नागाजु नीयोंको वाचना 
कहा है। तथा अद्वेश्वरने भी उन टीका ग्रन्थोंकों देखकर ही 
अपनी कथावलीमें वैसा लिख दिया है। किन्तु वल्लभीमें दोने 
वाली उक्त नागांजु नीय बाचनाका निर्देश किसी प्राचीन अन्थर्मे 
नहीं मिलता । जबकि जिनदास महत्तर कृत नन्दि चूर्णिमें तथा 
हरिभद्र कृत नन्दि टीकामें माथुरी वाचनाका कथन मिलता है। 
नागाजु नकी वालभी वाचना सम्बन्धी उक्त सभो उल्लेख 
विक्रमकी १२ वीं शतीसे पश्चात्‌ के हैं । 


दूसरे, वादि वेताल शान्ति सूरिको वलभीमें नागाजु नीयोंका 
पत्च उपस्थित करनेवाला बसलाया है। प्रभावक चरित ( पू० 
१३३-१३७ ) में लिखा है कि शान्त्याचार्य को राजा ओोजने 
बादिवेतालका विरुद दिया था। अतः ये राजा भोजके समकालीन 
थे। उनकी सत्यु बि० सं० १०८६ में हुईं। ऐसी स्थितिमें देवद्धिके 


नननियगनन- न जनिननेननन-+-पन नली मीन +तन++++« 


गंधव्यवाइवेयालसंतियूरीहिं बलहदीए ॥ २॥ 


यह गाथा एक दुधमा संघ स्तोन्नयंत्र की प्रति के हाशिये पर लिखी 
हुई है |- ए० ११७। 


भ्रूण्४ जै० सा० ह०-पूर्ष पोठिका 


समय वलभीमें उनका होना असंभव ही है / ओर इसलिये 
उस परसे वलभीमें भी जिस संघर्षकी सम्भावना मुनिजीने की 
है, बह निराधार ही प्रतीत होती है । 


तीसरे, यदि इस तरहका संघ हुआ होता तो मूल सूत्रोंमें 
धवायशांतरे पुण'के स्थानमें 'णागज्जुशीया उण एवं पढंति? लिखा 
हुआ मिलता । वाचनान्तर” जैसा साधारण निर्देश तो बिना 
किसी संघर्षके कोई भी इेमानदार संकलयिता कर सकता है क्यों 
कि इससे उसकी प्रामाणिकताका पोषण होता है । दूसरे, माथुरी 
बाचनानुगत आगमोंमें और उनमें निर्दिष्ट वाचनान्तरके मतोंसें 
कोई ऐसा महत्वपूर्ण सेद्धान्तिक मतभेद दृष्टिगोचर नहीं द्वोता 
जिसको लेकर पारस्परिक संघकी परिस्थिति पैदा होनेकी संभा- 
बना की ज्ञा सके । फिर भी हमारा उससे विशेषप्र योज्न न होनेसे 
के संघषके संघरषसे विरत द्वोते हैं झोर मुख्य मुदेकी ओर 
आते हैं । 


मुनिजीके मतानुसार उस समय पहले तो उक्त दोनों वाचनाओं 
( माधुरी ओर नाग।जु नकी बलभी बाचना ) के समय लिखे 
गये सिद्धान्तोंके उपरान्त जो जो प्रन्थ प्रकरण मोजूद थे उन 
सबको लिखाकर सुरक्षित करनेका निश्चय किया गया। तत्प- 
श्चातू दोनों वाचनाओंके सिद्धान्तोंका परस्पर समन्वय किया 
गया ओर जहां तक द्वो सका भेद भाव मिटाकर उन्हें एक रूप 
कर दिया ओर जो महत्त्वपूर्ण भेद थे उन्हें पाठान्तरके रूपमें 
चूर्णियोमें संग्रहीत किया । कितनेक प्रकीर्शक प्न्य जो केवल एक 
वाचना में थे वैसे के वैसे प्रमाण माने गये ।' 


आगे म्ुनिजी लिखते हैं ।- उपयुक्त व्यवस्थाके बाद स्कन्दिल 


अुतावतार श्ण्श 


की माथुरो वाचनाके अनुसार सब सिद्धान्त लिखे ग़यें । जहाँ 
जद्दीं नागाजु नी वाचनाका मतभेद और पाठ भेद था बह टीकामे 
लिख दिया गया पर जिन पाठान्तरोंको नागाजु नानुयायी किसी 
तरह छोड़नेको तैयार न थे उनका मूलसूत्रमें भी 'बायणंत्तरे पुण” 
इन शब्दोंके साथ उल्लेखकर दिया।! (वी० नि० जै० का० 
प्रृ० ११५-११७ ) 


मुनिजीके उक्त कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यदि 
सब सिद्धान्त माथुरी बाचनाके अनुसार लिखे गये और जहां 
जहां नागाजु नी वाचनाका पाठ भेद या मतभेद था बह टीकार्मे 
लिख दिया गया तो फिर दोनों वाचनाओंके धिद्धान्तोंका 
परस्पर समन्वय करने और भेदभाव मिटाकर एक रूप करनेकी 
बात नहीं रहती । ओर यदि उक्त प्रकारसे समन्वय किया गया 
तो यह नहां कहा जा सकता कि सब सिद्धान्त माथुरी वाचनाके 
अमुसार लिखे गये। दोनों बाचनाओंका समन्वय करके और 
भेद भाव मिटाकर जो वस्तु तैयार की गई उसे उभयवाचनानुगत 
कट्दना होगा न कि किसी एक बाचनानुगत | 


उदाहरणके किये आजकल अनेक प्रतियोंक्ो सामने रखकर 
किसी एक प्रन्थका सम्पादन काये किया जाता है। उससें 
आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिके अनुसार एक प्रतिको आदर्श मानकर 
उसे मूल अन्थका रूप देते हैं. ओर अन्य प्रतियोंके पाठान्तरोंका 
निर्देश टिप्पणमें कर देते हैं। कुछ सम्पादक ऐसा भी करते हैं 
कि उन्हें जहाँ जिस प्रतिका जो पाठ शुद्ध प्रतीत होता है वहाँ 
बह पाठ मूल में दे देते हैं. योर इस तरह सब प्रतिक्रोके आधार 
से अपने मूल प्रन्थका रूप देते हैं। इस रूपको किसी एक प्रतिका 
अनुसारी नहीं कहा जा सकता। उसे तो सबका समम्वित रूप 


४०६ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


ही कहा जा सकता है। देवद्धि गणिका तथोक्त सम्पादन प्रकार 
इन्हीं दोमेंसे एक प्रकारका हो सकता है। एक साथ दोनों प्रकार 
तो संभव नहीं हो सकते । 

मुनिजीके लेखानुसार मथुरा और वलभामें जो बाचनाएं 
हुई उनमें सब प्रकरणोको लिपिबद्ध कर लिया गया था और बे 
ग्रन्थ प्रकरण देवद्धिगशिके सामने उपस्थित थे । उन्हें ही उन्होंने 
लिखाकर सुरक्षित किया । 


जहां तक हम जान सके है मुनिजीके इस लेखका समर्थन 
हेमचन्द्राचाये विरचित योम शास्त्र वृत्तिके सिवाय अन्यत्रसे नहीं 
होता | हेमच-द्रने अपनी उक्त वृत्तिमे यह अवश्य लिखा" है कि 
दुबमा कालवश जिन बचनको नष्ट प्राय समककर भगवान 
नागाजु न स्कन्दिलाचाये प्रमुखने उसे पुस्तकोमे लिखा । “किन्तु 
जिनदासकी नन्दि चूशिके प्राचीन उल्लेखमे' इस बातका 
कतई निर्देश नहीं हे । उसमे उन्होंने केवल इतना ही लिखा है 
कि स्वृतिके आधारपर कालिक श्रुत संकलित किया गया। हरि- 

१- घिनवचर्न च दुघमाकालवशादुब्छिन्नप्रायमिति मत्वा 
मगवद्धि्नागाजु नस्कन्दिलाचार्यप्रभतिभिः. पुस्तकेपु_ न्यस्त्म्‌ , ० 
योग०, रे, प० १०७। 


२--वारसः संबच्छुरिए महते दुब्भिक्खे काज्ते भत्तट्ठा अश्ण्ण्णतो 
हिंडियाणं गहणगुणणरुप्पेह्ामावाश्रों विप्पणई सुत्ते, पुणों सुभिकस्े 
काले जाए मथुराए महंते साधुसमुदर खंदिलायरियप्यमुहसंचेश जो 
अ सभरदइत्ति इव संघडिय कालियसुयं । जम्दा एवं महुगए कय तम्दा 
माहुरी वायणा भण्णइ | 


श्रुतावतार घ०७ 


भद्रकृत और सलयगिरिकृत' नन्दि टीकामें भी यही कछिखा 
हुआ है । 

मलयगिरिकी ज्योतिष्करण्डकटीकार्में भी, जिसमें मथुरा 
ओर वलर्भामें बाचना होनेका निर्देश है, दोनों वाचनाओंमें 
सूत्रा्थ संघटन होनेका ही उल्लेख है, लिपिवद्ध किये जानेका 
नहीं । भद्ेश्वरकी कथावलीमे भी इसका निर्देश नहीं है। किन्तु 
मुनिर्जीने उसका अर्थे इस प्रकारसे किया है जिससे यह प्रतीत 
हो सकता है कि साथुरी वाचनाक्रे पहले भी आगम पुस्तक थी। 
कथाबल्ीमें केवल इतना वाक्य हे--'जाब सज्मायंती ताव खंडु 
खुरूडीहूयं पुव्वाहियं' । अथात्‌ सुभिक्षके प्नात्‌ जब वे साधु पुनः 
मिले और स्वाध्याय करने लगे तो उन्हें प्रतीत हुआ कि पहले 
का सब ध्रभ्यस्त अ्रस्तव्यस्त हो गया है--भूल गया है । मुनिजी 
ने अर्थ किया है--सुभिक्षके समयमे फिर वे इकट्ठ हुए 
ओर अभ्यस्त शास््रोका परावतन करने लगे तो उन्हें 
मालूम हुआ कि प्रायः वे पढ़े हुए शाब््रोोको भूल चुके हैं।' 
अतः अद्रेधरके उललेखमें संकलित शासत्रोंका लिख लेनेकी 
बात नहीं है। भरद्देश्वने आगे लिखा है कि 'टीकाकारोने 
'नागज्जुणीया उण एवं पढ़न्ति! इस प्रकारसे बाचना भेदोंका 
उल्लेख आचारांग आदि में कर दिया।” यद्द लिखते समय 
भद्वेख्वरके सामने आचारांग आदि की टीकाएँ थी, यह्‌ स्पष्ट 
है; क्‍योंकि भद्रेश्वर नवांगवृत्तिकार शीलांकसूरिके पश्चात्‌ हुए 
है ओर उनकी टीकाश्ोंमें 'नागाजु नीयास्तु एवं पठन्ति” आदि 
उल्लेख मिलते हैं । मुनि जीने भी अपनी पुस्तककी ( प्र० ११६ ) 





१--ो यत्स्मरत स तत्कथयतीत्येवं कालिकश्रुत॒पूबंगत्त ल्‍अ 
किचिदनुसन्धाय घटितम!”--नत्दि ० गा० हे | 


भ्र्ण्य जैे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


टिप्पणीमें भद्ेश्वरके उक्त कथनके समथनमें शीलाइुकी 
टीकासे कुछ उद्धरण दिये है। किन्तु मुनिजीने भद्रेश्वरके इस 
कथनको भी देवद्धिगणिके समयमें हुए कार्यके साथ जोड़ दिया 
है । यथा--“जहां जहां नागाज नी वाचनाका मतभेद ओर पाठ- 
भेद था वह टीकामे लिख दिया गया' ॥” ये टीकायें देवद्धिंगणिके 
पहले बन करके तेयार हो चुकी थी, या उसी समय बलभीमें 
ही तैयार हुई, यह मुनि जी और स्पष्ट कर देते तो पढ़नेबालोंको 
अ्रम पैदा न होता । श्रस्तु 


अतः देवद्धिगशशिकालीन बलभी सम्मेलनमे ब।चना नहीं हुई 
केवल पुस्तक लेखन हुआ, यह कथन निराधार है; क्योंकि इससे 
पूर्व हुई माथुरी वाचना ओर बालभी वाचनाके समय संकलित 
किये गये आगमसूत्रोंको लिपिबंद्ध कर लेनेका कोई उल्लेख 
नही भिलता है ओर न यही उल्लेख मिलता है कि 
देवद्धिगणिके सम्मेलनमे सब आगमग्रन्थ लिखित रूपमें 
उपस्थित थे। प्रत्युत इसके विरुद्ध यही कथन मिलता है 
कि जिस श्रकार पहलेकी वाचनाओमे दुभिक्षके कारण नष्ट/वशिष्ट 
श्रतकों साधुओकी स्मृतिके आधार पर संकलित किया गया 
उसी तरह देवद्धि कालीन वलभी वाचनामें भी दुभिक्तके कारण 
विनष्ट हुए श्रुतकी रक्षाका प्रयत्न पूबंचतू किया गया। किन्तु 
पहलेकी वाचनाओसे इसमे एक विशेषता यह थी कि उस 
संकलित श्र॒तको पुस्तकारूढ़ भों कर दिया गया। इससे पहले 
कोई आगम सूत्र लिखा ही नहीं गया, ऐसा हमारा आगपग्रह 
नहीं है, हा सकता है कि व्यक्तिगत रूपसे साधु लोग अपनी 
सुविधाके लिये किसी सूत्रप्रन्थकोा लिपिबद्ध कर लेते हों । 
किन्तु देवडिसे पहले सामूहिक रूपसे आगम प्रन्थोंको लिपिवद्ध 


खतावतार ०६. 


करने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ, यह निमश्विव है ओर इसका 
एक कारण यह भी हो सकता हे कि इससे पहले आ्रागम ग्रन्थों 
का कोई एक रूप निधोरित नहीं हो सका था जो पूरे सम्प्रदाय 
को मान्य हो ओर ऐसी स्थितिमें उन्हें लिपिबद्ध करना सम्प्रयाय- 
भेदका जनक हो सकता था । 

मुनि जीने अलुयोगद्वारसूत्र और निशीथ चूणिसे दो 
उद्धरण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि देवद्धिगणिके 
पहले भी लिखे हुए आगम होते थे। निशीथ चूणिमें कालिक श्रत 
और कालिक श्रुत नियुक्तिके लिये पाँच प्रकारकी पुस्तकें रखने 
का अधिकार साधुको दिया है। निशीय चूर्णिसे पहले ही वल्लभी 
मे आगम भप्रन्थोाका लिखना जारी दो चुका था। अतः उसके 
इस उल्लेखसे देवड्धिंगणिके पूर्वमे आगम भनन्‍थोका लिपिवद्ध 
होना प्रमाणित नहीं होता । हों अनुयोग द्वारको आयेरक्षित की 
कृति माना जाता हैं ओर आयरक्षितका समय विक्रमको प्रथम 
द्वितीय शताब्दी कहा जाता हैँ। अनुयोगद्वास्मे पुस्तकमे लिखि- 
तको द्रव्य श्रुव कद्दा है। इस परसे मुनि जीने यह संभावना 
की है कि- कोई आश्वय नहीं है, यदि उन्होंने (आयरतक्तितजीने) 
उसी समय मन्द बुद्धि साधुओके अनुग्रहाथे श्रपवाद मार्गसे 
अागम लिखने की भी आज्ञा दे दी हो ( ४० १०६ )। मुनिजीकी 
इस संभावनासे हम सहमत हैं | हमारी आपत्ति माथुरी वाचना 
और प्रथम वलभी वाचनामें सब आगमोंके लिपिवद्ध किये जाने 
पर है ; क्योंकि उसका समर्थन एक हेमचन्द्रके सिवाय अन्य 
किसी स्रोतसे नहीं होता । यदि नागाजुन और स्कन्दिलाचायेने 
झपनी अपनी श्रमुखतामें संकलित जैनसूत्रोंको तत्काल जिपि 
बद्ध करा लिया होता और वह सब श्रृत पुस्तक रूपमें उपलब्ध 


अ१० जे० सा० इ८-पुर्व-पीठिका 


होता तो देवद्धि गणिको वलभामे मथुराकी तरह सम्मेलन 
बुलानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । शायद्‌ कहा जाये कि 
वाचना भेदोंको व्यवस्थित करनेके लिये श्रमण सम्मेलन बुलाया 
गया। किन्तु जब माथुरी वाचनाके अनुसार ही सब सिद्धास्त 
लिखे गये तो समनन्‍्त्रयवाली वात नहीं रहती । 
इसके सिवाय यदि उक्त दोनो बाचनाओंके पुछ्तकारूद सूत्र 
देवद्धि गणिके सम्मेलनमे उपस्थित होते ओर यदि दोनों बाचना- 
नुयायी संघोमें संघ हुआ होता ता श्वताम्वरोमे ही दो प्रकारके 
सूत्र ग्रन्थ उपलब्ध होते, फिर वालभ्य आचार्य अपने पाठ भंदोंको 
केबल टीकाओ्रोमे निर्दिष्ट कराकर शान्त न होते। अतः श्वेता- 
म्बरोमे जो देवद्धिगणिके समयमे है, नेवाली बलभी वाचनाकी ही 
परम्परा प्रचलित है, वह निस्सार नहीं है और समय सुन्दर 
गणिने अपनों सामाचारीमें जो देवद्धि गणिके महृत्कायका स्पष्टी- 
करण किया है. बह उसी परम्पराका साज्नी है । 
नन्दि स्थविरावलीकी स्कन्दिलाचार्यसम्बंघी गाथाके 
व्याख्यानमे मलयणिरिने माथुरी बाचना क्यो स्कन्दिलाचार्यकी 
कही जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हुये लिखा" है कि वह 


१-- सा च तत्कालयुगप्रधानानां. स्कन्दिलाबार्याणाममिमता 
तैरेब चार्यतः शिष्यबुद्धि प्रापतिति तदनुयोगः तेषरामाचार्याणा सम्ब- 
न्घीति व्यपदिश्यते | अपरे पुनरेबमाहुः--न किमपि श्रत॑ दुमिक्षवशात्‌ 
अनेशत्‌ किन्तु ताबदेव तत्काले भ्रतमनुवर्ततेस्म | बेबलमन्ये प्रधाना 
यश्नुयोगघरा ते सबंदप दुर्मिक्षकालकवलीकृताः, एक एव स्वन्दिल- 
यूरयो बिद्यन्ते स्म। ततस्ते दुर्मिज्ञापगमे मथुरापुरि पुनरनुयोगः 
प्रवतितः इति बाचना माथुरीति व्यपदिश्यते, अनुयोगश्र तेपा म।चार्याणा 
मिति । --नन्दि०, गा० दईई टीका | 


श्ुतावतार ४११ 


वबाचना उस समयके युग प्रधान स्कन्दिलाचायेकरों अभिमत थी 
ओर उन्हींके द्वारा अथरूपसे शिष्य बुद्धिको प्राप्त हुई थी इस 
लिये वह अनुयोग उनका कहा जाता है।' आगे उन्होंने 'अपरे' 
करके एक मत और दिया है जो इस ग्रकार है-- दूसरोंका कददना 
है कि दुर्भिक्षके वश कुछ भी श्रुत नष्ट नहीं हुआ था, सब श्रुत 
दरतमान था । किन्तु अन्य सब प्रधान अनुयोगघर कालके गालमें 
चले गये केवल एक स्कन्दिलसूरि शेप बचे। उन्होने दुर्भिक्ष 
चले जानेपर मथुरामे पुनः अनुयोगका प्रवर्तन किया इसलिये 
उसे माथुरी वाचना कहते हैं. ओर वह अनुयोग स्कन्दिला चारयका 
कहा जाता है। 

इस तरह जब स्कन्दिलाचारयके द्वारा पुनः प्रत्रतित होने 
मात्रसे भी माथुरी वाचनाके अनुयोगकों स्कन्दिलाचायका कहद्दा 
गया है। तब देचद्धिंगणिने तो वलभीमें आगमको अन्तिम रूप 
देकर ओर उन्हें पुस्तकारूढ़ करके सर्वेदाके लिये अनुयोग प्रवतित 
कर दिया। अतः यदि उन्हे मात्र पुस्तक लेखक न कहकर 
वर्तमान आगमोका रचयिता भी कहा जाये--जैसा कि समय 
सुन्दर गणिने कटद्दा है--तो कोई अत्युक्ति नहीं है । 

स्व० डा० याकोवीने जैन सूज्नोंकी अपनी प्रस्तावनामे देवद्धि- 
गणिके कारयके खम्बन्धमें विस्तारसे प्रकाश डाला है। डा० 
याकोबीका मत भी हीनाधिक रूपमें मुनिजीके ही अनुकूल है 
श्रत: उसे भी यहां दे देना उचित होगा। डा० याकोवाने 
लिखा है-- 


खूब सम्मत परम्पराके अनुसार जेन आगम अथवा 
सिद्धांतोंका संग्रह देवद्धि की अध्यक्षतामें वह्लमी सम्मेलनमें 
हुआ। कल्पसूत्रमे उसका समय वीर निर्वाण €८० या €&6३ 


४१२ जे० सा० इ०-पुर्व पीठिका 


( ४५४ या ४६७ ई० ) दिया है | परम्परा कथन है कि सिद्धान्तके 
नष्ट हो जानेके खतरेको जानकर देवद्धि ने उसे पुस्तकोंमें 
लिखाया। इससे पूर्व गुरुजन अपने छात्रोंको सिद्धान्त पढ़ाते 
समय पुस्तकोका उपयोग नहीं करते थे | किन्तु इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने पुस्तकोका उपयोग किया । इस कथनका उत्तरभाग स्पष्ट 
रूपसे सत्य है, क्योकि प्राचीन कालमे पुस्तकोका उपयाग 
नहीं किया जाता था । पुस्तकोंकी अ्रपेक्षा स्सृतिपर अधिक विश्वास 
करनेका ब्राह्षणामें रिवाज था। और इसमे कोई सन्देह नहीं है 
कि इस विषयमे जैनों और बौद्धोने उनका अनुसरण किया , 
किन्तु आजकल यतिगण अपने शिष्योको जब पवित्र सूत्र पढ़ाते 
है ता पुस्तकोका उपयोग करते है। में इसमे कोई कारण नहीं 
पाता कक हमें इस परम्परा पर क्‍यों नहीं विश्वास करना चाहिये 
कि शिक्षणके ढंगमे इस परिवतेनको लानेका श्रेय देवद्धिंगणिको 
है क्योकि यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रत्येक गणि अथवा 
उपाश्रयको आगमोकी प्रतियाँ प्रदान करनेके लिये देवह़िंगणिन 
सिद्धान्तोंका एक वृहत संस्करण अवश्य कराया होगा। देवद्धिके 
द्वारा सिद्धान्तोंकी पुस्तकारूद करानेके परम्परागत कथनका 
सम्भवतः यही अभिप्राय है; क्योंकि यह ब्वत कठिनतासे 
विश्वसनीय है कि इसके पहले जैन साधु जो कुछ कण्ठस्थ करते 
थे उसे लिख लेनेका प्रयत्न नहीं करते थे। ब्राह्मण भी अपने 
धर्मशास्रोकी पुस्तकें रखते थे यद्यपि वे वेद पढ़ाते समय उसका 
उपयोग नहीं करते थे। ये पुस्तके गुरुओंके व्यक्तिगत उपयोगके 
लिये होती थीं। मुझे इसमें सन्देह नहीं है. कि जैन साध भी इस 
प्रथाका विशेष रूपसे पालन करते थे क्योंकि ब्राह्मणोंकी तरह 
अतियों पर विश्वास न करनेकी प्रथासे वे प्रभावित नहीं थे। 


अुतावतार श्र 


किन्तु अपने धम्म प्रन्थोंका उत्तराधिकार मौखिक रूपसे सौं नेकी 
प्रचलित प्रथाके प्रभावसे प्रभावित थे | किन्तु मैं यह नहीं मानता 
हूँ कि जैनोंके आगम मूलतः पुस्तकोंमें लिखे गये थे क्‍योंकि 
बीद्धोके पुस्तक न रखनेके सम्बन्धमें जो युक्ति दी जाती है कि 
उनके पवित्र पिटकोंमें, जिनमें प्रत्येक छोटी से छोटी और महत््व- 
हीन गाहस्थिक चीज़ों तकका उल्लेख मिलता है, पुस्तकोंका 
उल्लेख नहीं है, वही युक्ति जैनोंके सम्बन्धर्मे भी दी जा सकती 
है। कम से कम जब तक जैन साध श्रमणशील थे तत्न तक उनमें 
पुस्‍्तकोंकी प्रवृत्ति नहीं थी | किन्तु जबसे जैन साध अपने अपने 
लपाश्रयोमें रहने लगे, बे अपनी पुस्तके रख सकते थे जेसा कि 
बे आजकल रखते हैं | इस तरद्द जैन आंगमोंकोा लेकर देवद्धि 
गणिक्रे सम्बन्धमे साधारणतया जो विश्वस किया जाता है उससे 
हमें एक भिन्न ही बात प्रतीत होती हैँ । सम्भवतया उलहोंने 
सोजूदा प्रतियोंको एक आगमके रूपमे सुव्यवस्थित किया और 
जिनकी प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हुई उन्हे विद्वान आगमल्ञोंके मुखसे 
गृहण किया । उस आगमकी बहुत सी प्रतियाँ प्रत्येक शिक्षालयमें 
देनेके लिये तैयार कराई गई क्योंकि धासिक शिक्षणके 
ढंगमे नवीन परिवतेनके कारण उनकी आवश्यकता थी। 
अनः देवद्धिके द्वारा सिद्धान्तोंका सम्पादन पविन्न पुस्तकोंका, 
जो पहलेसे ही लगभग उसी रूपमें मोजूद थीं, केबल नवीन 
संस्थरण करना मात्र है ।--से० चु> ई०, जि० २२, भ्रस्तावना 
पृ० २७-३७ । 

मान्य विद्वानके उक्त विचारोंके सस्बन्धमें दो शब्द कहनेसे 
पूच उसकी प्रष्ठ भूमि बतला देना आवश्यक होगा। उस समय 
यूरोपियन स्कालरोंमें दो प्र प थे। एक अप जैन घर्मको स्वतन्त्र 
धर्म न मानकर 5से बौद्ध धर्मकी शाखा मानता था और दूसरा 

रेड 


भ्र्ड जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


प्र जैन धमको बौद्ध ध्मसे स्वतन्त्र धर्म मानता था। स्व० 
याकोबी दूसरे प्र,प के थे और उन्हींकी शोधोंके फलस्वरूप दूसरे 
प्र.पकी मान्यताकों बल मिला | प्रथम म्र.पमें एक मि० बाथे थे 
उन्होंने अपनी पुस्तक “धर्मोका इतिहास! मे जैन धमके सम्बन्धमें 
यह तो स्वीकार किया था कि “नाटपुत्त! के रूप मे एक ऐतिहा- 
सिक व्यक्तित्व छिपा हुआ है। किन्तु उनकी आपत्ति यह थी 
कि उसके सम्बन्धमे जिन जैन आगमोसे सब तक उपस्थित 
किये जाते हैं बे ईसा की पॉचवी शतीके है अथवा यह कहना 
चाहिये कि सम्प्रदायकी स्थापना होनेके लगभग एक हजार वर्ष 
पश्चात्‌ के हैं। उनका यह भी कहना था कि जैन परम्पराका 
निर्मोण बौद्ध परम्पराकी नकल है। उन्हींको उत्तर देते हुए 
स्व० याकोवीने जैन आगमोके संबन्धमे उक्त बिचार प्रकट 
किये थे । 

मुनिजीकी तरह उन्होने भी प्रारंभमे ही यह स्पष्ट कर दिया 
है कि परम्परा कथन तो यही है कि जैन आगमोंका संकलन 
बलभीमे देवर्धिकी प्रधानतामे हुश्रा । किन्तु वह अपनी कल्पना 
ओर तकके आधार पर उक्त परम्पराका उक्त श्रर्थ निकालते हैं। 
उक्त परम्पराकी आधारभूत प्राचीन गाथा* ता इतना ही 


१--विलहिपुरम्मि नयरे देजडिपमुदेणश समणसघेण | 
पुत्थई आगमु लिहिओ नवसय अ्रसीगझ्राश्रों वीराग्रों ॥ 
--बी० नि० सं० जेनका०, पृष्ठ १०८ पर उद्धृत | 
दूसरा पाठ इस प्रकार है-- 
बलहिपुरंभि नयरे.देबडिटपमुहमयलसंघेईिं । 
पुष्वे आगमु लिट्टिउ नव सय असीआरु बीराउ ॥ 
“जै० सा० इ० (गु०) ए० १४२ में उद्धृत | 


अुताबतार शै१४ 


बतलाती है कि वीर निवोणके १८० वें वर्ष में बलभी पुरी 
नगरीमें देवद्धि प्रमुख सकल संघने या श्रमण संघने पुस्तकों पर 
अआगमको लिखा ? प्रश्न होता है कि क्यों लिखा ता भ्राप्त उल्लेखों 
से प्रकट होता है हि दुर्भिक्षञश भ्रुतकी रक्षा करनेके लिये 
लिखा | कैसे लिखा | तो प+ञा चलता है कि उपस्थित भ्रमण 
संघकी स्मृतिके आधार पर लिखा। और श्रमण संघकी स्घृति 
का आधार परम्परागत माथुरी काचना थी। फिर भी जैसे यह 
कहना कि वलभीमें वाचना नहीं हुई ओर जो कुछ लिखा गया 
बह केबल प्राप्त पुस्तकोंके आधार पर हो लिखा गया, एकान्त 
पतक्त है वैसे ही यह कहना भी कि दज़्षमी सम्मेलनसे पहले 
व्यक्तिगतरूपस भी पुस्तकों पर आगम लिखा ही नहीं गया था 
ओर वलभी सम्मेलनमें ही पहले पहले आगमोको लिखनेकी 
श्रथा प्रवर्तित हुई, एकन्तपक्ष है। सब बातोंको दृष्टिमे रखते हुए 
हम ता इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि वलभी में देवद्धि गणिकी 
प्रमुख्वतामें उपलब्ध साधनोके आधार पर आगमोंको व्यवस्थित 
करके उन्हे पुस्तकारूढ़ कर दिया गया और तबसे सार्वजनिक 
रूपसे उनका लेखन कार्य होने लगा। ढा० जेकाबीका यह 
अथ कि पठन पाठनमें पुस्तकोंके उपयोगकी प्रश्वत्तिको प्रसारित 
करनेके लिये देवद्धि ने आगमोंकी बहुत सी प्रतियाँ तैयार कराई, 
एक सुधारवादी दृष्टिसे भल्ले ही उचित लगे किन्तु शोघक दृष्टिसे 
ते। उचित नहीं ही जेंचता, अतः हम भारतीय साहित्यके इतिद्दासके 
लेखक डा० विन्टरनीट्सका इस सम्बन्धमें मत देते हैं--बह 
लिखते हैं-- 

“आगमोंकी प्राचीनता और प्रामाणिकताके सम्बन्धमें स्वयं 
इबेताम्बर जेनोंमें नीचे लिखी परम्परा पाई जाती है--- 

'मूल सिद्धान्त चोदह पूर्वोर्मे सुरक्षित थे। महावीरने स्वयं 


४१६ जे० सा० डु०-पूर्व पीठिका 


अपने शिष्य गणघरोंको उनकी शिक्षा दी थी । किन्तु उन पूर्वोका 
ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गया। महाबीरके शिष्पोमेंसे केवल एकने 
उस ज्ञानकी परम्पराकों आगे चलाया । किन्तु बह केवल छे पीढ़ी 
तक ही चल सकी । महावीर निबोणको द्वितीय शताब्दीमें मगध 
देशमे भयझ्वर दुर्भिज्ष पड़ा, जो बारह वर्षमें जाकर सनाप्त हुआ । 
उस समय भौरय चन्द्रगुप्त मगधका राजा था ओर स्थविर भद्गवाहु 
जैन संघके प्रधान थे। दुम्ित्षके कारण भद्रवाहु अपने अनुया- 
यिश्लोके समुदायके साथ दक्षिण भारतके कनोटक प्रदेशमे चले 
गये और स्थूलभद्गर, जो चोदह पूर्वोको जानने वाले अन्तिम व्यक्ति 
थे, मगधमें रह जाने वाले संघके प्रधान हो गये । भद्रबाहुकी अनु- 
पर्थितिके कारण यह प्रत्यक्ष था कि पव्रिन्न सूत्रोंका ज्ञान विस्टति 
के गत मे चला जाता। इसलिए पाटलीपुत्रमें एक सम्मेल्ननका 
आयोजन किया गया। उसमे ग्यारह अंगोका संकज्षन हुआ और 
चौदद पूर्वोके अवशेषोकों बारहवें अंग दृष्टिवादके रूपमें 
निबद्ध कर दिया गया। जब भद्रबाहुके अनुयायी मगधमें 
लौटकर आये तो उन्होंने देखा कि दक्षिणकों चले जाने वाले ओर 
मगधमें रह जाने वालोंके बीचमे एक बड़ी खाई पेदा होगई हैं। 
मगध मे रह जाने वाले जेन साधु सफेद वस्र पहिननेके अभ्यस्त 
हो गये थे जब कि दक्षिण प्रवासी साधु महावीरके कठोर नियमों - 
के अनुसार नग्न रहते थे । और इस तरह द्गिम्बरों और श्वेता- 
म्वरोका महान संघ भेद हुआ । फलतः दिगम्बरोंने पाटलीपुत्रमें 
सकलित आगमोको मानने से इंकार कर दिया और उन्होंने यह्‌ 
घोषणा कर दी कि अंग ओर पूर्व नष्ट हो गये | सुदीर्ध काल- 
'बश रवेताम्बरोंके आगम अस्त व्यस्त हो गये और उनके एक 
दम नष्ट हो जानेका खतरा पैदा हो गया | श्रतः महावीर निबोण 
के ९८० या €€३ वर्ष पश्चात्‌ ( ईसाकी ५ वीं शताब्दीके मध्य 


अतादतार प१७ 


में या छटी शताब्दीके आरम्म में ) गुजरातकी बलभी नगरी में 
पब्रित आगमोंके संकलन तथा लेखनके लिए एक सम्मेलन 
हुआ, जिसके प्रधान देवद्धि क्षमाश्रमण थे | बारहवां अंग, जिसमें 
पूर्वोको अवशिष्टांश संकलित थे, उस समय तक नष्ट हो चुका 
था। इसीसे हम केबल ग्यारह अंगों को पाते हैं' अनुमान किया 
जाता है कि बतेमानसें उपलब्ध ग्यारह अ्रंग वही हैं जिन्हें देवद्धिने 
संकलित किय। था | इस तरह हम देखते हैँ कि स्वयं श्वेताम्बर 
जेनोकी परम्पराके अनुसार उनके पवित्र आगमोंकी अधिकारिता 
इंसाकी पांचवी शतीसे पूष नहीं जाती । यह ठीक है. कि वे मानते 
हैं कि वलभी सम्मेलनमे जा आगभ लिखे गये उनका आधार 
पाटलीपुत्रमे संकलित आगम थे और वे आगम महावीर और 
उनके (शषघ्योंसे सम्बद्ध थे । कद्दा जाता है कि गणधघरो ने, जो 
महावीर के शिष्य थे, उनमें भी मुख्य रूपसे आये सुधमोने 
महावीर स्वामीके वचनोंकों अंगों और उपागोंमें निबद्ध किया। 
परस्परासे कुछ खास ग्रंथोका बादके ग्रन्थकारोंका भी कहा 
जाता हैं। उदाहरणके लिये, चौथा उपाह्न आर्य श्यामाचायंका 
बतलाया जाता है जिनका समय महावीर निवोणसे ३७६ या 
३८६ वर्ष पश्चात्‌ माना जाता हैं। चोथे छेद सन्न पिण्ड नियुक्ति 
आर आध नियुक्तिका भद्रबाहुकी ( वीर निबाणकी २ री शताब्दी ) 
ओर तीसरे मलसत्रको सय्यंभवका, जिन्हें सहावीर निबाणके 
पश्चात्त्‌ चौथा युग प्रधान गिना जाता है, कष्दा जाता है। तथा 
नन्दिसन्रको महावीर निवोएकी दशवीं शताब्दीमें होने वाले 
बलभी सम्मेल्नके प्रधान देवद्धिका कहा जाता है। दिगम्बर भी 
यह बात स्वीकार करते हैं कि महाबीरके श्रथम गणधर चोदह 
पूर्थों ओर ग्यारह अंगों को जानते थे। किन्तु थे कहते हैं कि 
श्रावीन समय में केवल चौदद्द पूर्वोका ही ज्ञान लुप्त नदीं हुआ, 


श्श्८ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


बल्कि महावीर निबोण के ४३६ वर्ष पश्चात्‌ ग्यारह आगों का ज्ञाता 
अन्तिम व्यक्ति सर गया, उसके जो उत्तराधिकारी आचायें- 
क्रमसे हुए, जैसे समय बीतता गया बैसे ही उनमें भी उत्तरोत्तर 
अंगोंका ज्ञान क्रमसे कम होता गया और अन्‍्तमें महावीर 
निर्वाण से ६८३ वर्ष पश्चात्‌ अंगोका ज्ञान पूर्णतया नष्ट 
हो गया। 

यद्यपि स्वयं जैनोंकी परम्परा उनके आगमोंके बहुत प्राचीन 
होनेके पक्तमे नहीं है तथापि कम से कम उनके कुछ भागोंको 
श्रपेक्षाकृत प्राचीन कालका माननेमे और यह मान लेनेमें कि 
देवड्धिने अंशत. प्राचीन श्रतियोंकी सहायतासे और अंशतःमौखिक 
परम्पराके आधार पर आगमोकों संकलित किया, पयोप्त कारण 
है '--.हि० इं० लि०, जि०२, पृ, ४३१-४३४ । 


डा० विन्टरनिट्सका उक्त मत बहुत सन्‍्तुलित है ओर बह 
हमारे उक्त मतका पोषक है । 


उपलब्ध अंगसाहित्यके विषयमें प्राप्त उल्ले खोसे यह स्पष्ट 
रूपसे विदित होता है कि बीर निद्नोणको दूसरी शताव्दीसे 
अंग श्र्‌ तकी छित्न भिन्नता प्रारम्भ हो गयी थो और आगे भी 
थह जारी रही। दो और भयानक दुर्भिज्षोंके कारण श्रुतको 
गद्दरी हानि पहुँची | सुदीध कालके अतिकमणके साथ ही साथ 
सुदूर देशों का भी उसे अतिक्रमण करना पड़ा । फिर एक पक्ष ने 
उसे मान्य ही नहीं किया। ज्ञिस पक्तके द्वारा अंग साहित्य 
संकलित किया गया, उसपर बोद्धोंके मध्यममागंका भी प्रभाव 
पड़ा । इन सब स्थितियों का अंग साहित्य पर प्रभाव न पढ़ा हो, 
यह संभव प्रतीत नहीं होता । अतः यह कटद्दना कि पाटलीपुत्रमें जा 
अंग साहित्य संकलित किया गया था उसमें और उसके आठसो 


खताबतार भ्१्६ 


ब्ष पश्चात्‌ वलभीमें जो पुस्तकारूढ किया गया उसमें कोई 
अन्तर नहीं पढ़ा, या मामूलीसा अन्तर पड़ा, पूर्ण सत्य नहीं है । 
आगभोंके विशिष्ट अभ्यासी पं० वेचर दास जीका तो यह 
कहना है कि वल्मीमें संगृहीत अंग साहित्यकी स्थितिके साथ 
श्री वीरसमयके अंग साहित्यकी तुलना करने वालेको दो सोतेले 
भाईयोंके बीच निनता अन्तर होता है उतना भेद मालूम द्वोना 
सवंथा संभव है”--जे० सा० वि० प्रू० २३। 


इसके विषयमें वास्तविक स्थितिका पता तो तभी लग सकता 
था जब वीर भगवानके समयमें गणधरके द्वारा अ्रथित हुआ 
अंग साहित्य उपलब्ध होता और उसके साथ वतंमान अंग 
साहित्यकी तुलनाकी जाती, किन्तु यदि वैसा होता ता दूसरा रूप 
सामने ही क्यों आता | फिर भी सब घटनाओंको दृष्टिमें रखकर 
वस्तु स्थितिका विचार करने पर पं० वेचर दासजीकी बक्ति ही 
सत्यके अधिक निकट प्रतीत होती है| 


भारतके धार्मिक साहित्यकी रूपरेखाका चित्रण करते हुये 
श्री जे एन फरक्यूहर (०. )४.४'५॥३(१ए 7७४ ) ने जैन 
आगसोके सम्बन्धमें लिखा है--“अज्ञोंके हारा स्पापित समस्या 
बहुत दी जटिल स्थितिमें है। उनकी भाषा मूल मागघी नहीं 
है जिसमें वह इंस्वी पूर्व तीसरी शतीमें पटनामें संकलित 
किए गये थे | किन्तु उसपर पश्चिम का, जहां वह इंस्वी सन्‌ 
को पांचवीं शतततीमें लिखे गये, प्रभाव है। इस बातके स्पष्ट 
प्रमाण हैं कि संकक्षन कालसे ही उनमें विस्तृत रूपमे परिवतेन 
होते आये हैं। इस सबसे जटिल समस्याको सुल्लमानेके लिये 
आरसोंका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया। यह 
संभव हूँ कि पटनामें कुछ अंग संकलित किये गये। किन्तु 


घ२० जें० सा० इ०-वूे पीढिका 


यह फोई नहीं कह सकता कि बतेमान आगमोंका उन मूल 
झआगमोंके साथ क्या सम्बन्ध है? बेबरका मत है. कि मोजूदा 
आगम दूसरी और पांचर्बी शताब्दीके बीचमे रे गये । किन्तु 
जेकोबीका भ्ुकाव है कि उनका कुछ भाग पटना से द्वी अ्रपेक्षा- 
कृत थोड़ेसे परिवतनके साथ आया है !--आउट रि० लि० 
ट्ू७, प्र ० ७१३। 

आगे वह लिखते है- “किन्तु यह अधिक सम्भव है कि 
प्राचीन साहित्य अंशतः सुरक्षित रहा हा । यद्यपि यह निस्स- 
न्देह है कि संघभेदके समयसे अ्रथोंत्‌ ई० ८० से श्वताम्बर 
साघुओके द्वारा अपने सम्प्रदायके अनुकूल उसमे संशोधनकी 
प्रवृत्ति चालू रही ...। आगमामे श्व ताम्बरोकी इस प्रवृत्तिके 
स्पष्ट चिन्ह पाये जाते है ।' ( प्ृू० १२०-१२१ ) 


देवड्िंगणिके पश्चातक्नी स्थिति 


बतमान जैन आगमोके सम्बन्धमे विचार करते समय 
देवद्धि गणिके पश्चातकाल्लीन म्थितिकों भी दृष्टिसे रखना 
आवश्यक है। प्रायः विद्वानोका मत है कि देवद्धि गणिके पश्चात्‌ 
भी आगमोंमे परिवर्तत हुआ और उसके प्रमाण पाये जाते है । 
डा० जेकोबीका मत पहले दे आये है। उससे पहले कल्पसृत्रकी 
प्रस्तावनामें उन्होंने इस सम्बन्धमें जा मत व्यक्त किया था उसे 
यहाँ दिया जाता है-- 

प्राचीन मान्यताके अनुसार जेनसूत्रोंका पुस्तकाधिरोहण 
बीर नि० सं० €८० में देवद्धिगणि क्षमा श्रमण ने किया। >८ 3३८ 
जिन प्रभ मुनि ओर पद्म सुन्दर गणि लिखते हैं कि जब 
देवद्धिगणि ने ४४ आगमों को विनाशोन्मुख देखा तब उन्होंने 


शुताबतार ;२१ 


बज्ञसी पुस्के संघके सहयोगसे उन्हें पुस्तकारूढ़ किया। यह कहा 
जाता है कि प्राचीन कालमें आचाये पुस्तकककी सहायताके विना 
अपने शिष्योंकों सूत्र पढ़ाते थे । किन्तु पीछे पुस्तकोंकी सहायता 
से शिक्षण देना आरम्भ हुआ । जेन उपाश्रयोंमें यह प्रथा आज 
भी चली आती है। इस वृद्ध सम्प्रदायका यह अभिप्राय नहीं 
है कि देवद्धि गणिने प्रथम बार जेन आगमोंकों पुस्तकारूढ़ 
कराया । किन्तु उसका इतना ही मतलब है कि प्राचीन कालमें 
आचार लिखित पुस्तकोकी अपेक्षा अपनी स्मृतिके ऊपर ज्यादा 
निर्भर रहते थे । जैनघर्मके बुद्धप्घोष देवद्धि गणिने खास करके 
समग्र साम्प्रदायिक जैन साहित्यकों जो उन्हे उस समय पुस्तकोंमें 
से तथ। विद्यमान आचार्यके मुखसे प्राप्त हो सका आगमोके रूपमें 
निबद्ध किया । यह कार्य बहुत अधिक कठिन था क्योंकि उस 
समय बहुतसे आगम तो न्रुटित हो गये थे और उनका अमुक 
अमुक त्रुटित भाग शेष बचा था। इन त्रुटित भागोकों देवद्धि 
गणिन, जो उन्हें उचित लगा, तदनुसार अनुसन्धान करके एकत्र 
किया । बहुतसे आगमामे जा असम्बद्ध और अपूर्ण वर्णन 
मिलते हैं, उनका कारण हम थक्त स्थितिकी कल्पनाके द्वारा 
समभ सकते हैं। विद्यमान जैन आगमोकी रचना मुख्य रूपसे 


१. सन्‌ ४१० और ४३२३ बीचमें वुद्धघेघषने बौद्ध पिटकों और 
अथकथागोको पुस्वकम लिखाया था। ठिलोनमें बौद्ध ग्रय 
श्रोर गुजरातमे जैनग्रन्य लगभग समान कालमे पुस्तकारूद 
हुए। उसके ऊपरसे ऐसा ग्रनुमान हो सकता है रू जेनोंने 
बोद्धोंकी इस प्रज्मत्तका अनुकरण किया। हिन्दुस्थानमें इवस्तरी 
पॉँचबी शताब्दीसे साहित्यके लिये लेखन कलाका बडुत 
उपयोग हेने लगा । 


४२२ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


उसके सम्पादक देवद्धि गणिकोा आभारी है। उन्होंने दी उन्हें 
अ्रध्यायों और अध्ययनोंमे विभक्त किया। और प्रन्थ गणना 
( ३२ अक्षरका एक एलोक इस प्रकार श्लोक प्रमाण ) की पद्धति 
चालूकी । इस अन्थ गणनाके अनुसार सो सो और हजार हजार 
श्लोकोंकी संस्या सूचक अंक हस्त लिखित प्रतियोंमे सर्वत्र एक 
ही रूपमे लिखे हुए हैं। मार्गकों नापनेके लिये खड़े किये गपे 
मीलके पत्थरोके समान इन संख्या सूचक अंकोको देनेका उद्देश्य 
यह था कि मूलसूत्रोंमे पुनः घटा बढ़ी न हो सके । परन्तु वास्तवमें 
यह दद्देश्य सफल हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। देवद्धि गणिके 
पश्चात्‌ जेन आगमोंमे बहुत फेरफार हुआ प्रतीत होता है। आधुनिक 
हस्तलिखित प्रतियोंमें अनेक पाठान्तर तो मिलते ही हैं, किन्तु 
जुदी २ लेखन पद्धतिके कारण उन पाठान्तरोकी उत्पत्ति हुई हैं । 
इसके सिवाय वे पाठान्तर बहुत उपयोगी अथवा बहुत प्रामाणिक 
भी नहीं हैं। किन्तु पुराने समयमें कुछ जुदी हू” स्थिति द्वानी 
चाहिये। क्योंकि टीकाकारोने अपनी टीकाओमे अनेक पाठान्तरों 
का निर्देश किया है, जो हालकी हस्तलिखित प्रतियोमें नही पाये 
जाते। इससे हमारा मत है कि वर्तमानमे जो सूत्रपाठ मूल 
प्रतियोमे पाया जाता है तथा अवोचीन टीकाकारोने जिसे अपनी 
टीकाञओंमे लिखा है वह टीकाकारोंके द्वारा निर्णीत किया गया 
पाठ है। कल्पसूत्रके सम्बन्धमें तो यह बाव निश्चित है । यह में 
विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ । सूत्रोकी जो जो टीकायें झाज 
विद्यमान हैं वे सब सीधे या परम्परा रूपसे प्राकृत भाषामें २चों 
प्राचीन चूर्णियों अथवा वृत्तिश्रोके श्राधार पर लिखी गई हैं। ये 
चूर्णियाँ तथा वृत्तियाँ या तो नष्ट हो गई हैं. अथवा कहीं मौजूद 
हैं। श्राचीन टीकाकारोंने मूजसूत्रोंको बहुत अधिक अव्यवस्थित 
रूपमें पाया था ; क्‍योंकि उन्हे उनके बहुतसे पाठान्तरोंकों नोट 





खुतावबतार शर२३ 


करनेकी आवश्यकता प्रतोत हुईं थी। उनमेंसे बहुतसे पाठान्तरों 
को पीछेके टीकाकारोंने अपनी टोकाओंमें उल्लिखित किया है। 
कुछ टीकाकारोंने केवल एक ही पाठकों स्वीकार करके उसीकों 
अपनी टीकाका आधार बनाया है| उदाहरणके रूपमें उत्तराध्ययन 
सृत्रके टीकाकार देवेन्द्र गणीको लिया जा सकता है। दूसरे कुछ 
टीकाका पाठान्तरोंको देखनेकी इच्छावालोंको उसकी चूर्णीका 
देखनेको सूचना देते हैं । प्रमाणके रूपमें कल्पसूत्रके सबसे प्राचीन 
टीकाकार; जिनकी टीकाको प्राप्त करनेमें में सफल हुआ हूं, जिन- 
प्रभमुनिकों लिय। जासकता है। इस लिये वर्तमान विवेचकोंका 
उह श्य तो प्राचीन टीकाकारोंने जो सूत्र पाठ स्वीकार किया था, 
केवल उसीका पुनरुद्धार करनेका होना चाहिये। साज्ञात देबद्धि 
गणिके द्वारा पुस्तकारूढ किया गया पाठ तो आज मिलना 
ही अशक्य' है।' 

देवद्धि गणिके पश्चात्‌ भी ज़ेनसूत्रोंमे जो फेरफार बगैरह 
हुआ, वह ऊपरके उद्धरणसे स्पष्ट हैं । 

श्रो बेबरने अंगसाहित्यके विषयमें एक अध्ययनपूर्ण विस्तृत 
निबन्ध लिखा था, उसका अंग्रेजी अनुवाद इस्डियन एण्टि- 
क्वेरीमें प्रकाशित हुआ था । डा० बेबर उस ग्र,पके बिद्वान ये जो 
जैनघर्मको बौद्धघधमकी शाखा मानता था। अत: उनका मत भी 
यहाँ दे देना उचित है । उन्होंने लिखा है-- 

डा० बुहलर की सूचीमें अंकित ४५ आगमोंको देवड्ि- 
गणिने संकलित किया था ऐसा डा० जेकोबीका विश्वास है 
( कल्प, पएू० ६) यदि हम इस पर अब अधिक विचार न 


१. यह अंश जैन साहित्य संशोधन भाग *? में प्रकाशित गुजराती 
अ्रनुबाद के अधारसे दिया गया है. ले० । 


४२४ जै० सा० इ०-पुर्व-पीठिका 


करना चाहें तो भी हमें एक सत्यके रूपमें यह स्वीकार करना 
होगा कि सम्भवतया देवद्धिगणिने उन्हें जिस रूपमे संकलित 
किया था, वर्तमानरूप वह नहीं हो सकता। मूल सिद्धान्त 
ग्रन्थोसे वर्तमान सिद्धान्त अन्थोम अन्य भी भेद मोजूद है। 
सिद्धान्त अ्न्‍न्थोंमें सेन केवल वाक्यों और विभागोकों ही नष्ट 
किया गया “जो कि प्राचीन टीकाओंके समयमें वतंसान थे, 
अल्कि बड़ी संख्यामें क्षेपकोको भी सम्मिलित किया गया, जो स्पष्ट 
प्रतीत होते हैं। क्‍या, समस्त सम्भावनाओंके अनुसार मूल 
सिद्धान्त भ्रन्थोमे पूरी तरहसे पशिवर्तेन किया गया है। मेरा 
अनुमान है कि इस परिवर्तनके कारणाको श्रेताम्बर सम्प्रदायकी 
कट्टरताके प्रभावमे देखा जा सकता है, जो बिभिन्‍न अवान्तर 
सम्प्रदायोके अनुयायिश्रोके श्रति दिन पर दिन अधिक कठोर 
होती गई। मौजूदा आगम केवल श्वेताम्बरोके है। दृष्टिवादका 
एकदम नष्ट हो जाना, निस्सन्देह मुख्य रूपसे इस तथ्यसे सम्बद्ध 
है कि इसमे संघर्भेदमूलक सिद्धान्तो का सीधा उल्लेख था | यह 
चटना अन्य अंगोम किये गये परिवतन, परिवद्ध न और लापके 
लिए व्य|ख्या रूप हो सकती है । अन्य तोथिको ओर निन्हबोंक॑ 
विरुद्ध वादियोकी कठारता इतनी तीच्ण ओर काट करने वाली 
हैं ।क उसपरस हम ऐसे निष्कप निकालनेमे समध हैं. जा जैन 
साहित्यके इतिहासके लिए महत्वपूर्ण है ।' ( इण्डि० एण्टि०, 
ज्ि०१७, पृू० २८६ ) 


डा० बेबरके मतानुसार सूक्ष्म निरीक्षणसे यह प्रकट हाता 
है कि आग्ोंकी रचना व्यक्तिके कल्याणकी भावनाकी अपेक्षा 
साम्प्रदायिक कल्य णकी भावनाकों लिए हुए हैं। इसके उदाहरणके 
रूपमे उन्होंने 'नग्नता को लिया है । उन्होंने लिखा है--ब्राह्मणोंने 


खुतावतार भ२५ 


(बराहमिहिरने भी) नग्नताको जैनोंकी मुख्य विशेषता बतलाया 
है। और बौद्ध उल्लेखोंके अनुसार बुद्धने नग्नताका हृढ़्तासे 
विरोध किया था । किन्तु आगमोमें नग्नताकी स्थिति महत्वपूर्ण 
नही है | तथा कम से कम नग्नताका आवश्यक तो नहीं बतलाया 
है, जबकि दिगम्बर सम्प्रदाय उसे सिद्धान्तके रूपमें मानता है | 
श्वेताम्बरोंने! ( विशेषतया कल्पसूत्रमे ) दिगम्बरोंके विरुद्ध जो 
घृणाभाष प्रदर्शित किया है, यदि उसे विचार काटिसे लिया जाये 
तो यह निर्णय करना अदूरदशितापूर्ण न होगा कि इप्त विषयमें 
सम्बद्ध अनेक प्राचीन परम्पराओं को श्वेताम्बरीय आगमासे 
हटा दिया गया। तथापि श्वेताम्बर भी इससे इन्क्रार नही करते 
कि जिन स्त्रयं॑ नग्न रहते थे। किन्तु वे हृ ढ़ता पूरक यह भी 
कहते हैं कि जो चोज डस समयके लिये डचित थी, वह वत॑ंमान 
समयके लिए उचित नहां हैं | 


जैत परम्परामें दिगम्बर ओर श्वरेताम्बरकी तरह एक 
यापनीय संघ भी था | यह संघ यद्यपि नग्नताका पत्तपाती था 
तथापि श्वेतास्बरगीय आगमोका सानता था। इस संघके एक 
आचाये अपराजित सूरिकी मंस्कृतटीका भगवती आराधना नामक 
प्राचीन प्रन्थपर है, जो मुद्रित दो चुकी है। उसमे नग्नताके 
समर्थनमे श्री अपराजित सूरिने आगम पन्थोसे अनेक उद्धरण 
दिये हैं जिनमें से अनेक उद्धरण बतेमान आगमोंमें नहीं मिलते । 
यहाँ दो एक उद्धरण दिये जाते हैं-- 
१--दिशविसंबादिनो द्रब्यलिड्जेनामेदिनो निनन्‍्हवा३ | 
बोटिकास्तु सवंविसवादिनो द्रब्यलिज्ञितोंअपि भिन्नाः ॥* 


-“आब० थी, मलय० ।' 





५२६ जे० सा० हइ०-पूर्व पीठिका 


तथा चोक्तमाचाराज्डे- सुदं में श्राउस्सत्तो मगवदा एवमकक्‍्खाद॑-हुइ 
खलु संयमाभिमुखा दुविद्दा इत्थीपुरिसा जादा हवंति। त॑े जहा- 
सब्वसमण्णागदे णोसव्वसमश्णागदे चेव। तत्थ ले सब्वसमशणागदे 
थिणा हृत्यपाणीपादे सब्विदियसमशणागदे तस्स णूं णो कप्पदि 
एगमवि वत्य घारिउः एवं परिहिंठ एवं अ्रण्णत्थ एगेण पडिले- 
हेगेण इति ।” 
इसमें बतलाया है कि पूर्ण श्रामण्यके घारीको, शिसके हाथ 
पर सक्षम होते हैं और सब इन्द्रियां समग्र होती है-उसे प्रतिलेश्यन 
के सिवाय एक भी वच्घ धारण नहीं करना चाहिये ।' यह उद्धरण 
वर्तमान आचारांगमें नहीं मिलता । जबकि अश्य उद्धरण उसमे 
मिलते हैं । 
इसी तरह उत्तराध्ययनसे भी कुछ पद्म उद्ध त किये गये हैं 
जिनमेंसे कुछ वर्तमान उत्तराध्ययनमे नहीं मिलते। दा पद 
नीचे लिखे हैं-- 
परिचत्त्सु वत्येसु ण॒ पुणो चेलमादिए ! 
श्रचेनपवरे. भिक्‍सूं. जिणरूपघरे सदा ॥ 
सचेलगो सुखी मबदि श्रसुखी बाजि श्रचेलगों | 
अहं तो सचेलो होक्‍्खामि इदि मिकखु न चितए | 
इनमें बतलाया है कि वस्रकों त्यागकर पुनः वस्त्र प्रहण 
नहीं करना चाहिए । ओर जिन रूपधारी भिछुकों सदा अचेल 
रहना चाहिए। वस्रधारी सुखी होता है और वद्रत्यागी दुःखी 
होता है, अतः मै सचेल रहूंगा ऐसा भिक्‍्खुकों नहीं साचना 
चाहिए । 
अपराजित सूरिने कल्प सूत्रसे भी अनेक पद्चय डद्ध त किये 
हैं, जा मुद्रित कस्पसूत्रमें नहीं मिलते । श्री आत्मानन्द जैन सभा 


श्रुतावतार भ्र्र७ 


भआावनगरसे प्रकाशित कल्पसूत्र भाग छकी प्रस्तावनासें मुनिवर 
पुण्यविजयजीने लिखा है “कि सस्‍्थविर अगस्त्यसिंद विरचित 
प्रस्तुत दश वैकालिक चूणिंप्रन्थ ऐसा अलभ्य या दुलंभ्य 
प्रन्थ है कि जो वलभीमें श्रीदेषद्धि गणी क्षमाश्रमणने संघ 
एकत्र करके पाठ निर्णय किया उससे पहलेके प्राचीन कालमें 
जेन आगमोंके पाठोंमे कितनी विषमता हो गई थी, उसका 
थोड़ा बहुत विचार हमें देता है । शाज भी वृहत्कल्पसूत्र, निशीथ 
सूत्र, मगवतीसूत्र तगैरहकी जो प्राचीन आदर प्रतियां अपने 
सामने वर्तेमान हैं, उनको देखनेसे पाठभेदोकी विविधता और 
विषमताका तथा भाषा-स्त्ररूपषकी विचितन्रताका ध्यान आ सकता 
है “अपनी वतेमान नियुक्तियोंमें पाछेसे कितना भ्रक्षेप हुम्रा है 
यह जाननेके लिए अगस्त्यस्तिहकी चूशिं अति महत्त्वका साधन 
है। स्थविर अगस्त्यसिंदकी चूर्िमें दशवेकाक्षिकके प्रथम 
अध्ययनको नियुक्ति गाथाएं केवल चौंवन हैं, जबकि आचाये 
श्री हरिभद्रकी टीकामें प्रथम अध्ययनकी नियुक्तिगायाएं एकसौ 
छप्पन हैं । समस्त दशबेकालिक सत्रकी नियुक्तिगाथाओकी 
संख्याका यदि विचार किया जाये तो आचायहरिभद्रकी टीका 
में गाथा संख्या अधिक हैं” 


अतः यह निश्चित है कि वलभी बाचनाके पश्चात्‌ भी 
आगम साहित्यमें बहुत रद्दोबदल की गई है। 


वतंमान जेन आगम और दिगम्बर परम्परा 


झाज जो जैन आगम या अंग साहित्य उपलब्ध है उसे 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय मान्य नहीं करता, यदह सबको विदित 


प्र्श्द जे० सा० ह०-बूर्व पोठिका 


है। साधारणतया '"बिद्ठनोंकी ऐसी घारणा रही है कि जब 
भद्रबाहुके अनुयायी साधु दक्षिणसे लौटकर मगधमें आये तो 
डन्होने पाटलीपुत्र परिषद्मे कोई भाग नहीं लिया और यह 
घापणा कर दी कि मूल आगम एकदम नष्ट हो गये। किन्तु यह 
धारणा भआ्रान्त है। किसी भी प्राचीन दिगस्बर जैन साहित्य, 
पट्टावली या अभिलेख वर्गेरहमें श्रे ताम्बरीय अंग साहित्यके 
सम्बन्धमे या उनकी वाचनाओंके सम्बन्धमें कोई संकेत तक 
मेरे देखनेमे नहीं आया। जिन कथाओमें संघरमेदकी चर्चा हैं, 
उनमे भी अग साहित्यकी संकलनाके विषयमें कुछ भी नहीं 
कहा गया'है। अतः यदि यह कहा जाये कि दिगम्बर जेंन 
परम्परा इस विषयमे एकदम मूक है, तो शअ्रत्युक्ति न होगी। 
यद्यपि #पवाद रूपसे उन पर छींटाकसी करनेका संकेत 
मिलता है किन्तु वह संकेत भी इतना गम्भीर है, कि हर 
किसीकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुंच सकती । अतः उक्त घारणा 
ठीक नहीं है । 
भगवान महावीरके पश्चात्‌ अंगज्ञानकी परम्परा किस 
प्रकार गुरु शिष्य परम्पराके रूपमे प्रवर्तित द्वाते-द्वोत लुप्त हुई, 
इसका स्वतंत्र बर्णन तिलोयपरणत्ति, घवला, जयधवला टीका 
तथा श्रुतावतार आदिम है। तदलुसार द्गिम्बर परम्परामें वॉर 
निर्वाणसे ६८३ वर्ष परयन्त अंरज्ञानकी परम्परा प्रबर्तित रही है 
किन्तु उसे संकलित करने या लिपिवद्धकरनेका कभी कोई सामू- 
हिक प्रयत्न किया गया हो, ऐसा आभास नहीं मिलता | 





१ के० हि० इं०, जि० १, प्ृ० १४८, गै० नाँ० इ० पृ० २२१। 
२ 'मॉस्मक्षणाद्रमिघान भ्रतावणवादः ।? 
-स्वो०, आऋ्र० ६, सू० १३) 


श्रतावतार घभ्र६ 


यह प्रश्न दो सकता है कि जब दिगम्वर सम्प्रदायमें अत- 
केवली भद्गबाहुके पश्चात्‌ भी अंगशज्लानकी परम्परा ४०० वर्ष तक 
बालू रही तो श्र तास्वरोंकी तरह दिगम्बरोने उनके संकलनादिका 
प्रयत्न क्यों नहीं किया। इस प्रश्नकके समाधानके लिये दिगम्बर 
परम्परा और अ्रेताम्बर परम्पराके दृष्टिकोशमें जो मोलिक मत- 
भेद हमें प्रतीत हुआ उसे हम नीचे देते हैं । 


द्वादशांग के ग्रथक में मतभेद 


दोनों परम्परायें भगवान महावीरके द्वारा उपदिष्ट द्वाद- 
शांग बाणीकों आद्य जैन साहित्य मानती हैं। द्वादशाह्के 
नाम भी दोनों परम्पराओमे एक हो हैं। किन्तु अन्तर यह है 
कि दि्गम्बर परम्पराके अनुसार भगवान महावीर द्वारा 
उपदिष्ट वाणीकों उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधघरने बारह 
अंगोमे गूथा और अपने उत्तराधिकारी सुघमो गणधरको 
सौप दिया । सुधमोने जम्बू स्वामीको सौप दिया। इस तरहसे 
दिगम्बर परम्पराकी गुवाबलियो "में आद्य स्थान गीतम गणधरको 
प्राप्त है। किन्तु श्वेताम्थर परम्पराकी गुवोवल्ि गौतम गण- 
धरसे शुरू न होकर सुधमोसे शुरू दवोती है । 

कस्पसूत्रकी स्थविरावलीमें लिखा है कि 'भगवान महा- 


निजता ++>5 >++ 








१ ज्ु० घ०, भा? १, ५० ८४ । 


३२ 'सब्बे वि एने समणस्स भगवशओओ मद्दावीरस्स एक्कारस वि 
गशहरा दुबालसंगिणों चठदसपुब्विणों समत्तमशिपरिड्घारगा 
रायगिदे नगरे मासिएण भत्तेश अपाणएण काल गया जाव सच्व- 
दुक्लप्पहीणा, थेरे इंदभूई येरे अ्रज्ज सुहम्मे य सिद्धिगए महावीरे 

३४ 


५३० जै० सा० इ०-पूर्व-पीठिका 


बीरके ये सभी ग्यारह गणधघर द्वादशांगी, चतुर्दंशपूर्दी और 
समस्त गणिपटकके धारक थे। राजगृहीमें मासिक निजूल 
भक्तके द्वारा कालगत होकर ये सभी सब दुः:खोंसे मुक्त 
हो गये। स्थविर इन्द्रभूति और स्थविर सुधमों ये दोनों महा- 
बीरके निवाणके पश्चात्‌ मुक्त हुए। आज पय्यन्त जो ये श्रमण 
निम्नन्थ विहार करते हैं ये सब आये सुधर्माकी सम्तान हैं 
शेष सब गणधर निःसन्‍्तानी हुए । 


इस स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ स्थविरावली भगवान महावीर के 
शिष्य सुबम्ससे प्रारम्भ होती है। यही बात नन्‍दीसूत्रके 
आरम्भमे दी गई स्थाबिरावली में भो पाई जाती है बह भी 
सुधमोसे ही शुरू होती है। इस तरह श्वेताम्बर परम्परामे 
आज जो अज्गञ साहित्य पाया जाता है वह सुधममा के द्वारा उस 
परम्पराको प्राप्त हुआ था, गौतम गणधरके द्वारा नहीं । 


हमने इस बातकों खोजना चाहा कि जैसे दिगम्बर परम्पराके 
अनुसार प्रधान गणघर गोतमने महावीरकी देशनाकों अन्ञोमे 
गृूथा- वैसे श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार महद्दावीरकी बाणीका 
सुनकर उसे अक्लोंमें किसने निबद्ध किया ? किन्तु खोजने पर 
भो हमें किसी खास गणधरका निर्देश इस सम्बन्धमें नहीं 
मिला । श्राप्त उल्लेखों'से साधारणतया यही प्रतीत हुआ कि सभी 





पच्छा दुशिश वि थेरा परिनिव्युयां। जे इमे अ्रज्जताए. समया 
निग्गंधा विहर॑ंति एए णं सब्पे अज्ज सुहम्मस्स अखणगारस्स आव- 
चिचरज्जा: अ्रससेसा निरवच्चा वुब्छिन्ना ॥४॥--पह्टा० स० प्रृ० २। 


१ तव नियमनाणदझुक्खं श्रारूढो केवली अमियनाणी | 
तो मुदइ नाखजुद्धि भवियनणविवोहणद्राए !! 


श्रुतावतार ५३१ 


गणधर, वाणीको सुनकर उसे अक्लोमें निबद्ध करते हैं। शायद 
इसोसे गणधरोंकी वाचनामें भी भेद) होनेका उल्लेख श्वेताम्बर 
परम्परामें पाया जाता है। सेन प्रश्नमें यह प्रश्न किया है कि 
सीथंडूरके गणबरोमें वाचना भेद होने पर भी सांभोगिकपना 
( एक साथ भोजन व्यवदार ) होता है या नहीं. तथा उनमें 
सामाचारी ( साधओंका आचार ) कृत भेद रहता है या नहीं 
इसका उत्तर दिया हैं कि तीथेइुरके गणधरोंमें पररुपर बाचना 
भेद होनेसे सामाचारीमें भी कि?ना ही भेद रहता है और सामा- 
चारीमें भद रहनेसे कुछ ग्रंसभोगिकत्व भी रहता है। इसका 
अशय यह है कि तार्थड्ुरके गणघधरोकी बाचनाए भिन्नर होती 
हैं और बाचना भिन्न होनेसे उनके आचारमे भी भेद रहता हे 
ओर आचारमें भेद गहनेसे परस्परमे एक साथ खान पान करनेमें 
भी रुकावट होना संभव है ।? 

तं बुद्धिमरेश पेश गणदरा गिण्हिडं निरवसेसं | 
वित्थययरमासिय गयंति तझ्ो पबयणद्वा ॥१०६५॥* 





वां च शानकुसुमबृष्टि बुद्धया निब्यतो वुद्धिमयस्तेन विमलबुद्धिमयेन 
पटेन गणधघरा गोतमादयों ग्रदीतु' गद्दीत्वाउददाय निरबशेषां सम्पूर्ण, 
ततः तीथकरमापितानिं कुसुयकल्पानि भगवदुक्तानि विचित्रप्रघान- 
कुसुममालावद्‌ ग्रथ्नन्ति ।-विशेषार भा० | 


१ तीथकरगणभतां मिथो मिन्नवाचनलेडपि सांओोगिकत्व भवति 
ज॒वा ! तथा सामाचार्यादिक्तों मेरी मबति न वेति प्रश्ने, उत्तरमू- 
गयणभतां परस्पर वाचनामेदेन सामाच्रायां अपि कियान भेदः संभाव्यते 
तद्मेदे च कथंचिद्सांभोगिकत्वमपि संभाव्यते ।” -सेन०, उल्लास २, 

प्रश्न७१ | 


श३२ जे० सा० इ०-पूर्व पीढिका 


कल्प सूत्रमें लिखा है कि भगवानके गणघर नो ग्यारह थे, 
किन्तु गण नो ही थे । इसका स्पष्टीकरण करते हुए उसमें लि वा 
है कि वाचना भेदसे गणसेद होता है। ओर एकही प्रकारकी 
बाचना लेनेवाले साध समुदायको गण कहते हैं। अतः गणघरोंकी 
संख्या ग्यारह होते हुए भी गण नो ही थे । अन्तिम चार गणधरो 
मेसे दो दो गणधरोकी एक ही वाचना थी । ज्येष्ठ गणधर इन्द्रभूति 
पांचसों शिष्योंको वाचना देते थे, इसी तरह अग्निभूति, वायुभूति 
आये व्यक्त, आय सुधर्मो, पांच> पांचसों शिष्योंको वाचना देते 
थे। मण्डित पुत्र और मोय पुत्र साढ़े तीन सी श्रमणोको 
बाचना देते थे। इन सातोकी वाचना प्रथक्‌ प्रथक्‌ थी। शेष 
चारमे से अकम्पित ओर अचलअताकी एकही वाचना थी। ये 
दोनो छ सौ शिष्योको वाचना देते थे । इसी तरह मेताय ओर 
प्रभासकी भी एक ही बाचना थी। ये दानों भी छूसी शिष्योका 
बाचना देते थे । 
इस मान्यता ओर संभावनाके प्रकाशमें जब हम श्र ताम्बर पर- 
म्परामे गोतम गणधरकी शिष्य परम्पराका अभाव और सुधमोकी 
शिष्य परम्पराका सद्भाव पाते हैं तो मनमे यद्द आशह्ला होना 
स्वाभाविक है कि शायद वाचना भेद्‌ और सामाचारी भेदके कारण 
ही तों गोतम गणधरका दिगम्बर परपरामे और सुधमोका 
श्वताम्बर परम्पराम श्रग्रस्थान नहीं मिला है ? 

किन्तु इवेतास्त्र' परम्परासे कोई आगमवाक्य ऐसा नहीं 

१ 'तेण कालेण तण समएण सम्रण॒स्स भगवश्रों मदाबीरस्स 

नवगणा इक्कारस गणहरा हुत्था ।! “-कल्प०, ८ व्या० | 

२ थ्वताम्बर परम्पराम गौतम गणघरके) द्वारा अंगोंके गये लानेका 
कोई निर्देश नही है । सुधर्माके द्वारा ही रचे जानेका निर्देश है-गु० 
जै० सा० इ०, पृ० २२ | 


अुतायतार ४३३ 


है जिसे गौतम गणघरकी कृति कहा गया हो । किन्तु "दिगम्बर 
परम्परामें ऐसे झ्रागम वाक्य हैं जो गौतम गणघरकी कृति कहे गये 
हैं। इस परसे यह संभावनाकी जा सकती है कि गौतम गणघर 
क। वारसा दिगम्वर परम्पराको प्राप्त हुआ था। यद्यपि दिगमबर 
परम्पराके अनुसार अंगज्ञानका प्रवाह गौतम गशधरसे ही सुधमों 
को और सुधमांसे जम्बूको प्राप्त हुआ था और इस तरह गोतम 
गणधर और सुधमोौमे न कोई बाचना भेद होना संभव है और न 
सामाचारी भेद हो होना संभव है । किन्तु दोनों सम्प्रदायोंमें एक 
एक गणघरको ही प्रमुखवा दिये जानेसे और ग्वताम्बर साहित्य 
के षक्त उल्ले खॉसे एक अन्वेषकके मनमें थक्त संभावना हो 
सकती है। और आगे हुए संघ भेदमे इसका भी कुछ प्रभाव 
रहा हो, ऐसी भी संभावनाकी जा सकती है । अस्तु, 
किन्तु इसके साथद्दी यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि 
वतंमान आरगसोंका देखनेसे पता चलता है कि उनसेंसे कुछ 
गर्मोका निर्मोण इन्द्रभूति गौतमके प्रश्नोंका आभारी है। 
भगवतीसूत्रमे ता इन्द्रभूतिके द्वारा भगवानसे पूछे गये प१्रश्नोका 


१ पट खण्डागमके कृति अनुयोग द्वारके प्रारम्भमें सूत्रकार 
भूतबलिने 'णमो जिणाण” आदि ४४ वूत्रोंसे मंगल किया है । ठीक यही 
मेगल योनि प्राभ्रत ग्रन्थमें गणधघर वलय मंत्रक्ते रूपमें पाया जाता है | 
इन मंगल सूजोंकी टीकाम बीरसेन स्थामीने यह लिखा है कि ये मंगल 
सूत्र गोतम गणघरने महाकर्म प्रकृति प्राम्तके आदिमें कहे हें । 
यथा-- मह्ाकम्मपयडिपाहुडस्स कदियादिच उबीसअणियोेगावयवस्ख 
आदीए गोदमसामिया परूविदस्स भूदबलिभंडारएण वेयणखंडत्स 
श्रादोए मंगलट्ट_ तदो आशणेदूण ठविदस्स--बद्‌ खं०-पु० ९, 
पृ० ९०३ । 


भर जै० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


ही बाहुलय है। बड़े आश्चर्यकी बात यह हैकि सुधमोकी परम्पराका 
संघ विद्यमान होते हुए भी, ओर प्रस्तुत आगमोंकी वाचना 
सुधमीकी परम्परासे प्राप्त होनेकी मान्यता होते हुए भी समस्त 
आगमसोंमें सुधमोके द्वारा भगवानसे पूछे हुए एकभी प्रश्नका 
निर्देश नहीं है। यद्यपि आगमोमे इन्द्रभूति गोतमके पश्चात्‌ दूसरे 
नम्बर पर किसी गशधघरका वर्णन मिलता है तो वह आये 
कप हैं। आये सुधमोका गुण वर्णन भी इन्ट्रभूति गौतम जेसा 
हां ह। 
गुर्वावली की पद्धतिमें भिन्नता 

दिगम्बर* परम्परा मे भगवान गोतम गणधरसे लेकर वीर 
निर्वाणसे ५८३ वर्ष पर्यन्‍त हुए अंग ज्ञानियोके क्रमसे गुरुना- 
मावली दी गई है । क्योकि महात्रीर नि्मोणके पश्चात्‌ ६८३ वर्ष 
पर्यन्त दी दिगम्बरोमे अंगज्ञानियोंकी परम्परा चालू रही। 
उसके पश्चात्‌ उस परम्पराका विच्छेद हो गया । यद्यपि परम्परासे 
होने वाले आचायामे अंगज्ञान उत्तरात्त घटता गया 
तथापि आंशिक ज्ञानकी परम्परा ६८३ बप परयन्त अविच्छिन्न 
चलती रही । 

श्वेताम्बरीय स्थविरावलियोमे जो नामावली दी गई है 
वह युग प्रधान आचार्योके क्रमे अनुसार दी गई हे, 
उसमें भद्गवाहु श्रुतकेवलीके पश्चात्‌ स्थूल भद्रकों श्रन्तिम 
श्रत्धर बतलाया है और लिखा है कि उन्हें ग्यारह अगों 
ओर चौदह पूर्बोका श्लान था। स्थूल्ञभद्रके पश्चात्‌ कोई चतुदेश- 
पूर्वी नहीं हुआ । अन्तिम दूसपूर्वी वज्॒ रवामी थे। वजस्वामीके 
शिष्य आये रक्षितकों साढ़े नो पूर्बोका ज्ञान था। इस तरह 
क्रमशः श्वे ताम्वर परम्परामे भी थूर्बोका लोप ट्वो गया। किन्तु 


९ ज० घ०, भांग है, पृ० ८३-८४ | 


अआुतायतार ५३५ 


ग्यारह अंगोंका ज्ञान बना रद्दा | किन्तु दिगम्बरोंकी तरद काश 
क्रमसे होनेवाले अश्रंग ज्ञानियोंकी परम्पराका कोई निर्देश श्वे ताम्वर 
परम्परामें नहीं मिलता | हां, भिन्न २ समयोंमें अंगोंका संकल्लनन 
करने केलिये जो तीन वाचनाएँ हुईं उनका निर्देश अवश्य मिल्लता 
है ओर उस परसे यही व्यक्त होता है कि श्वं ताम्बर परम्परामें 
अग क्ानका वारखा गुरुशिष्य परम्पराके क्रमसे एक ही ज्यक्ति 
में समाविष्ट नहीं माना जाता था। किन्तु विभिन्न व्यक्तियोंमें 
विप्रकीर्ण रहता था--कुटकर फुटकर प्रसंग विभिन्‍न व्यक्ति- 
योका ज्ञात रहते थे। इसीसे उन सबको एकत्र करनेके लिये 
विभिन्‍न कालोमें तीन वाचनाएँ की गई। बौद्धों में भी बुद्ध 
के उपदेशोको संगृहीत करनेके लिए इसी प्रकार तोन संगीतियाँ 
हुई थीं। 

पहले लिखा गया है ऊि बोद्धोंके मध्यम मागका प्रभाव जैन 
साधुओं सुखशील पक्ष पर पड़ा। अतः दानोंकी वाचनाश्रोंकी 
समसख्या देखकर यह सन्देह् होना स्वाभाविक है कि जैन वा चनाएँ 
बोद्ध संगोत्योंकी ही प्रतिकृति तो नहीं हैं । अतः दोनोंकों तुल नाके 
लिए त्रोद्ध संगीतिका विवेचना किया जाता है । 


बौद्ध संगीति और जेन वाचना 


बोद्ध परम्पराकी तीनों संगी-तियाँ किसी दुर्भिक्षके कारण 
पिटकधघरोंके स्वर्गवास हो जानेके कारण नहीं हुई, जैसा 
कि श्वेताम्बरीय जैन बाचनाएँ हुईं। अथम संगीतिका कारण 
बतलाते हुए लिखा है--“उस समय आवुसो ! सुभद्र 
वृद्ध प्रत्रजितने' कहा--अच्छा आवुसों ! हम घमं और 
नियमका संगान ( साथ पाठ ) करें, सामने अधम प्रकट दोरहा 
है, धर्म हटाया जा रहा है, अजिनय प्रकट दोरहा है, विनय दृटाया 


५३२६ जे० सा० इ०-पूर्व पोठिका 


जा रहा है, अधमंवादी बलवान हो रहे हैं, धर्मवादी दुबंल हो 
रहे हैं, बिनयवादी दीन हो रहे हैं ।?--बुद्ध च , प्र. १४८। 


इस तरह धर्म और विनयका हास होनेके कारण प्रथम" 
संगीतिकी गई ।* दूसरी सगीति भी इसी कारणसे हुईं। उस समय 
वैशालीके वज्जिपुत्तक भिन्नु उपोसथके दिन कांसेकी थालीको 
पानीसे भरकर और भिज्नुसंघके बीचमें रखकर आने जानेबाले 
बैशालीके उपासकोसे उसमें सोना, चाँदी, सिक्का डालने डे लिये 
कहते थे और फिर संचित द्रव्यको * पसमे बॉट लेते थे। आयु- 
ध्मान यशने इंस अकायऊका विरोब किया । इसपर से देश-देशा- 
न्तरोके स्थविरोको एकत्र करके संगीति को गई ।--बु. च, 
पृ. ५४६। 


तीसरी सगीति अशोकके राज्यकालमें पाटलीपुत्रमे हुई। उस 
समय अशोकाराममे भिछ्ुओने उपासथ करना छोड़ दिया था 

१ भगवान बुद्धके प्रियशिष्य आनन्दकों भगवानके तब सूजआन्त 
कण्ठस्थ थे। उनडी स्पृते प्रचलन थी इस! कारणुसे प्रथम संगानिमें 
आानन्दने धर्म (यूत्रान्त ) का पाठ किया | इसी कारणसे 
सूत्रात्त इस वाक्यसे आरम्म होते हैं--एवं में सुत' ( ऐसा मैंने 
खुता ) । 


६--इस दूसरी संगीतिके समय बौद्ध संघर्भे मेद हे गया शरीर 
स्थविर तथा महासांधिक इस प्रकार दो भेद हैँ! गये। बसुमित्र के 
श्रनुसार स्थविर श्रौर महासांघिकका भेद अशोकके राज्यकालमें पाठली- 
उत्म हुआ था। चुल्लवग्ग के अनुसार निर्वाणके १०० वर्षके परचात्‌ सब 
मे मेद हुआ। इस संग्रीतिके पूर्व पश्चिमके भिक्तुश्रोंने अपनी एक 
सभा मथुराके पास अहोगगमें की थी,--बौ० ध० द०, पएृ० ३४ | 


श्रुतावतार ४३७ 


ओर सात वर्षतक उपोसथ नहीं हुआ था। तब अशोकलने स्थविरों- 
को आमंत्रित करके यह मामला उनके सामने रखा और तब 
तीसरी संगीति हुई, ज्ञिसमे नौ मास लगे । इस संगीतिके पश्चात्‌ 
अशाकका पुत्र महेन्द्र लंका गया ओर 'त्रिपिटककी पांली (पंक्ति) 
आोर उसकी अद्ठकथा, जिन्हे पूर्जमें महामति भिकछु कण्ठस्थ 
करके लंका लेगये थे, प्राणियोंकी ( स्मृति- ) द्वानि देखकर भि्ु- 
ओने एकत्र हो, धर्मकी चिरस्थिति के लिये, पुस्तकोंमें लिखाया' 
(बु० च०, पृ० ४८०) । और इस तरह तीन संगीतियों के पश्चात्‌ 
लंकामे त्रिपिटकोंका पुस्तकारूढ़ किया गया। 

बोद्ध संगीतिका परिचय करानेके पश्चात्‌ अब हम जैन 
परम्पराकी ओर आते हैं-- 


बिजल्लोसे यह बात अज्ञात नहीं है कि जैसे मद्दावीरके ग्यारह 
गणधर थे, जो महावीरके उपदेशोंकों संकलित करके अंगोंमें 
निवद्ध करते थे, वैसे बुद्धंक कोई गणघर नहीं थे। बुद्ध समय- 
समयपर उपदेश देते थे, किन्तु उनके उपदेशोको तत्काल प्रथित 
करनेका भार क्िसीके सपुर्द नहीं था; हॉँ सतत साथ रहनेवाले 
उनके शिष्य साथ रहते-रहते उनके उपदेशोंको जानें और याद 
रक्‍खें यह बात भिन्‍न है । 

प्रथम संगीतिके समय बुद्धके अन्यतम अनुयायी आनन्द 
स्थविर भी उपस्थित थे। जब संगीतिके लिये स्थविर भिन्नुओका 
चुनाव द्वोने लगा तो भिकछुओंने महाकश्यपको कहा--'भन्ते ! यह्‌ 
श्रानन्द यद्यपि शैक्ष्य ( अन-अहंत्‌ ) है तो भी छन्द ( राग ) द्वेष, 
मोह, भय अगति ( बुरे मागे ) पर जानेके अयोग्य है। इन्होंने 
भगवान्‌ बुद्धके पास बहुत धर्म (सूत्र ) और विनय प्राप्त किया 
है इसलिये भन्‍्ते ! स्थविर आयुष्मानको भी चुन लें ।--बु० च०, 


भ््श्८ जै० सा० इ०-पु्॑ पोठिका 


प्३ ५४८ | अतः बुद्धके पश्चात्‌ इस प्रकारके स्थविर भिक्ुओंको 
एकत्र करके घर्म और विनयके रूपमें बुद्धके उपदेशोंका सहुलन 
करना उचित था। 

किन्तु महावीर भगवानके तो एक दो नहीं, ग्यारह गणधर 
थे--जिनका मुख्य काम भगवानके उपदेशोंको स्मरण रखकर 
तत्काल अंगोमे ग्रथित करना था। और ग्रथित करनेके पश्चात्‌ 
किसी योग्य शिष्यको सोपकर उसकी परिपाटीको कायम रखना 
भी एक सुर्य काये था। इसी परिपाटीके अनुसार द्वादशांग 
श्रुव अविकल रूपमे अन्तिम श्रुतकेवली भद्गबाहुको प्राप्त हुआ | 
दिगम्बर सान्यताके अनुसार भ्रुतकेवज्ञी भद्रबाहुका स्वर्गबास 
दक्षिणमे हुआ और उनका उत्तराधिकार उनके शिष्य गोवर्धना- 
चार्यको प्राप्त हुआ | यद्यपि सकल श्रुतज्ञानका विच्छेद तो श्रत- 
फेचली भद्गरबाहुके साथही होगया, तथापि गौतम गणशघरसे जो 
परम्परा चालू हुईं थी कि अंगश्नुतको प्रवाहित करनेके लिये उसे 
उसके योग्य उत्तराधिकारीकों सोप दिया जाये, वह ६८३ वर्ष 
पर्यन्त तक चालू रही | 
. . वैताम्बर परम्पराके अनुसार श्रुतकेली भद्रबाहुके जीवित 
रहते हुए भी उनकी अनुपम्थितिमे ही ग्यारद्द अंगोंका सड्डुल्लनन 
पाटलीपुत्रमें किया गया। और चूंकि चौदह पूर्बोका ज्ञान अद्बाहु 
के सिवाय अन्य किसीको नही था इसौसे पूर्वोका ज्ञान प्राप्त करने 
केलिये उनके पास कुछ साधुओंको भेजा गया | 


, इसपरसे यह शंका होती है कि यदि भद्रवाहु श्रतकेवली 
जीवित थे और उन्हें द्वादशांग श्रुत श्रविकल रूपसे प्राप्त था वो 
साधुसघको एकत्र करके उसकी स्मृतिके श्राधारपर ग्यारद्द अक्लोंको 
संकलित करनेकी जल्दी क्‍यों की गई और दुर्मिक्षेक कारण 


श्रुतावतार हैरे६ 


बहुतसे साधुओंके स्वगंत होजाने पर भी श्रुतक्रेवली भद्रवाहुके 
रहते हुए श्रुतविच्छेदका भय कैसे संभव था ? यह भय तो उनके 
स्वर्गंवास होनेपर ही सम्भव है। इसके सिवाय श्रुवकेवलीक जोते 
हुए भी उसकी उपेक्षा करके अन्य आंशिक श्रुतधरोंकी स्मृतिके 
आधार पर अज्ञोंका संकलन करना स्पष्ट ही श्रुतकेबलीकी शब- 
हेलना है। श्रौर इस प्रकारसे संकलित किये गये अन्ञोंकों प्रमाण. 
ही केसे माना जा सकता है ? 


द्गिम्बर तथा जिशेषतया श्वेताम्बर साहित्यसे यद्द प्रकट होता 
है जेसाकि आगे बताया जायगा-छि अन्ञोंकी अपेक्षा पूर्वोका विशेष 
महत्व था| श्वेताम्बर साहित्यके अनुसार तो पूत्रसि ही अद्ोंका 
निकास हुआ है । और उस समय पूर्वंधर केवल एक श्रुतकेवली 
भद्गबाहु थे । पूर्वोंकी वाचनाको लेकर हो उनका पाटलीपुत्रके संघ 
से सनमुटाव हुआ था। 


कल्पसूत्र स्थविरावलीके अनुसार यशोभद्रके दो शिष्य 
थे सम्भूत विज्य ओर भद्गरबाहु । तथा सम्भूतविजयके 
शिष्य स्थूलभद्र थे । पाटलीपुत्री बाचना से पूव.॑ सम्भूति 
बविजयका स्वर्गवास हो चुका था ओर इसलिये भद्रबाहु दी 
युग प्रधान थे । स्थूल भद्र तो एक तरहसे शेक्ष्य थे। क्योंकि 
पाट शीपुत्री बाचनाक पश्चात्‌ पूोंका अध्ययन करनेके लिए जो' 
साधु समुदाय श्रमण संघने भद्रबाहुके पास भेजा था उसमें स्थूल्न- 
भद्र भी थे, ओर उन्होंने ही उनसे दस पूर्वोका अविकल ज्ञान 
प्राप्त किया था। किन्तु स्थूलभद्गने ग्यारह अज्ञोंका ज्ञान किससे 
प्राप्त किया यह स्पष्ट नहीं होता । यदि उस समय स्थूल्भद्र ग्यारह 
अज्ञोंके बेता थे तीमी अंगोंका संकलन करनेके लिये पाटलीपुत्री 
वाचनाकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्थूलभद्रको उनका 


हि. 00 2 जैं० सा० ह०-पुर्व पीठिका 


अविकल ज्ञान था। और यदि स्थूलभद्रने अपने गुरु सम्भूति 
बिजयसे ग्यारह अज्ञोंका भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया था वो स्पष्ट 
ही वह पाटलीपुत्रमें संगृहीत किये गये ग्यारह अद्ञोंके ही पाठी 
थे--परम्परासे प्रवाहित एकादशांग वेत्ता नहीं थे । 


स्थूलभद्रकों लेकर इतना लिखलेकी आवश्यकता इसलिये 
हुई कि जैसे श्वेताम्बर परम्परामें गीतम गशाघरकी शिक्ष्य पर- 
म्पराका अभाव है वैसे ही श्रुतकेवली भद्रबराहुकी शिष्य परम्पराका 
भी अभाव है। सम्भूतिविजयके पश्चात उनकी स्थविरावली 
स्थूलभद्गसे ही प्रचाल्िित होती ह ' ऋषिमण्डलसूत्रमे ' भद्रबाहुको 
स्तुति एक ही गाथाहे द्वारा की गई है किन्तु उनके उत्तराधिकारी 
स्थूलभद्गकी स्तुति बीस गाथाओके द्वारा की गई है। 


भद्रबाहुकी स्तुतिमें उन्हें 'अपच्छिम सयलसुयनाणि' कहा है। 
जिसका सीधा अनुनाद “अन्तिम श्रुतकेवली” होता है। किन्तु 
अपच्छिम'का अनुवाद 'पश्चिम-अन्तिस-नहीं? ऐसा भी किया जा 
सकता है क्योकि श्वेताम्बर परम्परामे म्थुलभद्रको' भी श्रुत- 
केवली माना है । अतः भद्रबाहुका उपान्त्य ( अन्तिमसे पहला ! 
श्रुतकेवली गिना जाता है। स्थूलभद्रन पूर्वोका ज्ञान श्रुतकेवली 
भद्रबाहुसे किस प्रकार प्राप्त किया था, इसका वर्णन हेमचन्द्रने 
परिशिष्ट पके नवम स्गमें किया है। उसका सार यह है कि 


१. दसकप्पववद्दारा निज्जूहा जेश नवम पुव्वाओं । वंदामि भद्दबाहुं 
तमपच्छिमतयललुयनाणि ॥ 

२. 'शय्यंभवों यशोभद्रः सम्भूतविजयस्ततः ॥। भद्रबाहुई स्थूल, 
भद्रअ्ुतकेवलिनों हि घट -श्रभि० चि०, का० १, 
श्लोक० ३३-२४ | 


श्रुतावतार हडट 


'पाटलीपुत्रमें संघने ग्यारह श्रज्लोंका संकलन करनेके पश्चात्‌ 
बारदवें रश्टिबाद अद्भको प्राप्त करनेके लिए ५०० साधुश्रोंकों भद्र- 
बाहुके पास भेजा, जो उस समय नेपालमें थे। उन साधुओं- 
में स्थुल्षभद्र भी थे। भद्रबाहुने उस समय “महाप्राण' नामक ब्रत 
घारण किया था इसलिये वह अपने शिध्योकों पूर्वोकी बहुत 
थोड़ी वाचना दे पाते थे। तथा पूर्व कठिन मी थे और विस्ठ॒त 
भी थे। इन कारणोंसे एक स्थूल भद्रके सिवाय शेष सब साधु वहाँसे 
चले गये। केवल स्थलभद्र ने दस पर्वोका अध्ययन किया। 
किन्तु उसके एक सदोष व्यवद्यार्से असन्तुष्ट होकर भद्रबाहुने 
उन्हे चार पूर्वोकी बाचना देनसे इन्कार कर दिया । जब स्थलभद्र 
ने बहुत प्राथना की और अपने दाषोंकी क्षमा मांगी तब भद्गबाहु 
ने उन्हे चार पूर्वोकी केवल सूत्ररूपसे वाचना दी; उनका अर्थ 
नहीं बतलाया | अतः स्थलभद्र" सम्पण श्रव ज्ञानी नहीं थे। 
खरतर गच्छकी पट्टावलामे भी लिखा हैं कि स्थलभद्वने 
दो वस्तु द्वीन दस पूवोकों ता सूत्र और अर्थ रूपसे बढ़ा था 
किन्तु अन्त चार पूर्वोकों अर्थ रूपस नहीं पढ़ा था। प्राचीन 
परम्पराफे अनुसार भद्गबाहु ही अन्तिम श्र त केवली थे। पीछेसे 
स्थूलभद्गरको भी श्रत केबलियोमे गिना जाने लगा । 
इस रह स्थुलभद्गने भद्गवाहुसे जो पूर्वोका ब्लान प्राप्त किया, 
वह तो आगे चलकर लुप्त हो गया और शेष ग्यारह अ गोंका 


जजजज+ डे बन्‍सनलने न ८ नमरेरन-2,नन5-ल» *नल+ननल 


१. समस्तगणि पिटकघारकाः, गणोणष्स्यातीति राणी-भावाचायः 
तस्य पिटकमिव-रत्नकरण्डकमिव गसिपिटकं-द्वादशांगी, तदपि 
न देशतः स्थृलभद्रस्येव, किन्तु ? समस्तं-सर्वाक्षुससन्निप/तित्वात्‌ 
तद्ारयन्ति सूत्रतोश्यंतश्व ये ते तथा ।“--कल्प० सुबो०,- 
पृ० १८४ | 


४२ जे० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह पाटलीपुत्री वाचनामें संकलित 
किये गये ग्यारह अ'ग थे। उनमे अन्तिम सकल श्रुतज्ञानी 
भद्रवाहुका कोई योगदान नहीं था। अतः वे अनधिकारी श्र त- 
घरोके द्वारा सकलित होनेसे मान्य केसे किये जा सकते थ। 
उन्हींके आधारसे श्वेताम्बर परम्परामें आगे चलकर वतंमान 
आगम संकलित किये गये। 

हमें तो वक्त आशंकाओके प्रकाशमें पाठटलीपुत्रमें 
हुई वाचनाकी बात केवल बौद्ध संगीतिका अनुकरण मात्र 
प्रतीत होती है, क्योकि जेन संघ और बोद्ध संघकी व्यवस्थामें 
प्रारम्भसे ही मौलिक अन्तर रहा है। प्रथम बोद्ध संगीतिका 
वर्णन करते हुए आचार्य नरेन्द्रदेवने लिखा है-- 


“जहाँ पहले संघका अधिकार था, वहाँ अब प्रमुखका 
अविकार हो गया। संघ त्रिरत्नोंमें से एक था। भिकछु और उपा- 
सक संधमें शरण लेते थे, न कि किसी आचार्य या प्रमुख में । 
प्रमुखको संघके निर्णयोंकों कायोन्बित करना पड़ता था, वह 
अपने मन्तव्योंको संघ पर लाद नहीं सकता। अ्रतः दीपचंशमे 
संघ स्वयं संगीतिके सदस्योंको चुनता है। किन्तु दीपबंश और 
चुल्लवग्गके अनुसार महाकाश्यपने ४०० अहंतोकों प्रवचनका 
संप्रह करनेके लिये चुना । अशोकावदानमें भी प्रमुख 
आचाययोंका चुनाव संघ नहीं करता है....किन्तु एक आचायसे 
दूसरे आचायंको अधिकार हस्तान्तरित हांते हैं। पुराने समयमें 
संघका जो आधिपत्य था बह ज्ञाता रहा और प्रमुखोंका अ्रधि- 
कर कायम हो गया ।”--बो० घ० द्‌« प्रू० १२ १३। 


से किन्तु जैन परम्परामें प्रास्म्भसे ही प्रमुख आचार्यक्रा चुनाव 
संघके द्वारा न द्ोकर आच/यंसे हो दूसरे आचायकों अधिकार 


श्रुतावतार भरे 


इस्तान्तरित किया जाता था। श्वेवाम्बर सम्प्रदायमें भी यहो 
परम्परा रही है । सुधर्मा स्वामीने अपने शिष्य जम्बूको, जम्बुने 
प्रभवबको, प्रभवने शायंभव का, और शायंभवने यशोभद्र॒को 
स्वयं ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। किन्तु पाटलीपुत्र- 
याचनामें हम संघका ही प्राधान्य पाते हैं। उस वाचनाका कोई 
प्रमुख नहीं था--जञब पूर्वोकी बाचना द॑नेके ऊपर भद्रबाहुसे 
कुछ संघ हो गया तो संघकी ओरसे ही उनके पास दण्ड- 
बविधानकी आज्ञा प्रेषित की गई थी। इसके निर्णयके लिये आउइ- 
श्यक चूणि, तित्थागाली पइलन्ना और परिशिष्ट पर्व आदिको 
देखा जा सकता है | किन्तु दिगम्बर परम्परामें अंगश्लानका उत्तरा- 
धिकार गुरु शिष्य परम्पराके रूपमें ही प्रवाहित होता हुआ माना 
गया है। उसके अनुसार अंगज्ञानने कभी भी सा्वेजनिक रूप नहीं 
लिया। आवलिक्रमसे गुरुके द्वारा जिसे उसका उत्तराधिकार 
प्राप्त हुआ, वही उसका प्रामाणिक अधिकारी समझा गया। 
उसने इस विश्यसें जन-जनकी स्मृतिकों प्रमाण नहीं माना। 
इसीसे दिगम्बर परम्परामें अंगश्ञानकों सामूहिक रूपसे संक- 
लित करनेका न कभी प्रयत्न किया गया और न ऐसे प्रयत्नको 
सराहा गया । 

उक्त वििषणसे पाठक समझ सकेंगे कि दिगम्बर पर- 
स्परार्मे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी तरह अंगेके संकक्षनका स मू- 
हिक प्रयत्न क्‍ये। नहीं किया गया ओर क्यों दिगम्बरोंने उक्त 
रीतिसे संकलित आगमोंको मान्य नहीं क्रिया। इससे यद्य.प 
उनकी अपार क्षति हुई । 


श्रृतपरिचय 


अब हम शख्व ताम्वरीय तथा दिगम्बरीय साहित्यके आधार 
पर द्वादशांग श्रुतका अथात्‌ श्रुवके बारह अगोंका परिचय 


देते हैं । 
नाम 


इनका मूल नाम तो अंग है, उनकी संख्या बारह इोनेसे 
उन्‍हें द्वादशाजह्ञ' कहते हैं। बेसे शरीरके अवयवों को अंग 
कहते है। साधारणतया शरीरमे आठ अंग माने गये हैं--दो 
हाथ, दो पेर, नितम्ब, प्रष्ठ, छाती, सिर । किन्तु बारह अज्गो का 
भी उल्लेख मिलता है अतः श्रतरूप' परम पुरुष के अज्ञोके 
तुल्य द्वोनेसे द्वादशाज्ञ कहते है। दिगम्वर३ साहित्यमे इन्हे श्र 
देवताका अइज्ः कहा है । 


वकैनी न य क्‍ +-" 


१--“नलया बाहू य तहा नियब पुट्टी उरो य सीसो य। 
अठ्वेव दु अ्रंगाईं देहे सेसा उदवंगाईं ॥7 
“-कर्मंकारड यो० | 
२-- अ्रुतरूपस्य परमपुरुषस्याड्भानिवाब्ानश्रा चाराज़ दीनि 
यरिमिन्‌ तत्‌ द्वादशाज्ञम्‌ ।?-नन्‍्दी० टी० ४-१६३ पबा८। 
३-- बारह अजक्ञग्गिग्का वियलियमलमूददंसरु चिलया | 
विविद्वरचरणभूसा पिसियठ॒ सुयदेवया खुहरं॥ 
--घवब०, पु० १पृ०६९ 
अंग्रगंगबज्मणिम्मी अ्रणाइमज्मतणिम्मलंगाए | 
सुवदेवयश्रबाएँ णमो सया चर्खुमहयाएं॥ ४॥ 
ज० घ० भा० ६, छू० ३ ॥ 


अआुतपरिचय भ४श 


अ्रज्ञोंको आगम' भी कहते हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदायके 
वतमान ग्यारह अड्भ श्राजकल आगमके नामसे ही प्रसिद्ध हैं। 
जो परम्परासे* चला आया हो उसे आगम कहते हैं। अनुयोग 
द्वार सूत्रमें आगमके तीन भेद किये हैं--आत्मागम अनन्तरागम 
झोर परम्परागम। तोथेकुर केबलज्ञानके द्वारा स्रयमेव सब 
पदार्थोकी जानते हैं इस लिए उनके अथको आत्मागम कहते 
हैं। गणधरोंके द्वारा रचे गये सूत्रोंको सूत्रागम कहते हैं । उन 
सूत्नोंका शान गणधरोंके लिये शआत्मागम है क्योंकि उन्होंने स्तय॑ 
उनकी रचना की है। किन्तु उन सूत्रोंमें निबद्ध अथे का झञान 
अनन्वरागम हे क्योंकि उस श्रथंका श्लान उन्हें तीथथंछुरके उपदेशसे 
प्राप्त हाता है।इसी तरह गणघरोंके शिष्योंका सूतल्लान अनन्तरागम 
है, क्योकि वह उन्हें गणधरोंसे प्राप्त होता है । तथा उनके अर्थ 
का ज्ञान परम्परागम है क्योंकि तीथंक्ुरोंसे अर्थका श्लान गणषघरों 
को प्राप होता है, ओर गशणधघरोंसे उनके शिष्योंको भ्राप्त होता 
है। इस लिये परम्परासे प्राप्त होनेके कारण उसे परम्परागम 
कद्दते हैं। गणधरोंके शिष्योंस जो अथ ज्ञानकी परम्परा चलती 
है बहू न तो आत्मागम है ओर न अनन्तरागम है। वह सब 
परम्परासे प्राप्त होनेके कारण परम्परागम है। 


५ जयवद्दार सूतमें प्रथम श्राचारांगसूत्रसे लेकर अष्टम पूरब 
पयन्त 42 पूतरॉँो ता श्रुत कद्दा है और नवम आदि 
शेष छे पूर्वोंको आगम कद्दा है। इस भेदका कारण यह बतलाया 


१--से कि त॑ आगमे ? दुबिंदे पएणसे, त॑ जहा--शोईए अलो- 
उत्तरिए अर |।"”"से कि ते लोठत्तरिए ?”““'दुवालसंग गशि- 
परिडगं । --श्रनु ०, पृ० १९२। 
२- गुरुपारस्पर्येशागच्छुतीति आगमः (--अनु* टी०, सू० १ै४७ । 
३५ 


भ्डद जे० सा० इं० पु०-पीठिका 


है कि जिससे अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान हो उसे आगम कहते 
हैं। यद्यपि नवम ऋअआदि पूर्व भो श्रुत हैं किन्तु केवल ज्ञानको 
तरह अतीन्द्रिय पदार्थोका विशिष्ट ज्ञान करानेमे कारण हानेसे 
अन्हें आगम ही कहते है। प्रथम आचारांगसे लेकर ध्ष्टम पूर्व 
पयेन्‍्त शेष श्रतके द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थोका वैसा ज्ञान नहीं 
होता | इसलिये उसे केवल श्रत कहते हैं। इस तरह श्रतसे 
आगमका विशेष महत्व वतलाया" है | 

यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि समस्त शआागमिक 
साहित्यकों श्रुत' भी कहते है। 'श्र॒तः* का अथ द्वोता हैँ. 'सुना 
हुआ? , अथोत्‌ तीथंकझ्रोसे सुनकर गणधर झरागमोकी रचना करते 
हैं। अतः मूलतः श्रुतः द्वोनेके कारण वह 'श्रुत'* कहलाया। 
इसके विषयमें पहले विशेष प्रकाश डाल। गया है । 


ऊपर कहा गया है परम्परासे आनेके कारण आगम कहते 
हैं। तो प्रश्न हाता है परम्परासे आगत वस्तु शब्दरूप हैं अधवा 








१ आगम्पन्ते अतीनरिद्रिया: पढार्था येन स आगम इति व्युक्‍त्तेः, 
नवम पूर्बादीनां श्रुतत्वाविशेपे केबलज्ञानादिवदतीन्द्रियार्थेपु विशिष्ट- 
शानहेतुत्तेन सातिशयल्वादागमलेनैत्र व्यपदेश: । शेषश्रुतस्य तु 
नातीन्द्रियार्थेंषु तथाविधो्त्रोधस्ततो उस्मिन्‌ श्र्‌ तव्यवह्वार: ॥! 

“-अ/भण० रा०, श्रांगम शब्द | 

रे तदावरणक्षयोपशमे सति निरूप्पमाणं श्रयतेउनेनेति तत्‌ 

श्णाति, अ्वणमात्र वा श्रुमम्‌ ।--सर्वाथ०, आ० १-६ सू० । 

श्रतशब्दोंडयं अवशुमुपदाय व्युत्वादितोंडपि कर्मिखिद्‌ शानविशेषे 
बतेते ।--सर्वा ०, १-२० । 


है केवलिश्रुतसंघघमंदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ।१३--तत्वार्थ ०,आ०६। 





अुतपरिचय ऋ्ड७ 


अर्थरूप | अथोत्‌ वीथंूुर जो धपदेश देते हैं क्‍या गणधरोंके 
द्वारा प्रथित अंगोंमें वह। उपदेश अक्षरशः रहता है अथवा जख 
उपदेश प्रतिपादित अथेकों लेकर गणधर उसे भाषाका रूप 
देकर निषघद्ध करते दें ? 


धवला" में कतोके दो भेद बतख्ाये हैं--अथंकत्तो और 
प्रंथकर्ता । भगवान महावीरने जो अथंका कथन किया उसे 
इन्द्रभूति गौतम गणधरने तत्काल बारह अंगो और चौदह पू्े- 
रूप ग्रन्थोंमें रचा । अतः भावश्र तके ओर अर्थ पदोंके क॒रतों तो 
महावीर भगवान हुए और प्रन्थरूप श्र तके कता गौतम गणघर 
हुए । इस तरह प्रन्थ रचनाको परम्परा प्रवर्तित हुई | 


विशेषावश्यक * मे लिखा है कि तीथइुररूपी कल्पवृच्तसे जो 
ज्ञानरूपी पुष्पोकी वृष्टि द्वोती है उन्हें लेकर गणघर म॒ल्षामें 
गँथ देते हैं। इस पर यह प्रश्न* किया गया कि ऐसी स्थिति 
में तो तीथंड्डरके कथनकों ही श्रूत कहना चाहिए। गणधरके 
द्वारा रचित सूत्रामें उससे कोई बिशेषता नहीं ५तत होती ! 


१ 'एवंविधो महावीरो अथकर्ता | '/“तदोी भावसुदस्स अ्रत्थपदासां 
से तित्थयरों कत्ता । तित्थयरादों सुदपणज्जाएण गौतमो परिणदोत्ति 
दव्तसुदस्स ग्रोदमों कत्ता। तत्तों गंधरयणा जादा ।“--घ१०, पु०१, 

पृ० ६४-६५ | 

२ त॑ नाख कुसुम बुद्धि घेद' वीयाइबुद्धओं सब्ब' । गंथंति पबय- 
णर्टा माला इब वचित्कृसुमाणं ॥११११॥ विशे० भा० | 

रे 'जिशभरिह ज्िय सुत्त यशाहरकरसाम्मि को विसेसो स्थ ? 
ते तदबिक्ख भासइ, न उ वित्यरओ सुय॑ किंतु ॥१११८॥ विशे० भा०। 


भ४डद जै० सा० इ० पु०-पीठिका 


उत्तर दिया गया कि तीर्थड्डर्का कथन संक्षिप्त होता है। वह 
द्वादशांगरूप नहीं होता । उसको लेकर गणधर सूह्टम पदार्थोंका 
विवेचन करने वाले और महा द्वादशांगकी रच*ना करते हैं । 

इसीसे द्वादशांगको सूत्र भी कद्दते हैं, क्योकि जो' गणघरके 
द्वारा कहा गया हो वह सत्र है। उसी प्रकार जो प्रत्येकबुद्धाके 
द्वारा, श्रुतकेवालियोके द्वारा या अभिन्न दसपूर्वियोके द्वारा कहा 
गया हो उसे भी सूत्र कहते हैं। चूँकि द्वादशांगकी रचना गणघर 
करते हैं इस लिए उन्हे सूत्र कहते हैँ । 

जयधब'लामे इस पर यह शंका की गई हैँ कि-जिसमे अल्प 
अज्षर हो, सन्देहोत्पादक न हो, जिसमे सार भर दिया हो, 
जिसका निणंय गुृढ़ हो, जो निर्दोष हो, सयुक्तिक हो ओर तथ्य- 


१ 'तो सुत्तमेव भासइ श्रत्यप्यच्चायग, न नामत्थं । गणद्दारियों त॑ 
चिय करेति को पडिविसेसोउत्थ ॥११२१॥ सो पुरिसाविक्खाए यो 
मणइ न बारसंगाइ | अ्रत्यों तदविक्वाए सुतत चिय गणहराखय॑ं तं 
।११२२। अर गाइ सुत्तरयणा निरवेक्खों जेण तेण सो अत्थो । भ्रदवा न 
सेसपवयरणहियउत्ति जह बारसंगमिणं ॥११२३॥ पवयण॒द्टिय पुण तय॑ 
ज॑ सुहगहणाइ गणधरेहितो। वारसविह्ं पवत्तइ निडणं सुहुर्म महत्यं 
च ॥११२४।॥! +-विशे० भा० 

२ 'सुच गणधरगथिद तहेव पत्तेयबुद्धकट्षियं च। सुदकेवलिणा 
कहिय॑ अभिश्णदसपुव्विगधिदं च ॥शै४॥ --भ० झारा०। 

३ 'अल्पाक्षरमसदिग्ध॑ सारवद्‌ गूढनि्शंयम्‌। निर्दोध देतुमत्तथ्यं 
चूत्रमित्युच्यते बुधेः ।' एदं सत्व॑ वि सुशलक्खणण जिशवयणशकमल 
विशिग्गय अत्थयदाणं चेब संभइत ण गणुहरमुद्विशिगयगंथरयणाए 
तत्थ महापरिमाणुत्तवले भारोउ>ण सक ( सुच्र ) सारिष्छुमस्सिदूण तत्य 
वि छुत्तत पड्डि विगेद्दाभावादी १. --ज० घ०, भा० १, ए० १४४ $ 


श्रलपरिचय भ्रडह 


भूत हो, उसे विद्वान सूत्र कहते हैं ।” यह सम्पूर्ण सत्र लक्षण तो 
तीथंकुरके मुखसे निकले हुए अरथंपदोंमें ही संभव है, गणधरके 
मुखसे निकली हुई ग्रन्थ रचनामें नहीं, वह तो बड़ी जिस्टव और 
विशाल होती है । 

इसका यह समाधान किया गया है कि गणधरके बचन भी 
सृत्रके समान ही होते हैं इसीलिए उन्हें भी सूत्र कहदनेमें कोई 
विरोध नहीं आता | 


पट खण्डागमके कृति श्रनुयाग द्वारकी घवला' टीकामें वीर- 
सेन स्वामीने तीर्थक्रके मुखसे निकले हुए बीज्ञ पदोंकों तो सत्र 
कहा है क्‍योंकि उनमें सत्रका उक्त लक्षण घटित होता है और 
गणशधर देवके श्र तज्ञानकों सूत्रसम कहा है. क्योंकि वह उन बीज 
पदरूपी सूत्रोंसे उत्पन्न होता है 

अड्भो और पर्त्षोको सिद्धान्त भी कहते हैं। जेकोबी, बेबर 
आदि विदेशी लेखकोंने अपने लेखोमे श्ेताम्बरीय आगमोंका 
निर्देश 'सिद्धान्त' शब्दसे ही किया है । 

इस प्रकार अब्ञों और पर्बोंको आगम, परमागम, सत्र 
सिद्धान्व' आदि नामोंसे पुकारा गया है | 


श्वेवाम्बर आगमोंमसे एक नाम नया मिलता है और वह नाम 

१ इदि क्यणादो तित्थययरवयणविशिग्गय वीक्षपदं सुत्त। तेण 
मुत्तत॒ सम बह्ढद्‌ उप्पजदित्ति गणहरदेवम्मि ट्विद सुदर्शाण सुठध्॒मं 
-घवला, पु० ६; प्ृ० २५६ ॥ 





२-- तथा सिद्धान्तस्य परमागमस्य सूत्ररूपस्य'! । 
>>सामारण टी० झ० ७, श्लो० ५० । 


४७ जं० सा० इ० चु०-पीठिका 


है गशिपिडग' | 'दुबालसंगं" गणिपिष्टग' निर्वेश उपांगोंमें प्रायः 
खिल्ता है । गझी गशधरकों कहते हैं ओर 'पिडग” कद्ते हैं. 
पिदारेको । अल: 'गणि पिडगका अथे है-गणधघरका पिटारा 
या पेटी । 


बोद्ध पालिनिकायकों त्रिपिटक' कहते हैं। त्रिपिटक शब्द 
प्राचीन है। प्रथम शताब्दीके शिल्ालेखोंमें 'तेपिटक' शब्दका 
प्रयोग है । पिटकका अर्थ है 'पिटारा? । तीन पिटक होनेसे त्रिपि- 
टक कहे जाते है। जेन अक््ेंके लिए “गणिपिटक' शब्दका प्रयोग 
उसीकी »नुकृति प्रतीत हाता है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय पर बोद्धोंका 
प्रभाव पड़ा, यह हम पहले बतला आये हैं । बौद्धोंदी तरह ही 
श्बेताम्बरोमे भी तीन बाचनाएं हुईं। और बौद्ध त्रिपिटकोंके 
पुस्तकारूद होनेके १०० वर्ष पश्चात वलभीमे श्वेताम्बर श्रागस 
पुस्तकारूढ़ किये गये। इन सबको यदि अनुहृति न भी माना 
जाये तो भी पिटक शब्द तो अवश्यही उनकी अनुकृति प्रतीत 
होता है। दिगिम्बरपरम्परामें इस नामका संक्रेत तक भी नहीं 
मिलता । 


इन सब नामोमें सबसे प्राचीन नाम अक्ल ही प्रतीत द्ोता है 
क्योंकि खारवेलके शिलालेख की १६वीं पंक्तिम भुरियकालबोचिनं 
च चोयट्री क्ग सतिक तुरीय! का उल्लेख है जो मौर्यकालमें 
विच्छिन्न हुए अज्ञका सूचक है । 


१--इच्चेश्यमि दुवालसंगे गशिपिडगे'-नन्दि०ण, पू० २४६ । कह 
विहदे ण॑ भते गरिपिडए ण॑ पणत्ते ? गोयमा ! दुवालसंगे गणिपिडए, 
पणत्त !! --भग> २९ शु० 3 364 


र्‌ चौ०घ०द०, पू० २७। ३-ज०्बि०उ3 ०रि०्सो०, जि० प्० २३६ ॥ 


अत्परिच्य 2५१ 


बारह अंगॉके नाम 

आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समबायांग, व्याख्याप्रश्नप्ति, 
जझ्ाठ्धर्मेकथा, उपांसकाध्ययन, अन्तकृदश, अनुत्तरोषपादिकद्श, 
प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र और दृश्टिवाद, ये बारह अंगोंके नाम 
दोनों सम्प्रदायोमें समान हैं। इन बारह अंगोंमेंसे जो अन्तिम 
सारहवों अंग था, वह उक्त ग्यारहों अंगोंसे बहुत विशाल वो था 
ही, महत्वपूर्ण भी था। उसीके पाँच भेदोंमेंसे एक भेद पूर्व था 
ओर पूर्वके चौदह भेद थे। इन पूर्षोका महत्व शेष ग्यारह अंगो 
से बहुत अधिक था ओर इन्हींके कारण बारहवाँ अंग दृष्टिवाद्‌ 
सबसे महस्वशाली माना जाता था | 


दइृश्विदका महत्व 


भगवान महावीरके समयमे भी संस्कृत भाषाका प्रचार था। 
बंद और वैदिक सादित्यकी भाषा सस्कृत हो है। इसीसे घर्मकी 
भाषा संस्कृत दी सानी जाती थी। किन्तु महावीर और बुद्धने 
लाक भाषाको ही अपने उपदेशोंका माध्यम बनाया, जिसे सब 
कोई सुगम रीतिसे समझ सकता था। फल्लतः जैन अंगों और 
पुर्वाकी भाषा प्राकृत थी । 


श्वेताम्बर खाहित्यमें यह प्रश्न उठाया गया है कि जैम 
सिद्धान्त प्राकृत भाषासें ही क्‍यों रखे गये ? उत्त रमें कहा गया है 
कि बाल, श्री, ओर मन्द बुद्धियोंके अनुप्रहके लिये जैन सिद्धान्तों 
की रचना प्राकृतमें को गई है। विशजोंसे यह बात अज्लात नहीं 
है कि दिगम्बर ओर श्वेतास्थर सम्प्रदायमें जिन तीन मुख्य बातों 
को लेकर मतभेद है, उनमेंसे एक स्त्री मुक्ति है। दिगम्बर सम्प्रदाय 
ख्रियोंदी मुक्ति नहीं मानता अथोत्‌ रत्री मुक्तिज्ञाभ नहीं कर 


भ्भ२ जे० सा० इ० पृ०-पीठिका 


सकती । किन्तु श्वेताम्ब्र सम्प्रदाय स्त्रियोको भी सुक्तिका अधि- 
कारी सानता है । परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमे" स्जियोंको दृष्टिबाद 
नामक बारहवें अंगके अध्ययनका अधिकार नहीं था। दृष्टिबादको 
छोड़कर शेष ग्यारह अंगोंको स्त्री, बालक आदि सब पढ़ सकते 
हैं। बल्कि दष्टिबादका पठन निषिद्ध होनेसे स्त्रियोंको भी कुछ श्रत 
प्रदान करनेको भावनासे ही ग्यारह अग रचे गये। 

इससे दृष्टिवादका महत्त्व ओर शेष ग्यारह अंगोंकी स्थिति 
पर अपूब प्रकाश पड़ता है । दिगम्बर परम्परामे ग्यारह अंगोंसे 
बारहवे अंग दृष्टिवादका महत्त्वका नहीं प्रकट किया गया 
है किन्तु ग्यारह अंगोंकी अपेक्ता चौंदह पूर्वाका अपना एक विशिष्ट 
स्थान अवश्य बतलाया गया है। और चौदह पूर्वोके कारण ही 
दृष्टिवादका वास्तवमे महत्त्व था। 


पूर्वोका महत्तत 


दिगम्बर परम्परामे आचाय श्री कुन्दकुन्दने' श्रनकेवती भद्र- 
बाहुका जयघोष करते हुए उन्हें बारह अंगों और चोदह पूर्वॉका 





१. 'मुलूश दिट्विवायं कालिय-उकालियंग सिद्ध तं। थी-वालबायणत्पं 
पाइयमुइ्यं जिशवरेहिं ।? --आचार दिनकरमें उद्घ् त । 

निनु सत्रीणां दृष्टिबाद:किमिति न दीयते ? इत्याहई-“- 

#तुच्छा भारब बहुला चलिदिया दुग्बला घिईए । इय अइसेसज्क- 
स्यणा भूयावाओ्ओ य नो थीणं ॥ ४५४२ ॥ 

टीका--'” अनुग्रहा्थे तासामापि किश्वत्‌ श्रुत॑ देयमित्येकादशाज्वादि- 
विश्चनं सफलमिति गायार्थः --बिशे० भा० | 

२. बारस अज्ञ वियाण चोद्स पुब्बंग विउलबित्थरणं । सुयणाति 
अद्दबाहु गमयगुरू मयबश्यों जयऊ ॥६ २॥-जो च पा० (पद प्राभवादि०) | 


अर तपरिचय शेश३ 


ज्ञाता कद्दा है। इसी तरह आचार यति" वृषभने भी भगवान 
मददावी रके पप्मात्‌ होनेवाले पाँच श्रुतकेबलियों को चडद्सपुन्बी और 
बारस अंगधर कट्दा है । इन दोनो आचीन सहान्‌ दिगम्बराचार्योंके 
द्वारा बारस अंगधर'के साथ 'चडद्स पुव्वी? का प्रथक्‌ उल्लेख न 
केवल ग्यारह अंगोंसे, अपितु बारहवें अकह्न दृष्टिवादर्मे भी पूर्वोंका 
महत्त्व ख्यापन करता हैं। ग्यारह अज्ज ओर चोदह पृजषोके 
अहणसे भी द्वादशांगका ग्रहण हो सकता है और उससे भी पूर्वोंका 
महत्त्व व्यक्त होता है| किन्तु द्वादशांगका ग्रहण करके भी पृ्वोका 
य्ूथक्‌ प्रहण करना पूर्वोके स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वतन्त्र महत्त्व ओर 
स्वतन्त्र वैशिष्टयकों व्यक्त करता है । 


आचाये यति वृषभने श्रुतकेवलियोंके पश्चात्‌ द्वोनेवाले ग्यारह्‌ 
आचार्योको 'दसपुव्ती! कहा है। इसका सतलथ यह है कि वे 
क्राचाय ग्यारह अ्रज्ञों ओर दसपूवकि वेत्ता थे। इससे यहद््‌ प्रकट 
होता है कि जो पूर्वबेत्ता होता था वह ग्यारह अद्जंगेंका बेत्ता होता 
ही था। संभवतया ग्यारह अद्ञोंके श्ञानदानके पश्चात ही पूर्वोका 
ज्ञान दिया जाता था। ओर इसीलिये महत्त्वशाल्ी होते हुए भी 
पू्वोकी गणना अन्तमें की गई है । 


षटखण्डागमके बेदना खण्ड के कृति अनुयोगद्वार के प्रारम्भ 
में सूत्रकार भूतबलिने 'णमों जिणाणं! आदि ४४ सूत्रोंसे मंगल 
किया है । ठीक यही मंगल योनिप्राक्षत अन्थमें गणघर बलयमन्त्र 
के रूपमें पाया जाता है। यह प्रन्थ धरसेनाचायेने अपने शिष्य 
पुष्पदन्त ओर भूतबलिके लिये रचा था ऐसा कहा जाता है। 
उक्त ४४ मंगल सूत्रोंमेंसे दूसरे मंगल सूत्र 'शमो ओहिजिणाखं' 


१- पंच इमे पुरिसवरा चउदसपुन्बी जगम्मि विकखादा। ते आरस 
अज्भघरा तित्ये सिरि वहुमाणस्स ॥१४८३े।॥' >->वति० प० झ० ढ । 





भ्रर्ूड जे० सा० इ० पु०-पीठिका 


की उत्थाबिकामें टीकाकार भ्री वीरसेन स्वामी ने लिखा दे कि 
महाकर्स प्रकृति प्रास्ृतके आरम्ममें गोतम गणधरने ये मंगल सूत्र 
रे थे। इन मंगल सूत्रोमेसे दो सूत्र इस प्रकार दैं-- जमो दस 
पुव्कियाणं ४१२॥' और “णमो चोहस पुविश्याण ॥१३॥” इनमें 
दसपूर्कियों और चतुदंशपूर्ियोंको नमस्कार किया है। इन दोनों 
सूत्रोकी धवल्लाटीकामें यह प्रश्न उठाया गया है कि सभी अक्ष 
ओर पूर्व जिनवचन होनेसे समान हैं। तब सबका नाम लेकर 
नमस्कार क्‍यों नहीं किया, दस पूर्षियों ओर चतु्दश पूर्बियोंका ही 
नमस्कार क्‍यों किया ? इसका उत्तर देते हुए लिखा" है कि यद्यपि 
जिनवचन रूपसे सभी अज्ञ और पूर्व समान हैं, तथापि दशबें 
विद्यानुप्रवाद और चोदबे लोकबिन्दुसार पूर्वोका बिशेष महत्व है, 
क्योकि इनका धारी देवपूजित होता है तथा चौदह पुर्वोका धारक 
मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता और न उस भव््म असंयमकों ही 
प्राप्त होता है ।* 

णमो दस पुव्वियाणं”॥ १२ ॥ सूत्रकी घबला टीकामे दस 
पूर्वी के दो भेद किये हैं--एक भिन्न दसपूर्वी और एक अभिन्न 
दस पूर्वीं। आगे लिखा है कि “ग्यारह अंगोंको पढ़कर पश्चात्‌ 
परिकम, सूत्र, श्रथमानुयोग, पूरेंगत और चूलिका, इन पांव 
अधिकारोमे निबद्ध दृष्टिवादकों पढ़ते समय उत्पाद पू्वे आरिके 
क्रमसे पढ़ने बालोके दशम पूव विद्यानुप्रवादके समाप्त होने पर 
सात सो कुद्र विद्याओसे अनुगत रोहिणी आदि पांच सौ महा- 


१-जिणव्रयणत्तण ण सब्बागपुव्वेदि सरिसते संतेवि बिज्जाखुप्पवाई- 
ल'गर्विदुसाराण महल्लमत्थि एल्येव देवपजोबलभादा | चादस पुन्द्दरा 
मिच्छत्त ण॒ गच्छुदि, तम्दि भत्रे असंजमं च ण्‌ पड़िवज्जदि, ए.ता 
पदत्स विसेसो! | >-घट्सखं पु० ९ पृ० ७१ | 
२--पट्खरडा ०, पु० ६ प्रृ० ६६ | 





अं तपरियय भभ४ 


विद्याएँ 'भगवन ! क्‍या अआह्ञा है, ऐसा कहकर उपस्थित हू ती 
है। इस प्रकार उपस्थित हुई सब विद्याश्रोंके श्रलोभनमें जो 
श्वा जाता है वह भिन्‍न दसपूर्बी है। किन्तु जो कर्मक्षयका 
अभिलाबो हाकर प्रलोभनमें नहीं श्राता वह अभिन्न दसपूर्वाँ 
कइलाता है। यहाँ अभिन्‍न दसपर्वियोंकोी नमस्कार किया 
गया है क्योकि भिन्‍न दस पूर्वियोके महाग्रव खण्डित दो 
जाते है । 

इस तरह दिगम्बर परम्परामें भी ग्यारह अंगोसे पृर्वोका 
विशेष महत्व माना जाता था । 

श्वेताम्वर परम्परामें ग्यारह अंगोसे दृष्टिवाद का वैशिष्टथ 
पहले बतला आये हैं। अतः पूर्बोका महत्त्व ता स्पष्ट ही हैं । 
'लन्दि सूत्रमे भी लिखा है कि चतुदंश पूर्वी आर अभिन्‍न दस पूर्वी 
का जा द्वादशांग ज्ञान है. वह सम्यक श्रुत है, अन्‍्यों का द्वादशांग 
ज्ञान सम्यक भी द्वोना संभव है ओर मिथ्या भी होना संभव है । 
बारह वषके भवानक दुर्भिक्षके पश्चात्‌ जब पाटलो पुत्रमे अंगों 
का संकक्षन किया गया तो ग्यारह अंगों का तो संकलन हा गया 
किन्तु पूर्वाका किब्वित्‌ अंश भी संकलित नहीं हो सका; क्‍योंकि 
उस समय श्रतकेदली भद्रबाहुके सिज्याय कोई अन्य पूर्वेश्ञाता 
नहीं था । जब संघ की प्राथना पर भद्वबाहुने पूवकी वाचना 
देना स्वीकार किया तब पांच सो साधु उनके पास पूर्व पढ़नेके 
लिये भेजे गये। एक स्थुल भद्रके सिवाय शेष सब साधु घबराकर 
भाग खड़े हुए। अकेले एक स्थुज्ञभद्र डटे रहे। यह पहले 
लिखा है । 





१-इच्चेश्र' दुवालसंगं गणीपिडग चोदइत पृव्षित्स सम्पसुआ 
शमिण्णदसपुव्विस्स सम्मचुश्र, तेश परं मिग्णेप्ु भयणा, से से 
सम्मसुझ (| ४१ ॥-नन्दि०, पए० १६२ । 


अ्ध६ जें० सा० ह० पूृ०-पीठिका 


दस पूर्वोका अध्ययन करनेके पश्चात्‌ ध्यान समाप्त होनेसे भद्र- 
याहु स्वासी पाटली पुत्र आ गये। उनके साथ स्थूज्ञभद्र भी आ 
गये । स्थूलभद्र की भगिनी अन्य आर्यिकाओंके साथ अपने 
भाईसे मिलने गई । किन्तु स्थलभद्रके स्थान पर एक सिंहको बैठे 
देखकर डरकर भागी | इस तरद्द दस पूर्वी होनेके पश्चात्‌ स्थूल- 
अभद्र विद्याश्रोंके प्रलाभनमे आ गये। जैसा कि ऊपर भिन्नद्स 
पूर्वी के लिये कहा है। इसीसे भद्गबाहुने उन्हें शेष चार पृर्वोंकी 
वाचना देना बन्द कर दिया। पोछे स्थलभद्रके क्षमा मांगने पर 


वाचना दी। 
पूर्व नाम क्‍यों ? 


श्वेताम्बर साहित्यमें पर्वोंको पं नाम देनेका कारण 
बतलाते हुए लिखा है कि सबसे प्रथम गणधर पूर्बोंकी रचना 
करते हैं इसलिये उन्हें? पूर्व कद्दते हैं। ऐसा भी उल्लेख मिलता 
है कि तीथंज्डर जब तीर्थ का प्रवततेन करते हैं. तो सबसे प्रथम पूर्व 





१-- पूर्व पूबाण्येवोपनिवध्नाति गशधरः इत्यागमे अयते, पूर्व- 

करणुदेव चेतानि पूर्वास्यमिधीयते ।! 
-विशे, भा, गा. ५५१ की उत्थानिका ( टीका हेम. ) 

“समस्तश्रुतात्‌ पूर्व करणात्‌ पूर्वाशि ।? स्था, टीका, सूत्र २६३ । 

२--श्रथ कि तत्‌ पू्वंगतम्‌ ? उच्चते-यस्मात्‌ तीर्थद्लरा: तीर्थग्रव- 
तंनाकाले गणधराणा सर्वश्रतधारित्वेन पूबंगतसूत्रार्थ माषते, तस्मात्‌ 
धूर्वाणि! इति भणितानि। गणुधरा; पुनः श्रुतरवना विदधानाः 
अनचारादिक्रमेश रचयन्ति स्थापयन्ति च-- 
असर्वाज्ञेम्यः पूर्व तीर्यककरेरमिहितत्वात्‌ पूर्वाणि!-अमभि.चि.टी., २-१६० । 


श्रुतपरिचय भर 


गत सूत्रों का अर्थ करते हैं । इस लिये उन्हे पूर्व कद्दते हैं। कल्प * 
सूत्र मे लिखा है कि 'पूर्व (प्रथम) रचे जानेके कारण, मद्दा प्रमाण 
बाले होनेके कारण तथा अनेक विद्या ओर मंत्रोंका भण्डार 
होनेके कारण पूर्वोका प्राधान्य है। इस तरह अखण्ड जैक 
परम्परा मे दृष्टियाद तथा पूर्वोक्ा विशेष महत्त्व था । 


इृश्विादका लोप 


दिगम्बर तथा श्रेताम्बर परम्परामें श्रुतकेवली भद्रवाहु 
पर्यन्त द्वादशाह्न अविकल रूपसे सुरक्षित थे । मद्रवाहुके 
अवसानके साथ ही पूर्वाका ल्ोप होना प्रारम्भ हुआ । दिगम्बर 
परम्पराके अनुसार श्रुत केवली भद्गबाहुके पश्चात्‌ कोई चतुदेश- 
पूब॑ ज्ञाता नहीं हुआ । भद्रवाहुके उत्तराधिकारी विशाखाचाये 
केवल दसपूर्वी थे। अन्तके चार पृष श्रुतकेबली भद्रबाहुके 
साथ ही लुप्त हो गये । यद्यपि श्व ताम्बर परम्परा में भद्रबाहु श्रुत- 
केवलीके पश्चात्‌ स्थूलभद्रकों भी छठा श्रुतकेबली माना है। 
इसके विषय में पहले लिख आये हैं । तथापि उनके साथ चार 
पूजे विच्छिन्न हा गये । 

दिगम्बर साहित्यके अनुसार श्रतकेवली भद्गबाहुके पश्चात्‌ 
शुरुशिष्यपरम्पराके क्रमसे १८३ वर्षमें ग्यारह आचाये 
दस पूर्वी हुए । अथोत्‌ वे ग्यारह अंगों ओर दख पूर्वोके ब्लाता 
थे तथा शेष चार पूर्वो के एक देश ज्ञाता थे। इनके बाद दो सो 





१--्वादशाज्लित्व इत्येतेनेव चतुदंशपूर्वित्वे लब्धे यत्पुनरेतदुपा- 
दान तदऊुपु चतुर्देश पूर्वाणा प्राधान्यख्यापनाथ, प्राधान्य च पूर्वाणां 

पूब प्रशयनात्‌ अनेकविद्यामत्राद्र्थभयत्वात्‌ महाप्रमाण त्वाश्व ।? 
-कैल्प. सुबो., एू. श्८३ | 


ब्रश जे० सा० ह० पु०-पीठिका 


बीस बे में पाँच आचाये सम्पूर्ण ग्यारह अंगों के तथा चौदह 
पू्ोके एक देश के ज्ञाता हुए। उनके पश्चात्‌ एक सी अट्टारह 
बष में चार आचार्य सम्पूर्ण आचारांग के साथ ही साथ शेष अंगों 
ओर पूत्रके एक देशके ज्ञाता हुए | इस तरह छ सो तिरासी 
ब्ष परयन्त अथोत्‌ विक्रमकी द्वितीय शताब्दीके पूवोर्ध तक 
दिगम्बर परम्परामे अंगो साथद्दी साथ पूर्वोका भी एक देशश्ञान 
प्रवर्तित रहा । और अन्तमे घरसेन स्वामीने पूर्वोका विशकल्लित 
ज्ञान भूतबलि और पुष्पदन्तकों विया,' जिन्होंने पटखण्डागम 
सूत्रोंकी निबद्ध किया। श्रेताम्बर परम्परामे स्थृल भद्गके पश्चात्‌ 
महागिरी सुहस्तीसे लेकर वज्॒स्वामी पर्यन्त दसपूर्बी हुए। षज- 
स्वामीके पश्चात्‌ कोई दसपूर्वी नही हुआ । स्थाविराषलीके अलु- 
सार बि० सं११४ में वज॒श्वामी स्व्रगंवासी हुए। तत्पश्चास्‌ दुब्ब 
लिया ( वि० सं० १४६ ) के समय 6८॥ पूत्र शेष थे । दुबेलिका 
पुष्यमित्र और उनके गुरु आये रक्षितको नो पूर्वी कहा है । जिस 
समय ( वि० नि० €८० ) वल्मीमगरीमे देवद्धि गणि ने अंगोको 
चुस्तकारूढ़ किया उस समय केवल एक पूर्वे शेष था | पश्चात्‌ वह 
भी लुप्त हो गया। इस तरह श्र ताम्बर परन्पराके अनुसार बीर 
निवाणके एक हजार वर्ष बीतन पर पूर्वोका लोप हो गया। और 
थूबोंके साथ ही बारहवा अ्र'ग दृष्टिवाद भी लुप्त हो गया । 


क्या दृष्टिबादका लोप जान बूझकर किया गया ! 


डा० बेबर ने शव ताम्बरीय आगमिक साहित्यके जिषयमें एक 
विस्तृत आलोचनात्मक निबन्‍न्ध लिखा था जिसका अनुवाद 


१--महागिरि सुहस्त्थादा बज़ान्ता दशपूबिश: है! ३४ ॥“-अमभि*० 
जि०, १ का० । 





खा लपरिचय ५६ 


इण्डियन एण्टीक रीसें प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने यह 
लिखा है कि दृष्टिवादका ज्ञोप जान बूक कर किया गया। यहाँ 
उसके सम्बन्ध में विवेचन किया जाता है । 


यद्यपि श्रेताम्बरोंके' छुठे, आठवें और दसब अंगोंमें 
चोदह पूर्वोका उल्लेख मिलता है, तथापि दृष्टिवादका उल्लेख 
चौथे "समवायांगके सिवाय अन्य अंगोंमें नहीं मिल्ता। हां, 
लपांगोसे बारह अंगोंका अट्तित्व अवश्य प्रकट होता है। यद्यपि 
८से १२ तक' उपांगों में, जो अन्य उपागोंसे प्राचोन माने जाते 
हैं, १९ अंगों का दी उल्लेख है । किन्तु प्रथम उपांग ओऔपपातिक 
में चडदसपुन्नी, और “दुवालप्रगिनों पद आता है, तथा चतुर्थ 
डपांग के आरम्भमें दिद्दोवाआ! ओर पुव्बमुययं' पर आया है । 
इनके सिवाय उपांग £ और ७, पूर्वोका पाहुड़ों में विभाजन 
बतलाते हैं तथा उपांग ६ के अनुसार पूवोंका वस्तुओंमें विभाजन 
था। अतः अंगोंकी अपेक्षा उपांगोंसे पूवरोके सम्बन्धमें विशेष 
लानकारी प्राप्त होती है । 

खेताम्वर परम्परा बारह अक्लोक्रों तरद्द बारह" जपांग 


१--नवर सामाध्यमाइआअाइ' चोहसपुत्ताई अहिछलह' -- भ्रन्त- 
गड०, ४० ७। 


२--दुवाल्ल संगे गणि पिडगे ““ दिल्ञेवाए /-समवा०, पृ०१३६ । 
३--खमाइयमाइयाहइ एक्क्रारस अद्भाइं-निरया०, प्रृ० ३१, 
४--दुवालसंगियो समत्तगणिपिडगघरा,-ओ्रोप०, सू० १६। 
५--ऑऔपरातिक; रायपसेणी, जीवामिगम, प्रशापना, यूर्य प्रशप्ति, 
अम्बूद्दोप प्रशतति, कल्गिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका पुंष्मचूलिका और 
वृष्णिद्शा ये बारह उपार हैं। नं ८ से १२ तकको निरयाबलो कहते हें । 


३2६० जै० सा० इ० पू०-पीढिका 


भी मानती है और अज्भोंका उपांगोंके साथ घनिष्ट सम्बन्ध भी 
स्वीक।र, करती है। इस परसे डा० वेबर ने यह अनुमान 
किया था कि जिस समय वत्तेसान बारह उपांगों की स्थापना की 
गई, अथोत्‌ ग्यारह अदन्ञोकों पुस्तकारूढ़ करते समय वी० नि० 
रू० ६८० में बारदी अद्भोका श्रस्तित्व था । फन्नतः दृष्टिबाद भी 
उस समय वतंमान था अथवा वतमान माना जाता था । 


डा० बेबरने लिखा है कि 'पूत्रक्े लोपकी उक्त सूचनाके 
बावजूद भी समवायांग तथा नन्दिसुत्ञमें हम दृष्टिबादकी विस्तृत 
विषयसूची पाते हैं। सम्भवतया समवायांगमें यह अश 
पीछेसे जोड़ा गया है ओर नन्दिसूतजसे ही लिया गया जान 
पड़ता है | 

'समवायांग और नन्दिसूत्रके सिवाय मद्ानिशीथ, अनुयोग 
द्वार और आवश्यक नियुक्तिमे भी दुवालसंगं गरिपिडगंका 
जल्ले ख प्रायः आया है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थोके 
समयमें दृष्टिवाद वर्तमान था, तथा अखण्ड था; क्योकि 
उसके खण्डित दहोनेका कोई निर्देश उनमे नहीं है। परम्पराके 
शअ्रनुसार बीर निवोणके १७० वें वर्षमें भद्रवाहु स्वर्गंबासी हुए । 
किन्तु दो अन्थोंमें, जिनमें 'दुवाल संग गणि पिडग' निर्देश मिलता 
है, ऐसे कालका उल्लेख है जो ४०० वर्ष पग्चातका है, अतः 
डाक्टर वेबरका कहना है कि पाटलीपुत्रमें श्रंगोंके संकलन आदि 
की समस्त परम्परा मुझे बौद्धोंके अशोक द्वारा बुलाई गई संगीति 
आदिकी अनुकृति मात्र ही लगती है, ओर इसलिए उसकी 
विश्वसनीयताका दावा कोई मूल्य नहीं रखता' ।! इस विषयमे हम 





4--/शफ्ृ७8 88 798 ४50 0६ $6 ६8008, 5#॥०+॥ 
7000907 4४८४) ए0 प &,900 6 ५५४6 5 १707) 0 ७ & ४? 


अतपरिचय ५६१ 


तक 


अपने विचार पहले लिख आये हैं। उपांग छे जम्बूद्वीप भ्रश्नप्ति 
की टीकामें टीकाकार शान्तिचन्द्रने कुछ प्राचीन' गाथाएँ दी 
हैं जो डा० बेबरने अपने लेखमें उद्धुत की हैं। उन गाथाश्ोंमें 
केवल ले अंगों ओर तीन छेद सूत्रोंका निर्देश करके यह 
0॥678 ४४8 0070&घ5७प 68008 एराणा 7७6० $0 9 9०7०0 
%8067 09 400 ए०878., 7४७ छ006 688७04 9970क8 
$0 7986 8567 2 $0 96 क्रठंफ्रााह& ए्र0/6 धिछा. छा 
प9708007 07 ४9७6 उछ9४28४ 4686७४३ 0० ४४9 50586 
0६ 2४70४ 666, #706 $छप्च8 ६0 ॥8ए8 0006 0॥७४४)  $0 
07९१९७ ०९, ह० ए० जि० १७ पृ० २७६. । 





१--तिवरिसपरियारस्थ उ शअायारपकम्पनाममज्ययण्‌ । 
चऊवरिसस्स य सम्मं धूयगर्ड नाम अंग ति ॥ ६१ ॥ 
दसकप्पववद्दारा संबच्छुरपण गदिक्लियस्से वा । 
थाणं समवाझो चिय अ्रंग एते अ्र्व॒वासत्स ॥ २॥ 
दसवासस्स विवाहो एगारसवासगस्स इमें ड। 
खुदियबिमायमाए श्रज्कयणा पंच णायब्या | हे ।! 
वारसवासस्स तहां अ्रदणोवायाइ पंच अज्कयणा | 
तेरसवासस्स तहा उद्डयाण सुयाइया चठरो॥ ४॥॥ 
चोहस वासस्स तहा आसीविसभावरं जिणा वेंति । 
पन्नरसवासगस्स य दिद्वावितभावन तह्ां थ ॥५॥ 
सोलसवासाइंसु य. एयुत्तरबुड्टिरिसू जद संखं। 
चारण भावणमह सुविण भावणा ते अश्रगनिसस्गा ॥६॥। 
पएगूण वासगस्‍्स  दिद्ठिवाओं  दुवाल संगं। 
संपुन्ननीसवरिसो अर॒ुवाई सब्बसुत्तस्स थि ॥ ७ ॥ 
३६ 


भ६२ जै० सा० हु०-पुर्व पीठिका 


बतल्ञाया है कि दीक्षा लेनेके कितने वर्षोके पश्चात्‌ किस अन्यको 
पढ़ना चाहिये । 
हमें व्यवह्दार सूत्रमें उसी प्रकारका कथन भिला है। जिसका 
आशय इस प्रकार दे--तीन वर्षके दीक्षित निम्नन्थ श्रमणको 
आचार प्रकल्प नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है। चार 
बर्षके दीक्षित निम्नेन्थ श्रमणको सूत्रकृतांग पढ़ाना उचित है। 
१--तिवास परियायरत समणसस्‍्स णिग्गंथस्त कप्पह आआयारकपर नाम 
अ्रज्कायणों उद्दिसित्तर ॥ २१॥ चउवास० कप्पद्ट सुयंगडे नाम 
अंगे उद्दिसित्तए ॥| २२ ॥ पंचवास परियायस्स० कप्पति दसाकप्प- 
बबद्दारा ओदिसित्तए वि ॥ २३ | अट्ववास परियायस्स० ठाण- 
सबमवाए उद्दिसित्तर ॥ २४ ॥ दसवास परियागस्स० विवाहे नाम॑ 
अंगं उद्दि० ॥ २७ || एकारस वास परियागरुस० खुड़िया विमाण- 
विभत्ति महल्लिया विमाणपवित्ती अद्भचूलिय बंगचूलिया विवाह- 
चूलिया नाम॑ अज्मयणमुद्दिसिचए ॥| २६ ।) वारसवास परिया- 
गस्स० श्ररुणोबवाए गझलोववाए वरुणोबवाएं वेसमणोवयाए 
वेलघरोबवाए, नाम अज्कयण उदिसिठ ॥ २७॥ तेरमवास 
परियागस्स० उद्जाणसुए समुट्ागुसुए देविंदोवबाए, णाग परिवा- 
वरणियाएं ॥ रे८ ।' चठदसपरियागस्स० सुमिणमाबण नाम॑ 
अज्ययगुमुद्सित्तए |! २६।॥। पर्णरसवासपरियायस्स० चारण- 
भावना नामज्मयणमुद्दिसित्तए्‌ | ३२० ॥ सोलसवासपरियायस्स० 
तेश्रननिसग्गा नाम श्रज्कयणतु ० ॥ ३१ || सत्तरसवासपरियायसुस०७ 
आसीविसभावणा ० || ३२ | अट्टारसवास० दिद्विविसभावण नाम- 
मज्मयणमुद्धिसित्तर्‌ || ३२३ ॥ एगुणवीसबास० दिल्लिवाय नामर्ग 
उद््सित्तण ॥| ३२४ ॥ विसतिवास परियाए समणे निग्गंये सब्यसुया” 
स॒ुबाती भवति ॥ ह४ ॥?--व्यवह्यार० सू०, १०३. । 





श्रुतपरिचय ५६३ 


पांच वर्षके दीक्षित निम्नेन्थ अश्रमणकों दखा-कल्प-व्यवहार 
चढ़ाना उचित है। आठ वर्षके दीक्षित्‌ निम्र थ श्रमणको स्थानांग, 
खसमवायांग पढ़ाना उचित है। दस वर्षके दीक्षित श्रमणको 
व्याख्या भ्रश्नप्ति नामक अंग पढ़ाना उचित है। ग्यारह वर्षके दीक्षित 
निग्र न्थ श्रसणको क्ुद्र विमान विभक्ति, महाविमान विभक्ति, अंग- 
चूलिका, वंग (वर्ग) चूलिका, ओर विवाह चुलिका नामक अध्ययन 
थढ़ाना उचित है। वारह वके दीक्षित निम्न न्थ श्रमणको अरुणो- 
पपात, वरुणोपपात , गरुडोपपात, बेलंधरोपपात, और वैज्न- 
मणोपपात नामक पांच अध्ययनोंको पढ़ाना उचित है । त्तेरह वर्षे 
के दीक्षित्‌ निम्न न्‍थ श्रमणका उत्थान श्रत, समुत्थान श्रुत, देवेन्द्रो- 
पपात और नागपरियापनिका पढ़ाना उचित है। चौदह वर्षके 
दीजित निम्न न्थ श्रमणको स्वप्न भावना नामक अध्ययन पढ़ाना 
जचित है । पन्‍्द्रह वर्षफे दीक्षित निम्न न्थ श्रसमशको चारण भावना 
नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है। सालह वर्षके दीक्षित निम्न न्थ 
श्रमणकों तेजोनिसगग नामक अध्ययन पढ़ाना उचित है। सतरद्द 
वबषके दीक्षित निम्न न्‍थ श्रमणकों अशीविष भावना नामक 
अध्ययन पढ़ाना उचित है। अद्वारह वर्षके दीक्षित निम्नन्‍्थ 
श्रमणको दृष्टि विषभावना पढ़ाना उचित है। उन्नौस बर्षके 
दीक्षित निम्न न्‍थ श्रमणका दृष्टि बाद नामक अज्गज पढ़ाना उचित है | 


इस प्रकार बीसवषेका दीक्षित निम्नन्थ श्रमण समस्त श्रुतका 
पाठी होता है । 


शान्तिचन्द्रके द्वारा उद्धू त गाथाओंमें तथा उक्त सूत्रोंमें आचार 
सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्नप्ति ओर दृष्टिवाद नामक 
केवल छे अक्लोंका दी निर्देश किया गया है--शेष का नहीं किया 
गया। उनके सिवाय जिनका निर्देश किया गया है, दोनोंके निर्देशों 
में उनकों लेकर कुछ अन्तर है| गाथाओंके अनुसार चोदह वर्षके 


भ्र्द्ड जै० सा० इ०-पूर्व-पोठिका 


दीक्षिककों आशीषिषभावना, पन्द्रह वर्षके दीक्षितकों दृष्टिबिष- 
भावना और सोलह वे दीक्षितको चारण भावना,सतरद्द वषके 
दीक्षितको महास्वप्न भावना और अद्वारह बर्षके दीक्षितको तेजो 
निसग भावना, पढ़ाना उचित है । किन्तु व्यवहार सूत्रके अनुसार 
चौद॒ह वर्षके दीक्षितको स्वप्न भावना, पन्द्रह ब्षेके दीक्षितका 
चारण भावना, सोलद्द बर्षके दीक्षितको तेजोनिसगे भावना, सत्रह 
बषके दीक्तितकों आसीविष भावना ओर अद्ठारह वर्षके दीक्षित 
को दृष्टिविष भावना पढ़ाना उचित है। इस अन्तरका कारण 
क्या है हम नहीं वह सकते | 

डा० वेबरका कहना है कि थक्त गाथाओंमें अ्रद्भोंके सिवाय 
जो आठ नाम पाये जाते हैं थ्रे नन्दिसूत्रमें नहीं है। श्रतः इन 
गाथाओओंका निमोण उस समय हुआ था, जब वर्तमान आगममोके 
अवशिष्ट भाग उनमें सम्मिलित नहीं किये गये थे और उनका 
स्थान लुप्त हुए उन आठ अध्ययनोने ले रखा था, जिनका निर्देश 
उक्त गाथाश्रोंमे पाया जाता है । 


हम नहीं सममते कि डा० वेबर जैसे बहुदर्शी विद्वानने यह्‌ 
कैसे लिखदिया कि रक्त गायाश्ोंमे छे श्रज्ञोके सिवाय जो अन्य 
आठ नाम दिये हैं, वे नन्‍्दीसूत्रमें नहीं हैं । आगे हम नन्दिसूत्रके 
अनुसार श्रुतके भेदोंका विवेचन करेंगे। उनमें कालिक श्रुतके 
मेदोंमें प्रायः उक्त सभी नाम दिये हुए हैं। ये सब अज्ञ सादित्य 
न होकर अद्ञवाह्य साहित्य था। 


इसी तरह डा० वेबरने उक्त गाथाओंको प्राचीन बतलाया है 
क्योंकि उनमें दृश्टचिचाद नाम आया है और इस लिए गाथाओंके 
रचना कालके समय दृष्टिबादका अस्तित्व स्वीकार किया है । 
किन्तु उक्त शथाएँ दरिभद्रसूरिके पद्बवस्तुक नामक प्रन्थसे 


अआुतपरिचय ५६४ 


उद्ध तकी गई है। शान्तिचन्दने जम्बद्वीप प्रशप्तिकी टीकामें इति 
पद्चवस्तुक सूत्रे! लिखकर स्वयं इस बातको स्वीकार किया है । 
हूरिभद्र सूरिका समय ईंसाकी आठवीं शताब्दी सुनिश्चित है उस 
समय रृष्टिबाद नहीं था। फिर भी हरिभद्र सूरिने जो पद्चवस्तुक 
की वक्त गाथाओंमें उ क्तप्रन्थोंके पठन पाठनका काल बनलाया है 
वह अवश्य ही उन्हें परम्परा प्राप्त होनेसे प्राचीन होना चाहिए | 
उन्होंने स्वयं उसे * स्वीकार किया है। 


श्वताम्बर साहित्यमें अज्ञोंका निर्देश करने वाले वाक्योंके 
कई रूप मिलते हैं । किन्तु डा० बेबर ने दो का ही निर्देश करते 
हुए लिखा है-जहाँ कद्दी बारह अज्जभों के नाम गिनाये हैं. तो पहला 
अह्ल का नाम आचार' दिया गया है। किन्तु जब अड्ढलों का 
निर्देश संख्यापरक न दोकर साधारण रीति से किया गया है तब 
उनका निर्देश 'सामायिक, आदि करके किया गया है। यथा- 
'सामाइयमाईयं सुयनाणं जाव विंदुसाराओं (आवब० नि० €३)। 
अनुयोगद्वार सूत्र, आवश्यक सुत्र और नन्दिसूत्र में 'दुवाल 
संग गणि पिडगं' का वर्णन करते हुए आचार को प्रथम स्थान 
दिया है। कहीं पर भी प्रथम अद्ज का नाम सामायिक नहीं 
बतज्ञाया, आचार ही सबेत्र बतलाया है” । इस तरह से दो प्रकार 
का निर्देश देखकर डा० वेबर को बढ़ा आश्चये हुआ था । उन्होंने 
लिखा" है कि 'सामायिकको आदि लेकर ग्यारह भज्भोंका निर्देश 
करनेवाले वाक्य यदि आचारको लेकर बारह अद्ञोंका कथन करने 
वाले वाक्‍्यों से प्राचीन है तो यह स्वतः सिद्ध हे कि ग्यारह अ'गों 
१-- काल कमेण पत्तं, संबच्छुर माइणाओ जं जम्मि । तं तम्मि चेव 
घीरो का पशञ्मासोय कालो यं 4 ४८१ ॥--पह्चव ० 
२-- इं० एं०, जि०, १७, पृ० २३५ आदि । 


५६६ जे० सा० ह०-पूर्व पोठिका 


में बाद को बारहवाँ अग मिलाया गया है। वास्तव में तो बारहबाँ 
अ'ग बहुत पहले नष्ट हो चुका था। फेवल इस स्थिति से हम 
यह अनुमान कर सकते हैं कि दृष्टिबाद तथा शेष ज्यारह अर गों 
के मध्य मे एक प्रकार का विरोध तथा एक सुनिश्चित असम्बद्धता 
थी । उसी के कारण दृष्टिवाद को लुप्त दोना पड़ा। अपने इस 


कथन के समथन में हमारे सन्‍्मुख आज भी प्रमाण हैं।? 


दृष्टिवाद और शेष ग्यारह अ'गों के मध्य में स्थित विरोध 
ओर असम्बद्धता का प्रदर्शन करने से पहले हम उक्त दो प्रकार 


के वाक्यों के सम्बन्ध मे थोड़ा सा प्रकाश डाल देना उचित 
समभते हैं । 


श्राव० नि० में (गा० €३ में ) उक्त वाक्यमे श्रुतज्ञान को 
सामायिक से लेकर विन्दुसार पर्यन्त बतलाया है। श्रुतज्ञानमे 
सम्पूर्ण श्रुव का समावेश होता हूँ. । श्रुत के दो भेद है- एक अ गे 
पबिट्ट और दूसरा अणुंग पबिद्ठ या अ'ग वाह्य | इन दोनों 
मे अ्रग पविद्ठः को ही द्वादशांग श्रुत ज्ञान कहते हैं। वह 
गणघरो के द्वारा ग्रथित होता है उसके अविकल ज्ञाता श्रत केवर्ली 
कहलाते हैं | दूसरा भेद अणंग पविट्ठ या श्रंग बाह्य-अपने 


२--त जहा-अ्रंगपविद्ट अगबाहिरं चर । से कि त॑ अंगबाहिरं? 
अग बाहिरं दुविहूं पश्णत्त, त जहा-आवस्सय व झावस्सय- 
वइरित्त च। से +#ि तंआवस्सयं ? आवस्सयं छुब्बिदं पण्णतं। 
त॑ जह्ांनसामाइयं॑ चउदबीसत्यश्रों, वंदणय॑,  पडिक्कमरां 
काउस्सग्गोी. पच्चकक्‍्खाण, सेत्त ग्रावस्सयं, ।-ननन्‍्दी, से* 


४४। शत मति पूर्व इयनेक द्वादश मेदम्‌ ॥ २० ॥ तत्वा० 


सू० आ० १। ुत्तावास गमादी चोइस पुन्बीण तह जिणाणं 
च ॥(८५ ॥--ब्य० सू०, ६ 3० । 


अआुतपरिचय ५६७ 


नामके अनुसार द्वादशांगसे बाह्य होता है ओर उसकी रचना 
आरातीय पुरुष करते हैँ । इस तरह श्रुत के भेदों में मुख्य अंग 
पविद्द ही है | किन्तु व्शेन करते समय पहले अरणंग पविट्ठ या 
झग वबाह्यको स्थान दिया गया है, तत्पश्चात्‌ क्रशः अंग 
पबिट्ट को स्थान दिया गया है। श्रेताम्बर तथा दिगम्बर 
दोनो सम्प्रदायोंके साहित्यमें प्रायः यही क्रम देखनेमें 
आता है। 


श्वेताम्बर परम्परामें अगबाह्मके दो मूल भेद हैं 
आवश्यक और आवश्यक अतिरिक्त | तथा आवश्यक के डे भेद्‌ 
हैं ज्ञिनमे प्रथम भेद का नाम सामायिक है । अब यदि अ'गवाहय 
का कथन किया जाये तो वह सामायिक आवश्यकसे प्रारम्भ 
होगा । उधर अ'ग पब्िद्ठ के बारह भेदों में अन्तिम बारहदवों भेद्‌ 
दृष्टिबाद है। और दृष्टिवादक पॉच भेदोंमें प्रसुख चौदद्द पूब॑ हैं । 
ओर अन्तिम चोदहवें पूजं का नाम लोक बिन्दुसार है जिसका 
संक्षिप्त नाम बिन्दुसार भी है। अतः श्र॒व* सामायिक से लेकर 
बिन्दुसार पर्यनत जानना चाहिये। उसमे अ'ग बाह्य और 
अ गपबिट्ठ दोनोंका समावेश हो जाता है । 


--तत्‌ भ्रुत शान सामायिकमादियंस्य तत्‌ सामायिकादि गावत्‌ 
विन्दुसारात्‌ू-विन्दुसारं यावत्‌, बिन्दुसाराख्य चतुर्देशपूर्व- 
पर्यन्तमित्यथ: ।? श्राव० म० टी०, ० ११६। तत्व भ्रत 
शान सामायिकादि वतंते, चरयाप्रतिपत्तिकाले सामायिक- 
स्पेवादी प्रदानातू । यावद्‌ विन्दुसारादिति विन्दुसाराभिधानं 
चतुदश पूबंपर्यन्त मित्य्थ: ।-विशेषा० भा०, द्वे० टी ०, गा० 
११२६ | 


भ््दद्८ जें० सा० इ०-पूर्ण पीठिका 


दिगम्बर परम्परा के सिद्धान्त अन्धों की टीका" घबला 
आर जयधबला' मे श्रतका वर्णतन सामायिकसे लेकर 
विन्दुसार पर्यन्त ही क्रमसे किया गया है। अतः डा० 
बेवर ने आव० नि० की जिस गाथांश की उद्ध त किया 
है उसमें श्रत ज्ञान को लेकर निर्देश किया गया है। तथा 
जहाँ द्वादशा गणि पिडगका निर्देश है वहाँ आचारांगको 
आदि लेकर निर्देश है, क्‍योंकि बारह अगों में प्रथम अग 
आचार और अन्तिम अ'ग दृष्टिवाद ही सर्वत्र बतलाया है। 
आवश्यकनि०मे जो सामायिककों आदि लेकर कथन किया है, सो 
वहाँ सामायिक आचारका स्थानापन्न नहीं हे, जेसा कि डा बेबर 
ने सममा है । किन्तु जैसे द्वादशांग मे आचारकी मुख्यता होने 
से उसे श्रथम स्थान दिया गया है वैसे ही अ्रद्ल बाझयमें 
सामायिक आदि षडावश्यकों की मुख्यता है ओर षडावश्यको में 
भी सामायिक की मुख्यता है क्‍यों कि आचार धारण करते समय 
सब प्रथम सामायिक संयम द्वी धारण किया जाता है । 

हां, निययात॒ल्ञीम॑ सामायिक आदिसे लेकर भी एकादशांग 
पर्यन्त द्वी प्रहण किया है, दृष्टिबादको छोड़ दिया है, किन्तु 
उसका कारण वह नहीं है जो डा० बेबरने समझा है। वहाँ 
दृष्टिबादको ग्रहण न करनेका कारण शाब््रीय परम्परा है। उस 
वाक्यमें बतलाया है कि-'पड्मा नामका अनगार ( मुनि ) भगवान 


१--श्रत्थाहियारो दुविहो, अगवाहिरो अगपइटद्ो चेदि। 
तत्य अर गबाहिसय चोंद्स अत्याहियारा ते जहा सामाहयं | 
--अचटखं०, पु०, १, ए० ६६। श्रगमणंग मिंदि ने अत्था- 
हियारा, सामाइयं...चोंद्सविहमरणंगसद??---घटख «० » पु० ६, 
प० १८८०--॥ २-क० पा०, भा० १, प० ६७ । 


शअतपरियय भ््दह 


कर 


महाबीरके अनुयायी स्थविर अनगारोंके पास सामायिककों आदि 
लेकर ग्यारह अद्भोंको पढ़ता था ।? यह घटना महावीरके समयकी 
है। यह हम पहले लिख आये हैं कि श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार 
एकादशांगकों सब कोई पढ़ सकते थे अतः उनका ज्ञान सबको 
रहता था, किन्तु दृष्टिवादका अध्ययन ओर ज्ञान सबके लिए 
सुज्ञम नहीं था। शायद इसीसे निरयाबलीमें बिन्दुसार पर्येन्‍्त 
का अदहण न करके एकादशांगका ही अहण किया है। अतः 
दृष्टिबादकों पीछेसे सम्मिलित किये जानेका जो अनुमान डा० 
बेबरने किया था, वह्‌ ठीक प्रतीत नहीं होता । जैन सिद्धान्तमें 
भिन्न भिन्न रष्टियोंसे सिन्चर स्थानों पर विभिन्न प्रकारसे कथन 
करनेकी परम्परा है। उन दृष्टियोंका समझे बिना उनकी सज्भति 
नहीं बेठाई जा सकती । अस्तु । 


इस प्रकार डा० वेबरने श्वे वाम्बरीय साहित्यसे प्राप्त उल्लेखों 

के आधार पर दृष्टित्रादका अस्तित्व प्रमाणित करनेकी चेष्टाकी 
थी। तब यह प्रश्न पदा होत। है कि दृष्टिवाद यदि बतेंमान था 
तो उनका लोप क्‍यों किया गया ? इसके उत्तरमें डा० बेबरने 
लि" खा है-'निः्न यपूषंक हम कमसेकम यह निणेय करनेमें समर्थ 
हैं कि वारहवें अज्ञ और शेष ग्यारह अक्ञोंके मध्यमें गम्भीर 
अन्तर था। द्देम चन्द्रके परिशिष्ट पं तथा अन्य स्रोतोंसे यह 
स्पष्ट है कि दृष्टिवादके यथार्थ प्रतिनिधि भद्रबाहु थे और पाटली- 
पुत्रमें एकत्र जैनसंघसे उनका विरोध हो गया था| बारदवें अ गके 
उद्धरणोंमें सुरक्षित वर्शनोंसे इस विरोधके कारणोंकी जांच की जा 
सकती है। उनके अनुखार दृष्टिवादके पांच भेदोंमें से प्रथम दो 
मेवोंमें अन्य विषयोंके सिवाय आजीबविक और जेराशिक नामक 


१--हं० एं०, जि० १७, प्रृ० रें३९-२४० । 


७० जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


दो विरोधी दृष्टियोका भी वर्णन था। सम्भवतया इसके द्वारा 
“हृष्टियाद! नामकी व्याख्याकोीं जा सकती है । दृष्टिवादका तीसरा 
मेद चौंदद्द पूर्व थे। सम्भवतया पूर्वोका विषय श्रे ताम्बर सम्प्रदाय 
के सर्वथा अनुकूल नहीं था ओर घीरे-घीरे श्वे तामग्बर सम्प्रदाय 
कट्टर पन्‍थका रूप लेता जाता था । दृष्टिबादके लोप दो जानेका 
सम्भवतया यही कारण था ।! 

श्वेताम्बर पट्टावलियोके अनुसार यशोभद्रके स्वर्गारोह्णके 
पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ शिष्य संभूतिविजय पद्मासीन हुए और संभू(त 
विजय के पश्चात्‌ उनके शिष्य स्थूलभद्र पद्चासीन हुए। संभूति- 
बिज्यके गुरुभाई श्रुव केवलि भद्रबाहु थे और यद्यपि वे बहुत बड़े 
विद्वान तथा प्रभावशाली महापुरुष थे और स्थुलभद्गने उनके 
चरणोकी सेवा करके ही पूर्वोका ज्ञान प्राप्त किया था, तथापि उन्हें. 
वह पद नहीं दिया गया जो उत्तरकालमे स्थूलभद्रकों दिया गया । 
इससे डा० बेबरकी उक्त धारणा उचित ही प्रतीत होती है और यह 
भी ठीक है कि दृष्टिवादमे विभिन्न दृष्टियोका विवेचन था, इसीसे 
उसे दृष्टिबाद कहते थे । अतः डसमे श्राजीविक सम्प्रदायका बन 
हो सकता है क्योकि आजीविक सम्प्रदायका संस्थापक गोशालक 
न केवल भगवान महावीरका समकालीन था, किन्तु श्रे ताम्बरीय 
आगमोके अनुसार भगवानका शिष्य भी रह चुका था। किन्तु" 
त्रेराशिक दृष्टिकी उत्पत्ति तो वीर निवोणसे ५४४वें बर्षमें बतलाई 
हैं। अतः दृष्टिवादमें उसका वर्णन होना सम्भव नहीं है। इससे 
दृष्टिवादकी जो विषयसूची नन्‍दी वगैरहमें दी गई है बह अश्जान्त 
प्रतीत नहीं होती । ओर इसलिए डसपरसे किसी निर्दोष परिणाम 
पर नहीं पहुंचा जा सकता। 





२--पंच सया चोयाला तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स | पुरिमंत- 
रंजियाए तेरासियदिद्टी उप्पन्ना ॥२४५१॥”--वि० मा० ॥ 





अआतपरिचय ४७१ 


किन्तु परम्परासे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है. कि दृष्टिवादका 
पठन-पाठन वहुत दी सीमित था और इसका कारण यह भी था 
कि वह बहुत कठिन था, उसमें दानिक विषयोको भरपर चर्चा 
थी तथा अन्य अ'गोंसे उसका विषय भी अति गूढ़ था। सम्भव- 
तया इसीसे वह बविस्मृत हा गया। 

श्वेतांबरीय उल्लेखोंके अनुसार तो पृ्वॉसे दी श्र गोंकी रचना 
की गई है अत: पके स्थानपर अ'गोंका अ्रधिक प्रचार होना संभव 
है। श्री 'मोदीने पर्वोक्ते लोप पर प्रकाश डालते हुण लिखा है कि 
श्य गोके अध्ययन ने प्रमुखता लेली क्योंकि उनमें न केवल पर्वो 
का सार था, किन्तु वे उनसे सरल भी थे । अस्तु, 


आगे हम दृष्टियाद तथा शेष ग्यारद्द अ'गोके मध्यमें वतेमान 
भेदका स्पष्ट करनेके लिए श्र त ज्ञानके भेदोका विवरण देते हैं । 


इवेताम्बर परम्परा में श्रतके भेद 


श्वेताम्बर परम्परा में श्रतक्ञान* के चोदह भेद किये हैं--अत्तर 
श्रत, अनक्तर श्रत, संज्ञि श्रत, असंज्िश्रत, सम्यक अ्रत, मिथ्या 


१--अन्तगढ०, प्रस्ता० प्रृ० १८-१६ 

२-- 'से कि त॑ं सुयनाण परोक्‍्खं ? सुयनाणपरोक्‍्ख चोहसबिई 
पन्चतं, त॑ जहा---'अक्खर सुय्य॑ १ अशणुक्‍्खर सु्य २ सरिण सुर्य 
३ अश्रसरिशसुर्य ४ सम्मसुअं ४ मिच्छुसुअं ६ साइअं ७ अणाइओं ८ सप- 
जवसिश्न॑ ६ अ्रपजवसिश्न १०, गमिश्मं ११ अगमिश्न॑ १२ अंगपविटं 
अरांग पविट्टू १४ ॥ ३८ ॥” नन्दी० । “अझवखर सणणी सम्स॑ साईआं 
खलु सपञ्ञवसियं व | गमियं अ्रंगपविट्नं सत्त वि एए सपडिवक्खा” 
॥ ४४४ ॥--विशे० सा० | 


भ्र्जरे जे० सा० इ०-पूर्ष पीठिका 


श्रूत, सादि श्रुत, अनादि शव सपयंबसित, अपयंबसित, 
गमिक, अगमिक, अ'ग प्रविष्ट ओर अनंग प्रविष्ट । 

अक्षर श्रूतके तीन भेद हैं--संज्ञा्षर, व्यक्षनाक्षर और 
लब्ध्यक्षर। अक्षरके आफारको अथवा आकार रूप अक्षरको 
संज्ञात्तर कहते हैं। अक्तरकेड घारणको श्रथवा उच्चारणरूप अज्षरकों 
व्यंजनाक्षर कहते हैं ओर लब्धिरूप अक्षरकों अर्थात्‌ अक्षरके 
ज्योपशमकों लब्ध्यत्त र कहते हैं । 

लब्ध्यक्ष रके छे भेद हैं--श्रोत्रेन्द्रिय लब्ध्यक्षर, चहछु इन्द्रिय 
लब्ध्यक्षर, घाणोन्द्रिय लव्ध्यक्षर, रसनेन्द्रिय लब्ध्यक्षर, स्पशे- 
नन्द्रिय लब्ध्यज्षर, ओर नो इन्द्रिय लब्ध्यच्तर। इस लब्ध्यक्तर 
को ही अक्षर श्रत कहते हैं। अनक्षरात्मक श्रृूतको अनक्षर 
श्रत कहते है। अनक्षर श्रृत के अनेक भेद हैं। जैसे-दीर्ध श्वास 
लेना, थुकना, खांसना, छीकना, आदि | संझ्ञीश्र त* के तीन भेद 
हैं--कालिकी उपदेश, देतृपदेश और दृष्टिवादोपदेश को 
अपेक्षासे । दीघे कालीन अतीत बस्तुका स्मरण करनेकों 
आर अनागतका विचार करनेको कालिकी संज्ञा कहते हैं। 
जिस प्राणीके उस प्रकारकी संज्ञा पाई जाती है वह कालिन्की 
उपदेशसे संज्ञी कहा जाता है। और जिसके इस प्रकारकी 
संज्ञा नहीं होती उसे असंज्ञी कहते हैं। जैसे सम्मूछेन पद्न निद्रय 
विकलेनिद्रिय आदि । जो बुद्धिपूर्वक इष्ट आद्यारादिमें प्रवृत्ति करता 
है ओर अनिष्टसे बचता है उसे द्ेतुपदेशसे संज्ञी कहते हैं। 
चू'कि दीन्द्रियादिमें भी इस प्रकारकी प्रवृत्ति पाई जाती है इस- 
लिये बे द्वेतूपदेशसे संज्ञी दै। किन्तु वे अतीत अनागतका 


१--नन्दी ०, सू०, ३६। विशें० भा०, गा० ४६८ श्रादि । 
२--नन्दी सू० ४० | विशे० भा०-गा० ५०४ आदि । 


श्रुतपरिश्य भ७३े 


चिन्तन करनेमें अससर्थ हैं। अतः कालिकी उपदेशको अपेक्षा 
वे संज्ञी नहीं हैं। जो क्षायोपशमिक ज्ञानसे युक्त सम्यम्टष्टि 
दृष्टिबादके उपदेशसे संज्ञी होता है उसे दृष्टिवादोपदेशसे संझी 
कहते हैं। इस तरह संज्लीके तीन भेद होने से श्र॒तके भी तीन 
भेद कहे हैं| 

सबज्ञ सवंदर्शी अरहंत भगवानके द्वारा प्रणीत द्वादशांग 
रूप गाणिपिटकको' सम्यक श्र्‌त कहते हैं| वह इस प्रकार है-- 
आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, विवाह परणत्ती, ज्ञाद धर्मकथा, 
उपासक दशा, अन्तः कृदश, अनुत्तरोपपादिक दश, प्रश्रग्याकरण 
विपाक सूत्र और दृष्टिवाद । यह द्वादशांगरूप गणि पिटक चतुर्दंश 
पूर्वीका स्रम्यक्‌ श्र॒त है, अन्यका सम्यक्‌ श्र्‌त भी हो सकता है, 
मिथ्या श्र्‌त भी दो सकता है । 

यही द्वादशांग गणि पिटक पयोयार्थिक नय से" सादि और 
सपयंबसित ( सान्‍्त ) है और द्र॒व्यार्थिक नयसे अनादि और 
अपयोसित है । अथवा भव्य का श्रृत सादि और सपर्यवस्तित है 
ओर अभव्यका श्रत अनादि और अपयंवसित है। 

दृष्टिबाद गमिक भ्रुत है और काकिक श्रुत अगमिक है। 
गणधर ' के द्वारा रचित द्वादशांग रूप श्र तको अंग भ्रविष्ट कहते 
हैं भौर स्थविरोंके द्वारा रचित श्र्‌ तको अंग बाह्य कहते हैं । मय 

इस प्रकार श्व ताम्बरीय साहित्य मे श्र्‌त के चौदह भेद गिनाये 
हैं। यहाँ इन भेदों में से हमारा प्रयोजन केबल गमिक और 


१--नन्दी०, सू०४१ | बि० भा०, गा० ५२७। 

२--ननन्‍्दी ० सू० ४३ । 

३--“गणहर थेरकय वा आएसामुक्कवागरण श्रो वा। धुव चले 
विसेसओ वा श्रंगाणंगेसु नाश? || ५४७ |--बि० भा० | 


भ््ज्४ड जै० सा० इ०-पू् पोठिका 


अगमिक भेदों से हैं। दृष्टिबाद को गमिक श्रुत कहा है ओर 
कालिक श्रुत को अगमिक कह्दा है । 

वि० भा०'* से कहा है कि जिसमें 'गम' अथोत्‌ भंग और 
गणित आदि बहुत हों अथवा जिसमे “गम' अथोत्‌ सहदशपाठ 
बहुत हो उसे गमिक कहते है और दृष्टिवाद मे श्रायः ऐसा पाया 
जाता है। और जो प्रायः गाथा श्लॉक आदि असहश पाठ- 
बहुल होता है उसे अगमिक कहते है । काल़िक श्र्‌त॒ प्रायः ऐश्वा 
होता है । 

कालिक भ्रुत 


अब हमें देखना है कि कालिक श्र्‌त किसे कहते है । 
नन्दिः सूतमें श्रुत के अंग प्रविष्ट और अंगबाह्म दो 
मेद करके अंगबाह्यके भेदोंको विस्तारसे इस प्रकार बत- 
लाया है-- 
अंगबाह्मके दो भेद हैं->श्रावश्यक और श्रावइयक उ्यतिश्क्ति | 
आवश्यक के छे भेद हैं-सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, बन्दना, 
प्रतिक्रमण, कार्योत्सगें और प्रत्याख्यान । आवश्यक व्यतिरिक्तके 
दो भेद्‌ हैं-कालिक, उत्कालिक । उत्कालिक के अनेक भेद हैं-दश- 
वैकालिक, कल्पा कल्प, चुल्लकल्प श्र्‌ त,मह|कल्पश्र्‌ त, औपपातिक, 
राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, भ्रज्ञापना, महा प्रज्ञापना प्रमादाप्रमाद, 
नन्दी, अनुयोगद्वार, देजेन्द्रस्तत्, तन्दुलवैकालिक, चन्द्रा विज्कण, 
सूय प्रश्ञप्ति, पोरुषीमण्डल, सरडल प्रवेश, विद्या चरण बिनिश्रय, 
गणिविद्या, ध्यान विभक्ति, मरण विभक्ति, आत्म विशुद्धि, बीतराग 


१--भंगगशियाइ' गमिय॑ ज॑ सरिसगर्म च कारणवसेण । गाहाइ 


अ्गमियं खलु कालियसुय॑ दिल्लीवाएं वा? ।|३४६॥| --विशे० मा० । 
२--नन्दी ० सू० ४४ | 


खतपरिषय भ्र्जर्‌ 


श्र्‌त, संल्लेखनाश्र्‌ त, विहरकल्प, चरण विधि, आतुर प्रत्याख्यान, 
महाप्रत्याख्यान आदि | यद्द सब उत्काल्तिक श्रत है । 

कालिक के भी अनेक भेद हैं--उत्तराध्ययन, दसाओ, कल्प, 
व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ, ऋषिभाषित, जम्बूद्वीपत्मश्नप्ति, 
दीप सागर प्रश्नप्ति, चन्द्रप्रश्नप्ति, छुल्लिका, विमान प्रविभक्ति, महा 
विमान प्रविभक्ति, अंग चूलिका, वर्ग चूलिका, विवाह चूलिका, 
अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुडोपपात, धरशोपपात, बैश्रवणो- 
पपात, बेलंघरोपपात, देवेन्द्रोपपात, उत्थान श्र्‌त, समुत्थान श्र त, 
नाग परिक्षा, निरयावली, कल्पिका, कल्पाबतंसिका, पुष्पिता, 
पुष्पचूलिका, वृष्णिदशा, इत्यादि । चौरासी हजार भ्रकीर्णंक 
भगवान ऋषभदेव के समय में थे। मध्यके बाईस तीथे- 
छुरोंके समयमे संख्यात हजार प्रकीणंक थे ओर भगवान बद्ें- 
मान स्वामी के चोदद दजार प्रकीर्णक थे। अथवा जिस तीथेदूर 
के जितने भ्रमण शिष्य थे उसके उतने ही प्रकीर्णक थे ओर उतने 
ही प्रत्येक बुद्ध थे | ये सर कालिक श्र त है । 

स्थानांग' सूत्र में भी श्रुत ज्ञान के दो भेद-अ'ग प्रविष्ठ 
ओर शअज्लबाह्य बतलाकर अक्न बाह्य के दो भेद किये हैं-- 
आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त | तथा आवश्यक व्यतिरिक्त 
के दो भेद किये हैं--कालिक और उत्कालिक । इस तरह अन्ञ- 
बाह्य के ही कालिक ओर उत्कालिक भेद किये गये हैं। अनुयोग - 
द्वार में भी ऐसा ही कथन है। 

जिसकी स्वाभ्यायका काल नियत होता है अथोत्‌ नियत 


१--स्थाना०, २ स्था०, सू० ७१५। २--जदद अरशुंगपविद्ध स्स 
अशुश्ओोगो, कि कालिअस्स, अ्रणुओगो ? उक्कालिक्स्स अशुओ्रोगो ९ 
-“अगतु०, यू० ४) 








४७६ जे० सा० इ०-पु॑ पीठिका 


कालमें ही जिसको स्वाध्यायकी जाती है उसे कालिक श्रत कहते 
हैं। सुर्योदयसे एक घड़ी पूत्र तथा एक घड़ी पश्चात्‌, एवं सर्यौस्तसे 
एक घड़ी पू् तथा एक घड़ी पश्चात्‌, मध्याहृके समय तथा श्रर्ध 
राजिके समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिये। किन्तु दिनके प्रथ नर 
प्रहर और अन्तिम प्रहर तथा रात्रिके प्रथम प्रहर और श्रन्तिम 
प्रहरमें श्रस्वाध्याय कालको बचाकर अवश्य स्वाध्याय करना 
चाहिए। अतः दिन ओर रात्रिके प्रथम तथा अन्तिम प्रहरमें ही 
जिसकी स्वाध्याय करनेका विधान हो बह "कालिक भरत है। 
ओर जो काल बेलाकों छोड़कर शेषकालमें पढ़ा जाता है उसे 
उत्कालिक कहते हैं । 

ऊपर दृष्टिबादको गमिक श्रत और कालिकको अगमिक श्रत 
कहा है। अतः इससे दृष्टिवाद और कालिक श्रतमें प्रतिपक्ती भाव 
प्रतोत हो सकता है । किन्तु कालिक श्रत अंग बाह्यका भेद बत- 
लाया है अंग प्रविष्टका नहीं | अतः दृष्टिवाद्में और शेष ग्यारह 
अड्जगेंमें कोई प्र6पक्ती भाव अतीत नहीं होता । 


किन्तु मलय गिरिने* आवश्यक टीकामें ओर मलघारी 

१--यदिह दिवसनिशाप्रथमचरिमपोरुपीदषय एव. पख्यते 
तत्कालेन निदृत्त कालिकम्‌-उत्तराध्ययनादि,यत्पुन: फालवेलावर्ज पव्यते 
तदू्ष्ये कालिकादित्युत्कालिकं-दशवैकालिकादीति! || -स्था०; सू० ७१५ 
अमभयदृत्ति; । “तत्रदिवसनिशाप्रथमचरिमपौरुषीलछृणे काले अ्रधीयते 
नान्यत्रेति कालिकम-उचराध्ययनादि, यू, कालवेलाबर्ज शेषकालानि- 
यमन पख्यते तदुत्कालिकमू-आवश्यकादि ।-अनु०,सू० ४, मल० टी० । 

२--कालिकश्र्‌ तं--एकादशागरूप॑. चरणुकरणानुयोगरूपसिति 
गम्यत! ।--आ्रव० टी० भा० २ ० ३६६ | 





अ तपरिचय ४७७ 


हेमचन्द्रने विशे” भा०की टीकामसें स्पष्ट रूपसे एकादशांगकों भी 
कालिक श्रत कहा है । द्देमचन्द्रने लिखा" है कि-'एकादशांगरूप 
समस्त श्रत कालग्रहण विधिके द्वारा पढ़ा जाता है इसलिए उसे 
काल्िक कहते हैं | 


ऊपरके उल्लेखोंसे यद्द स्पष्ट है कालिक उत्काल्निकका भेद 
अंग बाह्यमें ही था, अंग प्रविष्टमें नहीं था। दिगम्बर परम्पराके 
आचाय अकलंक देवने भी अपने" तत्त्वाथ वार्तिकमें अज्ञवाह्मके 
ही कालिक उत्काकिक भेद किये हैं ? इस परसे ऐसा अनुमान 
होता है कि पीछेसे एकादशांगकों भी कालिकमें सम्मिलित कर 
लिया गया; क्योकि दो उल्लेखोंमें एकादशांगकी गणना कालिक 
श्रतमें की गई है। भगवतीसूत्रमें गोतम भगवानसे प्रश्न करते हैं 
कि तीथझ्ूरोंके तेईस अन्तरालोंमें कालिक श्रतका कब-कबत्र विच्छेद 
हुआ ? भगवान्‌ उत्तर देते हैं कि पूजके आठ तथा अन्तके आठ 
जिनान्तरोंमें कालिक श्र्‌तका विच्छेद नहीं हुआ । किन्तु मध्यके 
सांत जिनान्तरोंमें कालिक श्र॒तका विच्छेद हुआ । किन्तु दृष्टिबाद 
का विच्छेद सभी जिनान्तरोमें हुआ ।? यहाँ पर कालिक श्रतसे 
अवश्य ही एकादशांग रूप श्रतका प्रदण अभीष्ट है। क्योकि 
१---इहेकादशाक्भरूप सर्वमपि श्र्‌त॑ कालअददणादिविधिनाइ्धीयत 
इति कालिकमुच्यते | तत्र प्रायश्ररणकरणे एव प्रतिपायेते |! 
>+वि० भा० टी०, गा० २२६४ | 


२--“तदंगबाह्ममनेकविर्धभ0. कालिकमुत्कलिकामित्येवमादिविक- 
र्पात्‌ । स्वाध्यायकाले नियतकालं कालिकम्‌, अश्रनियतकालमुत्का- 
लिकम्‌ ) तद्भेंदा उत्तराधष्ययनादयोडनेकविधा; ।?”--त० बा०; सू७ 


१-२० । 
७ 


भ्रद जुँ० सा० इ० पुृ०-पीठिका 


अज्ज प्रविष्ट और अन्ञवाह्म में भेद बतलाते हुए कहा" है कि अज्ञ 
प्रविष्ट अ्थोत्‌ द्वादशांग समस्त तीथडूरोंके तीर्थमें श्रवश्य रहता 
है किन्तु तन्दुलवैकालिक आदि अश्ज बाह्य अनिग्रत है-उसका 
रहना अवश्यंभातरि नहीं है, क्योकि वह तो अपने अपने युगके 
आचार्योकी रचना है। अतः भगवती * मे कालिक श्र तस एकाद- 
शांग द्वी लिया गया है यह स्पट्ट है। 


इसी तरह आवश्यक ' में चार अनुयोगोंका विभाग करते हुए 
कहा है कि कालिक श्रुत चरण करणानुयोग रूप है, ऋषिभापित 
धर्मकथानुयोग रूप है, सूयप्रज्ञप्ति गणशितानुयोग रूप हैं. और 
दृष्टिबाद द्रव्यानुयोग रूप है । यद्दों पर भी कालिक श्रतसे एकाद 
शांगका भ्रहए इष्ट है । यतः एकादशांगरूप श्र त कालादि विधिक 
द्वारा पढ़ा जाता था अत' उसे भी कालिक श्रत मान लिया गया 
ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु दृष्टिवद जैसे महत्त्वपूर्ण अ्रद्धके 
पठनके लिए कालादिविधि आवश्यक नहीं समझी गई, यद थोड़ा 
आश्चर्य जनक जैसा लगता है । अस्तु, 


१--विशे० भा०, टी०, गा०, ५५० | 


२--एश्सु णं मंते ! तेवीसाए जिशतरे कस्स कहिं कालियमुयस्स 
बोच्छेदे पणणत्ते  गोयमा | एएसु णं तेवीसाए जिशुतरेसु पुरिभ पचब्छि- 
मणसु अट्ठस॒ श्र्ठसु जिणुंतरेसु एत्थ णुं कालियसुयस्स श्रवोच्छेदे परात्त । 
मज्मिमएसु सत्तसु जिशुतरेसु एत्थ णं कालियसुश्रस्स वोच्छेदे पएणत्त । 
सब्वत्यवि णुं बोच्छेदे दिद्ठीवाए।--भ०, २०श०, ८उ० । 


३--कालियसुश्र॑ च इसि भातिआ्राईं तइओ अ्र सूर पन्नति । सब्बो 
अ दिद्वीवाओ चउत्यश्रों होइ अणुओओगो ॥२२६४॥२. --बि० भा० । 


अ तपरिचय ५७६ 


कालिक श्रुत ओर इृष्टिवाद में अन्तर 

आवश्यक" नियुक्तिमें नयोंका विवेचन करते हुए कहा है कि 
इृष्टिवादमें नयोंके द्वारा वस्तुओंका कथन किया जाता है किन्तु 
कालिक श्र्‌ तमें नयोंके द्वारा वस्तुका व्याख्यान करनेका नियम 
नहीं है। यदि श्रोताझोंकी अपेज्ञासे काजिक श्र तमें नय द्वारा 
विचार करना द्टी हो तो नेगम संग्रह ओर व्यवहार इन तीन 
नयोके दारा ही करना चाहिए; क्योंकि लोक व्यवहारके लिए ये 
तीन नय ही उपयोगी है । 

नियुक्तिकी टीकामे टीकाकार मलय गिरिने यह शह्ञ्ञ की है 
कि यदि कालिक श्रुतमें नयोका अधिकार ही नहीं है. तो श्रोताको 
अपेक्षासे तीन नयोका अधिकार किस लिए बताया। इसके 
उत्तरमें कहा गया है कि तीन नयोंऊे दवरा कालिक श्र तमें अ्रभ्यस्त 
होने पर ही दृष्टिबादके योग्य होता है इस लिए कालिक श्र्‌ तमें 
आताकी अ्रपेक्षा तीन नयोका दी अधिकार है। आगे आ० नि*्मे 
लिखा' है कि 'कालिक श्रुत मूढ़नय वाला है, उसमें नयोका 
अवतार नहीं होता । जब तक उसमे अनुयोगोका भेद नहों हुआ 
था तब तक उसमे नयोका अवतार दाता था ओर जबसे कालिक 
श्रुतमे अनुयोगोंका भेद दो गया तबसे नयोका समवतार भी 
बन्द द्वो, गया। आगे उसमे इसका स्पष्टी करण करते हुए 
लिखा है,-- 
.. १--एएईि दिद्विवाए परूवणा सुत्त अ्रत््यथ कहणा य | इदढ पुण 
अशुव्भुवगभो अष्विगारो तीहिं झोसन्न ॥|७६०॥--आ्र० नि०, भा० २। 

२---मूढनइञअं सुश्रे कालिझ तु न नया समोश्नरंति इद्द । अ्रपुहुत्ति 
समाश्चारों नत्यि पुहृत्ते समोआरो [।७६२॥ 

३--जावं ति अ्रजबदइरा अ्रपुषण फालियाणुओगस्स । तेणारेण 
पुद्त्तं कालियसुय दिट्विवाए य ॥७६३१॥--आर० नि० | 


श्८० जे० सा० ह> पु०-पीठिका 


जब तक महामति बज स्वामी थे सब तक काल्निकानुयोग 
अपूथक था। उनके पश्चात्‌ आयरक्षितके समयमे कालिक श्र त्त 
ओर दृष्टिवादमे अनुयोगोका 'प्रृथक्त्व' हो गया ।! 
इसका खुलासा इस प्रकार है-- 

जब तक वज्र स्वामी थे तब शक प्रत्येक सूत्रका व्याख्यान 
करते हुए उसमे चारों अनुयोगोंका कथन किया जाता था॥ 
आय " रक्षितके समयमें एक सूत्रका व्याख्यान एक ही 
अनुयोगपरक किया जाने जगा ओर इस तरह समस्त श्रत चार 
अनुयोगोमे विभाजित कर दिया गया। इस विभागके कत्तो बजञ- 
स्वामीके शिष्य आये रक्षित थे। वे अपने शिष्य दुबलिका- 
पुष्य मित्रकों पढ़ाते थे तो विद्वान होने पर भी शिष्य सूत्रा्थको 
स्मरण नही रख पाता था। अतः आयेरक्षितने वर्तमानकाज्ञको 
स्थितिको पहचान कर कालिकादि श्रुतको चार अनुयोगोंमें विभक्त 
कर दिया | कालिक सूत्रमे प्रायः चरण-करणका द्वी प्रतिपादन किया 
गया हे, इस लिये उसे चरणकरणानुयोगमे रखा गया। ऋषिभा- 
षित उत्तराध्ययनोमें महर्षियोकी घर्मंकथाओंका ही कथन दे इस 
लिए ऋषिभाषितोंकों धर्मकथानुयोगमे रखा गया । सूये प्रश्प्ति- 
मे गणितका विधान द्दोनेसे उसे गशितानियोगमें रखा गया। 
ओर सम्पुर्ण दष्टिवादकों द्रव्यानुयोगमे रखा गया। इस तरहसे 
प्रत्येक सूत्रमं चारों अनुयोगोंका विधान निषिद्ध करके समस्त 


“ेविन्दबवंदिएदि महाणुभावेदि रक्खिश्र अ्रज्जेड्टि। जुगमासज 
बिहत्तो अशुओगों ता कश्रों चवउह्ा ॥७७४॥ कालियसुश्ं च इसिमासि 
आईं तइआ अ्र सरपन्नति । सब्बो श्र दि्लिवाशों च्उत्यश्रों होह अणु- 
आोगों || जं॑ं च मद्ाकप्यमुअं जारि श्र सेसाणि छेश्र सुत्ताणि । चरणु- 
करणाणुओगसि कालिअत्ये उवगयाणि ।|७७४।--आ० नि० । 


श्रुतपरिचय शष ३ 


श्रतको चार अनुयोंगमे विभाजितकर दिया गया | चु'कि महाकल्प 
भश्र॒त तथा अन्य छेदसूत्र भी कालिक श्रतमें श्रन्तभू त थे, इस 
लिये उन्हें भी चरण करणानुयोगमें ही रखा गया। 


अआा० नि० के अनुसार ऊपर जो कथन किया गया है उसमें 
कालिक श्रत और दष्टिवादकी दृष्टिसे उल्लेखनीय भेद यह है 
कि कालिक श्रुत॒का अनुयोगोंसमें विभाजन होनेके पश्चात्‌ उसमें 
नयोका समवतार निषिद्ध कर दिया गया और ओ्रोता विशेषकी 
अपेक्षासे आवश्यक होने पर भी केत्रल आदिके तीन नयोंके ही 
अजतारकी अनुझ्ञा दी गई। किन्तु समस्त दृष्टिबादका अनुयोगोंमें 
विभाजन हो जाने पर भो उसमें नयोंका समबतार निषिद्ध नहीं 
किया गया । 


यह हम पहले लिख आये हैं कि वजश्वामो अन्तिम दसपूर्वों 
थे और उनके शिष्य आरक्षित साढ़े नो पूर्जोंके पाठी थे। अतः 
उस समय साढ़े नी पृत्॑ बतमान थे। फिर भी दृष्टिवादमें नयों 
का अवतार निषिद्ध न करनेके दो ही कारण हो सकते है प्रथम 
समस्त नयोसे सूत्राथंका कथन किये बिना दृष्टिबादका हृदयंगम 
करना शायद सम्भव न हो, दूसरे जो दृष्टिवादको समझ सकने 
की सामथ्य रखता ह। उसके लिये उसमे नयोंका समबतार 
दुरूढ प्रतीत न द्वोता हो। 


शस्तु, जो कुछ कारण हो, किन्तु वक्त बातोंसे इतना स्पष्ट 
है, कि कालिक श्रुत और दृष्टिबाद एक ही श्रेणीके नहीं थे । 


नन्‍्दीसूत्र तथा अनुयोग द्वारमें कलिक श्रत और दृष्टिवाद- 
के अयान्तर अधिकारोंका विवरण दिया है उससे भी यही प्रकट 
होता है कि इन दोलोंमें मौलिक भेद था। 


भर जै० सा० इं० पु०-पीठिका 


अनुयोग" द्वारमे परिमाण सख्याका कथन करते हुए लिया 
है --परिमाणसंख्या दो प्रकारकी है-कालिक श्रत परिमाण- 
सख्या ओर दृष्टिवाद श्रत परिमाण संख्या | कालिक श्रत परिमाण 
संख्या अनेक प्रकारकी हे--जो इस प्रकार है--पर्योय संख्या, 
अच्तर संख्या, संचघात संख्या, पद संख्या, पाद्संख्या, गाथासंख्या 
श्लोकतंख्या, वेष्टकसंख्या, नि:क्तिसंख्या, श्रनुयाग द्वारसंख्या, 
उद्देशक संख्या, अध्ययनसंख्या, श्रतग्कन्धसंख्या और अंग- 
संख्या । ये कालिकश्रत परिमाणसंख्या है । 

दइृष्टिवाद श्रत परिमाणसख्या इस प्रकार हँ--पयोय 
संख्यासे लेकर अनुयोग धार संख्या तक तो कालिक श्रुत 
के अनुसार ही हैं। आगे-पाहुड संख्या, पाहुडियासंख्या, 
पाहुडपाहुडियासंखया और वस्तु संख्या । श्रथोत्‌ कालिक 
श्र तमे उद्देश, अध्ययन, श्र तस्कन्ध ओर अंगाधिकार होते है. 
तब दृष्टिबादमे पाहुड, पाहुडिया पाहुड़ पाहुडिया और बस्तु 
नामक अधिकार हांते है। नन्दीसूत्रम जो बारह अंगोका 
विवरण दिया है उससे भी यहो प्रकट होता है कि दोनो# 
अधिकारोंमे मोलिक श्रन्तर था | 


१--से किंत॑ परिमाशसंखा ? दुविहा पण्णत्ता, तं०--कालिश्म 
सुयपरिमाणसंखा दिह्विवायसुअ परिमाणसखा य। से कि त॑ कालिश्रसुअ 
परिणामसंखा ? अभ्रणेगविद्य पएणत्ता, त॑ं जहा--- पञ्वसंखा, श्रक्‍्खर- 
संखा अशुक्रोगदारसंखा उद्देसगसंखा अज्भय्णुसंखा सुश्रखंधसंखा 
अंगसंखा, से त॑ कालिअशसुय परिसाशसंग्बा | से कि त॑ दिद्विवायसु्र 
परिमाशुसंख्वा ? अ्रशेगविहा परणत्ता, त॑ जहा--पञ्भवसंग्वा जाब 
अशुक्रोगदारमंखा पाहुडसंग्वा पाहुणिग्रासंखा पाहुडपाहुडिग्रासंखा 


वच्धुसंग्वा, से त॑ दि्ठिवायसुअ परिमाणुसंखा से त परिमाणुसंखा, | श्रनु० 
पृ० २३३ । 


आुतपरिचय 3 । 
इृष्टिवाद का विवरण 


दृष्टिबाद' में खथे भावोंको प्ररूपणा होतो है। संक्षेपसे 
दृष्टिवादके पांच भेद हैं--परिकर्म, सूत्र, पू्व॑ंगत, अनुभ्रोग, 
चूलिका । परिकर्मके सात भेद हैं--सिद्धभ्रेणिका, मनुष्यश्रेणिका, 
स्प्र्षशणिका, अवगादश्रेणिका, उबसंपञ्नशश्रेणिका, विष्पजदण- 
श्रेणिका, चुशाचुश्रश्रेशिका । सिद्धश्रेशिका परिकर्मके चोदह भेद 
हैं--माउगापयाईं ! मातुकापदानी ), एगट्धि श्रपयाईं, श्रद्धपयाईं, 
पाढो ब्रामा सपयाइईं केउभूअ (केतुभूत), रासिवद्ध एगगुण, दुगुण, 
तिगुण, केडभूअ, पडिग्गह, संसारपडिग्गढ्‌, नंदावत्त, सिद्धावत्त । 
मणुस्सभ्रे शिका परिकर्मके भी चौदद्द भेद हैं--जो वक्त प्रकार हैं, 
केवल्न अन्तिम सिद्धावत्तके स्थानमें “मणुस्सावत्त'” नाम है । पुद्ध 
सेणिआ। परिकम्मके ११ भेद है--पाठोआमासपयाइईं केतुभूत, 
रानिबद्ध, एगगुण दुगुण, तिगुण, केडभुय, पडिग्गह, संसार- 
पडिग्गह, नन्दावत्त पुद्ठांततं । ओगादसेगिआ परिकम्मके ग्यारह 
भेद है, जो दउक्तप्रकार है केवल अन्तिम पुद्ठावत्तके स्थानमें 
ओगादृबत्त नाम है। उपसंपञ्नशसेणिश्ा परिकर्मके भी पृ्षबत्‌- 
ग्यारह भेद हैं--केबल अन्तिम नाम ओगाढावत्तके स्थानमें उचसं- 
पजञ्णावत्त नाम है। इसी तरह विप्पजहसेणिया परिकर्मके भी 
उक्त प्रकार ग्यारह भेद हैं| केवल अन्तिम नाम उबसपञ्मणावत्तके 
स्थानमे विप्पजहणा<क्त नाम है । इसी तरह चुआचुश्रसेणिया 
परिकमके भी ग्यारह भेद है। अन्तिस नाम विप्पजदणावत्त के 
स्थानमे चुआचुश्रावत्त नाम है। इस प्रकार मूलभेदोंकी अपेक्षा 
परिकमंके सात मेद हैं और उत्तर भेदोकी अपेक्षासे ८३ भेद हैं । 


१--नन्दी, ए० २३५ शादि | 


शेड जु० सा० इ० पु०-पीठिका 


इनमेंसे आदिके छे परिकर्म चतुनंयिक हैं--उनमें चार नयोंको 
प्रवृत्ति होती है तथा सातों परकर्म जेराशिक मतानुयायी हैं । 


इसकी टीकामें मलयगिरिने लिखा" है कि गोंशालकके 
द्वारा प्रवर्तित आजीविक सम्प्रदायके अनुयायिओंकों ही जेराशिक 
कहते थे क्‍योंकि वे सब बस्तुको तीनरूप मानते थे | तथा नय भी 
तीन ही मानते थे--द्रव्यास्तिक परयोयास्तिक ओर उभयास्तिक । 
सूत्रकारने 'सत्त तेरासिया' लिखकर सातों परिकर्मोको त्रेराशिक- 
मतानुयायी बतलाया है। इसका अभिप्राय यह है कि पहले 
आचारय नयविचारके अवसर पर त्रेराशिक मतका अबलम्वन 
लेकर सातो परिकर्मो का विचार तीन नयाके द्वारा करते थे । 

इृष्टिबादके दूसरे भेद सूत्रके वाईस भेद हैं--उज्जुसुय 
( ऋजुसूत्र )।  परिशतापरिणत, बहुमंगिश्न, विजयचरिय, 
अशंतरं परंपरं, मासाणं, संजूह, सभिण्ण, आहज्वाय, सोवत्थि- 
अबत्त, नंदावत्त, बहुल, पुद्ठापट्ट, वि्रावत्त, एवंभूत, दुयाइत्त, 
बत्तमाणप्पय, समभिरूढद, सव्वाओभदद पस्सास, दुष्पडिग्गह | 
स्वसमयवक्तव्यता सूत्रकी पटिपाटीके अनुसार ये बाईस 
सूत्र छिन्न छेदनय वाले हैं, आज्ीविक सूत्रकी पारिपाटीके 
अनुसार अ्रच्छिन छेद नय वाले हैं, त्रेराशिऋ सूत्रकी परिपार्टाके 
अनुसार तीन नयरूप हैं और स्वसमयसूत्र पारिपाटीके अनुसार 
चार नयरूप हैं | इसप्रकार ये सब सूत्र ८८ हैं । 

दृष्टिवादके तीसरे भेद पूबंके चोदह भेद हैं--उप्पायपुठ्य 


त्रेराशिकमतानुयायीनि, एतदुक्तः भवतिपूर्व. सरयो. नयचिम्ताया 


त्रैशशिकमतभवलम्बमानाः सप्तापि परिकर्मशि जिविधयापि नयचिन्तया 
चिन्तयन्ति स्मेति [ः-नन्दि०, टी०, पए० २३६ उ०। 


क्तपरिचय शपर 


(उत्पादपूर्व), अग्गाणीय, वीरिश्न, अत्यिनत्थिप्पवाय, नाणप्पवाय 
(ज्ञानअवाद!), सथ्यप्पवाय (सत्यप्रवाद), आयप्पवाय (आत्मप्रवाद), 
पश्चकखाणप्पवाय_( प्रत्याख्यानप्रवाद ),  विज्जारुप्परवाय 
( विद्यानुप्रवाद ), अरवंक ( अवन्ध्य ) पाणाऊ, किरियाविसाःल, 
लोकबिंदुसार | उत्पाद पूर्बमें दसबस्त ओर चार चूलिकावस्तु 
कह्दे हैं, श्रग्रायणी पूर्वमें चौंदह वस्तु और बारह चूलिकाबवस्तु 
श्रधिकार कहे हूँ | वीयेपूत्रमें आठवस्तु और आठ चूलिका वस्तु 
कहे हैं, अस्ति नास्ति प्रबाद पूर्वेमें अठारह वस्तु और दस चूलिका 
वस्तु कहे हैं। चूलिका वस्तु अधिकार इन चार ही पूरोमें कहे 
हैं आगे केवल वस्तु अधिकार ही बतलाये है जो इस प्रकार 
हैं--श्ञानप्रवादमें बारह वस्तु अधिकार कहे हैं | सत्यप्रवाद परब॑में 
दो वस्तु-अविकार है आत्म प्रवादमें१६, कर्मप्रवादमें तीस, 
प्रत्याख्यान पूर्वमें वीस, विद्यानुप्रवादमे पन्द्रह, अवन्ध्य पूरवमें 


तेगह. क्रियाविशाल पूर्वमें तीस और लोकबिन्दुसारमें २४ बस्तु 
अधिकार हैं । 


धअनुयोगके दो भेद हैं--मृल प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग | 
अरहंतोंके पूरब भव, देबलोकमें गमन, आयु, देवलोक से च्यवन, 
तीथेकुररूपमे जन्म, अभिषेक, राज्यश्री, दीक्षा, उम्रतप, केवल 
ज्ञानकी उत्पत्ति, त॑थेप्रवतेन. उनके शिष्य, गण, गणशघर, 
आर्यिका, चतुर्विधसंघका परिमाण, मनःपर्ययज्ञानी, अवधिक्षानी, 
श्र्‌ तज्ानी. बादी, अनुत्तरोंमे जानेबाले, उत्तर विकिया करनेवाले, 
मुनियोंका परिसाण, मुक्तिमें जाने बालोंका परिमाण, आदि का 
जिसमें कथन द्वो डसे मुलप्रथमानुयोग कहते हैं। ओर जिसमें 
कुलकर गण्डिका, तो्थकुर गण्डिका, चक्रत्र्तीगण्डिका. दूसार 
गण्डिका, बलदेव गण्डिका, बासुदेव गण्डिका, गणघर गण्डिका, 
भद्र॒बाहु गर्डिका, तपकर्म गरिडिका, हरिवंश गर्डिका, उत्सर्पिणी 


५८६ जे० सा० ह० पु०-पीठिका 


गण्डिका, अ्वसप्पिणी गण्डिका, चित्रान्तर गण्डिका, इत्यादि 
गण्डिकाओका जिसमे कथन हो उसे गरिडिकानुयोग कह्दते हैं | 
आदिके चार पृवोंकी चूलिका होती है शेषपूवे बिना चूलिकाके 
हैं । यह चूलिका भेद है। दृष्टिबादमे संख्यात वाचना, संख्यात 
अनुयोगद्वार, संख्यात वेष्टक, संख्याठ श्लोक, संख्यात प्रतिपत्ति, 
संख्यात नियुक्ति, सख्यात संग्रहणी, होती हैं। इस तरह बारहवें 
अगमे एक श्रुतस्कन्ध, चोदह पूर्व, संख्यात वस्तु, संख्यात चूलबस्तु, 
संख्यात पाहुड,संख्यात पाहुड़ पाहुड़, संख्यात पाहुडिआ, असंख्यातत 
पाहुड पाहुडिआ, संख्यात हजार पद, संख्यात अक्षर, अनंत गम, 
अनन्त पयोय संख्यात जस, अनन्त स्थावर, आदि भाव* 
होने हैं । 
टीकाकार मलय गिरिने इस सूत्रका व्याख्यान करते हुए 
लिखा है कि 'ये सब प्रायः नष्ट हंगया तथावि आगत सम्प्रदायके 
श्रनुसार किबख्नित्‌ व्याख्यान किया जाता है'। श्रतः इस सूत्रका 
“व्याख्यान करते हुए उन्हाने साधारण सा शब्दाथमात्र किया है, 
ओर कचित्‌ कचित्‌ थोड़ा सा विशेष व्याख्यान भी कर दिया है । 
उक्त सूत्रसे दृष्टिवादके भेदोंका, अवान्तर अधिकारोंका ओर 
स्थूल विषयसूचीका अभास मिल जाता है। और उस परस 
इतना ही प्रतीत होता है. कि नन्‍्दी सूत्रकी रचनाके समय दृष्टि- 
वादका परम्परागत विषय परिचय आदि प्राप्त था, किन्तु 
दृष्टिवादके अस्तित्वका समर्थन तो उस परसे नहीं होता । 


किन्तु यह स्पष्ट है कि ग्यारह अंगोंकी अपेक्षा दृष्टिवाद बहुत 
विशाल था। श्र ताम्बरोके अनुसार तो एकादशांगका सब विषय 
डसमे आगया था, इतना दी नहीं, बल्कि कोई कोई अज्भञ दृष्टिवाद 


१--नन्दी ०, सू० । 


श्रुतपरिचय भ्८छ 


के अन्तर्गत पूर्वोंसे लिये गये हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है । इसपर 
विशेष भकाश आगे डाला जायेगा । अतः उस विशाल दृष्टिबाद 
का सवथा लोप नहीं हुआ। और पूर्वोके विशकलित अ्रंशोंका ज्ञान 
परिपादी क़मसे बहुत बर्षों तक प्रवर्तित रहा, इतना स्पष्ट प्रतीत 
होता है । 

अ्रव हम दिगम्बर साहित्यसे दृष्टिबाद अंग का जो परिचय 
मिलता है उसे यहां देते हैं । 

दिगम्बर साहित्यमे दृष्टिबादका परिचय अकलंक देवने अपने 
तत्त्वाथंवार्तिकमें कराया है। लिखा * है--दृष्टिवादमें तीन सो 
त्रेसठ दृष्टियोंका प्ररूण तथा खण्डन किया गया है। इन तीन 
सौ त्रेसठ दृष्टियों अथवा मतोंमेंसे एक सो अस्सी दृष्टियाँ क्रिया- 
बादी हैं। चोरासी दृष्टियों अक्रियावादी है, सड़सठ दृष्टियाँ 
अल्लानपरक हैं और बत्तीस दृष्टियां बैनयिक हैं । 


“द्वादगमड् दृष्टिवाद इति । कौन्‍्कल - काणु विद्धि-कोशिक- 


हरिस्मश्र-मालछुपिक-रो म श-हा री त-मुसडा-ध लायनादी ना क्रियावाद- 
इष्टिनामशीतिशतम्‌ मरीचिकुमार-कपिलोलूक-गार्य-व्याप्रभूति- 


वादलि-माटर-माद्गल्यायनादीनामफ्रियावाददृष्टिना चतुरशीति:, 
साकल्य-वल्कल--करुथिमि-सात्यमुग्री-नारायशु-कठ-माध्यन्दिन-मो द - पैप्प- 
लाद-बादण्यणाम्बष्टि कदौविकायन-वसु-जामिन्यादीनासज्ञानकुदृष्टिना-सस 
घडि:, वशिष्ठ-पाराशर-जतुकशि-वाल्मीकि-रोौमहरिणि-सत्यदत्त-व्यासैला- 
पुत्रों पमन्यवेन्द्रदत्तायस्थणादीना वैनयिकदृश्टिना द्वात्रिशत्‌एपा दृश्शिताना 
त्रयाणा त्रिषष्ठयत्तराणा प्ररूपण निग्रहश्व दशियादे क्रियते ।--त० बा० 
ख्र०१--२०सू ० । “दिद्विवादो शाम अंग बारससं । तसख्य इृश्वादस्य 
स्वरूपं निरूप्यते ।...... एपा दृष्टिशताना त्रयाणा त्रिषष्टुत्तराणा 
प्ररूपण निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते।?--प्रद्खं-+--पु०१, ह२१०७ १८८) 


'८८ जें० सा इ० पृ०-पोठिका 


कुन्दकुन्दके * भाव प्राभ्ृतमे एक गाथाके द्वारा उक्त तीन 
सौ ज्रेसठ मतोंका निर्देश किया गया है। तथा गोमदूसार * कर्म- 
काणए्डमे और श्र ० 2 प्रवचन सारोद्धारमे इन दृष्टियोंकी प्रक्रिया 
भी बतलाई हैं। किन्तु अकलंक देवने उक्त मूल चार दृष्टियो 
के कतिपय अनुयायिओ्रोंके नाम भी दिये हैं। और वे ही नाम 
सिद्धसेन गणाकी तत्वाथथ टीका तथा घबलाटीकामें भी हैं । 


तीन सी त्रेसठ मत 


जैन साहित्यमें तीन सो त्रेसड मतोंका उपपादन जिस रीति- 
से किया गया है, बह रीति यहाँ दी जाती है-- 

क्रिया ४ कतोके बिना नहों होती और बह आत्माके साथ 
समवेत है ऐला कहने वाले क्रियावादी हैं। अथवा जो कहते हैं. 
कि क्रिया प्रधान है, ज्ञान नहीं, वे क्रियाबादी हैं। अथवा “जी- 
बादि पदाथ हैं, इत्यादि कहने वाले क्रियात्रादी हैं । इन क्रिया- 
बादियोके १८० भेद इस प्रकार होते है । जीव, श्रजीव, अआस्रव, 
बन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य ओर पाप ये नो पदार्थ हैं । 


१ ख्रसियसथ किरियवाई श्रक्किरियाणं॑ च होई चुलसीदी । 
सत्तद्दी अरणाणी वेयों होति बत्तीसा ॥१३५॥”--मा.प्रा. । गो.क. 
गा.८७६ | --सूत्र. नि., गा.११६ । “अ्ज्ञानिकादीना त्रयाणा त्रिषश्ठिनां 
कुबाठिशताना” |-त., भा० टी०्८-१सू. । 

२ गो. क. गा. । ३--प्र, सारो ०, गा० ११८८ शआआादि । 

४--“क्रिया कर्त्रा बिना न संभवति, साचात्मसमवायिनीति वदन्ति 
तच्छीलाश्च ये ते क्रियावादिन:। अन्‍्ये त्वाहु ;--क्रियावादिनो 
येत्रवते क्रिया प्रधानं कि शानेन ? अ्रन्ये तु व्याख्यान्ति--क्रियां 
जीवादिपदार्थोउस्तीत्यादिका वदितुं शीलं॑ येष्रा ते क्रियावादिनः?«- 
म० सू. टी, २०--१ | 











श्रुतपरिचय श्प्ह 


ये नो पदार्थ स्वतः, परत:, नित्य और अनित्य इन चार विकल्पों 
के द्वारा तथा काल, इेश्वर, आत्मा, नियति, और स्वभाव इन 
पाँच विकल्पोंके द्वारा हैं । अ्रतः इनको परस्पर में गुणा करने से 
€ » ४०८४८ १८० विकल्प होते हैं। इतने ही क्रियाबादियोंके 
प्रकार हैं। दिगम्वर तथा खेताम्बर साहित्यमें वर्गित इनकी 
प्राक्रयाम थोड़ा अन्तर है । 


दिगम्बर " प्रक्रियाके अनुसार इन विकश्पोंका कथन इस 
प्रकार होगा-स्वतः जीव कालकी अपेक्षा है, परत: जीव कालकी 
अपेक्ता है। और अश्वेताम्बर प्रक्रियके अनुसार इनका कथन 
इस प्रकार द्वोता दै--जीव स्वतः कालको अपेक्ता नित्य है, 
अजीब स्वतः कालकी अपेक्षा श्रनित्य ही है ।* 


जीवादि पदार्थ नही हैं, इस प्रकारका कथन करने वाले 
अक्रियवादी कहे जाते हैं । जो पदार्थ नहीं उसकी क्रिया भी 
नही है । यदि क्रिया हा तो वह पदार्थ “नहीं? नहीं हो सकता, 
ऐसे कहने वाले अक्रियाबादी कहे जाते हैं । 


'नास्ति' एक, स्वतः ओर परतः ये दो, जोवादि सात पदार्थ 


१--अत्थि सदो परदों विय णिचााणिच्रतणेण य णवत्या ४ 
कालीसरप्यणियदिसदावेहि य ते हि भंगा हु |॥७८७॥०-गो, क. | 


२--“नास्व्येव जीवादिकः पदार्थ इत्येब॑ वादिनः अक्रियावादिनः ।? 
--सूत्र. शी. टी., १-१२। “अक्रिया क्रियाया श्रभावम्‌, न हि कस्य- 
चिदप्यनवस्थितस्य पदार्थस्त् क्रिया समस्ति, तद्भावे च श्रनवस्थितेर- 
भावादित्येबं ये बदन्ति ते अ्क्रियावादिन; ।--म, सू., अभ,टी.३०-१ + 
स्था, अमभ, टी., ४-४--३४५ । 


५६० जे० सा० इ० १०-पीठिका 


आर कालादि पांचको परस्परमें गुणा करनेसे-रत्तः जीव काल की 
अपेक्षा नहीं है परतः जीव कालकी अपेक्षा नहीं है, इत्यादिरूपसे 
अ्क्रियावादियोंके ११८२००४०३८०७० सत्तर भेद होते हैं ।१ तथा 
सात पदार्थोको नियति और कालको अपेक्षा 'नास्ति' कहनेसे चौदह 
भेद और होते हैं। इस प्रकार अक्रियावादियोंक्रे कुल ८४ चौरासी 
मेद होते हैं । श्वे ताम्बर * टीका अन्धोंके अनुसार जीवादि सात 
पदार्थ स्व और पर तथा काल, यरच्छा, नियति, स्वभाव, इंश्वर 
ओर आत्मा, इन सबको परस्परमें गुणा करनेसे ७ « २» ६८८४ 
चौरासी भेद अक्रियाबादियोके होते हैं । 

जो अज्ञानकों ही श्रेयस्कर मानते हैं. थे अज्ञानवादी* कहे. 
जात॑ है। इनके मतसे बिना जाने किये हुए कर्मोक बन्ध विफल 





2१--“शत्थी सदो परदो विय सच पद्रत्था व पुरशपाऊंशा । 
कालादियादिभंगा सत्तरि चदुपति संजादा || ८४ ॥। 
णत्यि य च सत्त पयत्था शियदीदों कालदों तिपति भत्रा । 
चोदस इदि शत्यितति अकिरियाणं च चुलसीदी ॥८८»॥? 
“गो. के, । 
२--जीवा जीवाखवबन्धसंवरनिजंरामो ज्ञारख्मा;सप्त पदाथ स्वपर 
मेददये तथा काल-यहच्छा-नियतिस्वमावश्वरात्ममिः पमिश्रिन्त्रमाना 
श्रतुरशीति विकल्पा मवन्ति?--श्राचा, शा. दी १-१-१-४ ! नन्‍्दी- 
मलय., सू- ४६ | 
३- “कुतस्ित ज्ञानमशान तव्रेपामस्ति त अशनानिका;। ते च॑ 
वादिनश्रेयज्ञानिकवादिनः । ते च अज्ञानमेब श्रेयः असश्रिन्त्यकृत कर्म- 
बन्धवैफल्थात्‌ ।-भग, श्रम, टी. ३०-१ | स्था, श्रभ,ठी., ४-४-४१ | 
सूत्र. शी, टी. १-१२ । 


थुतपरिचय श्र 


होता है इस लिये अज्ञान ही श्रेयरकर है ।* जीवादि नो पदार्थों 
के साथ श्रम्ति आदि सात भंगोंकी योजना करनेसे त्रेसठ भेद द्ोते 
हैं । तथा एक शुद्ध पदार्थकों अध्नि. नास्ति, श्रस्तिनास्ति, अवक्तव्य 
इन चार भगोंके साथ मिलानेसे चार भेद और होते हैं | इस तरह 
झज्ान वादियोंके सड़सठ भेद द्ोते हैं। श्वेताम्बर टीका अन्थोंमें 
जीवादी नौ पदार्थोंक्रो अ्रस्ति आदि सात भंगोंके साथ लगानेसे 
च्रेसठ, और उत्पत्तिको प्रारम्भके अस्ति आदि चात भंगोंके साथ 
लगा नेसे चार इस प्रकार सड़सठ भेद कहे हैं । 

जा सब देवताओंको और सब धर्मोकों समान रूपसे' देखते 
हैं वे बैनयिक कहे जाते है। अथवा जो विनयको ही स्थगोदि का 
कारण मानते हैं वे वैनयिक हैं । देव, राजा, ज्ञानी, यति, वृद्ध, 
बाल, माता और पितः इन शआठोकी सन, वचन, काय ओर 
दानके साथ विनय करनेसे वैनयिकोके' बत्तीस भेद होते हैं । इस 
प्रकार कुल तीन सो ज्रेसठ मत बतलाये हैं । 





७--'को जाण॒इ ण॒वभावे सत्तमसत्तं दर्य अवच्च मिदि | अवयणजुद 
सत्ततय॑ इति मंगा होति तेसद्री |८८६।। को जञाणाइ सत्तचउ भाव सुद्धँ 
खु दोरिण पंतिभवा । चत्तारि होति एवं, अण्णाणीर्ण ठ सत्तद्ठी ।८८७।। 


>गो क. 

१--सर्वदेवताना स्वंसमयाना च समदश्शन वेनयिकम!?--सर्वार्थ ० 
८-१। “विनयेन चरति स वा प्रयोजन एपामिति वैनयब्रिकाः। ते च 
बादिनश्वेति पैनयिकवादिनः | विनय एवं वा बेनयिकं, तदेव ये स्वर्गादि- 
हेतुतया बदन्त्येबंशीलाअ ते वेनयिकवादिनः ।!--भग० अभ० टी, ३०- 
१ स्था० अ०टी०, ४-४४-३४४२। “'विनयादेव मोक्ष इत्येव॑ गोशालक 


गत यों विनयेन चरन्तीति वेनयिका व्यवस्थिता:ः--सूत्र ० शी०, 
० ६-६-२७॥ 

२--मणवयणुकायदाणगविभवो सुर-णिवइ-णारि-जदि-बुडढे । 
बाले मादुपिदुम्मि य कायब्यों चेदि श्रदतचवऊ! || ८८ |>गो० क० । 


भ६२ जें० सा० इ० प्‌ “पीठिका 


बोद्ध निकायमें बासठ मत 


दीघे निकायके ब्रह्म जाल सुत्तमे बासठ मतोंका निर्देश किया 
है । उन्हे भी यहां देदेना उचित होगा । 

१-नित्यवाद--'मिछुओो ! कितनेही श्रमण और आह्मण 
नित्यवादी हैं वे चार कारणोसे आत्मा और लोक दोनोंको नित्य 
मानते है । 

२-नित्यता-अनित्यतावाद--भिछुओ ! कितने श्रमण और 
ब्राक्मण हैं वे चार कारणों से आत्मा ओर लोककों अंशतः नित्य 
ओभौर ग्ंशतः अनित्य मानते है । 

३--सान्‍्त अनन्तवाद--भिक्ुश्रों ! कितने भ्रमण ब्राझण हूँ 
जो चार कारणोंसे लोककों सान्‍्त और अनन्त मानते हैं । 

४- अमराविकज्षेपवाद--भिछुओं ! कोई श्रमण या त्राह्मण 
ठीकसे नहीं जानता कि यह अच्छा या बुरा । अतः वह श्रसत्य 
भाषणके भय और घृणासे न यह कहता हैँ कि यह अच्छा है 
ओऔर न यह कहता है कि बुरा है । ऐसा वह चार कारणोसे 
करता है । 

४--अकारणवाद- भिछुओ ! कितने श्रमण और आहृण 
अकारणवादी है। दो कारणो से आत्मा ओर ल्ोकको अकारण 
उत्पन्न भानते हैं । 

६-- मरणान्तर दोशवाला आत्मा-भिकछुओं ! कितने श्रमण 
और ब्राह्मण मरनेके बाद आत्मा असंश्ञी रहता है ऐसा मानते हैं. । 
ऐसा वे सोलह कारणोंसे मानते हैं । 


उ-मरणान्तर बेहोश आत्मा-भिक्ुओं ! कितने श्रमण 


ओर ब्राक्षण आठ कारणोंसे मरनेके बाद आत्मा असंझ्ञी रहता 
है, ऐसा मानते हैं । 


अुतपरिचय ४६३ 


८--मरणान्तर न होश वाला न बेहोश आत्मा--भिकछुओं ! 
कितने श्रमण आद्ाण आठ कारणोंसे मरनेके बाद आत्मा न संश्ञी 
रहता है न असंज्ी रहता है, ऐसा मानते हैं । 

&---आत्माका उच्छेद -- भिछुओं ! कितने श्रमण जाद्मण सात 
कारणोंसे आत्माका उच्छेद-विनाश मानते हैं । 

१०- इसी जन्‍्ममें निवोण--भिकछ्ुओं ! कितने श्रमण ब्राह्मण 
पांच कारणोंसे ऐसा मानते है कि प्राणीका इसी संसार में देखते- 
देखते निर्वाण हो जाता है । 

इन दस मूल वातोंके क्रमसे 2+ ४+ ४+७9+२+ १६+ ८ 
+८:+७+४ ८ ६२ कारणोंसे ६९ मत होते हैं । आत्माकी 
नित्यता,अनित्यता, नित््यानित्यता,आादिको लेकर ही उक्त मत प्रव- 
तित हुए है । उक्त तीन सौ त्रेसठ मतोंमें दी इन्हें भी गर्भित किया 
जा सकता है। यहां इनके प्रदर्शनका केवल इतना ही प्रयोजन है 
कि एक ही विचारकों लेकर अनेक मतोंकी स्र/ष्ट होना संभव है 
ओर इस तरहके मत महावीर और बुद्धफे समय में प्रवरतित 
थे । उन्हीं सबका निरूपण और निराकरण दृष्टिवा३में 
किया गया था । 


अब तत्त्वाथवार्तिकमें जो प्रत्येक बादोंके कतिपय अनुयायियों 
के नाम दिये हैं, उनका यथा संभव परिचय कराया जाता है। 

अकलंक देवने कोत्कल, का्ेविद्धि, कोशिक, हरिश्सश्र 
मांछपिक, रोमश, हारीत, मुण्ड, और आाश्वलायनको क्रियावादी 
कहा है। ओर सिद्धखेन गणिने इन्हें अक्रियावादी कद्दा है । 
इनमेंसे कुछ नामोंके सम्बन्धमें हमें जो जानकारी प्राप्त दो सकी, 
बह इस प्रकार है-- 

काणेविद्धि (काग्ठेविद्धि)--पाणिनिकृत व्याकरण (४-१-८१) 

च्च्८ 


श्ध्द जे० सा० इ०-पूर्व पोठिका 


में काण्ठेविद्धि आचायंका नाम आता है । सामबेदके वंश 
श्राह्मणमें यह नाम आया है जिससे सूचित होता है कि यह 
खामबेदके आचाये थे | ( पा० भा०, प्र० ३२१ ) | 
कोशिक--पाणिनि व्याकरण ४-१-१०४ सूत्रके महाभाष्यमें 
लिखा है-जिश्वामित्रने तप तपा मैं अनृषि न रहुँ। वह ऋषि हो 
गया । पुत्र: उसने तप तपा-मैं अन्टपिका पुत्र न रहें । तब गाधि भी 
ऋषि हो गया। उसने पुनः तप तपा-में अनृषिका पौत्र न रहूं । तब 
कुशिक भी ऋषि हो गया । अतः कुशिकका ोत्र होनेसे विश्वामित्र 
कोशिक थे । ऋग्वेदमे जिन सात ऋषियोके नाम आये हैं. उनमे 
एक विश्वामित्र भी है । अथवबेदम भी विश्वामित्र नाम आता है | 
कोशिक नामक एक ऋषि अथवंसूत्रोके व्याख्याकार भी हुए हैं । 
कोशिक गृह्सूत्र और कौशिक स्मृति नामक दो ग्रन्थ भी है 
महाभारतमें धर्मव्याध ने एक कोशिक नामके ब्राह्मणको उपदेश 
दिया है। हमे यहां कोशिकसे वेदिक ऋषि विश्वामित्र हो अभि- 
प्रेत प्रतीत होते हैं । 
माब्छपिक--घवला टीका ( पु० १, ए० १०७ ) में मांधपिक 
नाम है ओर सिद्धसेन गणिकी टीकामे (त० मा? टी० भा०, 
पृ० ६९ ) मांधनिक नाम छुपा है। उसके सम्पादक ने अपनी 
प्रस्तावना ( प्ृ० ४७ ) में लिखा है कि डा० 509]:%)»279 
'मान्थनिक' नाम बतलाते हैं । किन्तु वह पता नहीं बतलाते कि 
वट्द कौन थे । सम्पादक श्री कापड़ियाका कददना है कि “यदि यह 
नाम ठीक है तो बह मन्ध सिद्धान्तका संस्थापक हा सकता है । 
बूहृदारणएयक ( ३-७-९, ६-३-१ ) मे इस मनन्‍्थ सिद्धान्तका 
निर्देश हैं । कहा जाता है कि श्वेतकेतुका पिता उद्दालक उसका 
मूल रचायिता था। श्री भगवहत्तने अपने वैदिक वःड्मयके 
इतिहासमें ( भा० २, प्रू० ५५ ) उद्दालक आरुणिकी परम्परा दी 


श्रुतपरिखय ५६५ 


है। उसमें तीसरे नम्बरका नाम “मधुक पेडगय! है यह नाम 
“मांध पिक! से बहुत मिलता जुलता है । 


हारीत - श्री भगवद्दत्तजी ने लिखा है ( प्रृ० २८ ) कि हेमाद्वि 
आद्धकल्प में पू० ७५ पर हारोत स्मृतिपर टीका लिखनेवालेमें 
जयसेनका समरश किया गया है। एक हरीत घमसूत्रके रचयिता 
हुए हैं. (दि घ० ए० ७०-७४ ) | वे कृष्ण यजुर्बद शाखाके थे । 
ये दानों एक ही हैं या भिन्न हम नहीं कह सकते | फिर भी अक- 
लंक देवने इन्हीमें से एकका निर्देश किया जान पड़ता है । 

मुण्ड--एक उपनिपद्का नाम मुण्डक है | शायद यह उसीसे 
सम्बद्ध हो ? 

आश्रल्ायन--षडगुरुशिष्यने ऋक सवोनुक्रमणी बृत्तिकी 
भूमिकामे लिखा है कि शौनकने ऋग्वेद सम्बन्धी दस गन्थ लिखे 
ओर उनके शिष्य आश्वलायनने तीन ग्रन्थ लिखे-आतसत्र 
गह्मससत्र ओर आरण्यक चोथा। (जै० वा० इ०, भा०२ 
पु० २२६ ) | इन्हीं प्रसिद्ध आश्वलायनका उल्लेख अकलंक देवने 
किया जान पड़ता है । 

शेष क्रियावादियोके विषयसे हमे कोई जानकारी प्राप्त नहीं 
हो सकी। 

मरीचिकुमार, कपिल्लन, उल्लूक, गाग्य, व्याप्रभूति, वाप्नलि 
माठर . मौद्गलायनको अकलझ्ूदेवने अक्रियावादी कहा है । ओर 
सिद्धसेनगणिने इन्हें ऋयाबादी कहा है । 

मरीचिकुमार--डा० 80॥7806/ भगवान ऋषभदेवके पोत्र 
मरीचिकुसारकों ही उल्लिखित मरीचिकुमार मानते है। ओर यह 
उचित भी प्रतीत होता है क्‍योंकि मरीचिकुमारके पश्चात्‌ ही कपिल 
का नाम है जो सांख्य दुर्शनका संस्थापक था। जिन सेनने अपने 


१६६ जँ० सा० इ०-पूर्व-पीठिका 


महापुराण पर्व १८ श्लो ६१, ६२ में लिखा है कि ऋषभदेवका पोतर 
मरीचि भी भगवानके साथ प्रत्रज्ित हुआ और उसने भ्रष्ट होकर 
सांख्य म का प्रतिपादन किया । 


कपिल--कपिल ऋषि सांख्य दर्शनके संस्थापकॉम से हुए हैं । 
सांख्यकारिकाकी अन्तिम कारिकासे भी यह प्रकट होता है । 
श्वताध्तर उपनिषद्म कपिलको ब्राह्मणणफका वौद्धिक पुत्र 
कहा है म० भा० के शान्ति पर्बेमें भी कपिलकों बआह्मणका 
मानस पुत्र कद्दा है। भागवतमें कपिलको जिष्णुका श्रवतार 
बतलाया है । 

उलूक--वैशेषिक दशेनके पुरस्कतों कणाद ऋषिका नाम 
डलूक भी था। इसीसे वैशेषिक दर्शनको ओोलुक्य दर्शन भी 
कहते हैं। सांख्य कारिका नं० ७१ की माठर वृत्तिसें भी उलूक 
नाम आया है । उससे प्रतीत होता है कि सांख्य दर्शनमे भी कोई 
उलूक नामक ऋषि हुए हैं। डा० "कीथने लिखा है कि सांख्य 
कारिकाके चीनी अनुवादमें सांख्य दशनके आचार्योंकी एक 
तालिका दी हुई है जिसमे पंचशिखके पश्चात्‌ ओर बष तथा 
ईश्वर कृष्णके पहले गाग ओर उलूक नाम दिया है। अतः 
सांख्य दशनके उलूक ही उल्लिखित उलूक होने चाहिएं, 
क्योकि मरीचि और कपिल भी खांख्य दर्शनके द्वी पुरस्क- 
ताओमे से थे । 

गाग्ये--यास्कने धातुओसे नामकी उत्पत्तिके विषयमें गाग्यके 
मतका उल्लेख किया है। ऋक्‌ और यजुः प्राति शाख्यमें भी गाग्ये 
का न|म आया है (पा० भा० / ४० ३३४) । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


१--ह० इं० सा०, पृू० ४४। 





शअतपरिथय भ्९७ 


में ऋषियोंकी जो तालिका दी है उसमें भी दो गाग्योका निर्देश 
मिलता है। उनमेंसे एक गाग्यं याक्षवल्क्यके समकालीन थे। 
ऊपर उल्लिखित सां० कारिकाके चीनी अनुवादमें सांख्य दशेनके 
जिन आचार्योंका नाम दिया है उनमें एक गाग्ये नाम भी है| चकि 
अकलकु देवने अक्रियावादियोंमें सांख्य द्शेनके पुरस्कतो आचार्थो 
को ही गिनाया है अतःयह गाग्य उन्हींमें से होना चाहिए । 

व्याघध्रभूति--सि० को० में दो कारिकाएं' आई हैं जिनमें 
व्याधभूतिके सतका निर्देश है। कोलब्रकने भी लिखा हे कि 
व्याधभूति और व्याप्रादको वार्तिकोका उल्लेख अनेक प्रन्थकारों 
ने किया है। अतः यह व्याप्रभूति वैयाकरण ज्ञात होते हैं। (त० 
भा० टी०, प्रस्ता० प्र० (८) । 

माठर--सांख्य कारिका पर माठर वृत्तिके रचयिता माठर 
प्रसिद्ध हैं। श्रतः कपिल आदि सांख्योंके साथ उनका ही नाम 
निर्देश होना सम्भव है। किन्तु दृष्टिवादमें उनके मतका निराकरण 
होना सम्भव नहीं है क्‍यों कि उनका काल प्रायः ईस्त्री सनकी 
प्रथम शतीसे पूर्व नहीं है। प्राचीन कालमें माठर' नामके एक 
वैदिक ऋषि भी हुए हैं । 

मौद्गल्यायन--तैत्तिरीय उपनिषद्में एक मौद्‌गल्यायनका 
उल्लेख है। गोपथ ब्राह्मणमें मोहल नामक ऋषिका नाम आया 





१---विन्दतिश्वान्द्रदौर्गादेरिश्टे भाष्येडपि इश्यते । व्याप्रभृत्याद- 
यस्सेन नेह पेटरिति स्थितम्‌ ।? १०॥ रजी मस्जी श्रदि पदी त॒द छुप्‌ 
शुषरि पुप्री शिक्षि:। भाध्यानक्ता नवेहोक्ता व्याघभूतव्यादिसम्मतेः ॥११॥१ 
++सि० कौ० 

२--संध्यास्ति माठरशेव याशवल्क्यः पराशरः ।! 
--बै० बा० इ०, मा० २, ४० ६३। 


श्ध्८ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


है । एक मोग्गलायन बुद्धदेवके शिष्य भी थे। नहीं कद्द सकते कि 
श्रकलझ्डुदेवके द्वारा निर्दिष्ट अक्रियावादी मौद्गल्यायन इनमेंसे 
कौन हैं. ? 

उल्लिखित व्यक्तियो के उक्त आनुमानिक परिचय से प्रतीत 
होता है कि अकलंक देव ने कतिपय वैदिक ऋषियों को क्रिया- 
बादी और सांख्य द्शनके प्रबंतकोको अक्रियावादी कह्दा है। 
बैदिक ऋषि क्रियाकाण्डी थे अतः उन्हें क्रियावादी मानना 
उचित है और सांख्य दर्शन मे आत्मा को अकतों माना गया हैं 
श्रतः उसके पुरस्कर्ताओं को श्रक्रियावादी कहना भी डचित है 
है। किन्तु सिद्धसेनन. सांख्यवादियोको क्रियाबादी ओर 
क्रियाकाण्ड। बैदिकोको अक्रियावादी किस दृष्टिसे बतलाया है 
यह हम नहीं कह सकते । अस्तु, 


.. 'भकल्य, वाल्कल, कुथुमि, सत्यमुप्रि, कठ, माध्यंदिन, मोद, 
पेप्पलाद, बादरायण, अम्बष्ठि, बसु, जैनिनिकों अकलंकने 
अज्ञानवादी कहा है । 

साकल्य--पाणिनिने अपष्टाध्यायीमी शाकल्यका उल्लेख 
किया है । शाकल्य ने ऋग्वेद का पदपाठ स्थिर किया | पद पाठ 
मे जो इति का प्रयोग है उसे पाणिनीने शाकल्य कृत अनापष 
इति कहा है (१-१-१६ )। ( पा० भा० प्रू०, ३३३ )। महाराज 
जनक की सभा में याज्ञवर्क्य का ऋषियों के साथ जो महान 
संवाद हुआ था उसका वर्णन शतपथ कास्ड ११-१४ में है । 
ऋपषियों में एक विदग्ध शाकल्य था। याज्ञवल्कय का उत्तरन 
देने से उसका मस्तक गिर गया। यह शाकल्य ऋग्वेद का प्रसिद्ध 
आचाय हुआ है । यद्दी पदकारों मे सब श्रेष्ठ था। इसका पूरा 
नाम देव मित्र शाकल्य था | ( बै८ वा० इ०, भा० २, 8० ७६ ) | 


अतपरिचय १६६ 


वाल्कल--बाल्कल या वल्कल नाम अशुद्ध प्रतीत होता है । 
सिद्धसेनगणिकी तत्वार्थ टीका ( भा० २, ० १२३ ) में 
बाष्कल नाम दिया है । यही शद्ध पाठ जान पढ़ता है। वाष्कल 
ऋग्वेद का महत्त्वपूर्ण चरण था| शाकलों और वाष्कलो का 
साथ-साथ उल्लेख भी देखा जाता है । चरण एक प्रकार की शिक्षा 
सस्था थी जिसमें वेद की एक शाखा का अध्ययन शिष्य समुदाय 
करता था ओर जिनका नाम मूल संस्थापक के नाम से 
पडता था । वाष्कल चरण के प्रमुख शिष्य पराशर थे जिन्होंने 
पाराशये शाखाका प्रारम्भ किया। पाराशर्य लोगों की कोई 
स्वतंत्र शाखा या छुन्द ग्रन्थ न था, उसके लिये वे वाष्कल शाखा 
पर निभेर थे। ( पा० भा०, ५० ३१५ )। सम्भवतया अकलंक 
देंवने बाष्कल चरण के संस्थापक ऋषि का ही नास अज्ञान- 
वादियों में लिया प्रतीत होता है | 

कुथुमि--साम बेद की एक शाखा का नाम कुथुम है । वायु- 
पुराण अध्याय २३ मे द्वेपायन से पूब के प्रत्येक द्वापर के अन्त 
में हानवाले २७ व्यासो के नाम लिखे है। उनमें १€ वां व्यास 
भरदह्राज था। उसके समकालीन हिरिण्य नाभ कौसल्य लोगाक्ति 
ओर कुथुमि थे। ये सामवेदाचार्य द्वपायन व्यास से कुछ ही 
पहले हुए थे ( बै+ वा० इ०, भा० १, प्ृू० ७० )। सम्भवतया 
अकलंक देव ने सामवेदाचा् कुथुमि का दी निर्देश अश्ञान- 
बादियों मे किया हैं ।* 

सात्यमुप्रि - पाशिनि ने साम वेद के अन्य चरणों में शोचि- 
बृक्षि और सात्यमुप्ति चरणों का नाम लिया है। ( ४-१-८१ )। 


१--आमश्व लायन गद्य सूत्रकी नारायण बृति में लिखा है--शाकल- 
समाम्नायस्य वाष्कलसमाम्नायस्य चेदमेव सूरज णह्ां चेत्यध्येत्टप्रसिद्धम्‌ । 


६०० जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


साम बेद के राणायनीय चरण की एक शाखा का नाम सत्यमुप्रि 
था। इनके विषय में अपिशली शिक्षा के षष्ठ प्रकाश में लिखा 
है कि सात्यमु्रि शाखावाले सन्ध्यक्षरों को हस्व पढ़ते हैं। अध 
एकार और अर्ध ओ्रोकार के उच्चारण को सात्यमुप्रि और राणाय- 
नीय चरणों की परिषत्‌ ने अपने प्रातिशाख्यों में स्वीकार किया 
था| (पा० भा०, ४ ' ३२०। बै० वा० इ०, भा० १, २१३) । इन्हीं 
सात्यमुप्रि का उल्लेख अकलंक देव ने शश्ञानवादियों में किया 
प्रतीत होता है । 


नारायण--नारायण' पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है। इसके 
स्थान में 'राणायन” होना चाहिये। लेखकों के प्रमाद या वृद्धि 
दोष के कारण राणायन का नारायण हो गया जान पड़ता है। 
सिद्धसेनगणि की टीका मे 'राणायन पाठ ही मुद्रित है। यह 
ऊपर लिखा है कि सामवेद की राणायनीय चरण की एक शाखा 
का नाम सात्यमुप्रि है। अ्रतः सात्यमुप्रि के निकट में राणा- 
यनीय शाखा के संस्थापक राणायन का ही निर्देश उचित 
प्रतीत होता है। किन्तु एक शाखा चारायणीय भी थी। चर 
ऋषि का गोत्रापत्य चारायण है। पाणिनीय गण ( ४-१-६८ ) 
में चर का स्मरण किया गया है। चारायणयों का एक मंत्राषों- 
ध्याय भी मिलता है। ( बै० वा० इ०, भा? १,ए० १९० )। अतः 
यह कहना शक्य नहीं है कि नारायण के स्थान में राणायन द्वोाना 
चाहिये या चारायण । 


कठ-महा भारत' ( शान्तिप्रब अआ्रृ० ३४४ ) में राजा उपरि- 
चर वसु के यज्ञ का वर्शान है, वहाँ १६ ऋत्वजों में से एक आद्य 
कठ भी थे । इससे प्रतीत होता है कि कठों में जो प्रधान कठ 


१--आ्राद्यः कटस्नैत्तिरिश्व वेशम्थायन पूर्वजः ॥ ६ ॥? 





आुतपरिचय ६०१ 


था, अथवा जो उन सब का मूल गुरु था, उसे ही आय कट 
कहा है। पाणिनि ने कठों का स्वतंत्र उल्लेख किया है। यह 
चरकों का अति प्रसिद्ध चरण* था, जिसके अनुयायी गाँव-गाँव 
में फेल गए* थे | कठों की शाखा के विषय में कद्दा जाता* था 
कि वह अत्यन्त विशाल ओर सुब्रिचित ग्रन्थ था। ( पा० भा०, 
प्ृ० ३१८ ) । इन्ही कठों के ञ्राद्य गुरु का लल्लेख अकलंक देव 
ने अद्ञान वादियों में क्रिया प्रतीत होता है । 

साध्यन्दिन-- शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा का नाम साध्य- 
न्दिन शाखा है । इस समय यही शाखा खब से अधिक पढ़ी 
जाती है । संद्विता के हस्तलिखित ग्रन्थों में इसे बहुधा यजुर्बेद या 
वाजसनेय संद्विता दी कहा गया है। इसके संस्थापक माध्यन्दिन 
ऋषि का ही निर्देश अकलंक देव ने अज्ञानवादियों में किया 
जान पड़ता है । 

मोद और पेप्पलाद--मोद और पैप्पलाद दोनो” अथवंबेदके 
चरण थे । इन दोनों चरणोमे ज्ञानसाहचये था। पाणिनिने 'काते- 
कोजपादि गणमें (६-२-३७ ) 'कठकलापाः कठकोधुमाः 


१--चरणु शब्दा; कठ कलापादय;ः ।*-का ०यृ्‌ ० ४-२-४६ | 

२--पग्रामे आरमे व काठक॑ कालापकं जत्र प्रेच्चते ॥ पा० महा० 
४०--२०-१० है ॥ 

३--कठ महत्‌ सुविहितम्‌?--पा० महा० ४-२-६६, बा० २ | 

४--पात० महा» के पस्पशाहिकमें श्रथववेदको नवशाखा युक्त कहा 
है। यथा--“नवधाथवंणो वेद: ।? इन नौ शाखाओ्रंके विषयसे आथवंश 
परिशिष्ट चरणव्यूहमें लिखा है--“तत्र ब्रह्मवेदस्थ नव भेदा भवन्ति। 
तथ्था पैप्पलादाः स्तौदाः मौदा; शौनकीयाः जाजला: जलदा: ब्रह्मबदा 
देवदर्शाः चारणबैद्याः चेति। - बे. वा, इ., भा. है, ए. २२० । 


६०२ जे० सा० ह०-पूर्व पोठिका 


मोइपेप्पलादा:' उदाहरणोके द्वारा इस बातका उल्लेख किया हे 
( पा० भा० , पृ० २६४ )। पात० महा० ( ४-२-६६ ) में 'मौदाः? 
वैप्पलादा: प्रयोग भी मिलते हैं । अतः महाभाष्य कालमे ये 
शाखाएं बहुत प्रसिद्ध रहीं होगी । अथवे परिशिष्ट ( २९-३ ) में 
मोदका मत दिया है । 

स्कन्द पुराण (नगर खण्ड) के अनुसार पिप्पलाद सुप्रसिद्ध 
याज्ञवल्क्यका ही एक सम्बन्धी था | प्रश्न उपनिषद्के आरस्मर्मे 
लिग्वा है कि भगवान पिए्पलादके पास सुकेशा भारद्वाज आदि 
छ. ऋषि गये थे। वह पिप्पलाद महाविद्वान और समथे 
पुरुष था। 


वादरायण--परस्परासे ब्रह्म सूत्रोंका रचयिता बादरायणको 
माना जाता है । मत्स्यपुराण ( १४-१६ ) में कहा है कि वेदव्यास 
का एक नाम बादरायण भी था। कृष्ण द्वेपायन व्यास पराशर 
ऋषिके पुत्र थे तथा महाभारतके रचयिता थे। जेंमिनि सूत्रो 
( १-१-४५, (“२-१६ ) में भी बादरायणका निर्देश है। एक 
बादरायण "स्मृतिकार भी हुए हैं। सूत्रकार बादरायणका निर्देश 
अकलइझुदेवने किया हो, यह सम्भव प्रतीत होता है । 


बादरायणके पश्चात्‌ 'तत्वार्थवार्तिकमे प्रदत्त दो नामोको 
लेकर अनेक पाठान्तर मिलते है। यथा, “अम्बप्चिकृदो विकायन, 
७३८5 
अम्बष्टिक्रदेलिकायन, अम्बरीशरिवष्टिकृरेतिकायन' । 


सिद्धसेन गशिकी त० भा० टीका (भा० २, प्ृ० १२३ ) में 
'स्विष्टिकृदू अनिकास्यायन; मुद्रित है। तथा घबला टीका | पु० ९, 
४० १०८ ) मे 'स्वेष्टकदैतिकायन' नाम दिये हैं। इनसे मिलते 


१०-हि० ध०, पृ. ७१४। २--भा, ज्ञा, काशी संस्करण, पू. ७४१ 


अतपरिचय द्ण्दें 


जुलते जिन नामोंके सम्बन्धमें हमें जानकारी प्राप्त हो सकी, उन्हें 
दिया जाता है । 


अम्बरोश--अंगिरा कुलके मंत्रहृष्टाओंमें श्रम्बरीश एक 
ज्षत्रीय कुलोत्पन्न मंत्रटष्टा हुआ है । राजा अश्रम्बरीश बहुत 
पुराना व्यक्ति माना जाता है। महाभारतमेंभी इसका नाम आया 
है | कौटिल्यके अर्थशास्त्र में ( १-६) भी उसका नाम आया है । 

स्वैदायन--शतपथमे शौनक म्बेदायन१* नामक आचायंका 
नाम आता है , 

चेकितायन--वृह दा रण्यकमे लिखा है कि शिक्षक शालावध्य 
चेकितायन दाल्भ्य, ओर प्रवाहण जाबालि ये तीनो उद्रीथमम 
कुशल थे। प्रवोहण जावालिका चेकितायनदाल्थ्य * से संबाद 
हुआ था । 

वबसु--व्यास मुनिसे ऋग्वेद पढ़नेवाले शिष्यका नाम पेल 
था। महाभारतरे से लिखा है कि युधिष्ठटिरके राजसूय यज्ञके 
समय व्यास ऋत्विक कमके लिये एक पेल को साथ लाये थे | यद्द 
पेंल बसु का पुत्र था। पुराणोमे लिखा है कि व्याससे ऋग्चंद 
पढ़कर पेलने उसकी दो शाखाएं करदीं। एकको उसने वाष्कल्ञ 
का पढ़ाया ओर दूसरीको इन्दुप्रमति को । इस श्रमतिको 
वेदवेदांगपारग कहा है । ब्रह्माग्डपुराणके त्तीसरे पादमें लिखा हे 


१---स्वंदायनेनेति । शोनकाी है स्वैटायन आस |?--शत्तपथ० 
११-४-१-१ | 

२--त्रयों होद्‌गीथे कुशला बमुब॒ुः | शिलकः शालावत्यः । चैंकि- 
तायनो दाल्भ्य; | प्रवाहणो जैवलिः |? बृह>० ६-२-३ । 

३--पैलो होता वसोः पुत्रों धीम्येन सहितोडभवत्‌ |! ३४ |-म० 
मा०, सभापरव॑, आऋ० ३६। 


०४ जे० सा० ह०-पृ्॑ पीठिका 


सके इस इन्दु प्रमति का पुत्र बसु और बसुका पुत्र उपभन्यु था। 
सम्भवतया इन दोनोंमें से ही किसी एक वसुका निर्देश 
शअकलंकदेवने किया है । 

जैमिनि--ऐसा प्रतीत होता है कि जैमिनि नामके अनेक 
विद्वान्‌ हुए हैं। एक जैमिनि व्यास"' ऋषिका शिष्य था । महा- 
भारत सभापव ( ४-१७ ) से ज्ञात होता है कि युधिष्ठिरके सभा- 
प्रवेशके समय जैमिनि उपस्थित था। उघर आदिपवेमें लिखा? 
है कि महाराज जनमेजयके नागयक्षमें जेमिनि उद्गाता का 
कायय करता था । साम संहिताकारोंके लांगल समूहमें भी एक 
जैमिनि का नाम आता है। सामबेदाचार्य जैमिनि और उनके 
शिष्य तलवकारने जैमिनि ज्ाहक्षणका संकलन -किया था । इसे 
ही सामबेद को जैमिनीय संहिता का प्रवक्ता कद्दा जाता है। 
एक जैमिनि मीमांसा शासत्रके रचयिता भी हुए हैं । बेदान्तसूत्रों 
में उनका उल्लेख है । 

उक्त बेंदिक ऋषियों और शआर्योको अकलंक देबने 
अज्ञानवादी कहा है । 

अकलंक देव ने वशिष्ठ, पाराशर जनुकर्णि, वाल्मीकि, रोम- 
हषिणी, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, ओऔपमन्यब, ऐन्द्रदत्त और 
अयस्थूणको बैनयिक दृष्टि कहा है । 


१--बरह्मणो ब्राह्मणाना चर तथानुणगहकादक्षया । विव्यास 
वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः ॥ १३०॥ वेदानध्यापयामास 
महभारतपश्चमान्‌ । सुमतुंन जैमिर्नि पैलं शक चेव स्वमात्नजम्‌ 
॥ १३१ ॥-म० मा०, श्रादिपर्व, अ० ६४ ॥ 

२--'उद्गाता ब्राह्मणों इद्धों विद्वान्‌ कौत्साय जैमिनिः!*-म० भा०, 
आदिपव, श्र. ४८ ! 


अआुतपरिच य ६०४ 


वशिष्ठ--बशिष्न नामके भी अनेक व्यक्ति पाये जाते हैं । 
एक तो वह वशिष्ठ है, जिनको गणना" दस महषियों में की 
गई है । एक बशिष्ठ योगवाशिष्ठ रामायण के रचयिता हुए 
हैं। एक बशिष्ठ धर्म सूत्र के रचयिता हुए हैं। इनमें से किन 
बशिष्ठ का ग्रहण निर्देश अकलंक देवकों अभिग्रेत है यह निशंक 
कर सकना दुःशक्य है। तथापि आगे के नामों को देखते हुए 
बैंदक ऋषि वशिष्ठ का ही ग्रहण इष्ट प्रतीत होता है। इन्होंने 
अधये वेद के मंत्रोंका' उद्धार किया था । 


पाराशर-बासिष्ठ कुल में सात ब्रह्मवादी हुए हैं। इनमें 
प्रथम बशिष्ठ थे और दूसरे थे पराशर। इसी पराशर का पुत्र 
कृष्ण द्रेपायन व्यास था। इसीसे उसे पाराशय भी कहते थे । 
चूँ कि व्यास का नाम आगे लिखा है अतः बसिष्ठ के पश्चात्‌ 
धपराशर! नाम हो उचित प्रतीत होता है। सिद्ध सेन गणि की 
टीका में 'पाराशर' नाम पाया जाता है। 

जनुकर्णि ( जातुकण्ये )-पुराणों में लिखा है कि वाष्कलने 
चार संद्िताएं बनाकर अपने चार शिष्योंकों पढ़ाई | उनके नाम ३ 
थे-बोद्धथ, अग्निमाठर, पराशर और जातुकश्य । श्री मद्भागवतके 





१“भगुमंरीचिरत्रिश्व ह्मद्धिरा: पुलहः क्रतु:। मनुर्दज्षो वसिष्ठअ 
पुलस्त्यश्वेति ते दश ॥ ६६ ॥ बअह्मणों मनसा झयते उद्ध,ता; स्वयमीश्वरा; । 
परत्वेनपंश्नों यस्मात्‌ स्मृता स्तस्मान्महर्पयः ॥ ६७॥ -+>अह्याणडपु०, 
-२-३२-६२॥ 

२-किरात १०-१० की टीका में मलिनाथ लिखते हैं-'अथवंशुस्त 
मंत्रोद्धारों वशिष्ठकृत इत्यागमः |? 

३-ध्यं तु प्रथमां शाखां द्वितीयमग्नि माठरम्‌। पराशर तृतीयां 
तु जातुकशर्यमथापरम्‌ ।! -चै० वा० इ०, भा० १, ए० ६३ । 


<०६ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


बारहवें स्कन्‍्धके वेदशाखा प्रकरणमे जातुकण्यको ऋग्वेदीय 
आचार्य माना जाता है| वायु पुराण अ० २: में ओर अक्याण्ड 
पुराण, पाद २, अ० ३६ में दे पायन से पहले जातुकण्ये, पराशर, 
शक्ति आदि व्यास माने गये हैं। वायु पुराण के प्रथम अध्यायमे 
लिखा है कि वशिष्ठ का पौत्र जातुकप्य था। उसो से व्यासने 
वेदाध्ययन किया | अद्यांड पुराण ( १-१-११ ) में भी यहीं बात 
लिखी है | वृहदारण्यक उपनिषद्‌ २-*-३ और ४-६-३ में भी 
लिखा है कि पाराशर्य-व्यास ने जातुकण्ये से विद्या सीखी | वायु 
पुराणके अनुसार जातुकण्य वशिष्ठका पौत्र था | अत- वह पराशर 
का भाई हो सकता है | ( बे० बा> इ० भा० १, प्र० ६४ )। अतः 
जनुकर्णि के स्थान मे जातुकण्ये पाठ ठीक प्रतीत होता । 

वाल्मीकि-- रामायणके रचयिता वाल्मीकि ऋषि प्रसिद्ध है। 

रोम हंणी ( रोम हषण )-पुराण संहिताओं के रचयिता 
के रूपमें एक सूत रोमहषण का नाम मिलता है | वायु पुगण से 
लोमहर्षण या रोमहर्षण नामकी व्याख्या इस प्रकार की है-जो 
अपने कथनो के द्वारा सुनने बालेके शरीरके रोमोको पुलकित कर 
देता है बह वक्ता रोमहर्षण कद्ा जाता है । 

सत्यदत्त-सत्य काम जावाल, सत्ययज्ञ आदि नाभके 
व्यक्तियों का तो निर्देश मिलता हैं । किन्तु सत्यदत्त नामकी जान- 
कारी नही मिल सकी । 

ब्यास- पराशर ऋषि के पुत्र महाभारत के रचयिता महू 
व्यास प्रसिद्ध हैं । 


एलापुत्र या इलापुत्र--श्री कापड़ियान लिखा है कि पुराणों से 
पत्ता चलता है कि प्रज्ञापति कर्दमका पुत्र इल या एल था | 
वह वाल्हीक देशका राजा था। बह स्त्री रूपमे परिवर्तित हो गया 


आुतपरिचय ६५७ 


ओर उसका नाम इला या एला हो गया | इस अवस्था में उसके 
पुरुरबा लामक पुत्र हुआ। इस नहीं कद सकते कि निदिष्ट एला- 
पुत्र वही है या दूसरा (त० भा० टी०, भा०२ की भ्रस्ता०, 
पृ० ६१ )। कोटिल्य के अथशास्त्र में भी एक ऐल नामक राजा 
का निर्देश भिक्तता है । 

ओऑपमन्यव--छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अमुसार ओपमन्यव 
श्राचीन शाल, सत्ययज्ञ पौलुषि, इन्द्रथुम्न भाल्वेय, जन शाकराक्षय 
ओर बुडिल आश्वतराश्वि ये पाँच मद्दाश्रोत्रिय आत्माका स्वरूप 
जानने के लिए गए थे । उल्लिखित ओपमन्यव ओर प्राचीन शाल 
आौपमन्यव एक ही प्रतीत होते हैं । 

ऐन्द्रदल - यह नाम नहीं मिलता । इन्द्रदसत भी हो सकता 
है, किन्तु इन्द्रद्त नामके भी किसी व्यक्तिका पता नहीं चलता | 
हाँ, इससे मिलता जुलता इन्द्रोत शौनक नाम मिलता है। इन्द्रोत 
शोनक ने जनमेजयफो अश्वमेध यज्ञ कराया था। 

अय स्थूण--शतपथ न्राह्मण ( १४-८ ३-१५,२० ) में एक गुरु 
शिष्य परम्परा दी है। उसमें 'जानक आयस्थूण” नाम मिलता है । 

अकलंक देवके अनुसार इन सब वादियो के मतोका वर्णन 
ओर निराकरण दृष्टिवादमें था। अकलंक देवने जो तत्तत्‌ 





१-'प्राचीनशालओऔपमन्यवः सत्ययज्ञच पौलुषिरिन्द्रयम्नों भाल्ल- 
वेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्रि. ..ते ह संवादयाचक्रु रदाल- 
को वें भगवन्तोडयमारुणि; संप्रतीममात्मानं वेश्वानरभमम्येति-छा० उ० 
४-११-१.४. । 

२-एवमुक्त्वा तु राजानभिन्द्रोतो जनमेजयम्‌। याजयासास विधिवद्‌ 
बाजिमेघेन शौनकः ॥३८॥-म० मा०, शान्ति०, अ० १५१ | शतपथ० 
१२-४-३-४ में भी इन्द्रोत शौनक नाम मिलता है। 


द्न्द ज० सा० हु०-पुर्ण पौोठिका 


बादियों के कतिपय नामों का निर्देश किया है, उसका क्या आधार 
था, यह हम बतलानेमें असमर्थ हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि 
अकलंक देव के द्वारा निर्दिष्ट उक्त सभी बादी प्रायः वेदिक ऋषि 
हैं। और अ्रक्रियाबादियोंमे सांख्य दर्शन के पुररकतोओं का 
तथा अज्ञान वादियों मे ब्रह्म सूअकार वादराय॒ण और पूर्व मीसांसा 
के प्रवर्तक जैमिनि का नाम निर्देश किया है। ये सभी दशेनकार 
प्राचीन हैं। किन्तु बौद्धमत के प्रवत्तक का या किसी आचार्य का 
नाम निर्देश अकलंक देव ने नहीं किया है। यद्यपि उनके समय 
में बौद्ध दर्शन की ही तूती बोल रही थी ओर श्रपने भ्रन्धों में 
उन्होने घर्मकीर्ति वगैरहका काफी खण्डन भी किया है। इससे 
ऐसा लगता है कि उनके द्वारा निर्दिष्ट नाम अवश्य ही किसी 
परम्परागत स्रोत से उन्हे प्राप्त हुए होंगे। सिद्धसेन गणि ने भी 
श्रपनी तत्त्वार्थ भाष्य टीका के आठवें अध्याय के आरम्भ में वे 
ही नाम दिये हैं, जो अकलंकदेबके तत्त्वाथे वातिकसे लिये गये 
प्रतीत होते है। किन्तु सिद्धसेन गणि ने यह नहीं लिखा कि 
दृष्टिबादमे इन मतों का निरूपण ओर निराकरण था। यह तो 
केवल अकलंकदेवन ही लिखा है । 


अकलंक देव ने दृष्टिवाद के पाँच भेद बतलाये दैं-परिकमे, 
सूत्र, प्रथमानुयोग पूर्ववत और चूलिका। और पूर्बंगत के 
चोदह भेद गिनाये हैं, तथा यह भी बतलाया है कि किस पूे में 
किन २ विषयों का बणुन था , अकलंक देव के पूजेबर्ती पूज्यपाद 
ने सवो्थ सिद्धि ( अर० १, सू० २० ) नामक अपनी तत्त्वाथेवृत्ति 
मे भी दृष्टिवाद के उक्त पाँच भेद तथा पूर्व के चौदद्द भेदों के 
५ दिये हैं। किन्तु उन पूर्वों में वर्णित विषय का निर्देश नहीं 

या। 


श्रुतपरिचय ६०६ 


अ्रकलंक देव के पश्चात्‌ हुए श्री वीरसेन स्वामी ने अपनी 
घबला' और जयधवला" टीक॒श्रों के प्रारम्भ में दृष्टिवाद के 
चक्त भेदों का तथा उनमे वर्णित बिषयो का भ्रतिपादन करने के 
साथ ही साथ उन सब के परिमाण का भी कथन किया हैँ । 
अकलंक देव ने तो केवल चोद॒ह पूर्वों के ही विषय का निर्देश 
किया है। किन्तु बीस्सेन स्वामीने दष्टवादके अन्य चार भेवोमें 
भी वर्णित विषयका निर्देश किया है । 


इृष्टिवाद के सम्बन्ध में यह जानकारी तो उत्तर कालीन 
टीकाकारो से प्राप्त होती हैं। प्राचीन मूल ग्रन्थकारों से जो 
जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार है-- 


दिगम्बर परम्परा के दो महान सिद्धान्त ग्रन्थ कुछ वर्षों से 
ही प्रकाश मे आये दे । उनमे से एक का नाम हैं. कसाय पाहुड 
ओर दूसरे का नाम है ' छक्‍्खण्डाग्' | दोनो सिद्धान्त अन्धों 
का निकास पूर्वों से हुआ था । ये उनके देखने से स्पष्ट हाता है । 
कसाय पाहुड की प्रथम रे गाथा में बताया हैँ कि 'ज्ञान प्रवाद 
नामक पाँचवे पूर्व के दसवे वस्तु अधिकार में पेज्ज श्रास्धृत है । 
उससे प्रकृत कसाय पाहुड की उर्त्पत्ति हुई है। टीकाकार वीरसंन 
स्वार्मी ने* लिखा है. कि अंग और पूर्वो का एकदेश आचार्य 
परम्परा से आकर गुणधर आचाय॑ का प्राप्त हुआ , और ज्ञान 


१--घटख., पु. १, ए. १०६-१२२ तथा पु. ६, ४. १०३-१२४ | 
२--क, पा, भा, ६, ४. १३२-१४८ | है 
३--(पुव्बम्मि पंचमम्मि दु दसमे वत्युम्हि पाहुडे तदिए | पेज ति 
पाहु.डम्मि दु हृवदि कसायाण पाहुड शास ॥१॥१ -“क पा.) भा. १५ 
पृ, ६०५ | ४--क., पा., भा. १, ४. ८७ । 
३€& 





६१० जे० सा२ इ० पू०-पीठिका 


प्रवाद नामक पाँचवे पूर्व की दसवीं वस्तु सम्बन्धी तीसरे कषाय 
प्राभत रूपी महा समुद्र के पार को प्राप्त श्री गुणघर भद्टारक ने 
प्रवचन वास्सल्य से प्रेरित होकर सोलद्द दजार पद प्रमाण पेज्ज 
दोस पा६हुड़ ग्रन्थ का विच्छेद होने के भय से केवल एक सा 
अस्सी गाथ।ओं मे उपसंहार किया। 

इसी तरह पट्खण्डागम का उद्गम भश्ग्रायणी" नामक दूसरे 
पूषे के पंचम वस्तु अधिकार के चतुर्थ कर्मप्रकृतिप्राभत से 
हुआ हैं। टीकाकार वीरसेन स्वामी ने* बतलाया है कि अग्मायणी 
पूबव मे चोदह वस्तु अधिकार होते है- पूश्नेन्‍्त, अपरान्त प्रुव 
श्रट्टय, चयनलब्धि, अर्धोपम, प्रणधिकल्प, अर्थ भौम, बतादि (?) 
सवा, कल्प नियाण, अतीत काणमे सिद्ध और बद्ध तथा अना- 
गत काल में सिद्ध और बद्ध । इनमे से चयन लब्धि नामक 
पॉचवे बन्‍्तु अधिकार मे प्राभव नामक बीस श्रधिकार हात ह्दै। 
उनमे चौथे प्राभ्नत का नाम क्मत्रक्ृतिप्राश्त है। इस कम- 
प्रकृति प्राभत के चोबीस अधिकार होते हैं । 


उक्त सिद्धान्त सत्रो से यह प्रकट है. कि पूर्वो में वस्तु और 
प्राभत नाम के अधिकार होते थे। वीरसेन स्वामी ने प्रत्येक पूर्व 
में वस्तु नामक अधिकागे की संख्या बतला कर लिखा है? कि 
एक एक वस्तु अधिकार मे प्राभत नामक बीस-बीस अथाधिकार 
होते ञ ् ० श्रथा६ि 
ह हैँ आर इन प्राभताधिकारों मे से भी एक एक धेकार 
में चौबीस-चोबीस अजुयोग द्वार नामक अर्थाधिकार होते हैं। 


(--श्रग्गेशीयस्स पुव्वस्थ वत्युस्स चउत्थो पाहुडो कम्मपय्डी 
शाम ॥४४॥7 >परद्ख., पु, ६, पर. १३४। २--षदर्ख,, पृ. १, ए. 
१२२-१२४ | ईे--क. पा., भा. १, पृ. १४१ । 


श्रुतपरिचय 5११ 


श्रतज्ञान के बीस भेद 
पटखगडागप्त" के वर्गणा नामक खण्ड में श्रतज्ञानके बीस 
सेद्‌ बतलाये हैं-पयोय, पयोयसमास, अक्षर, अन्तर समास, 
दे, पदसमास, संघात, संघांत समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति 
समास, शअ्रनुयोग, अनुयोगसमास, प्राभृत प्रात, प्राभृत- 
प्राभत समास, प्रास्ृत, प्राभूत समास, वस्तु, वस्तु समास ओर 
पूब, पूें समास । 
सूच्म निगोदिया लब्ध्यपयाप्तक जीव के जो जघन्य ज्ञान 
होता है उसका नाम लब्ध्यक्तर है। यह ज्ञान नष्ट नहीं होता 
इसलिये इसे श्रक्षर कहते हैं। अथवा केवल ज्ञान अक्षर है 
क्योंकि उसमें हानि वृद्धि नहों होती । द्रव्याथिक नय की अपेक्षा 
चूँ कि सूदम निमोदिया लब्ध्यपयोप्तक जीब का ज्ञान भी वहीं है. 
इसलिये भी उस ज्ञान को अक्षर कहते है | यह ज्ञान केवल ज्ञान 
का अनन्तवां भाग है। तथा केवलज्ञान की तरह ही निरावरण 
है, क्योंकि आगमका कथन है कि अक्षरका अ्रनन्तवां भाग 
ज्ञान नित्य उद्घाटित रहता है। इसके आवृत होने पर जीवके 
अभाव का प्रसंग आता है । 


इस लब्ध्यक्षर ज्ञान में सब जीव/शि का भाग देनेपर जो 


१--पज्जय-अश्रक्खर-पद-संघादय-पडिवति-जोगदाराइं | पाहुड 
पहुड-वत्थू-पुब्ब समासा य बोद्धव्वा॥ १॥--षट्खं ० पु० १३, ए० २६०। 
श्वेताम्बरीय प्रथम नवीन कम अन्थ में भी श्रतज्ञान के ये २० भेद दिये 
हैं यथा--पज्जय अ्रक्खर पय-संघाया पडिवत्ति तह य अशुझोगो । 
पाहुड पाहुड पाहुड वत्थू पुव्वा य ससमासा ॥ ७॥ किन्तु अन्यन्न 
सर्वत्र ज्ञान की चर्चा में श्वेताम्बर परम्परा में पूर्वोक्त चोदह भेद ही 
पाये जाते हैं । 


६१२ जै० सा० ह० पू०-पीठिका 


लब्ध आता है उसे लब्ध्यक्षर में मिला देने से पर्योयज्ञानका 
प्रमाण होता है । पुन. पर्योय ज्ञान मे सब जीवराशि का भाग देने 
पर जो भाग लब्ध आवे उसे उसी पयाय ज्ञान मे मिला देने पर 
पयोय समास ज्ञान होता है । अन्तिम पयोय समास ज्ञान मे सच 
जीव राशि का भाग देने पर ज्गे लब्ध आबे उसे उसी में मिलाने 
पर अक्षर ज्ञान होता है। यह अक्षर ज्ञान सूक्ष्म नियोदिया 
लब्ध्यपर्याप्रक के अनन्तानन्त लव्ध्यक्षगों के बराबर होता है । 
अक्षर के तीन भेद है--लब्ध्यक्षर, निवृत्यक्षर और संस्थाना- 
क्षर । सूक्ष्म निगादिया लव्ध्यपयोप्तक से लेकर श्रतकेवली 
पर्यन्त जीवा के जितने क्षयोपशम हाते है उन सबकी लब्ध्यक्षर 
संज्ञा है। जघन्य लब्धक्षर, सूक्ष्म निधादिया क्ब्ध्यपर्याप्तक के 
होता है और उत्कृष्ट चोदह पूवधर के हाता है | एक अक्षर से जा 
जघन्य श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह अक्षर श्रुत ज्ञान हैं। इस 
इस अक्षर के ऊपर दूसरे अक्षर को वृद्धि होने पर अक्षर समास 
नामक श्रुत ज्ञान होता है । इस प्रकार एक एक अक्षर की वृद्धि 
होते हुए संख्यात अक्षरों की वृद्धि होने तक अक्षर समास श्रत 
ज्ञान होता है । न 


संख्यात अक्षरों को लेकर एक पदनामक श्रुत ज्ञान द्ोता है । 
पद्‌" के तीन भेद है--अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यमपद्‌। 
जितने से अथ का ज्ञान हो, वह श्रर्थपद है। अर्थ पद के अक्षरो 


अननी।ख3:3+-++-++-_++तत_त+ >> 


॥। --तिविहि पदमुद्िट्ठ पमाशणुपद मत्य मज्भिमपदे चर मज्मकिम 
पदेशा वुत्ता पुव्यगाणं पद विभागा ॥६६॥ बरस सद कोडीओ तेखीदि 
हवंति तह ह लक्खाईं | अ्रद्ठावर॒ण सहस्स पंचेव पदाणि सुदणाणे ।२०। 

“पद्खं०, पु०, १३, ४० २६६ 


श्र तपरिचय ६१३ 


का कोई नियम नहीं है क्योकि अनियत अक्षरों से अथ का ज्ञान 
होता हुआ देखा जाता है । आठ अक्तरों का प्रमाण पद होता है 
ओर सोलह सौ चोतीस करोड़ तिशसी लाख, सात हजार आठ 
सौ अद्दःसी अक्षरों का मध्यमपद होता है। मध्यम पद के द्वारा 
पूर्व और अंगों का पद विभाग इडोता है । 

द्वादशांस के पदों की संख्या एक सौं बारह करोड़ तिशसी 
लाख, अट्टावन हजार, पाँच बतलाई है। इन पढों में संयोगी 
अक्षर ही समान हैं, संयोगी अक्षरों के अवयव अक्षर नहीं, 
क्योंकि उनकी संख्या का कोई नियम नहीं है । 


इस मध्यम पद श्रत ज्ञान के उपर एक अक्षर के बढ़ने पर 
पद समास श्र त ज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्तर की 
वृद्धि होते होते एक अक्षर से न्यून संघात श्र त ज्ञान के श्राप्त होने 
तक पद समास श्र तज्ञान होता हैं । उसमे एक अक्षर को वृद्धि 
हाने पर संघात नाम का अतज्नान होता है। यह संघात श्र तज्ञान 
मागणा ज्ञान का अवयवभूत है। जैसे गति सार्गणा से नरक 
गति विषयक ज्ञान संघात श्र्‌ त ज्ञान है । 

संघात श्र्‌त ज्ञान के ऊपर एक अक्तर को वृद्धि होने पर 
संघात समास श्र त झञान द्वोता है। इस प्रकार एक एक अक्तर 
वृद्धि के क्रम से बढ़ते हुए एक अक्षर से न्यून प्रतिपत्ति श्रुत 
ज्ञान पयनन्‍त संघात समास श्रतज्लान होता है । उसमें एक अक्षर की 
वृद्धि हाने पर प्रतिपत्ति श्र त ज्ञान होता है। प्रतिपत्ति श्रत ज्ञान 
के ऊपर एक अज्ञर की वृद्धि होने पर प्रतिपत्ति समास भरत ज्ञान 
होता है, इस प्रकार एक एक अक्षर वृद्धि होते होते एक अक्षर से 
न्यून अनुयोग द्वार भ्रुत ज्ञान पयेन्त प्रतिपत्तिसमास श्र त- 
शान हाता है | उसमें एक अक्षर की वृद्धि होने पर अनुयोग द्वार 


द्र्श्ड जे० सा० इ० पु०-पीठिका 


श्रूत ज्ञान होता है। आशय यह है कि अनुयोग द्वार के जितने 
शधिकार होते हैं उनमे से एक अधिकार की प्रतिपत्ति संज्ञा है। 
और एक अक्षर से न्‍्यून सब अधिकारों को भ्रतिपत्ति समास 


सज्ञा है। इसी तरह प्रतिपत्ति के जितने अधिकार होते हैं उनमें 
से एक एक अधिकार की संघात संज्ञा है और एक अक्षरसे 


न्‍्यून सब अधिकारों की संघात समास संज्ञा है | 


अनुयोग द्वार श्र्‌ तज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने 
पर अनुयोग द्वार समास नामक श्र्‌ तज्ञान होता है। इस प्रकार 
एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते एक अक्षर से न्‍्यून प्राभ्रत्त 
प्राभृत श्रत ज्ञान के श्राप्त होने तक अनुयोग द्वार समास श्र॒त॒ 
ज्ञान होता है । उसके ऊपर एक अक्षर को वृद्धि होने पर प्राभ्रृत 
प्राश्नत श्र्‌त ज्ञान होता है । 

प्राभ्नत प्राभ्नत श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर 
प्राभ्नत-प्राश्वत समास श्रुतज्ञान होता | इस प्रकार उत्तरोत्तर एक 
एक अन्तर की वृद्धि होते होते एक अक्षरसे न्यून प्राश्वत 
श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक प्राश्नत प्राप्षत समास श्र तज्ञान होता 
है ' उसके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि हानेपर श्राश्वत श्र॒तज्नान 
होता है । सा्गंश यह कि एक प्राभ्ृतमे संख्यात अधिकार होते 
है । उनमेस एक एक अधिकार की प्राश्ृत प्राश्षत संज्ञा है और 
प्राश्षत प्राभ्नतके अधिकारोमेसे प्रत्येक अधिकारकी अनुयोग- 
द्वार संज्ञा है | 

प्राश्षत श्रुतज्ञानके ऊपर एक अ्रक्तर की वृद्धि होनेपर प्राभ्यत 
समास भ्रतज्ञान होता है। इस ग्रकार उत्तरात्तर एक एक अक्षरकी 
वृद्धि होते होते एक अक्षरसे ग्यून वस्तु श्रुतज्ञानके »प्त होने 
तक प्राश्षत समास श्र तज्ञान होता है। उसमें एक अक्षर की 


श्रुतपरिचय ६१४६ 


वृद्धि द्ोनेपर वस्तु श्र तज्ञान होता है। वस्तु श्र तशानके ऊपर एक 
अक्तर की वृद्धि होनेपर वस्तु समास श्र तज्ञान होता है। इस 
प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर की वृद्धि होते हुए एक अक्षरसे 
यून पूर्व श्रुतज्ञानके प्राप्त द्ोने तक बस्तु समास श्र तज्ञान होता 
है । टसके ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर पत्र श्रत ज्ञान 
होता है। पूव श्र तज्ञानके जितने अधिकार हैं उनमेंसे प्रत्येक 
की वस्तु संज्ञा है। ओर पृवंगतके जो चोदह भेद हैं उनमेंसे 
प्रत्येककी पूर्वेसंज्ञा है । 
प्रथम पूर्व श्रतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होने पर पूर्व 
समास श्रतज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अज्षरकी वृद्धि 
होते हुए अंग प्रविष्ट ओर अंग बाह्यरूप सकल श्रतज्ञानके सब 
अच्षरोकी वृद्धि होने तक पृष समास अ्रतज्ञान होता है । 


श्रतज्ञानके बीस भेदोका उक्त विवेचन बीरपेन स्वामोने 
पटखण्डागमके वबर्गंणा खण्डकी घवला टीकामें (पू० २६१५-०७ ) 
किया है । उसीके आधार पर संकलित गोमट्रसार जीवकाण्डके 
ज्ञान मा्गणा अधिकार सें भी उनका विवेचन मिलता है। किन्तु 
ख्े ताम्बर परम्पराके आगमिक साहित्यमें पूवमे दर्शित चौदह 
भेदो झा ही निरूपण पाया जाता है। इन बीस भेदोंका वहाँ 
संकेत तक भी नहीं मिलता | हॉ, कर्मविपाक नामक प्रथम कमे 
ग्रन्थसें एक गाथाके द्वारा उक्त बीस भेद अवहय गिनाये हैं ओर 
उसके रचयिता देवेन्द्र सूरिने स्वोपज्ञ टीकामें उनका संक्षिप्त 
स्वरूप भी दिया है ओर लिखा" है कि जिस्तृत स्वरूप जाननेके 

१--एजमेते संक्षेपतः श्रुतशञानस्य विंशति भेदाः दर्शिताः, विस्ता- 
राथिना तु वृहत्कमंप्रकृतिरन्वेषणीया' --स. च. क. ए. १६ । 


६१६ जै० सा० हु० पृ०-पीठिका 


लिए वृहत्कम प्रकृतिका अन्वेषण करना चाहिये। देवेन्द्र सूरिकी 
टीकामे एक बात और भी उल्लेखनीय है । उन्होंने पदका स्वरूप 
बतलाते हुए लिखा" है--'जिससे अथका बोध हो उसको पद 
कहते हैं | पदके सम्बन्धमें इस प्रकारके कथन मिलते है. तथापि 
जिस किसी पदसे आचार आदि ग्रन्थोंका प्रमाण अद्ठवारह हजार 
श्रादि कहे जाते हैं, वही यहां लेना चाहिये। द्वादशांग श्रुतके 
परिमाणमें उसीका अधिकार है। ओर यहां श्रतके भेद प्रस्तुत 
हैं । उस प्रकारकी आम्नायका अभाव होनेसे उस पदका प्रमाण 
ज्ञात नहीं है ।! प 

इससे प्रकट है कि पदका जो प्रमाण दिगम्बर परम्परामें 
मिलता है, और जा ऊपर बतलाया है उसकी आस्नाय श्वे ताम्बर 
परम्परामें लुप्त हो गई थी। उक्त बीस भेदोके सम्बन्धमे भी 
शायद ऐसी ही बात हो। दिगम्बर परम्परामें भी श्रुतज्ञानके 
उक्त बीस भेद केवल पट्खण्डागमके सूत्रमे ही मिलते है। और 
बह भी श्रुतज्ञानावरणीय कमेके भेदोके विवेचनके प्रसंग से । 

यह हम लिख आये हैं कि अग्मायणी पूर्वके चयनत्नब्धि 
नामक पद्चम वस्तु अधिकारक॑ महाकरमंश्रकृत नामक चतुर्थ 
प्राभ्वतसे षघट्खण्डागमका उद्बम हुआ है। उधर श्वेताम्बर पर- 








१ - “पद तु “अ्र्थपरिसमासिःपदम!इत्यायरुक्तिसद्धावेडपि येन केन 
चित्पदेनाष्टादशपदसहस्तादिप्रमाणा याचारादिग्रन्था गीयन्ते तदिह 
गृह्मते, तस्वेव द्वादशाज्ञभ्रुतपरिमाणे5घिकृतत्वातू , श्रुतभेदानामेव 
चेह प्रस्तुतत्वात्‌ । तस्य च पदस्य तथाविधाम्नायाभावात्‌ प्रमाणं न 
शायते ।*-स, च. क. ४. १६। 'इह यत्रार्थोपलब्धिस्तत्पदमित्यादि 
पदलक्षणुसद्धावेषपि तथाविधसम्प्रदायामावातस्य प्रामाएयं न सम- 
वगम्यते ।? प्र. सारो.द्वा० ६२ । 





श्र्‌ तपरिचय ६१७ 


स्परामें भी ये बीस भेद कर्म प्रन्थमे ही मिलते हैं| इससे कार्मिकों 
की परम्परासे इन भेंदोंका सम्बन्ध ज्ञात होता है। विगम्बर 
साहित्यसे तो कार्मिकों ओर सेद्धान्तिकोंकी परम्पराका भेद 
परिलत्षित नहीं होता। किन्तु श्वेताम्बर साहित्यसे तो दोनों 
परम्पराओंके अस्तित्व तथा मतभेदोंपर पयोप्त प्रकाश पड़ता है 
और ऐसा प्रतीत द्वोता है कि ये दानों परम्पर।यें अनेक श्रंशोमें 
स्वतंत्र थीं, तथा सैद्धान्तिकोसे कार्मिकोंकी परम्परा। प्राचीन 
होनेके साथ ही साथ प्रामाणिक मानी जाती थी। संभव है 
कि कार्मिक परम्परा पू्वविदोंके उत्तराधिकारियोकी परम्परा हो । 
इस विषयमे अन्वेषणकी आवश्यकता है । अस्तु, 


श्र तज्ञानके इन बीस भेदोंको देखकर एक शंका होना स्वा- 
भाविक हद । वीरसेन" स्वामीने स्वयं उस शकाकों उठाकर उसका 
जो समाधान किया है उसे यहां देते हैं-- 


शंका--चोदह प्रकीणंक अध्याय रूप अंगबाह्य, आचार 
आदि ग्यारह अंग, परिकर्स, सूत्र, श्रथमानुयोग ओर 
चूलिका, इनका अनन्‍्तर्भाव श्रुतज्ञानके उक्त भेदोंमेसे किसमें 
होता है ? अनुयोगद्वार या अनुयोगद्वार समास ज्ञानमें 
तो इनका अन्तभोव नहीं हो सकता क्‍योंकि ये दालनों 
प्राभ्नत श्रुतश्नानसे बंधे हुए है। प्रास्धत प्राश्वत या प्राश्वत प्राश्वत 
समासमे भी इनका अन्तभोव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों 
पूबंगतके अवयब हैं । परन्तु परिकम, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका 
ओर एकादश अंग पूवंगत# अवयव नहीं हैं ! इस लिये इनका 


१-- षटखं, पु. २३, ए. २७६ । 


द्श्छ् जै० सा० इ० पु०-पीठिका 


अन्तभाव श्र्‌ तज्ञानके उक्त बीस भेदोमेंसे किसी भी भेदमें नहीं 
हो सकता ९ 

समाधान - पअनुयोग द्वार और अल्ुयोगद्वार समासमें इन 
सब्रका अन्तर्भाव हाता है। और अनुयोग द्वार तथा अनुयोग 
द्वार समास श्राश्ृत प्राभृतके ही अवयव है, ऐसा कोई नियम 
नही है | अथवा प्रतिपत्ति समास श्र तज्लानमे इनका अन्तभोव 
कहना चाहिये। किन्तु पश्चादानुपूवीकी विवक्षा करने पर पूर्व 
समास श्र तज्ञानमे इनका अन्तभोव होता हैँ । 

उक्त समाधान से प्रकट होता है कि वस्तु, प्राभृत और प्राभत 
प्राभत नामक अधिकारों का सम्बन्ध केवल पूर्वों से है, किन्तु 
अनुयोग द्वार, प्रतिपत्ति वगैरह ग्यारह अंगो आदि में भी होते 
है । पूब निर्दिष्ट श्वे ताम्बर साहित्य से भी यही तथ्य प्रकट होभ 
है, जैसा पूर्व मे लिख आये है । 

इस तरह से ग्यारह अंगो ओर पुब॑पि अध्यायगत भेद था, 
इस बात का समथन दिगम्बर साहित्य से भी होता है| तथा 
पूर्वों को लेकर जो श्रुत ज्ञान के भेद बतलाये गये हैं वे विकास 
क्रम या वृद्धि क्रम को दृष्टि मे रखकर बतलाये हैं। अतः पूर्षो 
का अध्ययन अथवा ज्ञान क्रम से होता था, उससे भी यही 
निध्कष निकलता है । 


पर्दा का प्रमाण 


अंगो और पूर्तों के पदों का प्रमाण दिगस्वर साहित्यमे" 
विस्तार से बतलाया है | श्वे ताम्बर साहिस्य* में भी बतलाया है । 


१>पट्खे, पु० १, प०६६९ -१०७। २--अ्रद्टारस पय सहस्सा 
आयारे दुगुणश दुगुण सेसेसु ।-स. च. क., पृ. १७। 





शअ्रतपरिचय ६१६ 


पूर्वों के पदों के प्रमाण में तो दोनों परम्पराओं में विशेष 
श्रन्तर नहीं है किन्तु अंगों के पदों के प्रमाण को लेकर दोनों 
परम्पराओ में बहुत अन्तर है। श्रेताम्बर परम्परा के अनुसार 
पहले आचारांग मे अद्वारह हजार पद थे, और आगे प्रत्येक 
अंग मे क्रम से दूने दुने पद थे। किन्नु दिगम्बर परम्परा के 
श्रनुसार द्वाद्शांग के पदों का प्रमाण नीचे लिखे अनुसार 
था। उसके सामने वाली संख्या श्वेताम्बर मान्यता के 
अनुसार हैं, 


(--श्राचाराड्र ५८००० ९८०८० 
२- सूत्रकृतान्न ३५००० ६६००० 
३--स्थाना हल भध२०८० ७२००० 
४---समवाय १६७४००० १४७००० 
५--वियाहपर्णति गर८००० शर्‌८८००० 
६--खणाह धम्मकहा ॥2४५६००० ४७६००० 
७५--उपासकाध्ययन ११५७०८०० १६१५४२००० 
८- अन्त कूह शा रशइ्र८८०० २३५४००० 
<--अनुत्तरापपादिक €२४४०-० ४६०८००० 
१०-प्रश्न व्याकरण &€३१९१६००० €२१६००० 
११-बविपाकसूत्र. १८४००००० १्८४३२००० 
23+-0403+0५४७०७७७७५७४४७७;०७७४४७७७ ६७५४७ ५७३५७५७४»१३७५५७५३५५५७क#रधााथ भा. 





ग्यारह ऋंगों के पदों का जोड़ 2२४०२००० द६८०६००० 


२० 


जे० सा० इ० पृ०-पीठिका 


चोदह पूर्वो के पदोंका प्रमाण 


द्०" 
१--उत्पाद 
२--अग्रायणी 
३ - वीर्य प्रवाद 


४-- अस्ति नास्ति प्र० 


५ ज्ञान प्रवाद 
६--सत्य प्रवाद 
उ--श्रात्मप्रवाद 
८--कम प्रवाद 
6€--्रत्याख्यान 

%४--विद्यानुवाद 

११--कल्याण 

१२- प्राणावाय 


१३--क्रिया विशाल 
१४--लोक बिन्दुसार 





ख्वे०ोे 
१०७५००५००० यही 
६६००००० यही 
७5०००००० यही 
६०००००० यही 
<€€<€€€ 2 
१५००००००६ 4५ 
रृ६दृ००००००० गे 
श्ध०००००० यही 
८डरै००००० यही 
११०००००० य ही 
२६००००००० यही 
१२३००००००० १५६००००० 
€००००००० यही 
१२४०००००० १३५४०००+ 
६४५०००००४ 


अंगोके पदोंके प्रमाणकी उपपत्ति 


दिग्स्वर' साहित्य मे बारह अंगो के पदो का जोड़ एक सो 


१-पटलख॑, पु. १, ५. १६४-१२२ तथा क, पा०, भा, १ प्ृ० 
६३-६६ । २--स, चर. क., प. १७-१८। नन्‍्दी ओर समवायाग बृति 
में उत्पाद पूर्व मे एक करोड़ पद बतलाये हैं अन्यत्र ग्यारह करोड़ 
बतलाये हैं।-प्रव, सारो ०, ६२ द्वा०। 

३े-- “बारुतर सय कोडी तेसीदि तह य होति लक्खाशं । अ्रद्ठाव- 
णण सहस्सा पंचेव पदाणि अंगाण ?? ॥-मो० जी० । 


श्रुतपरिसय ६२९ 


बारह करोड़ तेरासी लाख अद्डावन हजार पाँच बतलाया है। 
ओऔर अंग बाहय के अक्षरों" का प्रमाण आठ करोड़, एक लाख 
श्राठ हजार एक सों पिचहृत्तर बतलाया है ओर इसका कारण 
बतलाते हुए उपपत्ति भी दी है | 
श्र॒तके अक्षर 

पटखण्डागम के वर्गखा" खण्ड में प्रथम यह प्रश्न किया 
है कि श्रत शञानावरणीय कर्म की कितनी प्रकृतियाँ ( उत्तर भेद ) 
हैं ? आगे उसका समाधान* किया गया है कि श्रतज्ञानावरण 
कर्म की संख्यात प्रकृतियाँ हैं क्योंकि जितने अक्षर हैं. उतने ही 
श्र॒तज्ञान है-एक एक अक्षर से एक एक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। 

अक्तरो का श्रसाश इस प्रकार है-तेतीस व्यंजन है। अ इ 
डऋलूए ऐओ ओ ये नो स्वर हस्व, दीर्घ और प्लुत के 
भेद स सत्ताइस द्वात है। प्राकृत मे एए आा ओ का भा हस्व 
भेद चलता है | अं, अः, >- क >- प य चार अयागवाह होते 
है | इस तरह सब अक्षर चोौसठ होते हैं। इन चोखठ अक्षरों के 
संयाग से जितने अक्षर निष्पन्न होते हैं वे भी उन चोसठ अज्षरों 
के ही प्रकार हैं, उनसे बाहर नहीं है | उनका प्रमाण" लाने के 

१-- अड कफोडि ए लक्खा अ्रद्ठ सहस्सा य एयसदिगं च । परण- 
पसरि वशणाओं पह्शणयाणं पमारणं तु ॥ ॥-गो० जी। २-“सुद्णाणा- 
वरशीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ? ॥४३॥--परटुर्ं «, पु० १३, 
पधृ० ६२४७ | ३ -- 'सुद्शाणावरणीयस्स कम्मस्स सखेज्जाओ पयडीओो 
॥४४॥ 'जावदियाशि अक्खराणि श्रक्खर सजोगा वा । ४५॥ षट्खं० 
यु० १३, प० २४७। ४--संजोगावरशद्वं चउसट्टि थावए दुबे 
रासिं। अ्रस्णोण्शुसमब्भासों रूवृू्श शिद्दिसंं गणिदं ॥४६॥-- 
घट्खं०, पु० १३, प्ृू० २४८। 


६२२ जें० सा० ्डु० पू०-पीठिका 


लिये चौसठ जगह दो” का अंक रखकर उन सब को पररपर 
में गुणा करने से १८४४६७४४०७३७०६५५१६१६ इतनी * राशि 
होती है। इसमें एक कम करने से समस्त अक्षरों की संख्या 
आती है । 


इस अक्षर संख्या मे एक पद के अक्षरों की संख्या १६३४८- 
३०७८्टट का भाग देने से लब्ध ११९८३५५८००५ आता है। 
इतने ही द्वादशांग के पदों का श्रमाण है ओर शेष बचता है- 
८०१०८१७१ । यह अंग बाह्य के अक्षरों का प्रमाण है । 


चौसठ मूल अक्षरों से जितने अक्षर निष्पन्न होते हैं उतने 
ही श्रत ज्ञानके भेद है, यह बात ता स्पष्ट है और वह भी स्पष्ट है 
कि किसी भी भाषा का कोई भी अक्षर उन अक्षरों से बाहर 
नहीं रहता सबका समावेश उन्हीं मे ह जाता हैं। किन्तु उन 
समस्त अज्ञरों की संख्या मे जो एक पद के अक्षरों की सख्या 
से भाग देकर लब्घ प्रमाण द्वादशांग के पद बतलाये है इसका 
ठीक आशय व्यक्त नहीं होता। चाोँसठ अक्तरों के संयोग से जो 
अक्षर राशि उत्पन्न होती है वह अपुनरुक्त अक्षर राशि है। और 
उसी को पद प्रमाण से माप कर द्वादशांग के पद बतलाये हैं । 
तो क्या द्वादशांग में पुनरुक्त शब्द नहीं होते १ इत्यादि 
अनेक शंकाएँ उत्पन्न होती है जिनके समाधानका साधन 
प्राप्य नहीं है । 


पहले लिख आये हैं. कि श्वेताम्बर परम्परा में दृष्टिवादको 
१-एयहट् थे चय छुसत्तय॑ व चय सुरुण सत्त तिग्र सतता। 


सुण्णं णव पण पंच य एगं छक्‍्केक्कगो य पणु्ग व ॥१३॥--पद्‌खें०, 
पु० १३, ए० २४५४ | गो: जी०,गा० ३४२ । 


शअुतपरिचय ६२३ 


गभिक और कालिक श्रत एकाद्शांग को अगमिक कहा है। 
जिसमें सहश पाठ हो उसे गामिक और जिसमें असहश पाठ हों 
उसे अगमिक कहद्दा है | किन्तु भाष्यकार भी झसे स्पष्ट नहीं कर 
सके तो बेचारे टीकाकार कहाँ से करते । 

श्वेताम्बर परम्परा की आवश्यक नियुक्ति में भी श्र्‌ तश्ञान 
की प्रकृतियाँ विस्तार से कहने की प्रतिज्ना करके कहा है कि लाक 
मे जितने प्रत्येक अक्षर ओर अक्षार संयोग हैं उतनी ही श्र्‌ तज्ञान 
क॑' प्रकृतियों जाननी चाहियें | फिर आगे लिखा है कि श्र तज्ञान 
को सर्व प्रकृतियोका कथन करने की शक्ति मुमभमें नहीं है इस 
लिये श्र्‌ तज्ञान के चौदह भेदो का कथन करते हैं| इन चौदह्‌ 
भेदों का स्वरूप पहले लिख आये हैं । 


इस तरद्द जज आवश्यक नियुक्तिकार ने ही अक्षर और अक्षर 
संयोग भ्रमाण श्रुतज्ञान के भेद बतला कर भी उनका प्रतिपादन 
करने में अपनी असमथंता प्रकट की तब जिशेषावश्यक भाष्यकार 
भी उनका वर्णन कहाँ से करते | अतः जेसे श्वेताम्बर परम्परा में 
“'पद' का प्रमाण अज्ञात था वैसे ही अक्षर संख्या का प्रमाण भी 
अज्ञात था | इसी से उसमें उक्त बातों के सम्बन्ध में कोई जान- 
कारी प्राप्त नहीं होती । किन्तु दिगम्बर परम्परा मे द्वितीय अग्रा- 
यणी पू्णे से निस्वव षटखण्डागम के सूत्रों से उक्त बिषयों की 
जानकारी मिलती है तथा बीरसेन स्वामी की घवला टीका से 
उसपर अच्छा प्रकाश भी पड़ता है । तथाप्रि इस सम्बन्ध में 


१---सुयणाणों पयडीश्रो वित्थरतों आवि वोच्छामि ॥१६॥ पचेय- 
मकक्‍्खराइ श्रक्‍्खर संजोग जत्तिया लोए । एबद्या सुयनाणें पथडीओं 
होंति नायज्वा॥१७॥ कत्तो में वरुशेउं सद्दी सुयनाण सव्वपयडीओ | 
चोइस विहनिक्खेव॑ सुयनाणे आबि वोच्छामि॥ १८ ।--आ* नि* । 


६२४ जे० सा० इ० पु०-पीठिका 


विशेष अनुसन्धात की आवश्यकता है; क्यों कि तीथेक्ुरकी 
वाणी को स्व भाषात्मक कहा है ओर ऊपर जो श्रुत के अक्षर 
बतलाये हैं उनमे सब भाषाओं के अक्षरों का समावेश हो जाता है। 


दृष्टिवाद में वर्णित विषय का परिचय 


श्रकलंक देव ने तत्त्वाथ वार्तिक को वृत्ति में बारह अंगो में 
वर्णित विषय का संक्षिप्त निर्देश किया है। उनके पश्चात्‌ हुए 
चीरसन स्वामी ने भी अपना धवला तथा जयघवला टीका में 
बारह अंगों का विपय परिचय दिया है । प्रथम यहाँ दृष्टिवाद के 
बिपय का परिचय दिया जाता है। टिप्पण मे श्वेतःम्ब्र साहित्यसे 
प्राप्त जानकारी का भी निर्देश किया जाता है । 

दृष्टिवाद के पाँच भेद हैं-परिकमे, सूत्र, श्रथमानुयोग, पृवेंगत 
चूलिका | इनमे से केवल पूबंगत के १४ भेदो का विषय परिचय 
अकलंक देव ने कराया है । शष चार सदो का नहीं कराया । 
किन्तु वीरसन स्वामी ने उनका भी विषय परिचय दिया हैं । 
पहले उन्हीं चार भदो का विपय परिचय [दया जाता हैँ । 


१ परिकम 


परिकरम के पॉच भेद है-चन्द्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रक्प्ति, जम्बद्दीप 
प्रक्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या श्रज्नप्ति | चन्द्र प्रश्नप्ति 
छत्तीस लाख पॉच हजार पदो के द्वारा चन्द्रमा के विमान, आयु, 
परिवार, ऋद्धि, गसन, हानि-वृद्धि तथा सकल आसी, अधे भाग 
ग्रासी या चतुथे भागग्रासी अहण आदि का वर्णन करती है। 
सर्य प्रशप्ति पॉच लाख तीन हजार पर्दा के द्वारा सूर्य सम्बन्धी 
आयु, सण्डल्, परिवार, ऋद्धि, प्रमाण, गमन, बिम्ब की ऊँचाई, 


अुतपरिचय ६२५ 


दिन की हानि-ब्ृद्धि, किरणों का प्रमाण और प्रकाश आदि का 
वरणन करती है। जम्बूद्वीप प्रशप्ति तीन लाख पश्चीस हजार पदों 
के द्वारा जम्बूढीप मे स्थित भोगभूमि और कर्मभुमि में उत्पन्न 
हुए मनुष्यों ओर तियेश्यों का तथा प्त, नदी, द्रह वेदिका, 
मेरु, बन, आदि का वर्णन करती है। द्वीपसागरप्रश्नप्ति बाबन 
लाख छत्तीस हजार पदों के द्वारा द्वीपों और समुद्रों के प्रमाण 
का वथा उनके अन्तर्गत नाना प्रकार के शरन्य पदार्थों का वर्ण त 
करती है। व्याख्याप्रज्ञप्ति चोरासी लाख छत्तीस हजार पदों के 
द्वारा रूपी और अरूपी द्र॒व्यों का, भव्य और अभव्य जीवो का 
तथा सिद्धोंका वर्णन करती है । 


२ सत्र 


दृष्टिवाद का दूसरा भेद सूत्र अद्धसी लाख पदों के द्वारा 
जीव अबन्धक है. कर्म से अलिप्न ही है, अकतो ही है, निगुण 
ही है, अभोक्ता ही है, सबंगत दी है, अरुमात्र ही है, निश्चेतन 
ही है, स्वप्रकाशक ही है, पर प्रकाशक दी है, नास्ति स्व॒रूप ही है. 
इत्यादि रूप से नास्तिबाद, क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, 


१--प्रट्खे ० पु० १, ४" १०६-११० | १-क० पा०, भा० १, ९” 
१३२-१३३ । नन्दि० सू: ५७ की मलय० टीका में लिखा है--परिकर्म 
या अर्थ है योग्यतापादन ॥ जिसके अभ्याससे शेष सूत्रादि रूप दृष्टि- 
वाद फो ग्रहण करने मे समर्थ होता है उस शास्त्र को परिकर्म कहते हैं। 
प्रिकर्म के उक्त भेद श्वेताम्बर परम्परा मे नहीं हैं । 

२--नन्दि टीका में लिखा है-पूव गत सूत्रो के अर्थ का सचन 
करने से सूत्र कहते हैं । वे सूज सब द्वव्यो सब पर्यायों, सत्न नयो ओर 
सब भंगो के प्रदर्शक होते हैं । 

७ 


३२६ जे० सा० ह०-प्‌३ पीठिका 


ज्ञाननाद और बैनयिक वादियों के तीन सो ज्रेसठ मतों का पूर्ज 
पक्त रूप से वर्शन करता है। तथा उसमें त्रेशशिकवाद, नियति- 
वाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद्‌ और पुरुषवाद 
का वर्णन भी है । 
३ प्रथमानुयोग 

*प्रथमानुयोग पांच हजार पदोके द्वारा चौबीश्व तीर्थद्भर, 
बारह चक्रवर्ती, नो बलभद्र, नो नारायण, और नो प्रति नारायणोके 
पुराणों का तथा जिन, विद्याधर, चक्रवर्ती, चारण मुनि और 
राजा आदिके वंशों का वर्णन करता है । 


५ चूलिका 


दृष्टिवादके पॉचवे भेद चूलिकाके पॉचभेद हैं-जलगता , थलगता, 
मायागता,रूपगता ओर आकाशगता । जल्नगठा चूलिका दो करोड़, 


१ क, पा. भा. ३, पू. १३८ | पद, पु० १, ए. ११२। नन्‍्दी० 
टी.--तीथंड्रोके पूर्व भवो का तथा कल्याशुकोका वर्णन रइता है । 

२ पद ०, पु० १, ४, ११३। क. पा०, भा० १; ९.१३६। 
श्वेताम्बरीय साहित्यमे लिखा है कि चूलिका चोटीको कहते हैं। 
जैसे मेल की चूलिका है वैसे ही दृष्टिबादकी चूलिफा है । परिकर्म, 
सूत्र, पूवंगत ओर श्रन॒ुयोगमे जो उक्त अनुक्त अर्थ होते हैं उन सब 
का संग्रह चूलिकाओं में होता है। चूलिका आदिके चार पूर्वों की हैं 
शेष पूर्वोकी चूलिका नहीं हैं। प्रथम पूर्वकी चूलिकाओका प्रमाण 
चार, दूसरे पूर्वकी चूलिकाओका प्रमाण बारह, तीसरे पूर्वकी 
चूलिकाओका प्रमाण आठ और चोथे पूवंकी चूलिकाओका प्रमाण 
दस दै। इस तरह सब चौतीस चूलिकाएं, हैं |-..नन्‍्दी ० टी०, सू० 
२७ । ४. २४६ । 


अुतपरिचय ६२७ 


नौ लाख, नवासी हजार दो सौ पदोके द्वारा जलमें गमन और 
जलस्तम्मनके कारणमूत मंत्र तंत्र तपश्वरण का तथा अग्नि का 
स्तम्भन करना, अग्नि का भक्षण करना, अग्निपर आसन 
लगाना, अग्निपर तैरना अदि क्रियाओके कारखभूत श्रयोसोंका 
वर्णन करती है । थल्षगता चूलिका उतने ही पदोंसे कुलाचल, 
मेरु महीधर, गिरि और प्रथ्वीके भीतर गमनके कारणमभूल मंत्र 
तंत्र तपश्चरण का तथा वास्तुविद्या और भूमि सम्बन्धी अन्य 
शुभाशुभ कारणों का वर्शन करती है। मायागत चूलिका उतने 
ही पदोके द्वारा मद्देन्द्र जालका वर्णन करती है । रूपगता चूलिका 
जतने ही पदोके द्वारा सिह, घोड़ा, हाथी. हरिण, खरगोश, इंच 
आदिके आकारसे रूप को बदलने की विधिका वथा नरेन्द्रवादका 
ओर चित्रकर्म, काष्ठकर्म, लेप्यकर्म, लेनकर्म आदिका वर्णन 
करती है'। आकाशगत चूलिका उतने ही पदोंके ढ.रा आकाशमें 
गमन करनेके कारणभूत मंत्र तंत्र तपश्वरण आदि का वर्णन 
करती है । इन पांचों हो चूलिकाओंके पदोंका जोड़ दस करोड़ 
उनचास लाख छयालीस हजार है। 


४ पूर्वोका परिचय 


२ उत्पादपुब--जीब, काल और पुद्गलद्रव्यके उत्पाद व्यय 
और भोव्य का वर्णन करता है। इसमे दस वस्तु, दोसौ प्राश्वत 
ओर एक करोड़ पद द्वोते हैं । 


२ अग्रायशीपूज-- क्रियाबाद अदि की प्रक्रिया को अग्रायण्यी 
कहते हैं. उसका जिसमें बर्णन हो उसे अप्रायणी पृ्वे कहते हैं 
(त. वा०, प्र. ७४ )। अआयरी पूर्व अंगोंके अप्र का कथन 
करता है. (घट्खं; पु. १ प्र ११५ )। अग्रायणी पूर्व सातस्रो 


श्र जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


सुनय और दुर्नयों का तथा छे द्रव्य, नो पदार्थ ओर पांच 
अस्तिकायोंका व्शंन करता है (क- पा. भा. १, पृ. १४० ) | 
अ्रग्न अथोत्‌ द्ादशांगमे प्रधानभूत वस्तुके 'अयन' अथोंत्‌ ज्ञान 
को अग्रायण कहते हैं | वही जिशका प्रयोजन हो उसे श्रग्रायणीय 
कहते हैं । वह्‌ धातसौं सुनय दुनेयो का तथा पांच अस्तिकाय, 
सात तत्त्व और नो पदार्थों का वर्णन करता है। अग्र अथौत्‌ 
परिमाण, उप्तका अ्यन! अथोत्‌ जानना, उसके लिये जो 
द्ितकर हो वह अग्रायणीय पूर्व हे ( नन्‍्दी” मलय० सू० ४६ ) | 

इसपूर्वमें १४ वस्तु २८० प्राभुत॒ और छियानवें लाख 
पद होते हैं । 


३ बीयीनुप्रवाद--छद्मस्थ केवलियोके वीर्यका, सुरेन्द्र और 
देत्यपतियों की ऋडद्धियों का, नरेन्द्र, चक्रवर्ती और बलदेबोके 
वीयेलाभ करने का तथा द्रव्योके सम्यक लक्षणका कथन करता है 
( त. बा०, पृ. ७४) | वीर्यानुत्वाद पूब आत्मवीयं, परवीये, 
उमयवीय, क्षेत्रवीयं, कालवीयं, भववीयं और तपवीय॑ आदि का 
वणन करता हूं (क, पा., भा० १, प्रृ. १४०, षट्खं, पु. १, प्र. ११४) । 
जिसमे अजीवो का तथा सकर्मा और निष्कर्मा जीबोंका बीर्य 
कहा गया हो वह वीयश्रवाद है ( नन्‍दी० मल्यटीका, सू. १४७ ) 
इसमें आठ वस्तु, १६० पाहुड ओर सत्तर लाख पद्‌ हैं। 


४ अस्तिनास्तिप्रवाइ--पांच अस्तिकायोंका और नरयोंका 
अनेक पर्यायोंके द्वारा यह हे और यह नहीं हैं. इत्यादि रूपसे 
कथन करता हैं | अथवा द्रव्याथिक ओर पयोयार्थिक नय की 
गोगता और मुख्यताके द्वारा छहों द्रव्योंके स्वरूपको अपेक्षा 
अस्तिस्वका ओर पररूपकी अभ्रपेज्ञा नास्तित्वका कथन 
करता हू ( त० बा०, प्र ७४ ) | खवरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा 


श्रुतपरिचय ६२६ 


समस्त द्र॒व्योके अस्तिवका ओर पररूप आदि चतुष्टयकी 
अपेक्षा उन्तके नास्तित्व का कथन करता है। ( क. पा. भा. ३, प्र- 
१२. ०-षट्खं. पु. १, प ११५ )। लोकमे जो वस्तु जिस प्रकार 
अप्ति अथवा नास्ति है. स्याह्वाद की दृष्टिसे वह्दी अस्ति नास्ति 
रूप है इत्यादि कथन अस्तिनास्तिप्रवाद करता हैं ( नन्दि०- 
चू०, मलय०,सू ० ५६ तथा सम० श्रभ० टी०सू० १४७ )। इसमें 
१८ वस्तु, ३६० पाहुड़ और साठ लाख पद होते हैं। 

४ ज्ञानप्रवाद--पांचो ज्ञानोंकी उत्पत्तिके कारणोंका विषयों 
का, ज्ञानियों और अज्ञानियो का तथा इन्द्रियोका प्रधानरूपसे 
कथन करता है (त. वा., प्र. ७४ )। पांच ज्ञानों और तीन 
अज्ञानों का कथन करता है।( पट्खं०, ए. ११६)। मति श्रुत 
अबधि मनः पर्यय ओर केवल ज्ञान का कथन करता है (क, पा..- 
१४१) । ( ननन्‍्दी. मलय. सू- ४६ । सम० अभ० टी०, सू. १४७) । 
इसमें १२ वस्तु, २४० पाहुड़ु ओर एक कम एक करोड़ पद हैं। 


६ सत्यप्रवाद--बचन गुप्ति का, वचन संस्कार के कारण शिर 
करठ आदि आठ स्थानों का, वारद प्रकार की भाषा का, वक्ताओं 
का, अनेक प्रकार के असत्य बचन और दस प्रकार के सत्य 
वबचनों का कथन करता हे ( त० वा०, प्रू० ७५, षट्खं०, पृ० 
११६ )। व्यवहार सत्य आदि दस प्रकार के सत्यों का भौर 
सप्तमंगी के द्वारा समस्त पदार्था के निरूपण करने की विधि का 
कथन करता है ( क० पा०, ए० १४१ )। ( नन्दि० सज्ञय० सू० 
४६ | सम० अभ० टी० सू० १४७ )। इसमें बारह वस्तु, दो सो 
चाज्नीस पाहुड़ और एक करोड़ छे पद होते है । 


७ आत्म प्रवाद--आत्मा के अस्तित्व नास्तित्व नित्यत्व 
अनित्यस्व कठेस्व भोक्ततव आदि धर्मों का ओर छ काय के जोबों 


६३० जँ० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


के मेदों का युक्ति पूवक कथन करता है (त. वा', प्र. ७६ )। 
जीब वेत्ता है, विष्णु है, भोक्ता है, बुद्ध है इत्यादि रूप से आत्मा 
का वर्णन करता है ( पटखं० प्र. १५८) । जीव विषयक नाना 
दुर्नयों का निराकरण करके जीव द्रव्य को सिद्धि करता है ( क० 
पा., ए. १४१ )( सनन्‍्दी ० च्‌०, हरि० : मेय०, टी०सू० २६ । सम०> 
अभ० टी० सू० १४७ ) । इसमें सोलह वस्तु, वीन सो बीस पाहुड़ 
ओर छुव्बीस करोड़ पद होते है । 

८ कर्म प्रवाद-- कर्मों के बन्ध उदय उपशम निजेरा अब- 
स्थाओं का, अनुभवबन्ध और प्रदेश बन्ध के आधारों का तथा 
कर्मों की जघन्य मध्यम उत्कृष्ट स्थिति का कथन करता हैं ( त- 
वा, प्र. ७६ ) आठो कर्मो का कथन करता है ( पटखं०, प्र. १२१ ) 
समवदान क्रिया ईयो पथ क्रिया, तप ओर अधःकमे का कथन 
करता है ( क. पा., प्र. १४२ )। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश 
आदि सेदों के द्वारा तथा अम्यान्य उत्तरोत्तर भेदो के द्वारा ज्ञाना- 
वरण आदि आठ कर्मो का कथन करता है। ( नन्‍्दी० चू०, 
मलय०, सू० २६। सम., अभ., सू. १४७ )। इसमें बीस वस्तु, 
चारसो पाहुड़ और एक करोड़ अस्धी लाख पद होते हैं । 


< प्रत्याख्यान-- ब्रत नियम प्रतिक्रमण प्रतिलिखन तप कल्प 
उपसग आचार प्रतिमा विराधना, आराधना, और विशुद्धि के 
उपक्रप्तों का, मुनि पद्‌ के कारणों का तथा परिमित या अपरिमित 
द्रव्य और भावों के त्याग का कथन करता है ( त० बा०, पर ० 
७६ )। द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा परिमित कालरूप और 
अपरिमित कालरूप प्रत्याख्यान, उपवासविधि, पाँच समिति और 
तीन गुप्तियों का कथन करता है ( षट्खं०, प्रू० १२१ )। नाम 
स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से अनेक प्रकार के 


शअलपरिचय बडे 


च्द्ा 


परिमित ओर अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यान का कथन करता 
है ( क. पा, 7. १४३ )। समस्त प्रत्याख्यान का कथन करता हे 
( नन्दि० चु०, सलय० सू० ५६। सम, झभ- सू० १४७ )। इसमें 
तीस वस्तु, ऋ सो पाहुड़ ओर चोरासी लाख पद दोते हैं । 

१० विद्यानुप्रवाद--- समस्त विद्याओं का, आठ महा निमित्तों 
का, तहिषयक रज्ज्‌ राशिविधि, क्षेत्र श्रेणी ल्ोकप्रतिष्ठा, लोक 
का आकार और समुद्धातका कथन करता है। ( त० वा०, प्र० 
७६) अगुष्ठ प्रसेना आदि सात सो अल्प विद्याओ का, रोहिणी 
आदि पॉच सो महाविद्याओं का, और अन्तरीक्ष भोम अंग स्वर 
स्वप्न लक्षण व्यंजन, चिन्ह इन आठ महानि्ित्तों का कथन 
करता है ( पट्खं० ० १२१ )। वक्त विद्याओं का तथा उन 
विद्याओं को साधने की विधि का ओर सिद्ध हुई विद्याओ के फल 
का कथन करता है ( क० पा०, ४० १४४ )। अनेक विद्यातिशयों 
का कथन करता है ( नन्‍दी० चु०, मलय० सू० ५६। सम० अभ० 
सू० १४७ ) । इसमें १५ वस्तु, तीन सो पाहुड़ ओर एक करोड़ 
दस लाख पद दोते हैं । 


११ कल्याण प्रवाद--सूर्य चन्द्रमा प्रह नक्षत्र और तारा गणों 
के गमन, उत्पत्ति, गतिका बिपरीत फल, शकुन शास्त्र, तथा 
अहन्त बलदेव बासुदव चक्रवर्ती आदि क गर्भावतरण आदि महा 
कल्याणको का कथन करता दै (त्० बा०, ५० ७७ | पट्स्व० प्रू० 
१२१ | क० पा०, प० १४५ ) | उसमे सब ज्ञान तप और संयम 
के योगों को शुभ फलदायी होने से सफल्न तथा प्रमाद आदि को 
अशुभ फलदायी कहा है ( नन्‍्दी० चू०, मलय० सु० ४६। समर० 
अमभ० स्‌० १४७ )| इसमें दस वस्तु, दो सो पाहुड़ भोर छब्बोस 
करोड़ पद होते हैं । 


६३२ जें० सा० इ०-पुवव पीठिका 


१२ प्राणावाय--श्युर्वेद के काय चिकिसा आदि आठ अंगों 
का, भूतिकर्म का, जाँगुलि प्रक्रम का और प्राणायाम का विस्तार 
से कथन करता है ( त० वा० प्ृ० ७७ | षटखं० प्रू० ११२ । क० 
पा० प्ृ० १४६ ) भेद सहित आयु प्राण का तथा अन्य प्राणों का 
कथन करत है ( नन्‍्दी० चू०, मलय० सू० ५६। सम० अभ०, सू* 
१४७ ) | इसमे दस वस्तु, दो सो पाहुड़ और तेरह करोड़ पद है । 
3 उल्लेख के अज्ञुसार इसमें एक करोड़ ५६ लाख 
पद है । 


१३ क्रिया विशाल--लेख आदि बहत्तर कलाओ का, स्त्री 
सम्बन्धी चौसठ गुणों का, शिल्प का, काब्य के गुण दोषों का, 
छन्द रचनाओ का वथा क्रिया के फल के भोक्ताओं का कथन 
करता है। ( त० बा०, पृ० ७७ | षटखं० पु० १ पृ० १२२ ) । नृत्य 
शास्त्र गीतशास्त्र लक्षणशास्त्र छन्दशास्त्र अलझ्लारशास्त्र तथा 
नपु सक रुत्नी ओर पुरुष के लक्षण आदि का कथन करता है 
( क० पा० प्रृ० १४८ ) | कायिकी आदि क्रियाओं का, सभेद संयम 
क्रिया का, तथा छन्द्‌ क्रिया का वर्णन करता हैँ ( नन्‍्दी० मलय० 
सू? ५६। सम० अभ० १४७ सू० )। इसमे दस वस्तु, दो सो 
पाडुड़ ओर नो करोड़ पद हैं । 


१७ लोक बिन्दुसार- आठ व्यवहार, चार बीज, परिकर्म 
और राशि विभाग का कथन करता है। (त० वा०, प्‌ उ८। 
पद्खं० पु० १, पृ० १२२ )। परिकमं, व्यवद्दार, रज्ज राशि, 
कलासबण्ण ( गणित का एक प्रकार ), गुणकार, वर्ग घन, 
बीजगणित और मोक्ष के स्वरूप का कथन करता है ( क० पा० 
भा० १, ४० १४८ )। लोक विन्दुसारको इस लोकमें अथवा शास्त्र 
रूपी लोक भे बिन्दुसार कहा है ( नन्‍दी चू०, मलय० सू० ४६ । 


श्रुतपरिचय द्शे३े 


सम० अभ० सू० १४७ ) | इसमें दस वस्तु, दो सौ पाहुड और 
साढ़े बारह करोड़ पद हैं । 


इस तरद्द चोद पूर्वबों में १६९ वस्तु और तींन इजार नो 
सो पाहुड़ होते हैं । 

उक्त विषय परिचयसे ज्ञात होता है कि पूडरर्मे आत्मा, कमे, 
ज्ञान, त्याग आदिक्रे साथही साथ मंत्र तंत्र ज्योतिष गणित 
आयुर्वेद, कज्मा आदिका भी वर्णन था। तथा दार्शनिक मतों की 
प्रक्रिया भी उसमे बतलाई गई थी । इसीसे पूर्वोंका प्रतिपाद्य विषय 
स्वसमय ओर पर समय दोनों कहा है । अथोत्‌ उसमें स्वमतके 
साथ परमतोके सिद्धान्तोंका भी प्रतिपादन था । इसीसे बारहदें 
अंग का नाम दृथ्टिवाद था । 


चोदह पूर्वोका यह विषय परिचय उपलब्ध दिगम्बर साहित्य 
में सवंप्रथम श्रकलंक देवके तत्त्वार्थ वार्तिकमें ही उपलब्ध होता 
है । उन्होंने किस आधारसे यह लिया यह कद्द सकना शक्‍्थ नहीं 
है । श्रेताम्बरोमें नन्दि चूणिमें मिलता है, वह्दींसे हरिभद्र, अभय- 
देव. मल्यगिरि आदि टीकाकारोंने लिया है । उसके अवलोकनसे 
पूर्वा की विषयसम्बन्धी विविधता तथा गहनताका आभास 
मिलता है। तथा यह भी प्रकट होता है कि उनका परिमाण बहुत 
विशाल होना चाहिये । यद्यपि प्रत्येक पूजके वस्तु ओर पाहुड़ 
नामक अ्रधिकारोंकी जो संख्या दी है वह उचित ही प्रतीत होदी है. 
किन्तु पदोंका जो प्रमाण दिया है! वह अवश्यही विस्मय कारक 
है । किन्तु दिगम्बर-ध ताम्बर दोनों परम्पराओंके साहित्यमें पदों 
का प्रमाण भ्रायः एकसा ही मिलता है । 


६३४ जे० सा० इ०-पुर्वे पीठिका 


एकादशांग 


बारहवें दृष्टिवादके सम्बन्धमें यथा संभव प्रकाश डालनेके 
पश्चात्‌ अब हम शेष ग्यारह अंगोंकी ओर आते है। 


पू्वों से अंगों को उत्पत्ति 


यह पहले लिख आये हैं कि श्वेताम्बर साहित्यमें कहद्दा है 
कि पूक्षासे अंगोंकी उत्पत्ति हुईं। व्यवहार” सूत्रमे लिखा 
है कि पहले आचार प्रकल्प नौवें प्रत्याख्यान पूर्वमे गर्मित 
था। वहीसे आचारांगमे उसे लाकर रखा गया । दिगम्बरा- 
चार्य. पृज्यपादने अपनी स्वार्थसिद्धि नामक तत्वाथेषृत्तिमे 
(अ० 6; सू० ४5 ) पुलाक मुनिका जघन्य श्रुत आचार 
बघ्तुः कहा है ओर उत्कृष्ट श्रत अभिन्नाक्षर दस पूष क 
है। यह हमस देख आये हैं. कि वस्तु नामक अधिकार पृवमि 
ही होते थे। अतः आचार बसस्‍्तु' अवश्य ही किसी पूथंगत हाना 
चाहिये । संभव है नोवें पूषणत ही हो; क्योकि डसका प्रतिपाद् 
विषय आचार ही था। यद्यपि इससे यह प्रमाणित नहीं किया 
जा सकता कि अगोकी रचना पूर्वोंसे हुईं थी और न दिगम्बर 
परम्परामे ऐसा कोई संकेत ही मिलता है तथापि पूर्वेबिद का 
महत्त्व ही सबंत्र दृष्टियोचर होता है, केवल। 'अंगविद्‌' का काई 
महत्त्व दृष्टिगोचर नहीं होता । यद्दी इससे प्रकट होता है । 


तथा अंगोंमें प्रतिपादित कोई बिषय ऐसा प्रतीत नहीं होता, 
जो पूर्वो्में वणित न हो । इससे भी श्वेताम्बरीय साहित्यके उक्त 


१--आगयारपकप्पो ऊ नवमे पुच्बंसि आसि सोधी य। तत्तो चिय 
निजूढी इहाहि तो कि न सुद्धिमवे ॥१७१॥ . --व्य० खू०, ३3० 





शअुतपरिचय ह्३५. 


कथनका समथेन किया जा सकता है। अस्तु, अब दम प्रत्येक 
अंगका विषय परिचय देकर उसके साथ श्वेताम्बरीय ग्यारह 
अंग्रोंका भी क्रमशः यथा संभव समीक्षापूबंक परिचय 
करायेंगे । 

१ आचारांग--श्राठशुद्धि, तीनगुप्ति, पाँच समिति रूप चयो 
का कथन करता है ( त० वा०, प्र० ७२ )। मुनिकों कैसे चलना 
चाहिये, केसे खड़ा हाना चाहिये, केसे बैठना चाहिये केसे 
सोना चाहिये, केसे भाजन करना चाहिये और केसे बोलना 
चाहिये, इत्यादिका कथन करता है ( घटखं० पु० १, प्रृ० 
€&€। क० पा०, भा० १ प्ृ० १२५२ )। इसमे अद्दवारह हजार 
पद थे । 

वर्तमान खे ८ आचारांग सुत्रमे भिक्ुओंकी चयो बतलाई है । 
इसमें दो श्र त स्कन्ध हैं। प्रथम श्र तस्कन्ध “बम्भचेरिय'मे आठ 
अ्रध्ययन है-- १ सत्थ परिण्णा. २ लोग वबिजओ, ३ सीओस- 
णिज्ज, ( शीतोष्णीय ', ४ सम्मत्त, ५ आवंती अथवा लागसार, 
६ धूय, ७ विमोहद, ८ उबहाण सुय। नोवां महापरिण्णा नष्ठ 
हो गया। इससे वज् स्वामी ने आाकाश गापिनी विद्याका उद्धर 
किया था। शीलांकाचायके मतसे महापरिण्णा आठवां अध्ययन 
था, विमोज्ञाध्ययन सातवां ओर 'उबहाण सुय” नोवां। ऐसा 
वि० प्र० (प्रू० ४१) में लिखा है। किन्तु यह्द ठीक नहीं 
है। आचारांग* नियुक्तिमे महापरिण्णाका नम्बर ७वां हे। 


कत...-++++- 


१--सत्य परिश्णा लोगविजओं य सीओसशिज सम्मत्त। तह 
लोगसारनामं धुय॑ तह महापरि््णा य ।|३१॥ अ्र्ठमए. य विमोक्खों 
उवहाणमु्यं व नवमंग भणिय | इच्चेसों आयारो आयारग्गारि 
सेसाणि]| ॥३२ ।-- आरचा० नि० | 


६३६ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


तदनुसार 'शीलांकाचायने भी महापरिण्णाको सातवां ही 


बतलाया है । 

प्रथम' अध्ययन सत्थपरिण्णा या शम्रपरिज्ञामें जीवका 
अस्तित्व बतलाकर उनकी हिंसा आदि न करनेका अथोत्‌ जीव 
संयमका विधान है। दूसरे लोक विजय अध्ययनमे बतलाया है कि 
लोक आठ कर्मोसे केसे बंधता है ओर केसे बन्धनसे छूटना 
चाहिये। तीसरे शीतोष्णीय अध्ययनमे बतलाया है कि अनुकूल 
प्रतिकूल शीतोष्ण परीषहको सहना चाहिये। चोथे सम्यक्त्वमें 
बतलाया है कि सन्‍्मारगमे दृढतापूवक प्रवृत्ति करनी चाहिये । 
पाँचवे लोकसारमे बतलाया है कि असारकों छोड़कर सारभूत 
रत्नत्रयको ग्रहण करना चाहिये। छठे धूतमें बतलाया है कि 
आनिको निःसद्ड रहना चाहिये। सातबेंमे बतलाया है कि मोहसे 
उत्पन्न परीषह ओर उपसर्गोको भलेप्रकारसे सहना चाहिये। 
आठवें विमोक्षमे अन्तक्रियाका कथन है । नोवे उपधानमें बत- 
लाया है कि ऊपरके आठ अध्ययनोमें जिन बातोका कथन किया 
गया है उसका पालन महावीर प्रभुने किया था। 

डा० जेकोबी, विटरनीट्स आदि का मत है कि अथम 
श्रुतस्कन्ध दूसरेसे प्राचीन हैं । तथापि पहलेमें बिरुद्ध जातीय 
तात्वोकों एकत्र वेठानेका प्रयत्न किया गया है । सूत्र गद्य रूप भी 


१--अथुना सप्रमाध्ययनस्प महापरिशाख्यस्पावमरः तच्च व्यवच्छि- 
ब्षम'--आराचा० नि०, ४० २३४ पू० | 

२-जिश्रसंजमो ञ्र लोगो जह बज्मइ जह य त॑ पजहियव्बं | सुह 
वुक्खतितिक्वाबि व सम्मतं लोगसारों य ॥३०)। नित्संगया य छठे 
मोहसमुत्था परीसहुवसग्गा । निज्ञा्ण अद्ठमए नवमे य जिणेण 
एव ति ॥३४॥ 


श्रुतपरिच्षय इ२३७ 


हैं श्रोर पद्य रूप भी हैं जेसाकि बौद्ध साहित्यमें प्रायः देखा 
जाता है। कभी दुरतक गद्यात्मक सूत्र चले गये है, तो कभी गद्य 
पद्मयात्मक ओर कभो केवल पद्यात्मक । (हि० इ० लि०, भा० २, 
पूृ० ४१५-४३२६ )। 

इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कन्धमें नो अध्ययन हैं। दूसरे श्रत- 
स्कन्धमे १६ अध्ययन हैं--पिंडेसणा १, सेज्जा ( शय्या ) २, 
इरिया ( इयी ) ३, भासाजाय॑ ४, वत्थेसणा ( वस्त्रेषणा ) ४, 
पाएसणा ([ पात्रेषणा ' ६, उग्गह पडिमा ७, सात सक्तिकया १४, 
भावणा १४५, ओर विमुत्ती १६। इस तरह सब पश्चीस अध्ययन 
हैं। अब चोबीस हैं। प्रथम श्रुत स्कन्वमें ४० और दूसरेमें ३४ 
उद्देस हैं | किन्तु पहले ७८ नहीं किन्तु ८५ उद्देसग थे । 

दूसरे श्र्‌त स्कन्धमें मुनि सम्बन्धी आचारोंका ही विशेष रूप 
से कथन है. । डा० बिट्रनीट्सका कथन है कि दूसरा श्रुत्‌ स्कन्ध 
प्रथम श्रुत स्कन्धसे बहुत अवाचीन है । यद्‌ बात उसमे जो चूला 
हैं, उनसे प्रकट होती है । प्रथम दो चुलाओमे साधु ओर साध्वियो 
के देनिक आचारका कथन है । उनमें बतलाया है कि साधुका 
कैसे आहार लेना चाहिये, कैसे चलना चाहिये »तर केस जीवन- 
यापन करना चाहिये । तीसरी चूलामे भगवान महावीरकी जीवनी 
है । स्कन्धके अन्तमें बारह पद्म हैं जिनमे वर्णित विषय बोद्ध थेर 
गाथाओंका स्मरण कराता है ( दि० इं* लि०, जि० २, ५० 
४१८ ) 

आचारांग सूत्रपर नियेक्ति है जिसे भद्रवाहु ऋृत कद्दा जाता 
है। एक चूर्णि है ओर शीलांक ( ८७६ ई० ) की टीका है । 


२ सूत्रकृतांग - ज्ञानविनय, प्रज्ञापन, कल्प्याकल्प्य, छेदोप- 
स्थापना तथा व्यवद्दार धर्मका कथन करता है ( त० वा०, प्रू० 


६३८ जे० सा० इं० पु०-पोठिका 


७श। षट्खं० पु० १, 9० €€ )। स्व समय परसमयका तथा स्त्री 
सम्बन्धी परिणांस, कलीवत्व, अस्फुटत्ब, कामायेश विलास, रति 
सुख, ओर पुरुषकी इच्छा करना आदि स्त्रीके लक्षणोंका कथन 
करता है ( क० पा०, भा० १, प्रू० ५२२ ) | एक सो अस्सी क्रिया- 
बादी, चोरासी अक्रियावादी, सड़सठ अज्ञानवादी, और बत्तीस 
वैनयिकवादी, इस तरह तीन सो त्रेसठ मतोका खण्डन करके स्व 
समयकी स्थापना करता है ( ननन्‍दी० सू० ४७, खम० सू० १४७ )। 
उसमे छत्तीख हजार पद होते हैं 

वबतमान "सूत्रकृतांगमे दो श्र त स्कन्ध है । प्रथम श्रतस्कन्ध 
श्लोक तथा अन्य छन्दोंमे निबद्ध है| दूसरा श्रुत स्कन्ध अध्ययन 
५-६ को छोड़कर गद्यमें रचा गया है| दोनों श्रुत स्कन्धोंमे २३ 
छध्ययन हैं-प्रथममें १६ और दूसरेमें सात । इनके नाम वि० भ्र० 
( प० ४२) मे दिये हैं । 

१ समय--इसमे चार उद्देश हैं । तथा चात्रोक, बोद्ध, नियति- 
बाद आदि दर्शनोंकोी समीक्षा है । प्रथम उद्देशकी समाप्ति इस 
इलोकाधंके द्वारा होती है-“नायपुत्ते महावीरे एवं आह जिणोत्तमे! 

२ वेयालीय-वेतालिय-बैदारिक-इसमे तीन उद्देश है। प्रथम 
का आरम्भ इस प्रकारसे होता है-- 

“संबुज्कद कि न बुज्कद संवोही खलु पेश्व दुल्लहाः 

जिस छन्दमे यह पद्म रचा गया है उसे पिगल तथा बराद- 
मिहिर ने वेतालीया कहा है। श,यद इसीसे इस अध्ययनका 
नाम वेतालीय रखा गया है। किन्तु डा० वेबरका कहना है 
सूत्र'ऋृतांगके वेतालीय नामक अध्ययनके कारण ही उक्त 


१-सूयगडे सुयखंधा दोजल्लिउ पढमम्मि सोलसज्कयणा । चउ, 
तिय, चठ, दो दो एक्कारस पढम सुयख॑ंधस्स | १।॥ “+वि० 
प्र, ४० भर । 


श्रूतपरिचय ६३६ 


छनन्‍्दको वेतालीय नाम मिला है। और इसलिये वे* इस अन्धको 
बहुत प्राचीन बतलाते हैं। एक उल्ले खनीय बात ओर भी इसमें 
है । माहण ( ब्राह्मण ) शब्द का प्रयोग मुनिके अर्थमें किया गया 
है । मा-हन-हिंसा न करनेवाला । डा० वेबर इसे भी भाचीनता 
का सूचक बतलाते हैं। इस अध्ययनमें द्ित-अद्दितका उपदेश 
दिया गया है । उदाहरणके लिये-एक* पद्यमें कहा हे--'जो पुरुष 
कषायोंसे युक्त है वह चाहे नंगा और कृश द्वोकर विचरे, चाहे 
एक सासके पश्चात्‌ भोजन करे, परन्तु अनन्तकाज्ञ तक झसे 
जन्मधारण करना पड़ता है। 

अध्ययनका अंतिम वाक्य इस प्रकार है-- 

'एवंसे उदाहु अखुत्तरनाणी अखुत्तरदंसी अगुत्तरणाण् 
दंसगधघरे अरहा नाययुत्ते भगवं वेखालिए वियाहिए 
॥२२॥ त्ति वेमि ।/ 

सुधमोस्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामीसे कहते हैं-“उत्तम 
ज्ञानी, उत्तम दशनी, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दुशनके घारक अष्ेन्त नात- 
पुत्त भगवान ने विशाला नगरीमें कहा था, सो मे आपसे 
कहता हूँ ।? 

टीकाकार शीलांक ने आरम्भमें इस अध्ययनका सम्बन्ध 
भगवान आदिनाथसे जोड़ा है । अथोत्‌ भगवान आदिनाथ ने 
अपने पुत्गेंकी लक्ष्य कश्के ऐसा कद्दा ओर इसी लिये अन्तिम 
उक्त वाक्यका अर्थ करते हुए डसकी संगति भी भगवान ऋषभदेव 





१-इन्डिं० एरिट०, जि० १७, ए० ३४४-३४४५ । 


२-+जदबि य शिंगणे किसे चरे, जयविय भुृंजिय सास यंतसो । जे 
डह सायाइ मिजई श्रागंता गब्भाय झुंतसो ॥६॥! 


६४० जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


के साथ बैठनेकी कोशिश की है। किन्तु उक्त वाक्यसे स्पष्ट है 
कि भगवान महवीरको लक्ष्य करके ही उक्त वाक्य दिया गया है + 

३०--उबसग्ग परिन्ना ( उपसर्ग परिक्ञा )-इसमें चार उद्देश हैं। 
डपसर्गोंसे बचनेका उपदेश है । 

४--इत्थी परिज्ना ( ञ्री परिज्ञा )-इसमें दो उद्देश हैं। इसमे 
बतलाया है कि स्रियोंके उपसर्गसे भ्रष्ट हुए साधु दुः व भोगते हैं । 
अतः ख्लियोकी ओर आकृष्ट नही होना चाहिए । 

४--नरय विभत्तो ( नरक विभक्ति )-दो उद्देश है । इसमें 
नरकके दुःखोका वर्णन है । प्राराम्भक' पद्ममे सुधमो स्वामी जम्बू 
स्वामीसे कहते हे-'मैने केवल ज्ञानी महर्षि महावोरसे पूछा था 
नरकमे कैसा दुःख है ? आप जानते है । मुझको कहिये कि जोब 
किस तरह नरकको प्राप्त होते है । 

६-बीरत्थवो ( वीरस्तव )-इसमें वीर प्रभुकी स्तुति है । 
प्रारम्भिक पद्मों मे कहा गया है-'श्रमण, ब्राह्मण गृहस्थ ओर 
अन्य तीथियोने पुछा-'एकान्त रूपसे कल्याणकारी धमंका उपदेश 
देनेवाला बह कौन है ? उस ज्ञानपुत्रके ज्ञान दर्शन शील कैसे थे । 
आप यह सब जानते हैं सो हमे कहिये ।' 

८--कछुसील परिभासिय ( कुशील परिभाषा )--इसमे 
बतलाया है. कि अग्नि आदिका आरम्भ करने वाला हिंसक दे । 
नमक खाना छोड़ देनेसे, प्रभात कालमे स्नान करनेसे और अग्नि 
होमसे मोक्ष नही मिज्ष॒ता । अतः साधु अनुद्धिष्ट भोजनसे अपना 

१-पुच्छिस्स 5हं केवलियं महेसि कई मिता वा शरगा पुरत्था। 
अजाणआओ मे मुशि बूहि जाशणं कहिं नु बाला नरयं उरविंति ॥१॥! 

२-:पुच्छिस्सु णुंसमणा माहणा य अगारिणो या पर तित्थिश्रा य । 
से केइ शेगंतहियं धम्ममाहु अणेलिस साहु समिक्खयाए ॥|१॥,? 


अआुतपरिचय ६४९१ 


नियोह करे और सब दुःखोंको सहन करे । ऐसा करनेसे वह 
संसार समुद्रसे पार हो जाता है | 

८-बिरिय (वीर्य)--प्रमाद करना बाल वीये है और प्रमाद न 
करना पंडित वीये है । बाल बीये जीवोंको अनन्तकाल तक कष्ट 
देता है । श्रतः साधु कषायोंको जीते, पापोंका त्याग करे, पापका 
अनुमोदन न करे ओर परीषह उपसगोंको सहे । 

६-धम्मो ( धर्म -इसमें परिश्रद्दकी बुराई बतलाई है और 
लिखा है कि घन पुत्र ज्ञाति आदिका मोह छोड़कर घमका पालन 
करना चाहिये । 

१०-समाद्दि ( समाधि --इसमें बतलाया है कि साधु घरसे 
निकलकर भ्रव्॒ज्या धारण करके ।नराकाज्ञ हो जाय, निदानका छेदन 
करके शरीरसे ममत्व त्याग दे और न जीतनकी इच्छा करे और 
न मरण की । 


११-मग्गो ( मार्ग )-- छे कायके प्राणियोंकी हिंसा न करना 
मोक्षका मार्ग है। साधु सावद्य कर्ंकी अजुमांत न दे । 
एक पद्ममें कहा है-'जो बुद्ध भूतकालमें हो चुके और जो 
भविष्यकालमे होगे उनका आधार शान्ति है टीकाकार ने बुद्ध- 
का अर्थ तीर्थक्षुर किया है । 


१२५-समोसरण--इसमें क्रियावादी अज्ञानबादी और बेनयिक- 
बादियोंके मतोंके दोष दिखलाकर स्वमतका दर्शन कराया गया 
है । श्रन्तमें कहा है-'साधु मनोहर शब्द और रूपमें आसक्त न 
हो, अमनोज्ञ गंध और रससे द्वेष न करे तथा जीने और मरनेकी 


२-जे य वुद्धा अ्रतिक्कंता जे य बुद्धा अणागया। संति तेसिं 
पहडट्टाणंं भूयाणं जगती जहा ॥३६॥। 
४१ 


६४२ जे० सा० इ० पृ०-पीठिका 


इच्छा न करता हुआ संयमसे गुप्त और सायासे रहित 
होकर रहे ।? 

५३-अहतहं ( यथातथं )--इसमे सम्यक्‌ चारित्रका वर्णन 
करते हुए पाश्व स्थ आदि मुनियोका स्वरूप बतलाया है । 

१४-गंथ ( प्रन्थ )--आचायेकी आज्ञा पालन करता हुआ 
साधु बिनय सीखे, सदा गुरुकुलमे निवास करे, मंत्र विद्याका 
प्रयोग न करे, आदि कथन है । ःु 

१४-जमईयं ( यमतीतं )--तीथेझुरका उपदेश ही सत्य है, 
बैर न करना साधुका धर्म हे, ख्री सेबन न करनेवाला पुरुष 
सबसे पहले मोक्तगामी होता है, आदि कथन है । 

१६-गाहा ( गाथा )--इसमे माहन, श्रमण, भिकछ और 
निम्न न्थ शब्दोकी व्याख्या है । 

दूसरे श्रुतम्कन्धमें सात अध्ययन हैं | शुरुके चार अध्ययन 
गद्यमें हैं. । 

१ पुडरिए ( पुण्डरिका )--इसमे सरोवरके बीचम स्थित 
कफमलसे मोक्षकी तुलना की है तथा बतलाया है कि क्रियावादी; 
अक्रियावादी, विनयवादी ओर अज्ञानवादी उस कमल यानी 
मोक्षको लेनेका संकल्प करते हैं. किन्तु कामभोग रूपी कीचड़में 
फंसे रह जाते हैं । 


इस अध्ययनका आरम्भ सुयं मे आउसं तेणं भगवया एव- 
मक्‍्खायं'-“आयुष्मन ! मेंने सुना उन भगवान ने ऐसा कहा था! 
वाकक्‍्यसे होता है। इसके द्वितीय भागकों छठे अंगके अध्ययन 
२-४ में भी दोहराया है। 

२ किरिया ठारं ( क्रिया स्थान )-इसमें बारह सांपराय 
क्रियाओंकों त्यागकर 'इयो पथ'को अंगीकार करनेका उपदेश हैं । 


श्रुपपरिचय दे 


३ आहार परिन्ना (आहार परिक्षा )--शुद्ध एषणोय 
आहार सम्बन्धी वर्शान है । 

४ पश्चक्खान किरिय ( प्रत्याख्यान क्रिया )--जिसने ग्राणियाँ 
के घातका प्रत्याख्यान नहीं किया है वह उनका घात न करनेपर 
भी उनका हिंसक कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नकका समाधान 
ह्थ्मान्त देकर किया है ॥ 


४ अणगारं-अनयार सुतं / अनाचारश्र्‌ त॑ )-- इसमें श्राचार 
को स्वीकार करने और अनाचारको त्यागनेरा विधान है । यह्‌* 
श्रध्ययन ३४ पद्चोंमे है । 

६ अहइज्ज॑ ( आद्रकीयं )--इसमें आद्रक कुमारका 
गोशाल आदि अन्य तीर्थियोक्े साथ शाब्वार्थका विवेचन हैं। 
इसमें ५५ पद्म हैं। अन्तिम पद्म बुद्धस्स आणाए! आदियें वीर 
का निर्देश 'बुद्ध/ शब्दसे किया गया हैं । 


७ नालंद इज्जं (नालन्दीयं)--यह गयद्यमे है | इसमें बतलाया 
है कि नालन्दामे लेप गाथापतिके बगीचेमे ठहरे हुए भगवान 
गमौतमके पास उदक पेढालपुत्र आत्ता है और उनसे वाद पूर्चक 
प्रश्न करता है। गोतम स्वामी उसको अनेक रीतिसे उत्तर देते है । 
यह उदक पाश्व नाथकी परम्पराका था। गौतमके उत्तरोंसे सन्तुष्ट 
होकर वद चतुयोम धर्मका छोड़कर सप्रतिक्रमण पत्नच महात्रत 
रूप धर्मको स्वीकार कर लेता है । 


इस तरह सूत्र कृतांगमे साधुओंकी धार्मिक चयोौका वर्णन है 
तथा अन्य तीथिकोके मतोंका खण्डन है । अकलक देव ने जो 





१-प्रथम पद्य इस प्रकार है--श्रादाय वंभचेर॑ च आसुपत्न इम॑ 
वईं। श्रस्सि धम्मे अ्रणायारं मायरेज् कयाइबि ॥१॥ 


दडड जे० सा० इ० पु०-पीठिका 


इस अंगका प्रतिपाद्य विषय बतलाया है उसमें स्वसमय पर- 
समय निरूपणका निर्देश नहीं है, किन्त वीरसेन स्वामी ने उसका 
भी निर्देश किया है | अकलंक देबके अनुसार तो दृष्टिवादका प्रति- 
पाद्य विषय स्वसमय और परसमय है । दृष्टिबादके एक भेदका 
नाम भी 'सूत्र! है । वीरसेन स्वामीके अनुसार उसमें ३६२ मतोका 
निराकरण किया गया है । नन्दिसूत्रके अनुसार भी 'सूत्र'में 
तेरासिय आदि मतोका खण्डन-मण्डन था । संभव है कि इस 
दूसरे अंगका निकास दृष्टिवादके सूत्र नामक भेदसे हुआ हो। 
इसीसे दोनोमे नाम साम्यके साथ बविषयमें भी आंशिक 
समानता है । 


प्रो० बिटरनीट्स का कहना है कि दो श्रुतस्कन्धोंमेंसे प्रथम 
श्रुतस्कन्ध प्राचीन है और दूसरा श्रतस्कन्ध केबल एक परिशिष्ट 
है जो बादको जोड़ दिया गया है। यह सम्भव है कि प्रथम 
भ्रुतस्कन्ध एक ही व्यक्तिके द्वारा रचा गया हो | उससे भी अधिक 
सम्भव यह है कि किसी संग्राहकने एक पुस्तक का रूप देनेके 
लिये विभिन्न पद्यों और उपदेशों को एक प्रकरण रूपमे संयुक्त 
कर दिया हो ! इसके विपरीत दूसरा श्रुतस्कन्ध, जो गद्यमें लिखा 
गया है, भद्दे ढंगसे एकत्र किये गये परिशिष्टठों का केवल एक 
पिण्ड हे । फिर भी भारतके धार्मिक सम्भ्रदायोके जीवन का ज्ञान 
कराने की दृष्टिसे दूसरा भाग भी महत्त्वपूर्ण है|” ( हि० इ. लि - 
जिः २, प्र. ४४१ )। 


इस अंग पर भी एक नियुक्ति, चूणि तथा शीलांक की संस्कृत 
टीका है। इस अंग का जर्मन भाषामें अनुवाद डा० जेकावीने 
किया था। उसका अंपग्रेजी अनुवाद ( से, बु. ईं. जि. ४६ में ) 
प्रकाशित द्वो चुका है । 


श्रुलपरिचय देश 


३ स्थानांग--इसमें अनेक जगह पाये जाने वाले अर्थों का 
निणंय किया झ्ञाता है ( त. वा. प्र. ७३ ) | एक को आदि लेकर 
एकोत्तर क्रमसे स्थानों का वर्णन करता है ( षटखं, पु. १, ए., 
१०० । क. पा. भा: ९, पर. १२३ )। इसमें जीव, अजीव, स्वसमय, 
पर समय लोक, अलोक लोकालोक आदि को व्यवस्थित किया 
जाता है ( नन्‍्दी. सू. ४८, समय. सू. १३८ ) १ इसमें दिगम्बरोंके 
अनुसार बयालीस हजार ओर श्वेताम्बरोंके अनुसार बद्दात्तर 
हजार पद हैं । 

बतेमान स्थानांग सूत्र में दस अध्ययन हैं। उनमें एकसे 
लेकर दस संख्या तकके अर्थों का कथन है । तदनुसार ही पहले 
अध्ययन का नाम एक स्थ।निक, दूसरेका हिस्थानिक, तीसरेका 
त्रिस्थानिक इत्यादि क्रमसे है । शुरूके पांच अध्ययनोमे उद्देशवि- 
भाग है, शेषमें नहीं है । 

इस श्रंगमे कुछ उल्लेखनीय बाते हैं उनका यहां निर्देश 
करना अनुचित न होगा । 

१ बस्धर" धारण करनेके तीन कारण बतलाये हैं--लज्जा, 
जुगुप्सा और परीषह | इन तीन कारणोंसे साधु को वल्लधघारण 
करना चाहिये । 

२ भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें प्रथम और अन्तिम तोथकूर 
को छोड़कर शेष बाईंस तीथंझूर चतुयोम घम का उपदेश करते 


* भंतिहिं ठाशेहिं वत्थं धरेज्जा, तं.-हिरिपत्तियं दुगंछापत्तिय॑ 
परीसहपत्तियं | १७१ ॥? 

२-- भरहेरवएमु शा वासेसु पुरिम-पब्छिमवज्जा मज्किमगा वाबीसं 
अरहंता भगवंता चाउज्जामं घम्मं पण्शावेति, तं. सब्तरातो पाणातिवा- 
याओओ वेरमर्श, एवं मुसावायाओ वेरमश, सव्बातों ऋदिन्रादाणाओं 





द४६ जे० सा० इ० पूृ०-पीठिका 


हैं--समरत प्राणातिपातका त्याग, असत्यका त्याग, अदत्तादान का 
स्याग और समम्त परिग्रह का त्याग । सब महाविदेद्दोंमे भगवान 
अन्त चतुर्योमधर्मका उपदेश करते है । 


३ पांच" कारणोसे अचेलपना ( वद्रत्याग ) प्रशस्त है-- 
देखभाल कम करनी पड़ती है १, प्रशस्त लाघब रहता है २, 
विश्ववनीय रूप है. जिनानुमत तप है ७, ओर महान इन्द्रिय 
निम्मह होता हैं ।' 


इसको टीकामें टीकाकार अभयदेव सूरिने लिखा है-- 
ज्ञिसके वस्त्र नहीं होते उसे अचेल कहते है। वह जिनकल्पी 
विशेष होता है। और स्थविरकल्पी अल्प मूल्य वाले वश्चधारण 
करनेसे अथवा अल्प वस्रधारण करनेस अथवा परिमित जीण 
म.लन वद्धधारण करनेसे अचेल कहलाता है। आगमिक 
साहित्यके सभो टीकाकारो ने वस्त्र पात्र कः खूब पोषण किया 


हे, अस्तु । 
वेरमणं, सव्वाओं बहिद्धादाशा ( परिग्गहा ) श्रो वेरमण | सब्वेसु 
महाविदेदेसु ग्रहता भगवंतो चाउज्जाम॑ धम्म॑ परुणवर्यति 
(सू. २६६ ) | 

१- पंचहि ठाशेहि, अचेलए पसत्थे भत्रति, तं.--अ्रप्पा पडिसेहा, 
लाधविए पसत्ये, रूवे वेसासिते, तब ग्रणुत्राते, बिउले इंदियनिग्गहे, 
(सू ४४२ ) । 

२--न विद्यत चेलानि-बासासि यस्यासावचेलकः, सच जिन- 
कल्पिक विशेष;--स्थविर कल्पिकश्वाल्पाल्पमूल्यसप्रमाणजीणमलिनव- 
मनलादिति ?-स्था०, सू० ४४७ । 


श्रुतपरिचय ६४७ 


४--इसमें " भगवान महाबीर के तीथ में हुए सात निन्हवों 
के नाम, डनके कतो व्यक्ति और उनके स्थानोंका निर्देश है । 


४--श्रेणिक* के तीथडकर होने का कथन करते हुए लिखा 
है-कि जैसे महाबीर भगवान ने निम्न न्थ श्रमणों के लिये नंगा 
रहना, दीक्षित होना, स्नान नहीं करना, दन्तधावन नहीं करना, 
छाता नहीं लगाना, जूता नहीं पहनना, भूमि शय्या, फलक शय्या 
काए शय्या, केश लोच, त्रह्मचये, आदि का उपदेश दिया, वैसे 
श्रेणिक भी प्रथम तीथछुर महापद्म होकर निम्न न्थ श्रमणों के लिये 
यही सब मार्ग बतलायेगा । 


६--्वे ताम्बर* मत में दस आश्चर्य माने गये हैं, जिनमें 
एक महाबीर का गर्भपरिव्तन भी है उन दख अच्छेरों का भी 
इसमें निर्देश है। 


इस अंग में निर्देष्ठ कतिपय बिषयों से इसकी प्राचोनता 


१--'समशाुस्स रशां भगवश्नों महावीरस्स तित्थंसि सच पवतश 
निणहगा पं०, तं०--बहुरता जीवपतसिता अवतिता सामुच्छेइत्ता 
दोकिरिता तेरासिता अबद्धिता । ( सू० ४८७ )। 

२--“* ***** से जहानाम ते श्रज्जो | मते समणाश निग्गंथारा 
नग्गभावे मुंडभावे अ्रणह्याणते श्रदंतवणे"** “ एवमेव महापउमे वि 
श्रहा ममणाश निग्गंथाणं नग्गभावं जाव लद्घावलद्ध वित्ि परणवहिती 
-"'( सू० ६६३ )। 

३-- दस अच्छेरगा पं०, तं०--उवसग्ग गब्महरणं इत्थीतित्ये 
ब्रभाविया परिसा । कशुहस्स अवरकंका उत्तरणं चंद सूराशं ।। ६ ॥ 
हरित्रंस कुलुप्पत्ती चमरुप्पातों त अट्टतय सिद्धा । अ्रसंजतेसु पूया 
दसवि अश्रणंतेण कालेश ॥२॥।१ 


६४८ जे० सा० इ० पू०-पीठिका 


संदिग्ध है। स्थान" ४-१ मे अंगबाह्य रूप से चार पन्‍नत्तिश्रों 
का निर्देश हे--बे चार पन्तत्ति हैं--चंद पन्चत्ति, सूर पन्चत्ति, 
जम्बू द्वीप पन्नत्ति और द्वीप सागर पन्नत्ति। इसी तरह स्था०* 
३-१ में भी तीन पन्नत्तिओ के पढ़ने का निर्देश है । 


श्वे ताम्बर सम्प्रदायमे चंद पन्नतीकों सातवाँ सूरपन्नति को 
पाँचवाँ और जम्बूद्वीप पन्चत्ति को छठा उपांग माना है । इन उपांगो 
मे एक द्वीपसागर पन्नती को और मिला दिया है। इसे कोई स्वतंत्र 
ग्रन्थ श्वे ताम्बर आगमोमे नहीं माना है। अंगोंमें उपांगोका 
निर्देश एक विचित्र ही बात है। तथा यहाँ उनको ज्ञो अंग- 
बाह्य कहा गया है. यह भी विचित्र है क्योकि इन पश्चतियोकी 
गणना अंग बाह्यमें नही की गई है। साथ ही द्वीपसागर 
पन्नति नामक कोई ख्वतंत्र प्रन्थ श्वताम्बर सम्प्रदाय में नही है । 
दिगम्बर साहित्य मे उक्त चारों पन्नतियोको दृष्टिबादके एक भेद 
परिकर्म के अन्तगत माना है । 

स्थान १० मे एक ओर उल्लेखनीय कथन है | वह है ' दशा 
नामक दश अन्धोंका निर्देश । प्रत्येकमे दस दस अध्ययन बतलाये 


१--“चचारि पन्नतीओ अंगबाहिरियातों पं०, तं०--चंद पन्नत्ती, 
सूर पन्नत्ती, जंवूदीव पन्नत्ती दीवसागर पन्नती! ( सू, २७७ ) | 

२--तश्नो पन्नतीओं कालेण श्रहिज्जंति तं०--चंदपन्नती सूर 
पन्नती दीवसागर पन्नती! | ( सू. १५२ ) 

३--दस दसाओ पं० तं०-- कम्मविवाग दसाश्रो, उवासग 
दसाओ, अंतगडदसाओ, अणुतरोबवाय दसाओ्रो, आयार दसाओ, पण्हा 


वागरण दसाओ, बंधदसाओ, दोगिद्धी दसाओ, दीह दसाओ, संखेबित 
दसाओ | स्था०, पृ, ४७६ | 


श्रुतपरिचय ६४६ 


हैं और उन अध्ययनोंके नाम भी दिये हैं दस दशाओंमेंसे चार नाम 
इस भ्रकार है-उबासगदसा,अंतगडद्सा,अगुत्तरोबबाय द्सा और 
परहावागरण दस । ये चारो क्रम से सातवां आठवां नौोवां और 
दूसवां अंग हैं। प्रथम दशा का नाम “कम्मविवाग दसा! है 
जो ग्यारहवें अंग विपाक सूत्र का स्मरण कराता है। टीका- 
कार अभय देव का कहना" है कि ग्यारहवें विपाक सूत्र के 
प्रथम श्रतस्कन्घ का नाम कर्मविपाक दशा है। एक आचार 
दशा' है। इसे टीकाकार दशा श्रतस्कन्ध बतलाते हैं जो छे छेद 
सूत्रों में से है। शेष चार दशाओं से टीकाकार भी अपने को 
अपरिचित बतलाते हैं । 


यहाँ प्रत्येक दशा के दस दस अध्ययन बतलाये हैं । उबासग 
दशा नामक सातवें अंग में दूस अध्ययन पाये जाते हैं। किन्तु 


आ्राठवे अग अन्तगड दशा ओर नोंबे अंग अनुत्तरोबवास 
दशा में क्रम से नोंवे और तेतीस श्रध्ययन ( बि० प्र० प्ृ० ४६ ) 


बतलाये हैं। अतः डा०बेबर का कहना था कि आठवें और नोजें 
अ'ग की जो भ्रतियां हमारे सामने हैं, स्थानांग सूत्र के रचयिता 
के सामने उनसे भिन्न प्रतियां थीं। तथा स्थानांग में अन्तगड ० 
ओर अनुत्तरोपातमें जो दस द्स अध्ययन गिनाये हैं. वे 
१--कर्म विपाकदशा--विपाकश्र॒तास्येकादशाज्डस्य प्रथम श्रृत- 
स्कन्ध;,, . आचार दशा; दरशाभुतास्कन्ध हति या रूढा ....प्रश्न व्याकरण, 
दशा; देशममद्डमिति, तथा बन्धदशा-हद्विगद्धि दशा दीर्घ-दशा उसंक्षेपिक- 
दशाश्रास्माकमप्रतीता इति ।१- स्था० टी०, पू० ४८० । 


२--इंशिड० ए.०, जि० १८, प्ृ० ३६६ आदि। 


६४५० जे० सा० इ० पू०-पीठिका 


उपलब्ध प्रतियों में नहीं पाये जाते। अतः टीकाकार अभयदेव" 
ने लिखा है कि यह अध्ययन विभाग वाचनान्तर की अपेक्षा से 
है उपलब्ध वाचना की अपेक्षा से नहीं हैं। समवायांग मे भा 
आहठवे और नोवें अ'ग मे दस दल अध्ययन बतलाये हैं । अतः 
समवायांग के रचयिता के सामने भी उपलब्ध प्रतियों से भिन्न 
प्रतियां थी। छठे दशा का नाम 'पण्द्‌ वागरण दखाओ' है | यह 
निश्चय है कि यह दसवे अग का नाम है। किन्तु दसवें अ्गग में 
दूस अध्ययन नहीं है, दस द्वार हैं। दस अध्ययनों के जो नाम 
स्थानांग में दिये है उनसे प्रकट होता है कि स्थानांग के रचयिता 
के सामने दसवें अ'ग की प्रति उपलब्ध श्रग से बिल्कुज्ञ भिन्न 
थी । स्थानांग मे पण्ह* वागरण दूसाओ के दस श्रध्ययनों के 
नाम इस प्रकार दिये हैं--उबमा, संखा, इलिभासियाईं, आयरिय 
भासियाइं, महावीर भासियाईं, खोमग पसिणाइं, कोमलपसिणाईं 
अद्यागपसिणाईं, अ'गुद्धपसिणाइं, बाहु पसिणाइं । किन्तु उपलब्ध 
प्रश्न व्याकरण अ'ग के दस ह्ारों के नाम इस प्रकार ह--हिंसा, 
मुसावाय, तेणिय, मेहुण, परिग्गह, अहिंसा, सच्च, अतेणिय, 
बंसभचेर ओर अपरिग्गह। दोनों मे आकाश-पाताल का अन्तर 
है। सम-यांग ( सू. १४९ ) ओर नन्‍्दी ( सू. ४५ ) में भी प्रश्न 
व्याकरणमें खोम्ग. अद्दाग., अंगुट्ठ, और बाहु. नामके 
अध्ययन बतलाये हैं। अतः नन्‍दी और समवायांग सूत्रके 
रचयताके सामने भी प्रश्न व्याकरण सूत्रकी वही प्रति द्दोनी 
_चाहिये जो तीसरे अंगके रचयिताके सामने थी । 

१--“तदेवमिहापि वाचनान्‍्तरापेक्षयाध्ध्ययनविभागों उक्तो न पुन- 
रूपलमभ्यमानवाचनापक्षेयेति), स्था०, टी०, पू० ४८३ पए० | 

२--प्रश्न व्याकग्णदशा इह्दोक्तरूपा न दृश्यन्ते दृश्यमानास्तु 
पग्मासव पञ्च संवरात्मिका इतिः--स्था० टी०, एृ० ४८+ पू० । 


श्रुतपरिचय ६२१ 


दूस दशाअ मेंसे अन्तिम संखेविय दसाके दस अध्ययनोके 
नाम इस प्रकार बतलाये है - खुद्दिया विमाण प/वभत्ती, मद॒ल्लिया 
विमाण विमाण पविभत्ती, अगचूलिया, वग्ग चुलिया, विवाह 
चूतिया, अरुणाववाए, वरुणोववाए, गरुलोबबाते, बेलंधरोववात्ते 
वेसमणोववाते ( स्था. सू० ७५५५ )। किन्तु नन्दि० में इन सबका 
अशणंग पविद्ठ'की सूचीमें गिनाया है । 

स्थानांगके सातवें अध्ययनमे सान निन्दर्वोके नामोंका 
पाया जाना भी उल्लेखनीय है। सत्यका अपलाप करने को 
ओर करने बालोकों निन्हव के नाम से पुकारा जाता हैं। 
श्र ताम्बर सम्प्रदायमे ऐसे सात निन्‍्हव माने गये हैं। पीछे से' 
इनमे आठवों निन्हव॒ वोटिक' ओर सम्मिलित कर लिया गया। 
स्थानांग मे सात का ही निर्देश होने से कहना द्वोगा कि इसकी 
रचना के समय तक दिगम्बरों को निन्हब मे नही गिनाया गया 
था । इन सात नन्‍हबोंमे से दो का प्रादुभोव तो भगवान महा- 
बीर की मोजूदगीस ही हो गया था और शेष पॉच उनके बाद 
उद्‌ भूत हुए । इनसे से अन्त का सातवाॉँ निन्‍्हब वीर निवोणसे 
४-४ त्रष बाद हुआ । अतः प्रक्ृत स्थानांग सूत्र भो उसके बाद 
का ही होना चाहिये | 

स्थानांग सूत्र की टीकः सम्बत्‌ ११२० में नवाद्भड वृत्तिकार 
अभयदेवने अणद्विल पाटनमें अजित सिंह के शिष्य यशोदेष 
गशणिकी सहायतासे बनाई थी । धमंसागर गुवोबलीके अनुसार 
अभय देवका स्वरगगंबास सं० ११३५ में हुआ । 

४. समवायाज्ञ--समवाय में सब पदाथके समवाय का 
विचार किया जाता है ( त० बा०, प्रू० ७३ )। घषटखं०, पु० 
१, पृ० १०१ )। द्रव्य क्षेत्र काल और भावों के समवायका 


श्र जै० सा० इ० पु०-पीठिका 


वर्णन करता है ( क० पा०, भा० १, प० १२४ )। एक से लेकर 
एक एक बढ़ाते हुए सौ तक के पदार्थों का कथन करता है अथोत्‌ 
एक से लेकर सो तक की संख्या पर्यनत पदाथे का अन्तभोव जिस 
संख्याके अन्तर्गत होता है उसका कथन उस उस संख्या स्थान 
के अन्तर्गत किया जाता है ( नन्‍्दी०, सू० ४६। समवा०, सू० 
१३6 ) | दिगम्बरों के अनुसार इसमें एक लाख चौसठ हजार 
पद थे और श्रेताम्बरों के अनुसार एक लाख चवालीस हजार 
पद थे । 


समवायांग की विषय तालिका स्थानांग के दी अनुरूप है 
अन्तर यह है कि स्थानांग से एक से लेकर द्स स्थानों तक ही 
विवेचन है तब समवाय में एक से तेकर सो तक का समवाय 
अ्रतिपादित किया गया है । इसे तीसरे अंग का पूरक कहा जा 
सकता है । इस श्रज्ञ का प्रारम्भ इस प्रकार होता है--“सुयं मे 
आउसं ! तेणं भगवंतेण एवं अक्खायं' | इह खलु समणेण भग- 
बया महावीरेण... इमे दुबवाल संगे गणिपिडगे पण्णचे' त॑ जहा०? 
आयुष्मन मेंने सुना उन भगवानने ऐसा कहा 'श्रमण भ्रगवान 
महाबीरने द्वादशांग गणिपिडग का उपदेश दिया!। यहाँ भगवान 
म॒ ।बीरके चालीस विशेषण दिये गये हैं। आगे बारह अज्ञोके 
नाम देकर लिखा है--तत्थंण जे से चउत्थे अ'गे समवाएत्ति 
आहिते तस्स णं॑ अयमत्थे पण्णते, त॑ जहा |-” इनमेंसे 
जो चौथा समवाय नाम का अ्रद्ध है उसका यह अभ्रर्थ कहा है, 
अथम तीन अड़्ोें के आरम्भ में इस प्रकार की उत्थानिका नहीं 
पाई जाती । 


यह अंग विविध सूचनाओं और श्ञातब्य विषयोंसे भरपूर 
है। इसमें बारहों अंगों की विस्तृत विषय सूची दी हुई है। 


झ्‌ तपरिचय भरे 


ब्राद्मी लिपी आंद के १८ प्रकार" के भेदोंका निर्देश है दृश्टिबादरे 
के ४६ माठकापद ओर ब्राह्मी लिपीके ४६ मात्रकाक्षर बत- 
लाये हैं । 

इसमें शुरुके तीन अंगोंको एक इकाईके रूपमें रखकर 
तीनोंके अध्ययनोंकी संख्या (७ बतलाई' हे--आचारमें २४ 
सृत्रकृतमें २३ और स्थानमें १० । 

इस अंगकी एक सबसे उल्लेखनीय वस्तु है-इस्में नन्‍्दी- 
सूजका निर्देश पाया जाना। दृष्टिवाद! के अठासी सूत्नोका 
उल्लेख करते हुए कहा गया है कि नन्‍्दीकी तरह कथन कर 
लेना चाहिये | समवायांग में द्वादशांगका वर्शुन नन्‍्दीसे प्रायः 
अत्तरशः मेल खाता दै। अतः डा० बेबर का कहना था कि 
हमें यह विश्वास करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है, कि नन्‍्दी 
ओर समवायमें पाये जाने वाले समान वर्णंनोका मूल आधार 


९--' बंभीए णा लिवीए अ्रद्टारसविहे लेख विहाशे पं० त॑०--वंभी. 
जवशणी, लियादोसा, ऊरिया, खरोद्िश्ना, खरसाविश्वा, पहाराइग्रा, 
उद्चत्तरिश्रा, अ्क्खर पुट्धिया, मोगवयता, वेशतिया, शिणए्हइश्या, अंकलिवि, 
गणिय लिवी, गंधव्वलिवी, भूयालिवी, श्रादसलिवी, माहेसरीलिवी, 
दामिलिवी, बोलिदीलिवी ।-सम०, ४० रेरेउ० । 

२-'दिद्विवायस्स शं छायालीसं माउयापया पं० । बंभीए णं॑ लिबीए 
छायालीसं माउयक्खरा पं० .. ॥४६।॥ --सम ० 

३--तिणह गणिपिडगाणंं श्राचार चूलियावजाशं सत्तावन्न 
अज्मयणा पं० .. ...!! ५७ सू० |-- सम ७ । 
४--दिद्विवायस्य रण अ्रद्ठासीह सुत्ताईं पं०,त॑०-- उज्जुसुयं॑ परिणु- 
यापरिणयं एवं अ्रद्टासीह सुत्ताणिि भाणियव्वारि जहा नन्‍्दीए ...-- 
॥ सू ० ८८ ॥--सम० । 


द्भ्ड ज॑० सा० इ० पु०-पीठिका 


ननन्‍्दी है। ओर यह काय समवायके संग्राहकका या लेखकका 
होना चाहिये | आगे डा० वेबरने लिखा" है कि “किन्तु हमारे 
इस अनुमानमे एक कठिनाई है और बह यह है कि ननन्‍दी 
ओर समवायके ढंगमे अन्तर है। किन्तु समवायसे नन्‍दी 
की विषयसूची बहुत संक्षिप्त है। इससे यह प्रमाणित होता 
है कि ननन्‍्दीमे दत्त दिपयसूची प्राचीन है। इसके सिवाय 
नन्‍्दीमे वक्त द्वादशांगकी विषयसचीकों लेकर जो पाठमेद 
पाये जाते हैं, निश्वय ही समवायक्रे पाठोंसे उत्तम तथा 
प्राचीन है !? 


नन्‍दी और समवायमे प्रत्येक अंगोके पदोका प्रमाण दिया 
है। .किन्तु पदऊे अक्षरोंका प्राचीन प्रमाण श्वेताम्बर परम्परामे 
लुप्त हो चुका धा। जो श्वेताम्बरीय आगम अन्थ उपलब्ध 
है उन सबमे उनका ग्रन्थ परिमाण ३२ अज्षरका ग्रन्थ ( श्लोक ) 
के हिसाबसे दिया है। नीचे प्रत्येक अंगके ग्रन्धाग्रका परिमाण 
तथा उल्लिखित पदोका प्रमाण दिया जाता है । 


अर ग्रन्थ प्रमाण पद संख्या (जा नन्दि.. दिगभ्वर 


(श्लोक ३२अक्षर) में बतलाई है ) (पद सख्या) 
१ २५४५७ २८००० पद १८००० 
र्‌ २३०० ३६००० ” ३६००० 
। ३७५० ७२००० ?? एछ२००० 
डे १६०७ १७४७४००० १६७००० 
4 १५७४० ब्ट८००० नं दब । 
ट्४००० स॒ु० 


१..४००० भग० 
४-३० ए.०, जि० १८ पृ० ३७४ 


श्र्‌ तपरिचय ६४५ 


६ शच्७४, ५७६००० ४५६००० 
| ८१२ ११४२००० ११९७००० 
८ ८6६० २३८४७४००० २३२८००० 
€्‌ श्ध्र्‌ छ६५०८ ०० &6२४७८०० 
8 १३६८० ६२२६००० &6३१६००० 
११ १३१ - श८४३२००० १८७४००००० 


इस तालिकासे प्रकट होता है कि जब आगम ग्रन्थोके अनुसार 
द्वादशांगका प्रमाण उत्तरोत्तर लगभग दूना बतलाया है तब वतेमान 
श्वे० आगमोका प्रमाण ६ संख्याके बाद एक दम अल्प हो 
गया है । 

समवायांगके सम्बन्धमे प्रो० बिन्टरनाट्सने लिखा है-- 
“इस बातके प्रमाण हैं कि या तो वतमान समवायांगकी रचना 
बादमें की गई है या उसमें कुछ भाग बादके रखे हुए हैं। 
उदाहरण के लिये, नम्बर अद्धारहमें श्रट्टारह प्रकारकी ज्राह्मी 
लिपि बतलाई है, नम्बर छत्तीसमें उत्तराधष्ययनके छत्तीस अध्य- 
यनोंका निर्देश है, तथा नन्‍दी जैसे अवोचीन प्रन्थका उल्लेख 
है। इसके सिवाय अंगोंका जो विस्तृत परिमाण उसमें बतलाया 
गया है, बतेमान परिमाणके साथ उसका कोई मेल नहीं है |” (हि० 
इ० लि०, जि० २, प्र० ४४२ )। 

४- व्याख्या प्रज्ञप्ति-> जीव है. या नहीं इत्यादि साठ हजार 
प्रश्नों का समाधान करता है ( त« वा०, प्ृू० ऊड । षट्खं०, पु० 
१, ए० १०१)। साठ हजार प्रश्नोंके उत्तरोंका तथा छियानवे 
हजार छिन्न छेदों से श्ञापनीय शुभ और अशुभ का बर्णन करता 
है ( क० पा०, भा० ९, प्ृू० १२५ )। अनेक सुरेन्द्र नरेन्द्र राज- 
पियों के द्वारा पूँछे गये संशयों का तथा भगवान के द्वारा दिये 


६५६ जे० सा० इ० पु०-पीठिका 


गये उनके विस्ठृत उत्तरोका, जिनका प्रमाण ३६००० है, कथन 
करता है। ( सम०, सू० १४० ) 


उपलब्ध पॉँचवें अंग को भगवती भी कहते हैं। इसमें ४१ 
शतक हैं । इनमें से कुछ शतको में अवान्तर शतक ओर उद सक 
भी हैं | ग्रन्थ के अन्तः अवलोकन से प्रकट होता है कि इसमें 
१३४८ शतक हैं,जिनमे अन्तःशतक भी सम्मिलित हैं| तथा ९६४२ 
उद्देशक हैं । तथा एक लाख चोरासी हजार पद हैं। यह बात 
सम्भवतः उस समय लिखी गई होगी जब पॉँचर्वे अंग ने 
बतंमान परिमाण का आधा रूप भी प्राप्त नहीं किया था । वर्तमान 
भगवती का परिमाण १४७५० श्लोक प्रमाण है । उसके 5त्येक 
शतक में उद्द शकों की संख्या को देखने से प्रमाणित होता है कि 
उसने इतना परिमाण क्रमश३ लिया है । प्रत्येक के उद्देसगों का 
परिमाण इस प्रकार है-शतक एक से आठ तक में, बारह से 
चोदह तक मे और “८ से २० तक में प्रत्येक में दस-दस उद्दे श 
हैं। नोबं ओर दसवें शतक में दोतीस चौतीप़ उद्देश हैं । ग्यार- 
हवेंमें बारह हैं, पन्द्रहवेंमें उद्देश ही नहीं हें, सोलहवेमे 
चोदह, सतरहवेंमें सतरह उद्देश है। किन्तु इक्कीसवें शतकमे 
अस्सी, बाइसवें में साठ, तेईसवें मे पचास, चोबीसवें में चोबीस 
छब्बीस से तीस तक प्रत्येक में केवल्न ग्यारह-ग्यारह उद्देश हैं । 
पश्चीसवें में बारह, किन्तु इकतीसवें ओर बत्तीसवेंमें अद्धाईस 
अटठाईस उद्दे स हैं । तेतीसवें और चौतीसवें में एक सौ चौबीस, 
पैती+ज और छत्तीसमें एक सो बत्तीस, चालीसवेंमें दो सो 
इकतीस ओर इकतालीसवें शतकमें एक सो छियानवों उद्देश हैं । 
उनकी विषय सूचीसे भी यही प्रमाणित होता है कि पाँचवें अ्रज्ञः 
का विस्तार क्रमशः हुआ है । 


श्रुतपरिचय ६५७ 


प्रारम्भ के बीस शतकों को पोराणिक बाना पहनाया गया 
है। बे सत॒ बिना किसी क्रम के गूँथे गये हैं. ओर उनमें कोई 
एक ऐसा तन्‍्तु नहीं प्रतीत होता जो सब को जोड़ता हो | उनमें 
भगवान महावीर के कार्यों और उपदेशों के विविध उल्लेख हैं। 
राजगृही के राज़! श्रेणिक के समय में भगवान महावीर अपने 
प्रथन शिष्य गौतम इन्द्रभूति से बातालाप करते हैं। किन्तु शतक 
२१ से विषय बदल जाता है। २९-२३ श. पौदोके विषयमें है । 
२४-३० श० में जीव की विभिन्न दशाएँ बतल।ई हैं अथोत्‌ ६४ में 
जीवका उद्गम, २५ में लेश्यादि भाव, २६ मे कमेबन्ध, २७ में 
कर्ता कर्म करण, र८ में पाप कर्मादि दुस्डक, « में कसे प्रस्थाप- 
नादि और ३० मे समवसरण का कथन है । ३१ से ४१ तक कृत, 
त्रेता, ढझापर और कलियुग का वर्णन है। अन्तिम शतकों के 
सम्बन्ध में वेबर का कथन था कि वे एक जन गणना की सूचियों 
के तुल्य हैं। ( इं० एं,० जि० १६, प्रू० ६३ '। 

श्रतः श्री वेबर का यह निश्चित मत था कि शुरु के बीस 
शतकों के साथ २१ आदि शतक बिना किसी परिवतेन के साथ 
पीछे से जोड़ दिये गये हैं । फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
योग को करने में कोई मार्ग दर्शक अवश्य था; क्‍यों कि अत्येक 
शतक के प्रारम्भ में एक &यो दी गई है जो प्रत्येक शतक के 
प्रत्येक उद्देश का विषय सूचन करती है। इससे पूर्व के किसी 
अज्ञमें यह बात नहीं पाई जाती । दूसरे अन्य आगमोंके उद्धरण 
बहुतायत से पाये जाते हैं। उनके कारण विषय प्रसंग प्रायः न 
केवल छिन्न हुआ है किन्तु नष्ट अ्रष्ट दो गया है। रायपसेणीय, 
पन्‍नवणा, जम्बूद्वप प्रज्ञप्ति नामक उपाज्नों से मी उद्धरण लिये 
गये हैं। तथापि यह प्रश्न अवश्य रद जाता है कि यह काये 
संकलयिता का है या प्रतिलेखकों का । यह सन्‍्देद्द तो करना दी 

हर 


६भ्र्८ जे० सा० ह०-पूर्व पीठिका 


नहीं चाहिये कि जिस ग्रन्थ से, जो उद्धरण लिये गये हैं थे उसमें 
हैं या नहीं ? रायपसेणीसे जो उद्धरण लिये गये हैं बह उसमें 
पाये जाते हैं । ( इं० ए० जि० १६, ५० ६३ )। अस्तु, 


ग्रन्थ का आरम्भ पद्चल नमस्कार मंत्र से होता है। उसमें 
धमों बम्हीए लिबीए' पद ओर जुड़ा हुआ है। उसके पश्चात्‌ 
आरम्भिक पद्म है फिर 'तेशं॑ कालेणं तेण समएण' आदि आना 
है । अन्थ का प्रारम्भिक कुछ भाग प्रश्नोत्तर के रूपमें है जिसमे 
भगवान मद्दावीर अपने प्रधान शिष्य इन्द्र भूति गौतम के प्रश्नों 
का उत्तर देते हैं ओर कुछ भाग ऐतिहासिक संवाद के रूप मे है । 
इस भागमे भगवान महावीर के पू्वकालीन तथा समकालोन 
व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध द्वोता है। भगवान मद्दावीर के 
शिष्योंमें इन्द्रभूति, अग्निभूति, और वा गतिका नाम तो है 
किन्तु सुधमों का नाम इसमें नहीं आया। नो शतवकमें जमालि- 
का वर्णन है जो महावीर का शिष्य था। किन्तु निन्‍्दबका जनक 
था। ९५४ शतक में अजीविक सम्प्रदाय के संस्थापक मक्ख- 
लिपुत्र गोशालक का बृतानत बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस शतक 
के विषय में डा० विन्टर नीटस का कहना है. कि यह एक स्वतंत्र 
ग्रन्थ रदह्दा होगा जो भगवतीमें जोड़ दिया गया । 

इस अब्ज में यद्यपि भगवान पाश्व नाथका वर्णन नहीं है 
किन्तु उनकी परम्परा के अनुयायी अनेक पाश्वोपत्यीयोंका 
वर्णन हैं. उनमें काल्ासबेसियपुत्त आदि नाम उल्ले खनीय हैं । 
पाश्ण के अनेक अनुयायी मह्दाबीरके अनुयायी बने ऐसे भी 
अनेक उल्लेख इस अक्लमें मिलते हैं । 


इनके सिवाय भी यत्र तन्न कुछ ऐतिहासिक उल्लेख भिलते हैं ! 
यथा चम्पाके राजा कुणिक के समय में काशी कोसल के नौ 


श्रुतपरिचय ६५६९ 


जिच्छबि राजाओं ओर बेज्जी विदेह पुत्र को विजय, सहस्नानीक 
के प्रपोत्न ओर शतानीक के पुत्र कोशाम्बी नरेश उदयन की 
चाची जयन्तीका, जो बेशाली श्रावक की संरक्षिका थी, मह्दा- 
बीर के उपदेश से भिक्षुणी बनना आदि । 

शतक नो ओर वारह में कुछ विदेशी दासियों के नाम आये 
हैं. जो एक ब्रादण परिवार में काम करती थों। उनमें पल्दूवीया 
श्रारवी, बहली, मुरंडी और पारसी नाम उल्ले खनोय हैं । ये 
नाम ईसा की दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक के समय 
का स्मरण कराते हैं। और इस तरह इनका मूल उद्गम हमें 
गुप्त काल में ले जाता है । ( इ एं०,. जि १६ प्रृ० ६५ )। 

६ - ज्ञात धर्मकथा--बहुतसे आख्यान और उपाख्यानोंका 
कथन हे, ( त० वा०, प्ृ० ७३ ) । तीथ्थझ्करोकी धर्मकथाश्रोके 
स्वरूप का वर्णन करता है ( क० पा०, भा० १ प्रृू० १२४)। 
ताथंझ्रोंकी धर्म देशन।का, सन्देहको प्राप्त गणघर देवके 
सन्देह को दूर करनेकरी विधिका तथा अनेक प्रकार की कथा 
और उपकथाओका वर्णन करता है ( पटखं०, प्र १०२ )। 
ज्ञातों के नगर, उद्यान, चेत्य, बनखण्ड, समबसरणा, राजा, मावा 
पिता, धर्मा चाये, धमंकथा, इहलौकिक पारलौकिक ऋद्धि विशेष, 
भोग परित्याग, प्रन्नज्या, पयोय, श्रुत परिग्रह, तप, उपधान, 
संलेखना, प्रायोपगमन, देव लोक गमन, सुकुल मे जन्म लेना, 
शेधित्ञाभ, अन्त. क्रिया आदि का कथन करता है ( नन्‍्दी० सू० 
५१, सस ० सू० १४१ )। 

इसका प्राकृत नाम स्वंताम्बर साहित्यमें णायाधम्मकद्ा 
ओर दिगम्बरा साहित्यमें णाहथस्मकथा है । '“शाय' का 
संस्कृत रूप ज्ञात और “णाह' का संस्कृत रूप नाथ होता है। 


६६० ज० सा० इं० पु०-पीढिका 


भगवान महाबीर स्वामीकों श्रेताम्बर साहित्यमें ज्ञातृबंशी 
ओर दिगम्बर साहित्य में नाथमंशी लिखा है। इस अन्तर 
का कारणा प्राकृत रूपोंमे अन्तर होजाना प्रतीत होता है। णाय 
धम्म कह्या और णाहघम्मकथा के आदि मे भी जो णाय या 
णाह शब्द है वह महाबीर भगवान से ही सम्बद्ध जान पड़ता 
है। अतः भगवान महान रके द्वारा उपदिष्ट कथा जिसमें हों बह 
णायधम्मकहा है। टीकाकार * अभय देव और मलयगिरीने 
णाया का अथ ज्ञाता किया है। और ज्ञाता का अथे उदाहरण 
किया है । ज्ञाता धर्मकथा अथोत्‌ उदाहरण प्रधान धर्मकथा । यह. 
अथे विशेष संगत प्रतीत नही होता । 


बेबरने 'णायाधस्म कह्दा'* का अर्थ किया हे--नाय' अथोत्‌ 
झ्ञातृवंशी महाबीरके धर्म के लिये कथाएँ जिसमें हों, 

उपलब्ध “णाया धम्म कथा? नामक अंग मे दो श्रुतस्कन्ध हैं । 
पहलेमें ६६ अध्ययन है जिन्हे 'ज्ञात' कहा है, दूसरे में ९० वग- 
धर्म्मकथा हैं । ग्रन्थ का भ्रारम्भ-तिणं कालेणं तेणं समएण' आदि 
प्रचलित परिपाटीके अनुसार होता है। प्रन्थके प्रारम्भमें यह 
भी लिखा है--पॉचबों अ्रग समाप्त हुआ, छठे अंग का क्‍या 
विषय है ? 

इस अंग की आरम्भिक उत्थानिका आदिका जो रूप है 
वही रूप अंग ७ से ११ तक के अंगो में भी है। इसपरसे डा० 
वेबर का कहना था कि ये छट्टों अज्ञ एक प्रप में सम्बद्ध हैं. तथा 

१--ज्ञातानि उदाहरणानि तत्पधानधर्भकथा ज्ञाताधमकथा? । 
सम० टी ०, सू० १४१ । नं» टी०, सू. ५१ | 

२--१४०368 07 $80 )]कए4 ० ६७४३४ हूँ० एँ०, 
जि० १६, ए० ६६। 


आअुतपरिचय 3.34 


इन सबका संकलन एक ही व्यक्तिके द्वारा हुआ द्ोगा। ये सब 
आपसमें एक झखला की तरद बढ्ध हैं। अथोत्‌ आरम्भिक 
शेली आदि की दृष्टि से शुरू के चार अज्ज एक समूहमें आते हैं 
ओर अन्त के छे अज्भः एक समूहमें आते हैं । किन्तु पाँचवोँ अक् 
इन सबसे भिन्न प्रतीत दोता है। श्रथम श्रत रकन्ध के १६ अध्य- 
यनोंके नामादि इस प्रकार हैं--- 


१ उक्खित० ( उत्त्तिप्त )--श्रेशिक पुत्र मेघकुमार की कथा 
है । वह पूर्व भवमें हाथी था। एक खरगोश को बचानेके लिये 
उसने अपना पैर उत्क्तिपत किया। इससे इस श्रध्ययन का नाम 
उत्त्तिप्त है । 

२ संघाडग० ( संघाटक )--एक दूसरेसे संबद्ध सेठ और चोर 
की कथा है । 

३ अंडग०  ( अंडक )--मोरके अ डे की कथा 

४ कुम्म० ( कूम )--कछवे की कथा 

४ सेलय०_ ( शैलक )--शेलक की कथा 

६ तुम्ब० ( तुम्थ ) 


७ रोहिणि० सेठ की बधू रोहिणी की कथा 

८ मल्लो० --१6 बे' स्त्रीतीथेकृर मल्लिकी कथा 

€ सायन्दी --माकन्दी नामक वशिक पुत्र की कथा 

१० चंदिमा० (चन्द्रमा ) - 

११ दावइब० --इस नास के समुद्र तट पर स्थित वृक्त 
की कथा 


१२ लहुग०७. ( डदक '-- 
१३ मंडुक्क० ( संडूक )--ननन्‍्द का जीव मेण्डफ की कथा 
१४ ते+ली ८ --तेतल्ली पुत्र नामक अमात्यकीं कथा 


६६२ जै० सा० इ०-पूर्वपीठिका 


१४ नंदिफल० “--नन्दि नामक वृक्ष का फल 

१६ अवरकंका२ --धातकी खण्ड के भारत क्षेत्र की राज- 
धानी । इसमे द्रौपदी की कथा है 

१७ आआाइण्ण० (आकीरण)--समुद्रमें रहनेवाले अश्ध की कथा 

१८ सुसुमा० --सुसुमा नामक सेठ पुत्री की कथा 

१७ पुडरीय० (पुण्डरीक) 


इस तरह प्रत्येक अध्याय मे एक एक स्वतंत्र कथा है | अ्रधि- 
कांश कथाओं मे कथापर बल न देकर कथा से सम्बद्ध 
उदाहरण पर ही विशेष जोर दिया गया है। कुछ कथाएँ तो 
केवल उदाहरण रूप ही हैं । शायद इसी से टीकाकारों ने श्ञात 
का अथ उदाहरण किया है । 

दूसरा श्रुतस्कन्ध विषय और शेलीकी दृष्टि से प्रथमस 
सबथा भिन्न है, तथा सातवें और नोवें अंग से विशेष रूप से 
सम्बद्ध है | नन्दि तथा समवयांगमे कहा है कि एक एक धर्मकथा 
मे पाँच सो पॉच सो आख्यायिकाएँ ओर एक-एक अआख्यायिका में 
पॉच सो पॉच सो उपाख्यायिकाएँ, इसी तरह एक एक उपाख्या- 
यिका में पॉच सो आख्यायिका और पॉच सां उपाख्यायिकाएँ 
होती है, इस तरह ज्ञाता घर्मकथा में साढ़े तीन करोड़ कथाएँ 
होती हैं । इस कथन के प्रकाश में उपलब्ध ज्ञाता धर्मकथा का 
देखने से निराशा ही होती है । 

इस अंग पर अभय देव कृत टीका है । 


७ उपासकाध्ययन--श्रावक धर्म का लक्षण कहता है 
( त० वा०, प्र० ७३ )। ग्यारह प्रकार के श्रावकों के लक्षण, उनके 
बत्रत धारण करनेकी विधि तथा उनके आचरणका वर्णन करता है। 
( पट्खं०, प० (०२।क० पा०, भा ९, प्ृ० १२६ )। उपासकों की 


खुतपरिचय ६्द्रे 


ऋष्धिविशेष, परिषद्‌, विस्तार पूर्वक धर्म श्रवण, बोघिलाभ 
सम्यक्त्त विशुद्धि, मूल गुण, उत्तर गुण, अनेक अतिचार, 
प्रतिमा, उफ्सग, प्रत्याख्यान, प्रोषधोपबास, सल्ले खना, स्वगे- 
गमन, चयन, मनुष्य जन्म घारण, संयम धारण, मोक्ष प्राप्ति आदि 
का कथन करता है ( सम०, सू > १४२ ) 


श्वे ताम्बर साहित्य में सातवें अंगका नाम उवासरा दसा (उपा- 
सक दशा) है। उपलब्ध अंगमें दस अध्ययन हैं। इन अध्ययनोंमें दस 
उपासकोंकी कथाएँ हैं--जिन्होंने प्रथम स्वगे प्राप्त किया ओर 
फिर माज्ष प्राप्त किया। दस कथा इस प्रकार हैं-१ वाशणिय ग्राम में 
आनन्द । २ चम्पामें कामदेव, ३ वाराणसीमें चुलणी पिता, 
४ बाराणसी में सुरादेव, ५ आलभियामें चुल्ल शतक, ६ कम्पिल्ल- 
पुर में छुग्ड कोलिक, ७ पोलासपुरमें सहाल पुत्र, ८ राजगृह में 
महाशतक, &€ शआआतस्तीमें नन्दिनो पिता और १० श्रावस्ती में 
लेतिया पिता । सारी कथाएँ बिल्कुल एक साँचे में ढली हुई हैं । 
अम्त की कथाओंमें तो पूंंकी कथाओंसे केवल नाम मसात्रका 
अन्तर है। 

८ अन्तःकदश--जिन्होने संसार का अन्त किया उन्हें 
अन्तःकृत कहते हैं । नमि, सतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, 
यमलीक, वलीक, किष्कम्बल, पालम्बु, अष्ट पुत्र ये दस व्धमान 
तीथंझ्ूर के तीर्थ में अन्तकृत केवली हुए । इसी प्रकार ऋषभ देव 
आदि तीथंझूरों के तीथे में अन्य दस दस अनगार दारुण उप- 
सर्यों को जीतकर सम्पूर्श कर्मों के क्षय से अन्तकृत केवलो हुए । 
दस अन्‍्तकृत केवलियो का वर्राट अन्तःकृदश अंग करता है। 
झथवा, अन्त.कृतकी दशा का जिसमें कथन दी उसको अन्तः 
ऋददशा कहते हैं। उसमें अद्दन्त आचाय॑ ओर सिद्धों की विधि का 


६४ जे सा० इ०-पूर्व पीठिका 


कथन होता है । (त० वा०, प्ृ० ७३ । पट, पु० १, पू० १९३)। 
प्रत्येक तीर्थकुर के तीथथ मे चार प्रकार के दारुण उपसर्गों को 
सहन कर ओर प्रातिहार्योकों प्राप्त कर निर्वाणको प्राप्त हुए 
सुद्शन आदि दस दस साधुओंका वर्णन करता है ( क० पा> 
भा० १, प्ृ० १३० )। अ्रन्तन्कृतोके नगर, उद्यान, चेत्य, बन 
खण्ड, समवसरण, राजा, माता पिता, धमाचाय, घमकथा, इट्टू 
लौकिक, पार लोकिक ऋद्धिविशेष, भोग त्याग, प्रश्नज्या, परित्याग 
श्र॒तपरिप्रहण, तप, उपधान, संल्लेखना, भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोप- 
गमन, अन्तःक्रिया आदि का कथन करता है (नं०, खू? ४२। 
सम० सू० १४३२)। 

टीकाकार" अश्रभयरेवके अनुसार अरन्तकृत अथोत्‌ तीथ्थकूर, 
जिन्‍्होने कम ओर कमोके फल रूप संसार का अन्त कर दिया 
उनको दशा | प्रथम वर्गमें दस अध्ययन हानेसे उसे अन्तकृत 
दशा कहते हैं | इस तरह द्गम्बर साहित्यमे अन्त.कददश का 
जो अथे मिलता है वह श्वेताम्बर साहित्य मे नहीं मित्रता । 


उपलब्ध अन्त गड द्साओ!” नामक श्टाठबे अ्ड्ूमें श्राठ 
वर्ग और आठ वर्गों में क्मसे १०+-८+१३+ १०+१० +१६+ १३ 
१००६० अध्ययन हैं। डिन्‍्तु स्थानांग ओर समवायांगमें प्रस्तुत 
अज्ञ में दस अ्रध्ययन बतलाये हैं । इसके सिवाय समवायांगमें 
सात वर्ग और १० उद्देशनकाल भी बतलाये हैं। नन्दिमें आठ बर्ग 
ही बतलाये हैं, अध्ययनों का निर्देश नहीं किया है। स्थानांगमें 

१--श्रन्तो विनाशः, स च कर्मणुस्तत्फलस्थ था संसारस्य कृतों 
यैस्ते ्रन्तक्तास्ते च तीर्थड्वरादयस्तेषा दशा;--प्रथम बर्गें दशाध्यय- 
नानीति तत्संख्यया अ्रन्तक्ृतदशा; !?-सम० टी ०, सू७ १४३ । 





अतपरिचय ६६४५ 


दस अध्ययनोंके जो नाम दिये हैं, प्रस्तुत अद्ोंके नामोंसे उनका 
मेल नहीं खाता | किन्तु दिगम्वर ग्रन्थोंमें निर्दिष्ट नामोंसे मेल 
खाता है । स्थानांसमें ८ वें अद्ञके दस अध्ययनोंके नाम इस 
प्रकार बतलाये हैं--णमि, मातंग, सोमिल्न, रामगुत्त, सुदर्शन, 
जमाली, भगाली, किंकम, पल्‍लतेतिय, श्र'बढपुत्त । तत्वार्थ 
वातिकमें निर्दिष्ट नामोंसे ये नाम मिलते है। जो कहाँ अन्तर है 
यह लेखकोंकी कल्लाका परिणाम जान पड़ता है। टीॉकाकार" अभय- 
देव इसे बाचनान्तर की अपेक्षा स्वीकार करते हैं। 

अतः परम्परामें और प्रस्तुत आठवे अक्लके नामसे उपलब्ध 
अन्थमें एक दम विरोध है । टीकाकार* अ्रभयरेव इस विरोध पर 
प्रकाश ढालनेम अपने को असमर्थ पाते हैं । अस्तु 

विषयके अनुसार आठ वर्गोंको तीन स्तरोंमें विभाजित किया 
जा सकता है। १ एक से ५ तकके वर्ग --इनमें कृष्ण बासुदेवसे 
सम्बन्धित व्यक्तियों की कथाएँ हैं ।६ ठा और खातवाँ बर्ग-- 
इससें भगवान मद्दाबीरके शिष्योकी कथाएँ हैं। ८ वाँ 


१--एतानिच “नमि!? इत्यादिकानि अ्न्तकृत्साधुनामानि शअन्त- 
झदशांग प्रथमबर्गेंब्ष्ययनसंग्रदे नोपलम्यन्ते। ततों बाचनान्तरापे- 
ज्ञाणि इमानीति संभाववामः |? --स्था० टी., सू. ७०५४ | 


२--नवरं दस अज्मयण तसि प्रथमवर्गापेज्ञयैव घटन्ते, नन्‍यां 
तथैब व्याख्यातत्वात्‌ ।-यथ्ेह पख्यते 'सत्त वगा? स्ति तत्पथमबर्गादन्य- 
वगगपिकज्ञया, यतोड्न्र  सर्वेष्प्पष्ट्गां:। नन्द्यामषि तथा पठितत्वात्‌+ 
तद्वृसिश्रेय॑ “श्रट्ववस्ग” सि। अन्न वर्गः समूह; स चान्तक्ृतानामध्यय- 
नानां बा, सर्वाणि चैकवर्गगतानि युगपदुद्िश्यन्ते, ततो भरित 
“श्रष्ट उद्देसश काला” इत्यादि । इह च दश उद्देशनकास्ता अ्रधीयन्ते 
इति नास्याभिप्रायमवगच्छाम: (--सस०» टी०, सू. १४३ । 


६६६ जैं० सा० द्रण्-पूर्व वीडिका 


बर्ग-- इसमें रत्नाबली, मुकाबली आदि दूस तपोंका वर्णान है। 
इन तपों को राजा श्रेणिक की दरू भायाञओने किया था | 

& अनुत्तरोपपाददश- उपपाद जन्मददी जिनका प्रयोजन है 
उन्‍हें औपपादिक कहते हैं । विजय, वैजयन्त, जयन्त अपराजित 
अर सर्वार्थसद्धि ये पांच अनुत्तर विमान हैं। जो उपपाद 
जन्मसे शनुत्तरोमें उत्पन्न द्वोते हैं उन्हें अनुत्तरोपपादिक कहते 
हैं। ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र कार्तिकेय, आनन्द, नन्‍्देन, 
शालिभद्र, अभय, वारिषेश और चिलातपुत्र ये दस अनुत्तरो- 
पपादिक वर्धमान तीर्थकषरके तीथमे हुए।इसी तरह ऋषभ 
श्रादि तेईस तीथंडूरोके तीर्थमें श्रन्य दस दस अनगार दारुण 
उपसर्गों को जीतकर विजयादि अनुत्तरोमें उत्पन्न हुए | इस तरह 
शअ्नुत्तरोंमे उत्पन्न होने वाले दस साधुओका जिसमे वर्णन हो 
उसे अनुत्तरोपादिकद॥्श नामक अ'ग कहते हैं । ( त० बा० 7० 
७३ | पटख॑, प्र. १९०३ | क. पा०. प्रू० १३० )। अनुत्तरापपातिक 
साघुओंके नगर उद्यान चेत्य, वनखण्ड माता पिता समबसरण 
धर्माचाय आदि पूर्वोक्त बीस बातों का कथन करता हैँ ( नन्‍दी० 
सू० ५४ | समवा० सू० १४४ ) । 

'अभयदेवके अनुसार “अनुत्तर अर्थात्‌ प्रधान ओर 
उपपात प्र्थात्‌ जन्म' प्रधान जन्म वाले व्यक्तियोंसे सम्बद्ध 
दूस अध्ययन जिसमे हो उसे अनुत्तरोपपादिक दशा कहत 

१--नास्मदुचरो विद्यते इत्यनुत्तर उपपतनमुपपातों जन्म इत्वर्थः । 
अगुत्तरः प्रधान; संसारे अ्रन्यस्थ तथाविधस्यामाबात्‌ उपपातों येपा 
ते तथा त एवानुत्तरोपपातिका:, तद्दक्तव्यता प्रतिबद्धा दश-दशाध्ययनों- 
पलदिता अनुत्तरो पपातिकदशा ।१-सम० टी०, सू० १४४ | 


अुतपरिचय ६६७ 


हैं। किन्तु स्थानांग' की टीकामें अभयवेवने अमुत्तरोपपादका 
वही अर्थ किया है जो दिगम्वर अन्थोंमें किया गया है । 

उपलब्ध आठवें अंगमें तीन बर्ग हैं. ओर उनमें कमसे 
१०-- १३-१० ७३३ अध्ययन हैं। किन्तु स्थानांगमें अलु- 
सरोपपातिकदशामे दूस अध्ययन वतलाये हैं ओर उनके नाम 
इस प्रकार हैं--इसिदास, घण्ण, सुणक्खत्त, फातिन ( तिय )» 
सट्टाण, सालिभह, आशंद, तेतली, दसन्नमद्र ओर अतिमुत्त । 
इनमेस शुरूके छे नाम तक्त्वार्थवार्तिकसे मिलते हैं | अमयदेव' ने 
लिखा है कि इनमेंसे कुछ नाम तीसरे वर्गके अ्रध्ययनोंके साथ 
मेल खात हैं, सब नहीं । इसके सिवाय समवायांग और नन्दिमें 
आठवें और नौबें अंग को जो विषय सूचियाँ दी हैं बे प्रस्तुत 
आठवें नौथें अंगोंसे मेल नहीं खातीं। अतः डा० बेबर का 
कहना था कि समवाय और नन्दिके रचयिताओओंके सामने 
मौजूदा दोनों आगमोंको प्रतियोंसे स्बंधा भिन्न ही प्रतियां होनी 
चाहियें। अतः हमे उक्त दोनो अंगोकी जो प्रवियां प्राप्त हैँ वे 
परिवर्तित तथा अत्यन्त खर्डित दशामें हैं ( इं० ए०, जि० २०, 
3० २१-२२ )। 

प्रो० बिंटरनिट्स ने आठवें और नोबें अंगके विषयमें लिखा 
है कि--'इन दोनों अद्ञोंकी रचना एक ही आधार पर की गई है, 


१-- उत्तर: प्रधानों नास्थोत्तरों विद्यत इत्यनुत्तरः, उपपतनमुपपातों 
जन्म इत्यथ:। अ्नुत्तरश्ासावपपातश्रेत्यनुत्तरोपपातः सो5द्ति येषां ते 
इनुत्तरोपपातिकाः. सर्वार्थसिद्धघादिविमानपश्चकी पपातिन. इत्यथ: ।? 
“-नस्था+ टी०, सू० ७३४ | 

२---इह च यो वर्गास्तन्न तृतीयबर्गें हश्यमानाध्ययन कैश्ित्‌ 
सह साम्यमस्ति न सर्वे ।? स्था० टी० सू० जड़ | ४ 


दद्द जे० सा० इ०-पुतं पीठिका 


साहित्यिक दृष्टिसे इनका मूल्य स्वल्प ही है। आठवें अज्भः अन्त- 
गडदसाओंमें मूलतः दस अध्ययन थे किन्तु श्र० वह आठ 
वर्गो्में विभाजित है। नोवें अद्भ अशुत्तरोववाइयदसाओमें भी 
मूलमें दस अध्ययन थे। अग् उनके स्थानमें तीन बरगें और 
तेतीस अध्ययन हैं। जेसा कि स्थानांगसे श्ञात होता है, दोनों 
अज्ञोंकी मूल विषय सूचीसे वर्तमान दोनों अ'गोंकी विषय सूची 
एकदम भिन्न है। यदि अन्य कारणों पर दृष्टि न दी जाये तौ भी 
अपनी स्थितिके आधार पर दोनों अ्रग साहित्यिक श्रेश्नताका 
दावा नहीं कर सकते | इनमे वर्णित कथाएँ न केवल एक उप्पेके 
रूपमें चित्रित की गई हैं किन्तु बहथा उनका केवल ढाँचा ही 
उपस्थित किया गया है और उनमें बँधे बघोंये शब्दों और वाक्यों 
को भरनेका काम पाठकके लिए छोड़ दिया गया है। उदाहरणके 
लिए--उस समय एक चम्पा नाम नगरी थी, उसमें एक पुणण 
भद्द नामक चेत्य था, एक वन था ( वरणओ )। 'वर्णओ 'का 
यह अभिषप्राय है कि नगरी और बनका पूरा वर्णन यहाँ उपांग 
प्रथमकी तरंह भर लेना चादिए। दूसरा उदाहरण भगवान 
महावीरके शिष्य स्थविर सुधमोका हैं। कथामे यहाँ केवज्ञ उनका 
नाम मात्र दिया है और उनका पूरा वर्णन छठे श्र गर्म है सो 
यहाँ जानना, ऐसा लिख दिया है (हि इं० लि०, जि० २, 
० ४५० ) । 

१० प्रश्न व्याकरण-आक्षेप और विक्षेपके द्वारा हेतु ओर नयके 
आश्रित प्रश्नोंके ध्याकरणको प्रश्न व्याकरण कहते हैं। उनमें 
लोकिक अं र मैविक अर्थोका निर्णय किया जाता है ( 5० वा० 
प० ७२) अाज्नेपणी, विज्ञेपणी, संबेदनी, निर्भदनी, इन चार 
कथा भोंक। निरूपण करता है “यह अ'गप्रश्कके अनुसार नष्ट, 
मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख दुःख, जीवित, मरण, जय, 


अुतपरिचय ६६६ 


पराजय, नाम, द्रव्य, आयु और संख्याका भी प्ररूपण करता है 
 पटख० पृ० १०४। क* पा., भा. १, प० १३१ )। अश्न- 
व्याकरण में एक सो आठ प्रश्न, एक सी आठ अप्रइन और 
एक सौ आठ प्रश्नाप्श्नोंका कथन रहता है। अन्य भी अनेक 
विद्यातिशयोंका तथा नागकुमार और सुपर्शुकृुमार तथा अन्य 
भवनवासी देवोंके साथ साधुश्रोंके दिव्य सम्वदोंका वर्णन 
रहता है। ( नन्‍्दी, सूश्र- ५५ । समवा० सू. १४४ ) । 


उपलब्ध 'पणहावागरणाईं! नामक दसझें अ गे दस द्वार 
हैं। जिनमें पाँच अतोंका तथा पाँच पापोंका वर्णन है। जम्बूको 
लक्ष्य करके सिद्धान्त का वर्णन किया गया है । प्रश्नोंके वयाकरण 
के रूपमें कुछ भी नहीं है । अतः प्रन्थ में वर्णित विषयकी न तो 
उसके नामके साथ हो काई संगति है और न *थानांग समवा- 
यांग ओर नन्दिमें दत्त बिषय सचीके साथ ही उसका कोई मेल 
है। समवाय और नन्दिके श्रनुसार प्श्न व्याकरण में ४६ अध्ययन 
ओर ४५ उद्देश आदि हैं। किन्तु प्रस्तुत अर गर्मे यद सब कुछ भी 
नहीं है 

स्थानांगमें प्रश्न व्याकरणमें दस अध्ययन बतलाये हैं-- 
उवसा, संखा, इसिभासियाईं, आयरिय भाधिआाईं, मद्यावीर 
भासिआइं, खोमग पसिणाईं, कोमल पसिणाईं, अद्ग पसिणाईं 
अंगुट्ट पसिशाईं ओर बाहु पसिणाईं। अध्ययनोंकी दस संख्या 
को देखकर ऐसा लगता है कि स्थानांगका वर्शन उपलब्ध प्रश्न 
व्याकरण नामक अंग से मेल खाता है क्‍योंकि उसके द्वारोंकी 
संख्या भी दस है। किन्तु दस द्वारोंके नामोंका स्थानांगमें दिये 
दस अध्ययनोंके नामोंसे रंचमात्र भी साम्य नहीं है। अतः 


६७० जे ० सा० इ०-पूर्व पोठिका 


स्थानांगकारके सामने प्रस्तुत अंगकी बतंमान प्रति तो नहीं 
ही थी। 


प्रश्न व्याकरणकी टीकामे टीकाकार श्रभयदेवने लिखा है-- 
प्रश्न व्याकरण शब्दका भ्रश्नोंका व्याकरण रूप व्युत्पत्यर्थ पूर्वे- 
कालमें था। इस समय तो इस ग्रन्थमें आसवपंचक ओर संबर 
पंचकका ही व्याख्यान पाया जाता है। ये सब बातें इस 
बातको प्रमाणित करती हैं कि दसवों अंग अपने मूल रूपमें 
“अथवा प्राचीन रूपमें वतमान नहीं रहा। अतः उसका स्थान 
इस नये अंगने ले लिया ( इं० एं०, ज्ञि० २०, पृ० ५३ | द्वि० इं० 
जि० २, प्‌० ४५२ )। 


११ विपाक सूत्र--सुकृत अथोत पुण्य और दुष्कृत अथात्‌ 
पापके विपाकका विचार करता है (त० बा० पु० ७४ । षटखं० पु» 
१, पृ० १०७) | द्रव्य क्षेत्र काल ओर भावकी अपेक्षा शुभ अशुभ 
कमरोके विपाकका वर्शान करता है ( क०, पा० भा० ९, प० १ २) 
६ ननन्‍्दी० सू० ४६ । समवा० सू० १४- । 


वतमान ग्यारहतें अंगमें दो श्रत स्कन्ध हैं। प्रत्यकमं दस- 
दस अध्ययन हैं, जिनमें दस-दस कयाओंके द्वारा पुण्य ओर 
पापका फल बतलाया गया है। गोतम इन्द्र भूति अनेक दुखी 
प्राशियोंका देखते हैं। उनकी प्रार्थना पर मद्दावीर बतलाते हैं 
कि पू्जन्ममें कौन कम करनेसे आदमी इस प्रकारका कष्ट 
भोगता है, किन-किन पयोगोंमें उसे जन्म लेना पड़ता है और 
किन उपायोंसे वह पुनः शुभ गतिमें जन्म ले सकता है। व्दा- 
हरणके लिए--एक अम्बरदत्त नामक व्यक्ति भयानक रोगोंसे 
बीढ़ित है क्‍योंकि पूर्वजन्ममें वह एक वैद्य था और उसने एक 


अुतपरिक्षय ६७१ 


रोगीको मांस खाना बतलाया था। इस तरह वह अनेक जीवित 
प्राणियोंके वधधर्मे कारण हुआ था । 

इस तरह वर्तमान आगम प्रन्थों में से ६ से ग्यारह तक के 
आगम कथा प्रधान हैं ओर वे अपने मूलरूप में नहीं हैं किन्तु 
एकदम परिवतित रूप में हैं। रह ज्ञाते हैं शेष पाँच आगम | 
उनमें से भगवतीका रूप सब से निराला है | उसमें पन्नवणा, 
ज्गीवाभिगम, उववाइय, राजप्रश्नीय, नन्‍दी, आयारदसाओ 
आदि का निर्देश होने से यह स्पष्ट है कि उसका संकलन भी 
उत्तर काह्ममें हुआ हे । किन्तु उसमें प्राचोन इतिहास की सामग्री 
श्रवश्य है । शेष चार अद्ग अवश्य ही अपना वैशिष्टय रखते हैं । 
किन्तु वे भी अपने मूल रूप मे नहीं हैं यह स्पष्ट है। 


दिगम्बर ग्रन्थों में प्राप्त विषय सूची 


अड्डों और पू्वॉकी विषय सूची बर्तेमान में उपलब्ध दिग- 
म्वर जैन साहित्य में सर्व प्रथम अकलंक देब् के तस्‍्वाथे वातिक 
में उपलब्ध होती है । प्रश्न होता है झि जब दिगम्बर परम्परा में 
अक्लन साहित्यका लोप पहले ही हो चुका था तो यह विषय 
सूची किस आधार से दी गई ? 


दि० जैन सिद्धान्त प्रम्थों की घधवला और जय घवला टीका 
में श्री वीरसेन स्थामी ने भी विस्तार पृवंक अज्ञों भोर पूर्जोंको 
विषय सूची दी है, वह विषय सूची प्रायः तस्वाथ बातिक के 
अनुरूप है, उसमें कहीं कहीं बीरसेन स्वामी ने तस्वार्थ वार्तिक 
का नाम लेकर प्रमाण रूप से उसे उद्धृत भी किया है। और 
दृष्टिवाद के जिन भेदों का विषय परिचय अकलंक ने नहीं दिया, 
उनका भी विषय परिचय बीरसेन स्वामी ने कराया है। और 





६७२ जे० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


उनका विषय परिचय अ्रेताम्बर साहित्य में भी नहीं है। अतः 
वीरसेन स्वामी के सामने तत्त्वार्थ वातिक के सित्राय अन्य 
भी कुछ साहित्य द्ोना चाहिए और संभवतः अकलंक देव के 
सामने भी वही साहित्य रहा हो । 

दिगम्बर जैन सिद्धान्त ग्रन्थ पट्खए्डागम तथा कसाय 
पाहुड़ पर अनेक टीकाएँ पूवमें रची गई हैं । उनमे से कई टीकाएँ 
वीरसेन स्वामी के सामने भी उपस्थित थीं। उन टीकाश्रों में से 
काई टीका अकलंक देव के सामने अवश्य द्ोनी चाहियें; क्यो 
कि अकलंक देव ने षटखणडागम का उपयोग अपनी तस्त्वार्थ" 
वातिक में किया है यह उससे रपष्ट है । इसके सिवाय अकलक- 
देव ने अपने तत्वा्थ* बातिक में व्याख्या प्रक्नप्ति दस्डकेषु' का 
दा बार निर्देश करके उसका प्रमाण दिया है। 'व्याख्याप्रश्नप्ति 
दण्डकेषु' के बहुबचनान्त प्रयोग से ऐसा अनुमान होता है कि 
व्याख्या प्रज्ञप्ति में दश्डक नामक अधिकार द्वोने चाहिये। दण्डक 
नामके अधिकार श्वेताम्बर अगामिक सादित्य में तो उपलब्ध 
नहीं होते किन्तु षदू खंडागम ३ के जीवद्दाणमें चूलिकाके श्रन्तगत 
महा दण्डक नामक अधिकार भी पाये जाते हैं । परन्तु व्याख्या- 
प्रक्ञप्ति पाँचवें अड्भ का नाम है ओर वर्तमान भगवतीमें वह 
उद्धरण नहीं मिलते जो व्याख्या प्रज्नप्ति दण्डकों से अकलंक 
देब ने दिये हैं । अ्रत'ः व्याख्याप्रज्ञप्तिरण्डक नाम से कोई प्रग्थ 
जो संभववया पाँचवे अद्गभ का ही अ्रग्भूत होगा अकलंक देव के 
सामने उपस्थित था। इत्यादि बातों से यही ज्ञात होता है. कि 
अकलंक देव ने जा द्वादशांगका परिचय दिया है वहू किसी 


१-० १० १४३-०२४४ । २७-४० १५४३, २४५ । 
३--पु० ६, ४० १३३ शझादि। 


श्रुतपरिचव दछई्‌ 


उपलब्ध आधार से दिया है और वह आधार नन्‍्दी, समवायांग 
बगैरह से मिन्न ज्ञात होता है, क्‍योंकि उससे उनका मेल 
नही खाता । 

हाँ, स्थानांग में नोबे ओर दसओें अद्भ के दस अध्ययनों के 
जो नाम दिये हैं. वे नाम अकलंक देव के द्वारा दिये गये उक्त 
दोनो अ'गों के परिचयमें पाये जाते हैं। वे नाम न समवायांग में 
हैं भर न नन्‍दी में हैं । किन्तु दम यद्द कह सकने में अ्रसमर्थ 
हैं कि अकलंक देव ने उन्हें स्थानांग से ही लिया है या अन्यत्र 
से; क्योकि कुछ नामों में अन्तर भी है। 


अंग बाह्न श्रुत 


अतके दूसरे भुख्य भेदका नाम अगबाहा अथवा अनंग 
प्रविष्ट है । अ'ग प्रविष्के रचयिता गणधर थे इस बातमें दिगम्बर 
ओर श्वताम्बर दोनों सम्प्रदायेंमें कोई मतभेद नहीं पाया जाता । 
किन्तु अगवाह्यके रचयिताके विषय दोनों दी सम्भदायोन दो 
मत पाये जाते हैं । 
दिगम्बर परम्परामें आचार्य पूज्यपाद तथा तदनुयायी 
अकलऊकू देव अ रवाह्को आरातीय आधचायोंके द्वारा रचित 
बतलाते हैं। पृज्यपावने क्षिखा है कि वक्ता तीन होते हैं--सर्वश्ष 
तीथंडुर, श्रतकेवली ओर आरातीय | सबंशने अरथरूपसे श्ागमका 
उपदेश दिया। उनके साज्ञात्‌ शिष्य गणधरोंने उसे स्मरण रस 
कर अंग ओर पूलेरूप प्रन्थोंकी रचना की। और आरातीय' 


१--आरातीयें; पुनराचायें: कालदोषसंक्षिसायुर्मतिबलशिष्या- 


नुग्रहार्थ दसवेकालिकादयुपनिबद्धम्‌ | --सर्वार्थन, १-२०। 
३ 


६७४ जें० सा० ह०-पूर्ण पीठिका 


आचायोंने काल दोषसे अल्पायु ओर अल्प बुद्धिवाल्े शिष्योंके 
अनुप्रदके लिए दसओेकालिक आरि रचे। अकलझु' देवने भी 
इसी कथनका अनुसरण किया है। किन्तु श्री वीरसेन स्वामीने 
कृति अजुयोग' द्वारकी धवल्ला टीकामें स्पष्ट रूपसे इन्द्रभूति गौतम 
को अ'ग प्रविष्ट और अंग बाह्यका कर्ता बतलाया है। एक 
बात और भी उल्लेखनीय है कि धवला? और जयघवला' टीकाके 
आरम्भमें उन्होंने इन्द्रभूति गौतमको केवल अ'गों ओर पूर्वोका 
कतों बतलाया है, मैसाकि तिलोय पण्णति ( अर. १, गा. ५६ ) में 
बतलाया है । वहाँ अ'ग बाह्यके कतृत्वका निर्देश नहीं किया है । 
वीरसेन स्वामीके लघु समकालीन श्री जिनसेन ने तो अपने 
हरिजंश पुराण में स्पष्ट रूपसे यह लिखा है कि भगवान महा- 
बीरने पहले अ'ग प्रविष्टका व्याख्यान किया और फिर अंग 
बाह्यका व्याख्यान किया। और गौतम गणधघरने उसे सुनकर 
उपांग सद्दित द्वादशांग श्रुत स्कन्धकी रचना की । इस तरह जो 
अ'ग बाह्य पहले गणधरोंके शिष्य प्रशिष्य रचित माने जाते थे 


--१“आ्रारातीयाचायकृताज्ञाय्प्रत्यासन्नरूपम कुबाह्म म्‌ । 


>-त० बा०, १०२०-१३ | 
२--“गोदमगोचेण बह्णेश इंदभूदिशा श्रायार _. दिश्लिबाटाणा,... 
मंगबज्माणं च....रयणा कदा! | --षट खं०, पु० ६, ए. १२६ । 
३--षट खं9, पु० १, ए० ६४) ४ क० पा०, भा० १, ए० ८२३ | 
५--अ्रंगप्रविष्टतत्ततार्थ. प्रतिपाद्य. जिनेश्वरः । 
श्रंगबाह्ममवोचत्तञतिपाद्रार्थरूपत: || १०१ ॥ 
श्रथ ससर्द्धिसम्पन्नः भ्रुत्वार्थ जिन भाषितम्‌ | 
द्वादशाद्भभुतस्कन्ध॑ सोपाड़ं गोतमो व्यघात्‌ ॥ १११॥ 
-+हरि० पु७, रस० | 


आुतपरिचय द्७४्‌ 


उत्तर कालमें उन्हें गणघर रूत माना जाने लगा। यही बात हम 
श्वे ताम्बर परम्परा में भी पाते हैं । 


अनुयोग'* द्वार और नन्दिसूत्र "में द्वादशांगकों सर्मश्ष प्रणीत 
कहा है । तथा अनुयोग३ दारमें गणघरके लिए सूत्रको आत्माग# 
दथा अर्थंकों अनन्तरागम कहा है। इससे स्पष्ट है कि ये दोनों 
प्रन्थ गणघरको द्वादशांगका रचयिता मानते हैं। अग बाह्यके 
रचयिताके विषयमें दोनों प्रन्थ मृक हैं। उमास्वातिके तत्वाथे- 
४आध्यमें, विशेषावश्यक' भाष्यमें, ओर वृहकल्प भाष्यमैं स्पष्ट रूप 
से झ्'ग प्रविष्कको गणघर कृत ओर अ'ग बाह्यको आचाये ऋत 
बतलाया है । 


किन्तु जब तत्त्वाथे भाष्यमे' अद्भ बाह्य और श्रग प्रविष्टमे 
केवल यही भेद बतलाया दे कि एक आचार्य रचित दोता है ओर 
दूसरा गणधर रचित तब विशेषा०' भा० मे' उक्त भेदके सिवाय 
दो भेद और बतलाये हैं--गणधरके पृछने पर तीर्थकुर जो वचन 
कद्दते हैं. उससे जो निष्पन्न होता है बह अग प्रविष्ट है ओर 
विना प्रश्नकके जो अर्थ प्रतिपादन तीर्थद्कर करते हैं, उससे जो 
निष्पन्न होता है वह अ गबाह्य है। तथा अग प्रविष्ट सब तीर्थ- 
छुरोंके तीथेमे' नियत है। किन्तु अंगबाह्य नियत नहीं है। 


१--अ्नु० सू० ए० २१८। २ ने. सू. ४०। ३--गणहरार्ज 
सुत्तस्स श्रत्तागमे अत्यस्स श्रणंंतरागमे? । .. .अनु., २१६ । 
इलल्सू, २० | ४६०-गा० १४४ ॥ 
६--“गणशहर थेरक्यं वा आएसा मुक्वागरणओ वा । 
घुबचलविसेसओं वा अंगाशंगेसु नाणस ॥ ४५० |!” 


६७६ जे० सा० ह०-पूर्ण पीठिका 


नन्दिचूर्णि* में तथा नन्दिकी हरिभद्रीय' दृत्तिमें भी दोनोंमें दो भेद 
बतलाये हैं--एक कर्टनिमित्तक और एक नियत-अनियत | इन 
दोनोंके सिवाय जो तीसरा अन्तर विशे० भा० में बतलाया हैं. उस 
परसे अंगबाह्यके भी गणघर रचित द्वोनेकी बाव प्रस्फुटित होती 
है; क्‍योंकि अभप्र/नपृ्वक जो अथ प्रतिपादन तीथदुरने किया 
उसको भी गणधरोंने ही ग्रन्थरूपमें निबद्ध किया होगा। बि० 
भा०के टीकाकार हेमचन्द्रने तीनों अ्न्तरोंके तीन उदाहरण दिये 
हैं। स्थविरक्रृत अंगबाद्य जैसे भद्रबाहुकृत आवश्यक नियुक्ति 
आदि। अप्रश्न पूर्वक अ्रथे प्रतिपादनके आधार पर रचित 
अर गबाह्य जैसे आवश्यक आदि। अनियत अ्रगबाह्य जैसे 
तन्दुल वैकालिक आदि | तीनों अन्तर एक ही श्र गबाद्षमें नहीं 
घटाये हैं। 


अब आवश्यक अ'गवाह्यको लीजिये। आवश्यक नियुक्ति, 
विशे० भा० और उनकी टीकाओंसे बराबर यह परिलक्षित 
होता है कि आवश्यकके श्रन्तर्गत सामायिक आदि अ्रण्ययनोंकी 
रचना तीथंडूरके उपदेशके अनुसार गणधघरोंने की थी। आव- 
यश्क१ नि०में कहा गया है कि मैं गुरुजनके द्वारा उपदिष्ट भौर 
आचाय परम्परासे आगत सामायिक नियुक्तिको कहता हूं । 
टीकाकार मलयगिरिने गुरुजनका अर्थ तीथेछुर और गणधर 
किया है। इसी तरह विशेषावश्यक भाष्यमें सामायिकका निरूपण 
करते हुए कहा है कि सामायिकका कथन तीथ्थकुर करते है 








१--पू० ४७। २--४० ६० | 
३--सामाइ श्रनिञ्ञति बोच्छुं उवबएसियं गुरुजणेरां । 
आयरियपरंपरएण  श्रागय॑ आखजुपुब्बीएं ॥ ८७ !!? 


श्रुतपरिचय ६७७ 


ओर गणधर" उसे सुनते हैं। इस सब कथनका तात्ययें यही 
निकलता है सामायिक आदि आवश्यक गणघर कृत हैं। 

अतः श्रतास्थर सम्प्रदायमें भी अ'गवाध्यके गणधघर कत 
होनेकी मान्यता रहो है। हरिवंशकार जिनसेनके समयमें दोनों 
सम्प्रदायोंमें इस मान्यताका प्राबल्य था ऐसा प्रतीत होता है । 

अंगवाह्मको उत्तरकालमें क्‍यों गणघर प्रणीत माना जाने 
लगा, इस सम्बन्ध कुछ कहना शकक्‍य नहीं है । फिर भी अंग 
प्रविष्टकी तरह उसका भी प्रामाश्य और महत्ता स्थापित करने 
को भावना उसके मूलमें अवश्य रही है । अस्तु, 

अंगवाह्मके भेद 

दिगम्बर परस्परामें पूज्यपाद'ने तत्वाथेसूत्रके अनुसार अग- 
बाह्मके अनेक भेद बतलाते हुए उनकी संख्या या नामोंका कोई 
#नर्देश नहीं किया । केवल उदाहरण रूपसे दश वेकालिकका 
नाम निर्देश मात्र कर दिया। अकलंक ' देवने नन्दिसूत्रकी तरह 
अ गवाह्ामके कालिक और उत्कालिक भेद करके उदाहरण रूपसें 
शत्तराध्ययनका नाम निर्देश कर दिया। 

किन्तु वीरसेन स्वामीने अपनी धवला जयघवला' टीकामें 
अ गबाहायके चौदद भेदोंके नाम गिनाकर उनका विषय परिचय 
भी संक्षेपमें दिया है। सम्भवतः उन्हींका अनुसरण करते हुए 
जिनसेनने भी अपने हरिवंश" पुराणमें अगवाह्यके २४ भेद 


१--गा० २१२२। गा० २१२५ | 

२--सर्वार्थ० १-२० । ३--तदनेकविध॑ फालिकोत्कालिकादिविक- 
शपात ।! त॒० बा०, १०२०-१४ | ४--षट्खं०, पु०, १, ० ६६। 
३--क० पा०, मा० १, ४० ६७। ६--स० २, श्लो० १०२-१०५ | 


द्ड्प जै० सा० इ०-पूर्ण पीठिक। 


गिनाये हैं। उन भेदोंमें दशवेकालिक और उत्तराष्ययनका भी 
नाम है। चोद भेद इस प्रकार हैं--सामायिक, लतुरविशतिस्तव, 
बन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकम, दश बैकालिक, उत्तरा- 
ध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्प्पाकल्प्य, महाकरूय पुर्डरीक, 
महापुण्डरीक और निषिद्धिका। वीरसेन स्वामीके पश्मात्‌ 
उन्होंका अनुकरण करते हुए नेमिचन्द्र' सिद्धान्त चक्रवर्ती, 
श्रुत* सागर सूरि आदिने भी अंगबाह्मके भेद गिनाये हैं । 

यह हम लिख आये हैं कि नन्दि० ( सू० ४४) में अंगबाह्य 
के आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त भेद करके आवश्यक 
व्यतिरिक्तके कालिक और उत्कालिक भेद किये हैं। तथा दश 
बैकालिककों उत्काजिकके भेदोंमे और उत्तराध्ययनको कालिकके 
भेदोंमे गिनाया है । 

अंगवाह्यके भेदों का समीकरण 

नन्‍्दी सूत्रमें अगबाह्यके जो भेद गिनाये ५ उनके साथ 
में इनमेंसे कुछ भेदोंका समीकरण हो जाता है-- 

नन्‍्दीम श्रगबाह्मके दो मूल भेद हैं-आवश्यक और 
आवश्यक व्यतिरिक्त । तथा आवश्यकके छे भेद हँ--सामायिक, 
ब॒तुर्वि शतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रणण, कायोत्सगे और प्रत्या- 
ख्यान। उक्त भेदोंमेसे शुरुक चार दोनोमें एक ही हैं, केवल 
अन्तके दो में अन्तर है। नन्दिमें कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान हैं. 
ओर ऊपर वैनयिक और कृतिकम हैं। यद्यपि द्गम्बर परम्परामें 
पडावश्यक वे ही हैं जो श्वेताम्धर परम्परामें हैं, और 

१--गो० जी०, गा० ३६६-२६७ । 

२--त० बू०, एृ० ६७ | 


अुतपरित्रय ६७९ 


कृतिकमका विधान श्र ताम्बर परम्परामें भी है । किन्तु संभवतया 
वीरसेन स्वामीने प्रन्थ रूपका निर्देश करनेके कारण प्रतिकमण 
ओर कायोत्सर्गके स्थानमें बैनयिक और कृतिकर्मका निर्देश 
किया है। ये दोनों भी आवश्यकोंके अ गभूत ही हैं । 

नन्‍्दी में कालिक भुत तथा उत्कालिकके बहुतसे मेद गिनाये हैं। 
उनमेंसे जो भेद बीरसेनोक्त अ'गवाह्के भेदोंसे मिलते हैं 
बे इस श्रकार हैं--दश वैकालिक, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, 
तथा उत्तराध्ययन, कल्प्य, व्यवद्टार | दिगम्बर साहित्यमें' कस्प्य 
ज्यवद्टारकों एक गिनाया है। इस तरह चोदह भेदोंमे' से नो 
भेदोंक नाम श्वेताम्थर सम्मत अ गबाह्यके भेदोंके नामोंसे 
मेल खाते हैं। शेषमें से एक भेद पुग्डरीक है। सूत्रकुृतांग 
के दूसरे श्रुतस्कन्धके प्रथम अध्ययनका नाम भी पुण्डरीक है। 
इसी तरह एक भेदका नाम 'णिसिद्दिय है, इसका संस्कृत 
रूपान्तर निषिद्धिका किया जाता है। उघर ननन्‍्दीमें कासखिकके 
भेदोंमे एक भेदका नाम “निश्चिहर! है. जिसका संस्कृतरूप निशीथ 
है । श्वेताम्बरोंमें निशीथ नामक सूत्र प्रसिद्ध हे। हम नहीं कह 


सकते कि इन भेदोंका परस्परमें कोई सम्बन्ध है या नहीं । 
प्रो० विंट्रनीट्सका कहना है कि यह अनुमान करना 


सम्भव है कि जो मूल प्रन्थ दोनों सम्प्रदायोंमें समान 
रूपसे मान्य है, थे जैनोंके पवित्र साहित्य के प्राची- 
नतम अ'श हैं | तथापि जिन ग्रन्थोंके नाममें साम्य 
है उनमें प्रतिपादित विषयकी दृष्टिसे कहाँ तक एकरूपता है 
यद्द प्रश्न अनुसन्धान करनेके लिये रह जाता है. (हि. इईं. लि., 
जि. २ प्र. ४७४) | इसके सम्बन्धमें पूर्वमें प्रकाश डाला जा 
चुका है। 


8८६० जे० सा० ह०-पूर्ण-पोठिका 


दि० अंगवाह्यका विषय परिचय 


आगे धवला' जयधवलाके आधार पर दिगम्बर सम्मत अ'ग 
बाह्के भेदोंका विषय परिचय दिया जाता है। 


९ सामायिक नामक अ गबाह्य द्रब्य, क्षेत्र काल ओर 
भावकी अपेक्षा समता भाव रूप सामायिकका वर्णन करता है | 
तीनों सन्ध्याओमें या पक्ष और मासके सन्धिदिनोंमें अथवा 
अपने इच्छित समयमें बाह्य और शअ्रतरंग पदार्थोर्मे कषायका 
निरोध करनेकों सामायिक कहते हैं। उसके चार भेद हैं--द्रव्य- 
सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामा- 
यिक। सचित्त और अचित्त द्वव्योंमें राग देषके निरोध करनेको 
द्रव्य सामायिक कहते हैं। ग्राम, नगर, देश आदियमें राग द्वेषका 
निरोध करना क्षेत्र सामायिक है। छ ऋतुओमें साम्य भाव 
रखनेको या राग द्वेष न करनेको काल सामायिक कहते हैं। 
समस्त -कषायोंका निरोध करके तथा मिथ्यात्वकों दूर करके 
छ द्रव्य विषयक निबाध अस्खलित ज्ञानको भाव सामायिक 
कहते हैं। सामायिक नामक अंग बाह्यमें इन सबका वर्सन 
रहता है। 

२ चतुबि शतिस्तव नामक अग बाह्य उस उस काल 
सम्बन्धी चौबीस तीथंछूरोंकी बन्दना करनेकी विधि, उनके नाम, 
आकार, ऊँचाई, पाँच महा कल्याणक, चौतीस अतिशयोंका 
स्वरूप ओर तीथंझूरोंकी कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाओं तथा 
चैत्यालयोंका वर्णन करता है । 


(-अदखं०, पु० १,४१० ६६-६८ तथा पु० ६, पृ० १८७-१६१ | 
क० पा०, भा० १, ० ६७-१२१। 





अुतपरिचय श्धर 


३ बन्दना नासक अ गवाह एक जिनेन्द्र सम्बन्धी और उन 
एक जिनेन्द्र देवके अवलम्बनसे जिनालय सम्बन्धी वन्‍्दना का 
सांगोपांग वर्णन करता है । 

४ प्रमादसे क्षमे हुए दोषोंका निराकरण जिसके द्वारा किया 
जाता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। उसके सात सेद्‌ हैं-दिन 
सम्बन्धी, रात्रि सम्बन्धी, पाक्षिक, चातुमोसिक, सांवत्सरिक, 
ऐयापथिक, और औत्तमार्थिक | प्रतिक्रमण नामक अंगवाह्य 
इन सात प्रकारके प्रतिक्रमणोंका कथन करता है। 

४ वेनयिक नामक अंग बाह्य श्वान विनय, दर्शेन विनय, 
चरित्र विनय, तप विनय ओर उपचार बविनयका वर्णन 
करता है । 

६ कृतिकर्म नामक अंगवाह्य अरिहंत, सिद्ध, भचायें, 
उपाध्याय, और साधुकी पूजा विधिका चर्शन करता है। 

७ दृशवैकालिक नामक अंगवाह्य-मुनियोंकी आचार विधि 
ओर गोचर विधिका बर्णेन करता है। 

८ उत्तराध्ययन चार प्रकारके उपसर्ग ओर बाइईस परीषहोंके 
सहनेके विधानका और उनके सहन करनेके फल्लका तथा अनेक 
अ्रकारके उत्तरोंका वशेन करता है | 

€े कल्प्यव्यवह।र-साधुओंके योग्य आचरणका और अयोग्य 
आचरणके होने पर प्रायश्वित विधिका वर्णन करता है । 

१० कल्प्याकस्प्य-द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावका आश्रय 
लेकर पी यह योग्य और यह अयोग्य है, इत्यादिका वर्शन 
करता है । 

११ महाकलू्य-दीक्षामदण, शिक्षा, आत्म संस्कार, सल्ले- 
खना ओर उत्तसस्थान रूप आराधनाको प्राप्त हुए साधुओंके 
करने योग्य आयारेका वर्णन करता है । 


दर जे० सा० इ०-पूर्ण पोठिका 


१२ पुण्खरीक अंगबाह्म--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्द्, 
कल्पवासी भौर वेमानिक सम्बन्धी इन्द्र सामानिक देव आदिसें 
उत्पत्तिके कारणभूत दान पूजा शील तप उपबास, सम्यकत्व 
आर अकाम निर्जराका तथा उनके उपपाद स्थान और भवनोंक्रे 
स्वरूपका वर्णन करता है । 

१३ महापुण्डरीक अंगवाह्य - उन्ही इन्द्रों आदिमें उत्पत्तिके 
कारण भूत तपो विशेष आदिका बेन करता है । 


१४ निषिद्धिका अगवाधह्ष-अनेक प्रकारके प्रायश्वितका 
बर्णन करता है | 


अंगमिन्न श्रेताम्बरीय आगम 


वर्तमानमें श्वेताम्बर सम्प्रदायमें वक्त ग्यारह अ'गोंके सिवाय 
३४ आगम और भी माने जाते हैं । वे हैं--१२ उपांग, ६ छेदसत्र, 
४ मूलसूत्र, १० पइन्ना (प्रकीणंक), एक नन्‍्दि और एक अनुयोग 
द्वार। इस तरह श्रे ताम्बर सम्प्रदाय ४४ आगमोंको वर्तमानमें 
मानता है । किन्तु स्थानक वासी सम्प्रदाय उसमें से केवत्ल बत्तीस 
आगमोको ही मानता है जो इस प्रकार हें-११ अ'ग और १२ 
उपांग ये २३, एक निशीथ २४, एक बृहत्कल्प २५, एक उ्यवहार 
सूत्र २६, एक दशाश्रुत २५, एक अनुयोग द्वार २८, एक नन्दि 
सूत्र २६, एक दश वेकालिक ३०, एक छत्तराष्ययन ३१, और 
एक आवश्यक ३२। 

ओपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवामिगम, प्रज्ञापना, सूर्य 
प्रश्नप्ति, जम्बूद्वीप प्रश्ञप्ति, चन्द्र प्रश्षप्ति, कल्पिका, कल्पावतंसिका, 
पुष्पिका, पुष्प चूलिका ओर वृष्णिद्शा ये बारह उपांग हैं जिन्हें 
श्वताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय मानते हैं। प्रत्येक अ'ग 


अआुतपरिक्षय द््दहे 


का एक एक उपांग माना जाता है इस लिये अ्रर्गोकी तरह 
उरपागोंकी संख्या भी बारह ही मानी गई है। 

निशीध, बृद्॒त्कल्प, व्यवहार, दशा श्रुत स्कन्ध, पंचकल्प 
और मदानिशीथ ये छे छे :सत्र हैं। इनमेंसे स्थानक वासी केवल 
शुरूके चारको मानते हैं। आवश्यक, द्शवेकानिक, उत्तराष्ययन 
पिण्डनियुक्ति या ओषनियुक्ति ये चार मूल सूत्र हैं। इनमेंसे 
अ्रन्तिम नियुक्तिको स्थानकवासी सम्प्रदाय नही मानता । 

चतुः शरण, आतुर प्रत्य.ख्यान, अक्त परिक्ञा, संस्तारक, 
तन्दुक्नवेचारिक, चन्द्रवेध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्या- 
ख्यान, बीरस्तव, ये दस पहनना हैं जिन्हें स्थांनकवासी मान्य 
नहीं करते | ओर दिगम्बर सम्प्रदायमें तो बारह अ'गोंके सिवाय 
शेष आगमोंका कोई स्थान ही नहीं है । 


नन्दि ओर अनुयोगद्वार 


श्वे ताम्बरीय आगमिक साहित्यका परिचय प्राप्त करने के 
लिये नन्दिसूत्र भर अनुयोग द्वार सूत्र कोशके तुल्य हैं। 
उनको देखने से प्रतीत होता है कि उनके रचयिताओंने मूल 
अआगमसिक साहित्य का ज्ञान कराने के लिये जो जो बस्तुएँ तथा 
उपाय आवश्यक सममभे उनका संकलन अपनी इन क्ृतियों में 
करनेका प्रयत्न किया था। चूँकि नन्दि में अनुयोग द्वारका 
नास आया है इसलिये अनुयोग द्वार नन्दीसे प्राचीन है। 
किन्तु आरमके विषय में नन्दिको अधिकारी माना जाता है।+ 
दोनोंसे ज्ञानकी चचो हैं । अनुयोगद्वारमें श्रुतके भेद 
अ'ग प्रविष्ट और अज्भ बाह्य करके अज्ञ बाह्यके कालिक भोर 
उत्कालिक भेद किये हैं और उत्शालिक के आवश्यक ओर 
आवश्यक व्यतिरिक्त ये दो भेद किये हैं । 


हा जै० सा० इ०-पूर्ण पीठिका 


किन्तु नन्दि में अद्भवाह्मफे आवश्यक और आवश्यक- 
उ्यतिरिक्त भेद करके आवश्यक व्यतिरिक्तके कालिक और 
उत्कालिक भेद किये हैं। इसकी विस्तारसे च्चो पहले आ चुकी 
है | अनुयोग द्वार में केवल आवश्यक की चचचो है किन्तु नन्‍्दी में 
अशांग पविटद्ट या अन्ञ बाह्य में उन सब प्रन्थों के नाम दिये हैं 
जो आगमकी श्रेणी में आते हैं किन्तु जिन्हें अज्गों में सम्मिलित 
नहीं किया गया है। 


इस प्रन्थसूची मे बहुतसे नाम ऐसे हैं जो बतंमान में आगम 
के अज्ञभूत रूपसे माने जाते हैं। किन्तु उल्लेखनीय बात यह है. 
कि वर्तमान में श्वेतास्थर सम्प्रदाय में उन प्रन्थोकों जिन विशेष 
विभागों में विभाजित साना जाता है, नन्‍्दी में उन विभागोंका 
कोई संकेत तक नहीं है। वे विभाग हैं उपांग, पहन्ना, छेद्सूत्र और 
मूलसूत्र । नन्दिमे इनका निर्देश नहीं हे। पइश्माका निर्देश है किन्तु 
भिन्न अर्थ मे । तथा नन्‍दी में अनंग भ्रविष्ट के श्रन्तर्गत ऐसे भी 
बहुतसे ग्रन्थ निर्दिष्ट है. जो या तो प्राप्त ही नहीं हैं. या प्रन्थोके 
अन्तर्गत अध्ययनोंके नाम रूपमें पाये जाते हैं, किन्तु प्रथक्‌ 
अन्थके रूप में नहीं पाये जाते । 

नन्‍्दी में प्रदत्त प्रन्थयुचीकी एक ओर भी विशेषता है। 
उसमें नन्‍्दीका भी नाम है। अब यदि आगमोंको पुस्तकारूढ़ 
करने वाले देवद्धि गणि नन्दि' के रचयिता हैं. तो नन्दिकी प्रन्थ- 
सूची से वर्तमान आगम प्रन्थों में पाया जाने वाला अन्तर खासम्र 


१--नन्दि सूत्र के रचयिता देववाचक देवडिसे मिन्न ये। 
ऐसा जै० सा० ह० गुजराती में लिखा है। किन्तु वे दोनों 
समकालीन ये | 


अतपरिचय ध्प् 


तोरसे उल्लेखनीय है। इससे यह सिद्ध दोता है कि देवद्धि गणिके 
पश्चात्‌ आगमिक सादित्यका न केवल पुनः विभाजन हुआ है 
किन्तु उनका पुनःसंस्कार भी किया गया है । 


नन्दिसूज और अलुयोग द्वार दोनों गयमें रचे गये हैं यद्यपि 
बीच-बीचसे गाथा भी आती हैं। नन्‍्दीके प्रारस्भमें पचाख 
गाथाएँ हैं। प्रथम गाथाके द्वारा तीर्थक्षर सामान्यका स्तवन 
किया है। गाथा दो ओर तीनमें बीर भगवानका स्तवन है। 
तत्पश्चात्‌ १४ गाथाओंसे संघका स्तवन है। जैन-साहित्यमें 
संघका स्तवन इतना विस्तार से मेरे देखने में नहीं 
अ्राया। गाथा १८-१६ में चौबीस तीथंझूरोंका निर्देश है ॥ 
गाथा २०-२१ में बीर भगवानके ग्यारह गणपघरों का निर्देश है । 
गाथा २६२ में बीर शासनका जयकार है। गाथा २३ से स्थ-- 


विरादली प्रारम्भ द्ोती है, जिसके स्थविरोंकी नामावली इस 
प्रकार है-- 


१ सुधमों, २ जम्बू, ३ प्रभव, ४ शय्यंभव, यशोभद्र, 
६ सम्भूत, ७ भद्रबाहु, ८ जप , ९ महागिरि, १० सुदस्ती, 
११ बलिस्सह, ( बहुलका ), १२ स्वाति, १३ श्यामाये,. 
१४ शारिडल्य, १५ आये जीत घर, १६ समुद्र, १७ मंगु, 
श्८ श्राय नन्दिल, € नागहस्ती, २० रेवती नक्षत्र, २१ सिंद्द 
२२ स्कन्दिलाचाय, २३ द्मिवन्त, २४ नागाजु न, २५ भूत दिल्न 
२६ लोहित्य और २७ दृष्यगणि | 


नन्दिसूत्रमें प्रदत्त यह स्थविरावली सुहस्तीसे आगे, कल्प 
सूत्रकी स्थविरावलीसे भिन्न हो जाती है। अवचूरी में इसका 
कारण स्पष्ट करते हुए लिखा है. कि सुदस्तीकी शिष्य परस्पराकाः 


5६5६ जे० सा० इ०-पूर्ण पीठिका 


उल्लेख कल्पसूत्रमें कर दिया है. उसका यहाँ अधिकार नहीं 
है क्‍योंकि उसमें नन्दिसूत्रके कतो देववाचक गुरु नहीं आते ।* 

इस सम्बन्धर्में डा० बेबरका कहना था कि साक्षियोंसे 
प्रमाणित द्ोता है कि नन्दिसूत्रकी स्थविरावल्लीमें सुहस्तीके 
अनन्तर पू्बवर्ती अथवा भाई महागिरिकी शिष्य परम्परा दी 
गई है ( इं० एं०, ज्ञि० २१, प्ृ० २६४ )। हमारे सम्मुख आग- 
मोदय समितिसे मलयगिरिकी टीकाके साथ प्रकाशित नन्‍्दी- 
सूत्रकी प्रति दै। उसके मुख प्रष्ठ पर मुद्रित है 'आय॑ महागिरिकी 
आवलीमें हुए दृष्यगरिके शिष्य देववाचक रचित नमन्दिसूत्र ।? 
अतः नन्दिसूत्रकार मद्दागिरिकी परम्परामें थे। हमने ऊपर जो 
स्थविरोंकी नामावली दी है, वह भी उसीके अनुसार दी है। 
किन्तु डा० वेबरने अपने नन्दिसूत्र विषयक लेखमें जो स्थविरोंकी 
नामातली दी है उसमे इससे अन्तर है । ढा० वेबरने सुदृस्तिका 
नाम ब्रेकेट में देकर भी उसकी गणना नहीं की है। तथा मंगु 
ओर नन्दिलके बीचमें १७ धम्म, १८ भदगुत्त, १६ बइर और 
२० आय रक्षित के नाम दिये हैं। रेबती नक्षत्र ओर स्कन्दि- 
लाचार्यके मध्यका 'सिदद! नाम उसमे नहीं है । तथा नागाजु नके 
पश्चात्‌ भर भूतदिश्नसे पहले गोविन्द नाम और है। 


अवचूरिके कथनानुसार स्थविरावलीके कतिपय नामॉमें बढ़ी 
अनिश्चितता है । कुछ गाथाश्रोकोी जिनमें धम्म आदि नाम हैं. 
प्रज्षिप्त माना जाता है। इसीसे गाथा संख्यामें भी अन्तर है । 


१--मसुहस्तिन: शिष्यावलिकायाः भीकल्पे उक्तत्वात्‌ न तस्य 
इृहधिकारः तस्‍्यां नन्दिकृद देववाचक गुर्वनुत्पत्ते: ।--गा. २७ की 
श्रवचूरी । 


आतपरिचय ६८७ 


मन्दि सूच भर अलुयोगद्वार सूत्र में मिथ्या भ्रुतोंके नाम 
दिये हैं । अनुयाग' द्वार में तो भारत रामायणसे लेकर सांगोपांग 
चार वेद पर्यन्‍त मिथ्या श्रुत कद्दा है। किन्तु नन्दि' में भारत 
रामायणसे लेकर वेद परयंन्त मिथ्याश्रुतकी लम्बी तालिका 
दी है निनमेंसे कुछ नामोंका पता नहीों चलता। टीकाकार 
ने भी उनका कोई खुलासा नहीं किया। कुछ नाम इस 
प्रकार हैं-- 
कोडिल्लय ( कोटिलीय अर्थशास्त्र ), घोडगमुद्द ( वात्स्या- 
यनके पूर्वज घोटक मुखका कामसूत्र ), वब्सेसिञ्र ( वैशेषिक 
दर्शन ), बुद्ध बयण ( बोद्ध सिद्धान्त ), तेरासिय ( त्रैराशिकमत ) 
काबिलिअं ( कपिल दर्शन ), लोगायय ( लोकायत दशेन ), 
स्टि तंत ( षष्ठितंत्र ), माठर ( माठर श्रणीत वृत्ति ), पुराग, 
व्याकरण, भागवत, पातझज़लि, गणित, नाटक अथवा बहत्तर 
कल्षाएं और सांगोपांग चार बेद । 
नन्‍्दी और अनुयोग द्वार दोनों में श्ञानकी चचो है। उसमें 
जो अन्तर है उसका स्पष्टी करण प्रारम्भ में कर दिया गया है । 
आवश्यक प्रसंग वश नन्दि और अ्रनुयोग द्वारका परिचय 


१---भारह रामायर्ण जाव चच्ारि वेशा सागोव॑ंगा से त॑ लोइए, 
आगमे अनु ०, पर. २१८। 

२--“मारह रामायण भीमासुरुक्ख फोडिल्लयं॑ सगडमदिश्वाओं 
खोड ( घोडग ) मुहं कप्पासिञ्न नागसुहुमं॑ कशगसचरी वहसेसिशं 
बुद्धघयरश तेरासिञ्र काविलिआ लोगायय सहिितंत मादर्र पुराण 
बागरण मागव॑ पायंजली पुस्सदेवर्य लेइं गणिअं सउणरूअं नाडयाईं, 
अहवा वावसरी कलाओ चसतारि श्र वेशा संगोयंगा''**''से त॑ 
मिच्छा सुअर ॥--न॑दि० ( सू० ४२ )। 


इक जे० सा० इ०-पूर्ण पीठिका 


करानेके पश्चात्‌ आगे हम क्रमानुसार दी श्रेताम्बरीय अज्ञ तर 
आरगसों का परिचय करायेंगे । 


बारह उपांग 

बारह अ'गोके बारह ही उपांग है। एक एक अक्भ का 
एक एक उपांग है। कतिपय अ'गोंमे 5पांगोंका उल्लेख हैतो 
उपांगों में भी अंगों और उपांगोंका निर्देश मिलता है। 
किन्तु अंगों और उपांगोंका सम्बन्ध केवल बाहिरी हैँ। डा० 
बेबरका कहना था कि किसी एक हाथने अ गो उपांगोंकों बहू रूप 
दिया था जिसमें वद्द आज पाये जाते हैं। डा० विन्टर निट्सने 
लिखा है कि साहित्यक दृष्टिसे बारह उपांग विशेष आकषक 

नहीं हैं । 
* १ प्रथम उपांग ओऔपपातिकके दो भाग हैे। दूसरा भाग 
प्रथमके तृतीयांशके लगभग है। प्रथम भागमें भगवान्‌ मद्दावीर 
का वर्णन है। विम्बसारका पुत्र कुणिक भगवान्‌ महावीर- 
के पास उपदेश सुनने के लिये जाता है। उपदेशमें अच्छे 
ओर बुरे कर्मोक्के करनेसे चारों गतियोंमें जन्म लेनेका तथा 
साधु और गृहस्थके कतंव्योंका निर्देश है। दूसरे भागका 
पहलेके साथ कोई सस्ग्न्ध नहीं है । दूखया भाग अनेक उपबि- 
भागोंमें बंट हुआ है। इसमें बसलाया है कि गौतम इन्द्र- 
भूति भगवान्‌ महावीरके पास जाते हैं और उनसे अनेक 
प्रश्न करते है। भगवान्‌ उनका उत्तर देते हैं। अधिकतर प्रश्न 
पुनजन्मसे सम्बन्ध रखते हैं। इस भागके मध्यमें कुछ 
उल्लेखनीय बातें भी हैं। उसमें आठ" आाह्मण परिश्राजकों 

१--करदे अर करकंडेय श्रंतर्डे य परासरे। करहे दीवायरे 
चेव देवगुच श्र शारए ॥ --औप» सू., ए. १७२ । 


अतपरिचय च्धह 


के ओर आठ ज्ञत्रिय* परिधराजकोंके नाम दिये हैं तत्पत्चांत्‌ 
व्यग ५ की तरह आइहयण साहित्यके ग्रन्थोंका निर्देश है-- 

तीसरे स्थानांगकी तरह ७२ कलाएँ और सात निन्हशोंका 
भी नाम आता है। अग ४-६ की तरह कुछ विदेशी दासियोंका 
भी निर्देश है यथा-सिंहली, आरबी, पुल्निंदी, मुरुण्डी, पारसी 
आदि । अ्न्थके अन्तमें २२ गाथाएँ हैं जिनमें सिद्धोंका बर्णन 
हैं इस उपांग पर अभयदेवकी टीका और पाएव चन्द्रकी 
अवचुरी है । 

२--इसका नाम रायपसेशइज्ज या राज प्रश्नीय है। भप्रन्थों 
के नामका संस्कृतरूप अशुद्ध है ऐसा डा० वेबरका कट्दना था। 
ऐसा अनुमान* किया जाता है कि मूलतः इस ग्रन्थका 
सम्बन्ध प्रसेनजितूसे था। उसके स्थानसें परासका निर्देश मिलता 
है। डा० वेबरने लिखा है कि डा० ल्युमनने लिखा है कि बोद्ध 
जिपिटक दीधनिकायमें एक 'पयास्री सुत्त' नामक प्रकरण है। 
उसके साथ इस उपांगका घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिये क्योकि 
इसमें भी राजा पऐेसीकी चचो है। 

अतः या तो इस दूसरे उपांग ओर दक्त बोद्धनिकाय दोनोंका 
मूल आधार एक है अथवा उपांग दो का आधार उक्त बोद्ध 
निकाय है। 

प्रन्थका आरम्भ इस प्रकार होता है-सूयोम नामक देव 

अपनी विभूतिके साथ भगवान महावीरकी वन्दनाके लिये आता 


१---सीलई ससिहारे (य) शग्गई भग्गई तिश्र । विदेहे रायाराया 
रायारामे बलेति श्र) 'औोप० सू०,:ए० १७२ । 
२७-हि. ईं. लि. ( विन्ट, ); जि. २, ४. ४४४, | ३-६. एं., जि. 
२० पं, २६६-३७० | 
शैंछे 


६६० जै० सा० ह० परृ०-पीठिका 


है। गौतम गणधर भगवानसे उसके विषयमें पूछते हैं । भगवान 
उत्तर देते हैं कि सूयोभ देव पूष भवमें पऐेसी नामक राजा था। 
एक बार उसने अपने एक दरबारीको मेंट लेकर श्रावस्ती भेजा। 
यहां पाश्व नाथकी परम्पराके निप्र न्थ श्रमण केसी कुमार थे उनकी 
रूयाति सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अपने राजा पऐसी 
को उनके पास ले आया | राजा और केसी कुमारके बीचमें जा 
वातालाप हुआ वही इस उपांगमें प्रथित है। केसी कुमार ने 
यह प्रमाणित किया कि शरीरसे भिन्न आत्मा है। राजा पऐसी 
आत्माकों नहीं मानता था | वह कद्दता है-मैंने एक चोरकों मार 
डाला उसके टुकड़े २ कर दिये। किन्तु मुझे तो उसमें आत्माका 
कोई चिन्ह तक नहों मिला । केशी उत्तर देते हैं कि तुम्हारा यह्‌ 
कर्म उस मनुष्यकी तरह ही है जो आगके लिये लकड़ियोको 
तोड़ तोड़ कर देखता है। इत्यादि, इस पर मलयगिरि की 
टीका है। 


३-जीवाभिगम नामक तीसरे उपांगमें गौतम इन्द्रभूतिके 
प्रझनन और भगवान महावीरके उत्तरके रूपमें जीव, श्रजीव और 
जम्बूद्वीप सम्बन्धी क्षेत्र पंतों आदिका विस्तारसे वर्णन हे । 
जिस आभागमें द्वीप-सागर बगैरहका बणेन है वह जम्बूद्वीप 
प्रश्चप्तिसि सम्बन्ध रखता है। उद्धरणोंकी भी बहुतायत है। इस 
पर मलयगिरिकी टीका है । 

9 चौथा उपांग पन्नवणा अथवा प्रज्ञापना है। इसमें जीव 
की विभिन्न दशाओं का वर्णन है। यह छत्तीस पदोंमें विभाजित 
है, जिनमेंसे अनेकमें दोसे लेकर छे तक दउदेसक हैं। प्रन्थके 
अन्त की चार गाथशंमें छत्तीस पदोंके नाम दिये हैं। उन ३६ 
पदोमेंसे पहले, तीसरे, पांचवे, दसबें और तेरहवें पदोंमें जीव 


श्र तपरिचय ६१ 


और अजीब की, सोलहवें और बाईसबें पदोंमें आस्रवकी, 
तेईसर्ें पदमें बन्धको, तथा छत्तिसतों पदमें केवलि समुद्घात 
की चर्चो करते हुए संबर. निजेरा और मोक्ष की प्ररूपणा है। 
अन्थ का आरम्भ पदश्च नमस्कार मंत्रसे दाता है। उसके पश्चात्‌ 
'एसो पंच णमोयारो! आदि पद्म है जिसे श्वेताम्बर सम्भदायमें 
वजस्वामीका माना जाता है। उसके बाद नो कारिकाओंसे 
ग्रन्थ का आरम्भ होता है। डा० जेकाबी इन गाथाओंको देवद्धि 
गणि की कृति बतलाते थे। इन गाथाश्रोमेसे पहली गायासें 
भगवान महावीर का स्तवन है, दूसरीमे 'परुणबणा' का और 
तीसरी चौथी गाथाओम उसके कतो श्यामाय का । 
इनमे श्यामायंको तेइसवां धीरपुरुष बतलाया है । टीकाकार 
मलयगिरिके अनुसार श्यामार्य सुधमोके बाद तेईसवे थे । किन्तु 
तपागच्छकी पट्टावलीमे नोबें सुश्थितके समकालीन महद्दागिरिके 
शिष्य बलिस्सह और बलिस्सहके शिध्य सूत्रकार स्वाति ओर 
उनके शिष्य श्यामाचार्यकों श्यामा्य बतलाया है। नन्‍्दीसूत्र 
ओर मेरुतुंगकी श्राचीन स्थविराबलियोंमें बीर भगवानके बाद 
श्यामायंका नम्बर तेरहवां है' अतः तेईसवीं सख्या घटित 
नहीं होती । किन्हींका ऐसा भी सुकाव रहा है कि भगवान 
महावीरसे गणना करते समय उनके ग्यारह गणधरोंकों भरी 
सम्मिलित कर लेनेसे श्याभायंका नम्बर तेईसवां आ जाता है । 
किन्तु अन्यत्र कहीं भी पद्घरोकी गणनामे ग्यारह गणधघरोकों 
सम्मिल्षित नहीं किया गया" । अस्तु 


इस पर भी मलय गरिकी टीका संस्कृत में हैं । 


१--ह६ं० एँ०, जि० २०, (० ३७३ | २ हि० इं० लि>, जि० २, 
हू० ४४७ । 


६६२ जे० सा० ह॒० पू०-पीढठिका 


५ पांचवा उपांग सूर्यप्रक्षप्ति है। इसमें बीस प्राश्वत हैं जिनमें 
सूर्यके मण्डल, परिभ्रमण, गति, दिनमान, हानिव्ृद्धि, प्रकाश 
संख्या, वर्षका आरम्म और अत, वर्षके भेद, चन्द्रमाकी हानि 
वृद्धि, चन्द्र सूय आदिकी ऊँचाई, विस्तार आदिका कथन है। 
इस ग्रन्थमें सूय और चन्द्र दोनोंका कथन है। अतः 
ढा० विन्टरनीटस का कथन है कि चूंकि इसका विभाग 
प्राभतोमे है और प्राभ्ृत दृष्टिवादके अन्तर्गत थे, अतः दिगम्बर 
साहित्यमे जो सूय प्रज्प्ति, जम्बूद्वीप भ्रश्नप्ति और चन्द्रप्रश्नपिको 
दृष्टिवादका भेद माना है वह उचित है। स्थानांग४-९५में 
इन्हे अर गबाहाय कहा है । 


६ छुठा उपांग जम्बूद्वीप प्रज्नप्ति है--इसमें जम्बूद्ीपका 
वर्णन है इसका सम्बन्ध जैन भूगोलसे है। किन्तु भारतवर्ष 
का वर्शन करते हुए राजा भरतकी कथाने ग्रन्थका बहुत सा भाग 
लेलियाहे। 

७ सातवां उपांग चन्द्र प्रज्मप्ति है। इसमें चन्द्र सम्बन्धी 
बातोंका वर्णन है यह सूर्यप्रशप्तिसे मिलता जुलता हुआ है । 

८ आठवां अग कल्पिका या निरयावलियाशों है। 'निरया- 
वलियाओ?' का भ्रथ हैँ -- 'नरकोंकी पक्ति! | इसमें बसलाया है कि 
चम्पा नगरीके राजा कुणिकके अथवा अजात शज्रुके दस 
भाई युद्धमे बेशाली नरेश चेटकके द्वारा मारे गये और मर्कर 
नरकोमे गये । 


€ नौवां उपांग कत्पावतंसिका है। इसमें राजा श्रेणिकके 
दस पोत्रोंकी कथाएं हैं जो दीक्षा धारण करके मरकर विभिन्न 
स्वगोंमें गये। प्रत्येक्ता कथन एक-एक अ्रध्ययनमें होनेसे 
इसमें दस अध्ययन है । 


अआुतपरिचय ६६३ 


१० दसबां उपांग पुष्पिका है। इसमें भी दस अध्ययन हैं । 
इसमें बतलाया है कि दस देवी-देवता पुष्पक विमान मे” बैठ 
कर महावीर भगवानकी बन्दना करनेके लिये आते हैं। वहां 
भगवान गौतम गणधरसे उनके पूजंभत्र कहते हैं । 

११ ग्यारवां उपांग पुष्पचूलिका है। इसमें भी दस अध्ययन 
है। इसमें भी पुष्पिका को तरह श्री ही आदि दस देवियोंके 
पूर्षे भवोकि वृत्तान्स हैं । 

१२ बारहवां उपांग वृष्णिदशा है । इस्रमें वारह अध्ययन 
है। जिनमें श्ररिष्ट नेमि तीथहुरसे दीक्षा लेने वाले वृष्णिवंश 
के बारह राज़ कुमारों की कथाएं हैं । प्रथम अध्ययनमें बल्देव 
के पुत्र ओर ऋष्णके भतीजे निषढ़ कुमार की कथा है। 

न. ८ से १२ तकके उपांगो को निरयावलि सूत्र कहते हैं। 
डा० "विन्टर नीदज़ का अनुमान हे कि यह मूलतः एक ही 
प्रनथ था और उसके पांच विभाग थे। सम्भव तया उपांगो की 
संख्य। बारह करनेके लिये उसके पांच विभागों को पांच ग्रन्थों 
का रूप दे दिया गया। 

यहां यह लिखने को आवश्यकता नहीं है कि बारह प्वंगों 
के साथ इन बारह ठपांगो का कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों की 
विषय तालिकाओंके देखनेसे ही यह बात स्पष्ट द्वो जाती है । 

छे छेद बत्र 
छेद सूत्रोंका अन्तभोव कालिक श्रुत में किया गया है तथा 


चारअनुयोगों में से चरणकरणानुयोग में । स्पष्ट है कि छेद सूत्रों 
का विषय मुनियोंके आचार से सम्बद्ध दै । 


१-हि. इं० लि०, जि० २; ४० ४४७--४५८ | 


ह्ध्ड जं० सा० इ० पृ०-पीठिका 


प्रथम छेद सूत्र निशीथ है। कद्दा गया है कि भ्रस्तुत सूत्र 
प्रारम्भ में भी ऐसा ही प्थक था जैधषा आज है। किन्तु पश्चात्‌ 
प्रथम आचारांग में मिल गया और पुनः उससे प्थक्‌ हो गया । 
इसमें बीस उद्देशक है। उनमे बतलाया है कि करने, कराने 
आर अ्रनुमोदनासे साधु प्रायश्रित्तका भागी होता है। अन्तिम 
उद्देसकर्में मासिक, चातुमोसिक आदि प्रायश्रितताका ओर उनको 
विधि बतलाई है। विन्टर नोट्स इसे अबोचीन बतलाते हैं। 


दूसरा छेद महानिशोथ है । नन्दिसूत्र बगैरहमें भ्रनंग प्रविष्टमें 
इसका नाम आता है। इसका आरम्भ अ्रगोकी तरह-'सुयं मे 
आउस  तेन॑ भगवया एवं आक्वाय॑! ( आयुष्मनः मैंने सुना उन 
भगत्रानने ऐसा कहा) वाक्यसे होता है श्मोर प्रत्येक अध्ययन 'त्ति 
बेमिः के साथ समाप्त होता है। श्री वेबर * का कहना था कि इसके 
सिवाय अन्य कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जिससे इसे प्राचीन 
कहा जा सके | इसके छठे अध्ययनमे 'दसपुव्वी'का निर्देश हैँ । 
अतः इसकी रचना अन्तिम दस पूर्वी वद्ञ स्वामीके पश्चात्‌ 
होनी चाहिये । 


कहा जाता है कि मूल महा निशाथ सूत्र तो नध्ट हो गया । 
हरिभद्रसूरि ने उसका फिरसे उद्धार किया। वतमान महानि- 
शीथ सूत्रमें आलोचना और प्रायश्रित्तका वर्णन है। ब्रतभंगसे 


१ जं च महाकप्पसुय॑ जाणिय सेसाशि छेदसुत्ाणि । चरणकर- 
णाणुओओगोति कालियत्ये उवगयाणशि ।? ७७७ । झाव० नि० | वि० भा० 
गा० २२६९३५। २-६. एं. जि. २१, ए० श्८५। हि, हैं. लि. 
( बिन्‍्ट, ) जि २, पए. ४६५ । 





अआुतपरिचय दशा 


खासकर बज़द्बाचयत्रतके भंगसे कितना दुःख उठाना पढ़ता है यह 
बताकर कम सिद्धान्त को सिद्ध किया है | इसमें तांत्रिक कथनों 
का तथा आगमेतर भ्रन्थों का निर्देश होनेसे यह स्पष्ट हे कि 
यह ग्रन्थ अवोचीन है। "कहीं कहीं इसे छठा छेद सूत्र भी 
बतलाया है | इस पर केवल चूरि है, काई टोका नहीं है । 
तीसराछेद सूत्र व्यवहार है। आवश्यक सूत्रके अनुसार दसा, 
कप्प, व्यवहार एक श्रत स्कन्ध है और उसका नाम 'दसा कप्प व्यव- 
हार' है. इसमें ठयवहारको कल्पके बाद रखा गया है । किन्तु रत्न- 
सागरमें व्यवह्ारको छेद सत्रोंमें सर्वोपरि बतलाया है | इसमें दस 
उद्देसक हैं। पहले उद्देसकर्में बतलाया है कि आलोचना करने 
बाला और अलोचना सुनने वाला साधु कैसा होना चाहिये। 
तथा आलोचना किस भावसे करनी चाहिये और उसका 
क्या प्रायश्वित्त देना चाहिये; दूसरेमें बतलाया है कि एक 
संघके दे। साधु साथ-साथ विहार करें ओर दोनों को दोष 
लगे तो एक तपश्चर्या करे, दूसरा उसकी वैयाबृत्य करे। 
फिर दूसरा तपश्चयो करे और पहला वेयाबवृत्य करे। 
इसी तरह यदि अनेक साधु साथ २ बिहार करते हों तो जिसको 
दोष लगे वह तपश्चरण करे | किन्तु बिना कारण किसी तपस्वोसे 
अपनी वैयावृत्य नहीं कराना चाहिये। इत्यादि अनेक बातोंका 
कथन है । तीसरे उद्द सकमें बतलाया है कि गणी पद किसे देना 
चाहिये। चोथेमें बतलाया है कि किस रीतिसे विहार करना 
चाहिये और कैसे चतुम्मांस करना चाहिये। पांचवेमें साध्विओ्रों 
के बिहार तथा चतुमोसकी रीति बतलाई हे। छठेमें साधुको 
भिक्षा, बसति आदि सम्बन्धी दोषोंके प्रायश्वित्तका विधान है। 
१ जै. सा. इ. ( गु० ), ४. ७६ । 


६६६ जे० सा० इ० पृ०-पीठिका 


सातवेंमें साध्वियोंके लिये नियम स्वाध्याय आदिका विधान है। 
आठवेंमें बतत्लाया है कि साधुको ग्रहस्थकी झआाश्ञा लेकर ही 
उसके मकानमें ठहरना तथा उसके पटा आदिका व्यवद्दार करना 
चाहिये। भिक्ताके ।लये जाते समय किसी साधुकों किसी साथुका 
कोई उपकरण पड़ा मिले तो पूछकर जिसका हो उसको दे दे। 
तथा भोजन कितना करना चाहिये, आदि बातोंका कथन है । नोवें 
उद्दे सकमे शय्यातरका अधिकार है। जो ग्रहस्थ साधुको अपना 
मकान ठहरनेके लिये देता है उसे शय्यातर कहते हैं। उसका तथा 
उसके दास-दासियों तकका भोजन न करनेकी मयोदा श्रादिका वर्णन 
है। दसेंमे श्रतिमा, परिषद्ट व्यवहार आदि अनेक विपयोंका 
तथा अमुक अमुक आगमकी शिक्षा कब देना चाहिये, श्रादि 
बातोका कथन है। मूल ग्रन्थ गयमें है । उसपर प्राकृत 
गाथाओंमे भाष्य है । उस पर मलयगिरिकी टीका है । 

चौथे छेद सूत्र दसा श्रुतस्कन्धमे दस अ्रध्ययन हैं । तीसरे 
स्थानांगके दसवें स्थानमें आयार दसाओं'नामसे इसका उल्लेख है 
तथा उसमें उसके दस अध्ययनोंके जो नाम दिये हैं वे ही नाम 
वर्तमान अध्ययनोके भी हैं | इससे श्री" वेबर इसे प्राचीन मानते 
थे। प्रथम सात दशा 'ुयं मे आउस तेनं भगवया एवं आक लायं! 
वाक्यसे आरम्म होती हैं और 'त्ति वेमि'के साथ समाप्त 
होती हैं । 

पहली दशामें श्रसमाधिके बीस स्थानोंका कथन है ! दूसरीमें 
अशक्ति लाने वाले इक्कीस सबल दोषोंका कथन है। तीसरीमें 
गुरुकी ३३ असादनाओंका चोथी दशामें आचायकी आठ 
सम्पदाओंका, पाचवें अध्ययनमें चित्त समाविके दूस स्थानोंका, 





१३० ए.० जि० १६, प१० २११। 


शुतपरिलय ६६७ 


छठेमें भावककी ग्यारह प्रतिमाओंका, ओर सातठोंमें बारद्द भिक्‍खु 
प्रतिमाओंका कथन है । 


इसका आठवाँ अध्ययन कल्पसूत्र के नाम्र से प्रसिद्ध है। 
इसमें महाबीर भगवान का वर्णन है। नोवें अध्ययन में मोहनीय 
कर्म के तीस बन्ध स्थानोंका बर्णन है और दसबे' में बतलाया है 
कि श्रेणिकने चेल्ननाके साथ महावीर अभगवानके एक साधुके 
अुखसे क्या सुना 


यतः कल्पसूत्र एक स्त्रतंत्र प्रन्थके रूपमें श्वे ताम्बर सम्प्रदाय 
में बहुमान्य प्रन्थ है अतः उसके सम्बन्धमें कुञ्च विशेष 
प्रकाश डालना आवश्यक है। 


इसके तीन भाग हैं। श्री वेबरके अनुसार प्रेथममें भगवान 
महावीरका इतिवृत्त है, दूसरे भागमें उनके पृवेवर्ती २३ तीर्थड्वरों 
का वर्णन है और तीसरे भागमें स्थविरावली है। ओर डा० 
बिंटरनिट्खके अनुसार पहले भागमें जिन चरित दूसरे भागमें 
स्थविराधली और तीसरे भागमें सामाचारी है । इन तीन भागों 
को मिलाकर कल्पसूत्र नाम दिया गया है। कल्पसूत्रका मुख्य 
भाग भगवान्‌ महावीरका जीवनबृत्त हे जो बहुत विस्तारसे 
काव्य शैल्ीमें निबद्ध किया गया है। उसे पढ़ते समय बोद- 
अथ लक्षित बिस्तराका स्मरण आ जाता है। लक्षित विस्तरा- 
में बुद्धके जन्मादिका जैसा बन है, कल्प सूद में प्रतिपादित 
अहाबीरके जन्मादिका वर्णन उससे बहुत कुछ मिलता हुभा है। 
हा लिए यहाँ दोनोंसे अनुदित करके एक प्रसंग दिया 
जाता है। 


श्€द८ जे० सा० इ० पू०-पीठिका 


कल्पसूत्र 
१ ऐसा न कभी हुआ, न 
होता है, न होगा कि श्ररिहन्त, 
चक्रवर्ती, बलदेव अथवा 
बासुदेव अन्त कुलों में, प्रान्त 
कुलों मे, तुच्छ छुलों में 
दरिद्र कुलों मे, कृपण कुलों 
में, भिन्षुक कुलों में और 
ब्राह्मण कुल्लों मे जन्मे थे 
जम्में हैं या जन्मेगे। अभरि 
हन्त, चक्रवर्ती, बलदेव या 
वासुरेव उप्रकुल मे, भोगकुल 
में, राजन्य कुल से क्षत्रिय 
कुल में, हरिवंश कुल में 
अथवा इसी प्रकार के किसी 
श्रन्य कुल में जन्मे थे, जन्मे 
हैं ओर जम्मेंगे । 


लक्ित विस्तरा 

१ बोधि सत्व चाण्डाल कुल, 
वेशु कार कुल, रथकार कुल, 
पुकस कुल जैसे हीन कुज्ञो में 
जन्म नहीं लेते। बेया ता 
ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं. या 
क्षत्रिय कुल में। जब लॉक 
ब्राह्मण प्रधान द्वोता है तो 
ब्राह्मण कुल में जन्म 

और जब लोक ज्ञत्रिय प्रधान 
होता है तब क्षत्रिय कुलमें 
जन्म लेते हैं (प्र० २९) 


महावीरके गर्भ परिवर्तेन तथा जन्मका वर्णन आचारांग 
सूजसे मिलता दै | भ० महावीरके चरित्रके पश्चात्‌ भगवान पाश्व - 
नाथ और नेमिनाथका संक्षिप्त चरित है, जिसमें उनके पश्ल 
कल्याणको का निर्देश है| नेमिनाथसे लेकर श्रज्ित नाथ पर्यनत 
का केवल अन्तर काल मात्र बतलाया है। किन्तु ऋषभ देवक॑ 
पतन्च कल्याणकोंका निर्देश किया है । 


स्थविरावलीमें देवद्धि गणि तक स्थबिरोंका निर्देश है। अतः 
यह स्पष्ट है कि श्रुत केवली भद्रबाहु उसके रचयिता नहीं हो 


अ्तपरिचय ६६६ 


सकते । भगवान मह्दावीरके ८८० वर्ष पश्चात्‌ पुस्तक बाचनाका 
उल्लेख होनेसे भी उसका समथन हाता है | अ्रत: श्री वेबर* 
विश्वास था कि कल्पसूजत्नका मुख्य भाग देवद्धि गशिके द्वारा रचा 
गया है । उनका यह भी कहना था कि यथार्थ में कल्पसूत्र श्रथवा 
उसका वतेभान आशभ्यन्तर भांग कल्पसूत्र” कहे जानेका दावा 
नहीं रखता; क्‍योंकि उसकी विषय सूचीके साथ उसका कोई मेल 
नहीं खाता । 'दसाञ्रों' के आठवें अध्ययन पयुंषणा कल्पके साथ 
उसका मेल होनेके बाद उसे वह नाम दिया गया है । 


कल्पसूत्रपर सबसे प्राचीन टीका ज्ञिन प्रभ सूरिकी दे 
जिसका नाम सन्देद्द विषोषधि' है। १३०७३० मे उसको रचना हुई 
है । उसीके प्रारम्भ मे उसे कल्पसूत्र नाम दिया हुआ है । कल्प- 
सूत्रका अन्तिम भाग पयुषणा हैँ। डा० विन्टर नीट्स* ने इसे 
कल्पसज्रका प्राचीनतम भाग होनेकी संभावना व्यक्त की हैँ । 
अपने इस अनुमानकी पुष्टि मे उनका कद्दना है कि कल्पसूत्रका 
पूरा नाम वाध्तव में पयुपणा कल्प है। और यह नाम इस 
अन्तिम भागके लिये ही उपयुक्त द्वो सकता है। आज भी ख ता- 
स्वर सम्प्रदाय में प्रतिबरष पर्युपण प्र मे इसका पाठ द्वोता है । 
उनका यद्द भी कहना है कि परम्पराके अनुसार जिन चरित्र 
स्थविरावली ओर सामाचारी कन्पसज्रके नामसे मूल शआ्आागमों 
में सम्मिक्ित नहीं थे | देवद्धि गण्णि ने उन्हें. आमगममों मे 
सम्मिलित किया, यहद्द परम्परा कथन बहुत करके ठीक प्रतीत 
होता है। 
१-३० एं० जि० २१, ए० २१२-२१३ | २-हि० ई० लि», 
जि० २, 0० ४६३--४६४ । 


4३०० जे० सा० इ० पृ०-पीठिका 


पाँचवा छेदसूत्र वृह्तकल्पसूत्र है। कोई" इसे दूसरा 
छेद सूत्र मानते हैं। साधु और साध्वियों के आचार का यह एक 
अ्रमुख ओर प्राचीन ग्रन्थ है ! इसमें छे उद्देशक है, जिनमें निषेध 
परक नियमों का 'न कप्पई! करके और विधिपरक नियमों का 
कप्पई, करके निर्देश हे | प्राकृत गाथाओ्रोंमें सूत्रों पर विस्वृत 
भाष्य होनेसे इसे कल्पभाष्य भी कहते हैं। भाध्यमें विविध 
विषयों का अच्छा संग्रह है । 

एक सूत्र * में कहा है कि निग्रन्‍्थ ओर निम्न न्थियों को पूरव 
मे अंग-मगध तक, दक्तिणमें कोशाम्बी तक, पश्चिममें स्थुणा 
नगरी तक और उत्तरमे कुणाला नगरी तक ही जाना चाहिये । 
इतना ही आये क्षेत्र है उससे बाहर नहीं जाना चाहिये, उसके 
बाद ज्ञान, दर्शन और चारित्र उत्पन्न नहीं होते । 

आये देश की यह मयोौदा और निम्न न्थ-निम्न न्थियां को 
उसी मे बिहार करनेका आदेश अन्वेषण की दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। 

डा० विन्टर नीट्स* व्यवहार सूत्र नामक छेद सूत्र को 
वृहत्कल्प सूत्र का पुरक मानते हैं। उनका कद्दना है कि कल्प- 
सूत्र दण्डके उत्तर दायित्व का शिक्षण देता है ओर व्यवह्यार सूत्र 
अमुक दोषके लिये अमुक दण्ड का विधान करता है । 


१--जै० सा० इ० (गु० ), ए० ७७। 

२--कप्पद निरगंथाण वा निग्गंथीण वा पुरत्थिमेशं जाव अ्रंग 
मगहाओ एचए, दक्खिणेण जाव कोसंत्रीओं, पद्चत्यिमेशं जाव थूणावि- 
सयाओ, उत्तरेश जाव कुशाला विसयाशञ्रों एत्तर। एचाव ताव कप्पद 
एत्ताव ताव आरिए खेते | णोसे कप्पह एचो वाहिं। तेण पर नत्य 
नाण दंसरा चरित्ता? उस्पप्पति त्ति बेमि || ५० | 

३इ--हि० इं० लि०, जि० २, पृ० ४६४ । 


अ तपरिचय ७० 


छठा छेदसूत्र पंचकल्प मूलरूपमें उपलब्ध नहीं है। 
विचारामृतसंप्रह के अनुसार पंचकल्प संघदास वाचक की 
कृति है। रत्न सागरमें जोतकल्प को छुठा छेदसूत्र लिखा है + 
यह जिनभद्रगणि क्षमा भ्रमण की कृति है। इसमें जैन श्रमणोंके- 
आचारका तथा प्रायश्चित्त का वर्णन है। 


चार मूल बत्र 
श्री वेबर' और विन्टर नीटसने उत्तराध्ययन को प्रथम मूल- 
सूत्र बतलाया है। उत्तराध्ययन वगेरह को क्यों मूलसूत्र कहा 
गया है यह स्पष्ट नहीं होता । “मूल” शब्द का व्यवहार टीकाके 
आधार भूत ग्रन्थके लिये होता है। यतः इन सूत्र ग्रन्थों पर 
महत्त्वपूर्ण प्राचीन टीकाएँ उपल्ब्ध हैं इस लिये उन्हें मूल सूत्र 
कहा जाता था ऐसा डा० विन्टर नीटस का मत है। चार्पेन्टियर 
ने उत्तराध्यययन सूत्र की प्रस्तावनामे मूलसूत्र का अनुवाद किया 
है-'स्थयं महाबीरके शब्द! जो किसी भी तरह उचित प्रतीत 
नहीं होता । शुत्रिंग की राय थी कि जो आध्यात्मिक पथके मूल 
अथात्‌ शुरूमें स्थित हैं. उनके लिये जो सूत्र थे उन्हें मूलसूत्र 
कटा गया था। श्री वेबर कहना था कि इन अ्न्थों का यह नास 
काफी अवोचीन है और मूल सूत्र का सतक्षब 'सूत्र से अधिक 
कुछ भी नहीं है। किन्तु ये सूत्रम्रन्थ गय्यसूत्र रूप नहीं हैं, 
किन्तु पद्मोंमें हैं। उनमें उत्तराध्ययन और दशवेकालिक विशेष 
प्राचीन है । 
१ आवश्यक--इस सूज्रमें छे अध्याय दै। उनमें सामायिक, 


१०-४० एँ० जि० २१, पृ० ३०६ । 
३ - हि० इं० लि०, (० ४६६ का टि० १। 


०२ जु० सा० इ० पु०-पीठिका 


शतुर्बि'शतिस्तव, बन्दना, प्रतिकमण, कायोत्सगग और प्रत्याख्यान 
इन छे आवश्यकों का कथन है । जिन क्रियाओं का भ्रति दिन 
करना आवश्यक है उतका प्रतिपादन करनेसे इस प्रन्थ का 
नाम आवश्यक सूत्र पड़ा है। दिगम्बर परम्परामें भी ये छे 
आवश्यक मान्य हैं और अंग बाह्यके भेदोंमें उनकी गणना 
भ्रूथक्‌ प_्रथक्‌ की गई है। श्र ताम्बर सम्प्रदायमें उन छट्दोंके 
संकलन को आवश्यक नाम दिया गया है। इसके रचयिताके 
विपयमें कोई उल्ले ख नहीं मिलता । आवश्यक सूत्र पर आवश्यक 
नियुक्ति नामक व्याख्या है जिसे भद्रबाहु रचित माना जाता है । 
आवश्यक नियुक्तिके साथ ही आवश्यक मूत्र का प्रकाशन हुआ 
है। और उस पर मलय गिरि की टीका है। नियुक्तिके सिवाय उस 
पर दो प्राचीन टीकाएँ और भी हैं-एक चूरि। और एक हररिभद्रीय 
आवश्यक वृत्ति | 


२ दशवेकालिक-विकालमें भी पढ़ा जा सकनेके का*ण इसे 
बैकालिक कहा जाता है ओर इसमें दस अ्रध्ययन हैं इस लिये 
इसे दतवेकालिक कद्दते हें। पहले श्रभ्ययन का नाम द्र॒म 
पुष्पिका है। जैसे द्रमके फूल को द्वानि पहुँचाए त्रिना भौंध उसका 
रस चूस लेता है वेसे दी जेन श्रमण प्रवृत्ति करता है। इसमे 
धर्म को प्रशंसा की गई है। दूसरे श्रामण्यपूर्विका अध्ययनमे 
नये प्रश्न॑जत श्रवण को थैये पूछोक प्रवृत्ति करनेका सन्देश 
दिया गया है। तीसरे छुल्लिकाचारकथा नामक अध्ययनमें 
लघु आवार कथा है और आत्म संयम को उसका उपाय बत- 
लाया है। चौथे पटजीवनिका नामक अध्ययनमें आचार का सम्बन्ध 
& कायके जीबोंसे द्वोनेके कारण अन्य जीबों की रक्षा का कथन 


श्रुतपरिच्चय ७०१ 


तल 


है। पांचवे पिस्डेषणा नामक अ्रध्ययनमें भित्ता शुद्धि का कथन 
है । छठे महाचारकथा नामक अध्ययनमें महाजनोंके योग्य 
महान आचार का कथन है। सातवें वचनविशुद्धि नामक 
अध्ययनसें निर्दोषवचन का विधान है | आठवें आचार प्रण्सिधि 
सामक अध्ययनमें श्राचारमें प्रणिद्ित-दततचित्त होने का विधान 
है। नोबें विनय समाधि नामक अध्ययनमें विनय सम्पन्न होने 
का विधान है | दसतें समिक्ु अध्ययनमें कहा है कि जो भिछु 
नवों अध्ययनोंमें प्रतिपादित विधानों का प्रतिपालक है वही 
सश्या भिछु है। इन दस अध्ययनोके सिवाय दो अध्ययन और 
हैं. जिन्हें चूलिका कहा जाता है। उनमेंसे प्रथम का नाम 
रतिवाक्य है । यह साधु को संयममें स्थिर करनेके लिये है। और 
दूसरेसे अनियत चयो का विधान है। 


विधिमार्गप्रपा" में दशवैकालिकके बारह अ्रध्ययन बतलाये 
हैँ । दोनो अन्तिम अध्ययनों को भी दसके साथ गिना है। किन्तु 
दशवेकालिक' नियु'क्तम दस अध्ययनों का विधान करके 
अन्तिस दो अध्ययनों को चूलिका बतलाया है।इस ग्न्थ पर 
भओो एक नियुक्ति है जिसे भद्रवाहुरचित माना ज्ञाता है। उसमें 
लिखा है कि दश वेकालिक का चोथा अध्ययन आत्मप्रवाद 
पूवेसे, पांचचा अध्ययन कमंप्रवाद पूवेसे ओर सातवां अध्ययन 
सत्यप्रवादपूवंसे उद्धत किया गया है. तथा शेष अध्ययन नौवे 
प्रत्याख्यान पूषके तीसरे वस्तु अधिकारसे उद्धृत किये गये हैं। 
डसीमें दूसरा मत यह भी दिया है कि दशवैकालिक का उद्धार 
द्वादशांगरूप गणिपिटकसे किया गया है। 


१ पर. ४६। २ गा०, १६-२४ । ३--गा० १६०-१८। 


०४ जे० सा० इ० पुृ०-पीठिका 


इसी नियुक्ति" में आचाय शय्यंभव को दशवैकालिक का 
रचयिता बतलाया है। यह शय्यंभव ज्िनप्रतिमा दशंनसे 
प्रतिबुद्ध हुए थे और जब इन्होने ग्ृहत्याग किया इनकी श्री 
गर्भवती थी । उसके मनक नामक पुत्र हुआ। आठ वर्ष का होने 
पर मनकने अपनी मातासे अपने पिता का समाचार पूछा। यह 
ज्ञात होने पर कि पिता साधु दोगये हैं, मनक उनको खाजमें 
निकला ओर उनका शिष्य बन गया । विताने जाना कि उसके 
पुत्र की आयु केवल छे मास बाकी है। उसने उसके लिये 
दशवेकालिक का उद्धार किया । 

इसमें तो सन्देह नहीं कि दशवैकालिक आचीन है और 
दिगम्बर सम्प्रदायमें भी उसकी मान्यता रही है। किन्तु उसका 
प्राचीन रूप यही था या भिन्न, यह अन्वेषणीय है | यापनीय 
संघके अपराजित* सूरिने भी उसपर एक टीका रची थी। 


उत्तराध्ययन--“उत्तर' शब्दके दो अथे होते दैं--'पश्चातः 
ओर जवाब | उत्तराध्ययन नियुक्तिके अनुसार इसका अध्ययन - 
पठन आचारांगके पश्चात्‌ होता था इसलिये इसे उत्तराध्ययन 
कहते हैं। दूसरी परम्पराके अनुसार भगवान महावीरने अपने 
निवाणसे पूषे अन्तिम वर्षावासमें छत्तीस प्रश्नों का उत्तर दिया 
था, उत्तराध्ययन उसीका सूचक है । 


इसमें छत्तीस अध्ययन हैं । चौथे अंगमें इनके नाम आये हैं। 

४-“मणग॑ पहडुच सेजंमवेश निश्जहिया दस5ज्मयणा। वेया- 
लियाइ ठविया तम्हा दसकालियं नाम ॥१५४॥?--दश ० नि० । 

५--'दशवेकालिकटीकाया श्री विजयोदयायां प्रपश्चिता उद्गमादि 
दोपा इति नेह प्रतन्‍्यते ।! --भ- आा०, गा० ११६७ टी« । 


अलपरिचय छनण्भू 


ओर वे बतमान उत्तराधष्ययनके अध्ययनोंके नामोंसे प्रायः मिलते 
हैं। ढा० विन्टरनीट्स* का कहना है छि 'वर्तमान उत्तराध्ययन 
अनेक प्रकरणों का एक रूकलन है और थे प्रकरण विभिन्न 
समयोंमें रचे गये थे | उसका प्राचीनतम भाग वे मूल्यवान पथ्य 
हैं ओ प्राचीन भारत की श्रमणकाव्य शैलीसे सम्बद्ध हैं और 
जिनके सदरश पद्म अंशतः बौद्ध साहित्यमें भी पाये जाते हैं। 
ये पद्म हमें बलात्‌ सुत्तनिपातके पश्चोंका स्मरण करादेते हैं ।? 
विनय नामक प्रथम अध्ययन में बुद्ध शब्द आता है। यथा 
'कठोर अथवा मिष्ट बचनसे मुझे बुद्ध जो शिक्षा देते हैं, 
अपना लाभ मानकर उसे प्रयक्पूलेक सुनना चाहिये' ॥” इस 


१--हि. ईं. लि., भा. २ पृ० ४८६६-६७ । 
२--यहाँ उदाहरणके लिय उत्तराध्ययनसे नथा बौद्ध धम्मपदसे दो 
उद्धरण दिये जाते हैं । 
मार्से मासे उ जो बालो कुसग्गेण तु भुंजए । 
णु सो सुश्रक्खायधम्मस्स कल॑ श्रस्थश सोलसिं ।| ४४ ।॥। 
“-उत्त० अ० ६, | 
मासे मासे कुसग्गेन बालो भुंजेब मोजन । 
न सो संखतधम्मानं कल॑ श्रग्वति सोलसि॥ ११ ॥-- धम्स० बालग्य 
जहा पोम्म॑ जले ज्ञाय॑ नोवलिप्पद वारिणा | 
एवं अलिखं कामेहि तं वयं बूम माइणं ॥ २७॥ उत्त०, अऋ० २५। 
वारि पोक्खरपते व आरम्गेरिव सासयो। 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं बूमि ब्राह्मण ॥। १६ | 
“-धम्म०, जाझशणवग्ग । 
३--ं में बुद्धाणुसासंति सीएण फरसेण या । मम लाभु त्ति पेहाए 
पयश्रों त॑ पडिस्सुशे ॥ ९७॥ 
४५ 


७०६ जैं० सा० इ०-पूर्ण पीठिका 


अध्ययनमें दत्त उपदेश हृदयग्राहदी हैं। परीषद्द नामक दूसरा 
अध्ययन 'सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एकमक्खायं” वाक्यसे 
प्रारम्भ होता है | इसमे बाईस परीषहों का कथन पद्चमें है। ठशण 
परीषह का वर्णन करते हुए लिख।" है---'श्रचेल, रूत्त, तपस्वी 
संयमी ठुणों पर सोता है अनः उसके शरीर का विदारण हाता 
है। तथा घाम का भी कष्ट होता है। किन्तु दृशपरीषहसे पीड़ित 
होने पर भी साधु वस्रगृहण नहीं करते | तीसरे चतुरद्ञीय 
अध्ययनमे चार बस्तुश्रों को उत्तरोत्तर दुलंभ बतलाया है। 
प्रथम नरजन्म, दूसरे धमश्रवण, तीसरे श्रद्धा और चोथे अपनी 
शक्ति को संयममें लगाना । 


चोथे असंस्कृन नामक अध्ययन मे कहा है कि जीवन 
अ्रसंस्करणीय है इसे बढ़ाया नहीं ला सकता ओर वृद्धावस्था 
अाने पर रक्षाका काई उपाय नहीं है अतः प्रमाद मत करो। 
पाँचवे अकाममरण नामक अध्ययन में अकाम मरण और 
सकाम मरणका वर्णन है । छठे छुल्लक निम्न न्‍्थीय नामक अध्य- 
यन में साधुके सामान्य आचारका कथन है । श्रन्तिम वाक्य में 
कहा है कि * अनुत्तर ज्ञान दर्शनके घारी श्ाठपुत्र भगवान बैशा- 
लिक ( विशालाके पुत्र महावीर ) ने ऐसा कहा । 


सातवें ओऔरक्रीय नामक अध्ययन में पाँच दृष्टान्तोंके द्वारा 
निप्र न्थोंका उद्योाधघन किया गया है। थे पॉच दृश्टान्त हैं-मेद़ा, 
काकिनी, आम्र फल, व्यापार और समुद्र | आठवें कापिलीय 





१--गा० ३४-३४। २-एवं से उदाहु श्रशुत्तरनाणी श्रणुत्तरदंसी 
अ्रणुत्तनाणदंसणधरे अरहा नायपुर्ते भगव॑ वेसालीए वियाहिए 
। १८ ॥ ति वेमि | 


श्रुतपरिच्रय छ०३ 


नामक अध्ययन में कपिल्ष मुनिने केबल श्लानी होकर चोरोंको 
सममानेके लिए जो उपदेश दिया उसका संकलन है । 


नोें नमि प्रश्रज्या नामक अध्ययनमे नमि नामक श्रत्येक- 
बुद्ध राजाकी दीक्षाका वर्णन है। मिथिजलञाका राजा नमि काम 
भागोंसे विरक्त होकर जिन दीक्षा लेता है और इन्द्र ब्राक्णका 
रूप बनाकर उससे प्रश्न करता है। अन्तर्मं राजाके वेराग्य पूर्ण 
उत्तरासे सन्तुष्ट होकर इन्द्र नमस्कार करके चला जाता है। 
मिथिल्तका राजा नप्ति ऐतिहासिक व्यक्ति है। इसके विषयमें 
पहले लिख आये हैं। यह भगवान पाश्व नाथक्रे कालमें हुआ 
था। दसवें द्रम पत्रक नामक अध्ययनमें महद्दावीर स्वामी गौतम 
गणघरसे कहते हैं. कि जैसे बृक्तका पत्ता पीला होकर साइड जाता 
है बंसा ही मानव जीवन है। अतः गोतम एक क्षणके लिये भा 
प्रमाद मत कर!। छुत्तीस पद्मोंमें से प्रत्येकका अन्तिम चरण 
'समयं गायम ! मा पमायए! है। सभी पद्म सुन्दर उपदेश- 
प्रद हैं । 


ग्यारहवें बहुअुत नासक अध्ययनके प्रारम्भिक पयमें कदा 
गया है कि 'संयोगसे मुक्त अनगार भिक्ुके आचारका कथन 
करूँगा उसे सुनो । बारहबें हरिकेशीय नामक अध्ययनमें 
हरिकेशी मुनिकी कथा है । हरिकेशी मुनि जन्ममे चास्डाल था। 
एक दिन भिज्षाके लिए वह एक यज्ञ मण्डपम्मं चला गया। वहाँ 
ज्ाह्मणंसे उसका वात्तोल्लाप हुआ । आह्मणोंने उसे वहाँसे चला 
जानक लिए कहा | बह नहीं गया तो कुछ तरुण विद्यार्थियोंने 
उसे भारा । तब यज्चञोने उन कुमारोंको पाटा। पीछे रिकेशासे 
क्षमा याचना करने पर छोड़ा। विन्नसम्भतीय नामक तेरहयें अध्ययन 
चित्र और सम्भूति नामक भुनियोंका बृचान्त हैं। चोददवें 


छ०्छ जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


इषुकारीय अध्ययनमें बतलाया है कि एक ही विमानसे च्युत 
होकर छे जीवोंने अपने २ कमंके अनुसार इषुकार नामक नगरमें 
जन्म लिया और जिनेन्द्रके मार्गको अपनाया। संभिकछु नामक 
पनन्‍्द्॒हवें अध्ययनमें भिछुका स्वरूप बतलाया है। प्रत्येक पथ्चके 
अन्तमे 'स भिक्‍्खू? , वह भिक्तु है ) पद आता है। इसोसे 
इस श्रध्ययनका नाम सभिक्ु देँ। सोलहवें त्रह्मचर्य समाधि 
नामक अध्ययनमें ब्रद्मचयंके दस समाधि स्थानोंका कथन है। 
इ-का आरम्भ भी 'सुयं भे आउसं' आदि वाक्यसे होता है। 
दस सूत्रोके द्वारा दस समाधियोंका कथन है। तत्पश्चात्‌ श्लोकोंके 
हाश उन्हींका प्रतिपादन है । सतरदवें पापश्रमण नामक अध्ययन 
में पापाचारी भ्रमणोंका स्वरूप बवलाया है । अठारदवें संयर्तीय 
अध्ययनम संजय राज्ञाकों कथा है । उन्‍नीसवें भ्रगापुनत्नीय 
अ्ध्ययनमें म्गापुत्रकी कथा है | बीसवें महा निम्रंन्थीय अध्ययन 
में एक मुनिकी कथा है। इक्कीसवें समुद्रपाल्लीय अध्ययनमें 
समुद्र पालकी कथा है । बाइसवें रथनेमीय अरध्ययनमें रथनेमिकी 
कथा है। रथनेमि नमिनाथका छोटा भाई था। बहू प्रश्नज्ित 
होगया था। एक दिन साध्वी राजुल वरषोसे त्रस्त होकर एक 
गुफामे चली गई ओर वस्त्र उतार कर सुखाने लगी | उसी गुफा 
में रथनेमि तपस्या करता था वह राजुल्को देखकर उसपर 
आसक्त हो गया। राजुलने उसे सम्बोधकर सुमार्गमें लगाया । 


तेईसबें केशिगौतमीय नामक अध्ययनमें पाश्व नाथ परम्परा 
के केशी श्रौर गौतम गणघरक संवादका वर्णन है। पाइ्नाथकी 
ऐतिहासिकताके प्रकरणमें इसकी च्चा आचुकी है। प्रवचनमाता 
नामक चोबीसकें अध्ययनमें पाँच समिति और तीन गुप्तियोंका 
कथन है इनको प्रवचनकी मात! क॒द्दा गया है। पश्चीसर्ओे यज्ञीय 


अुतपरिचय ७०8 


अध्ययनमें जयघोषकों कथा है| विजयघोष नामक आइाण यज्ञ 
करता था। जयधोष मुनि भिल्ाके ल्षिए पहुँचे। उसने मिला 
नहीं दी । दोनोंका संवाद हुआं। जयधोषने कद्दा कि यश्ञोपवीत 
धारण करनेसे ही कोई ब्राह्मण नहीं होजाता और न वल्कल 
पहिननेसे तपस्वी ही होजाता है। सामाचारी नामक छुब्बीसमों 
अध्ययनमे' साधुओोंकी सामाचारीका कथन है। खलुकीय नामक 
सत्ताइंसठों अध्ययनमे' गे नामक मुनिकी कथा है। उसमे 
खलुद्ट-गलिया बेलका रदृष्टान्त दिया है। अट्टाइईसतें मोक्षमाग 
नामक अध्ययनमे' मोक्षके मार्ग जान, दशन, चारित्र और तप 
का वर्णन है। उनतीसवें सम्यकत्व पराकम नामक अध्ययनमे' 
संवेग, निर्वेद, धम श्रद्धा आदि तिहत्तर द्वारोंका कथन है। 
इसका आरंभ 'ुय॑ं में आउस” आदि वाक्यसे द्ोता है। यह सूत्र- 
रूप है। आदि और अंतमे' लिखा है कि भगवान महावीरने 
इसका कथन किया है। तीसवें तपोमा्ग नामक अ्रध्ययनमे 
तपका वर्रन है। चरण विधि नामक इकहतीसकें अध्ययनसे' 
चारित्रकी विधिकां कथन है । प्रमाद स्थान नामक 
बतस्तीसरें अध्ययन मे' प्रमादका कथन है तथा राग द्वेष 
ओर मोह को दूर करनेके उपाय बतल्ाये हैं । कम प्रकृति नामक 
तेतीसवें अध्ययनमें कर्मोंके भेद प्रभेद तथा उनकी स्थिति बत- 
लाई है। चोतीसवे' लेश्या नामक अध्ययनमें छे लेश्याओं का 
स्वरूप बतलाया है । पेंतीतवे अनगार मार्ग नामक अध्ययनसे 
संक्षेपमें मुनिका मांगे बतलाया है। छत्तीसवे” जीवाजीववबिभक्ति 
नामक अध्ययनर्म जीव ओर अजीब द्रव्यों का कथन है। 


इस तरहसे बतेमान उत्तराध्ययन सूत्र विविध प्रकरणों का 
शक संग्रह जैसा है। न वो यह प्रश्नोत्तरूप दी है और न 


७१० जै० सा० इ०-पूर्व पीठिका 


आचारांग आदिके बाद दी पढ़ने योग्य है। यद्द एक उपदेशात्मक 
तथा कथात्मक संप्रह है जिसमें प्राचीनता की पुट है। इस पर भी 
एक नियुक्ति है जिसे भद्गबाहु की कद्दा जाता है । एक चूर्णि है ; 
और शान्ति सूरि तथा नेमिचन्द्र की संस्कृत टीकाएँ हैं। डा० 
हरमन जेकोबीने इसका जमनामें अनुवाद किया था। उसका 
अंग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेड बुक आफ़ दी इस्ट” नामक मन्‍्थ माला 
की ४५ वो जिल्दमे' सन्नकृतांगके अनुवादके साथ प्रकाशित 
हुआ है। 


पिण्ड नियुक्ति या श्रोष नियुक्तिको चौथा मूलसूत्र माना 
जाता है। परम्परासे इन्हें भी भद्रबाहुकी कृति कहा जाता है + 
पिण्डका अर्थ भोजन है। अत; पिण्ड नियु क्तिमे भोजन सम्बन्धी 
लद्टम, उत्पादन, एपणा आदिका कथन है। कहा जाता है कि 
दशवैकालिक सूत्रमें पिए्डेषणा नामक पांचवा अध्ययन है । ड्सी 
को निर्युक्तिको बड़ा हो जानेके कारण अलग करके पिण्ड नियु क्ति 
नाम दे दिया गया। ओोघनियुक्तिमे मुख्यरूपमे कप कथन 
है । इसमे चरण सत्तरी, प्रति लेखना आदि अनेक द्वार है । 


दस पहना 

पइन्ना अथवा प्रकोर्ण फुटकर ग्रन्थ हैं। श्री विन्टर नीट्स 
इन्हे वेदोके परिशिष्टोंकी तरह मानते हैं. भर उन्द्ीकी तरह ये 
पद्मबन्ध हैं तथा जैनधर्म सम्बन्धी विविध विषयोंका इनमें वर्णन 
है। इनकी सख्या दस है। 

४ चतुः शरण-इसमें बतलाया है कि अन्त, सिद्ध, साधु 
ओर धर्म इन चारकी शरण लेनेसे पापको निन्‍दा और पुण्यका 
अनुमोदना होती है। इन चारोका स्वरूप भी बतलाया है। इसमे 


अतवपरिष्य ५७११ 


६३ गाथाएँ हैं। पहल्की गाथामें पडावइप्कका कथन है। इसका 
रचयिता वीरभद्रको कहद्या जाता है । 

२ आतुर प्रत्याख्यान--में बाल मरण और पंडित मरणका 
स्वरूप समभते हुए पंडितकों रोगावस्थामे' क्‍या २ प्रत्याख्यान 
करना चाहिये, कैसे सम्बंधि मरण करना चाहिये आदिका 
कथन है । 

३ भक्त परिक्षा--मरणके तीन प्रकार हैं-भक्त परिज्ञा, इंगिनी 
ओर पादपोपगमन । भक्त परिक्षाके दो प्रकार हैं-विचार पूर्णक 
ओर अविचार पूर्गक । भोजनके छोड़ देनेको भक्त परिक्ञा कहते 
हैं। इसमे भक्त परिज्ञा मरणकी विधिक्रा निरूपण है। इसमे" 
१७२ गाथा हैं । 

४ संस्तारक-- समाधि मरणक्रे चिये प्रासुक तृणोंकी शय्या 
बनाई जाती है उसे सथरा कहते हैं। इसमे' १२३ गाथाओसे 
संथरेका कथन है। 

४ तन्दुल वैचारिक--इसमे' शरीरकी रचना आदि को लेकर 
अगवान महावीर और गौंतमके बीचमे' हुए संवादका वर्णन है। 
गद्य ओर पद्म मिश्रित है । इसमे' बतलाया है कि जीव गर्भ;गे' 
कितने दिन रहता है कैसे आहार प्रददण करता है केसे उसका 
शरीर बनता है । उसमे' कितनी हड्ड्यां स्नायु वगैरह होते हैं । 
इसके नामके विषयमे' टीकाकार विजय विमल गणि ने लिखा" 
है कि सो वर्षकी आयुवाले पुरुषके द्वारा प्रतिदिन खाये गये 
चावलोंकी संख्याके विचारसे उपलक्षित होनेके कारण इसे तन्दुल 
वैचारिक कहते हैं । इसकी गाथा संख्या १३6 है। 

१.. 'तन्दुलानां वर्षशतायुष्कपुरुषप्रतिदिनभोग्यानां संख्याविचा- 
रेणोपलक्षितं तन्दुलबेचारिक नामेति ।? 


७१२ जे० सा० ह०-पुर्ज चीठिका 


६ चन्द्रवेध्यक--चन्द्रवेधके उदाहरणके द्वारा यह बतलाया है 
कि आत्माका ऐसा ही एकाग्र ध्यान करना चाहिये । उसौसे मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । इसमें १७४ गाथाएँ हैं.। 

७ देवेन्द्रस्तव--३०७ गाथाओंके" द्वारा देवेन्द्रोंका कथन है | 

८ गणिविद्या--८२९ गाथाओंके द्वारा ज्योतिषका कथन है। 

€ महा प्रत्याख्यान- १४२ गाथाओ्रोंके द्वारा महा प्रत्याख्यान 
का कथन है | 

१० बीरस्तव--2३ गाथाओं में महावीर भगवानके न्मोंकी 
गणना-स्ततिरूप है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि 
दस पहइन्नाओंकी तालिका अनिश्चित है। कोई देवेन्द्रस्त ओर 
वीरस्तवको एक साथ लेते हैं. तथा संस्तारकको नहीं लेते । उनके 
स्थान में वे गच्छाचार पइन्ना और मरण समाधिकों गिनते हैं । 
गच्छाचार मे साधु साधियोंके आचारका कथन है जो महानिशीथ 
ओर व्यवहार सूज्से लिया गया है।मरण समाधि में ६६३ 
गाथाओके द्वारा समाधि मरणकी विधि आदि वर्णित है। इस 
मे लिखा है कि मरण विशुद्धि, मरण समाधि, भक्त परिश्ञा, 
शआतुर प्रत्याख्यान आदि ग्रन्थोंसे मरण समाधि ग्रन्थकी रचना 
की गई है । 

संक्षेप मे यह श्व ताम्बरीय अंगबाह्य प्रन्थोंका परिचय है । 
उक्त साहित्यके आधार पर जैनाचार्योने जो साहित्य रचा उसका 


इतिहास आगे दिया जायगा। यद्द तो उसकी केवल पूर्व 
पाठिका है। 


२--डा० विन्टर० ने ३०० गाथा संख्या लिखी है। 
रै-डा० विन्टर ने गाथा संख्या ८६ लिखी हैं-पृ० ४६१॥ 


नाम सूची 


[ इस सूची में ग्रन्थ, प्रन्थकार, संघ, स्थक्ष, क्षेत्र, राजा 
आधचाये आदि के नामों का समावेश किया गया है। यदि कहीं 
कोई नाम लगातार आया है तो वहाँ प्रष्ांक के बाद 'आदि' लिख 
दिया गया है । जिस प्रष्ठांक के आगे टि. क्िखा दे उस प्रष्ठ 


की टिप्पणी देखना चाहिये । ] 


अंग चूलिका ५६२ 

अंगुत्तर निकाय ४४१ ,४४४ 
श्रंतगडदसा ६४६ 

श्रकलंक ४७७, ४७७, ८८, 
५६३, ५६४, ४६ ७, ५६८ श्रादि 
६०८, ६२४, ६३३, ६४४, ६७१, 
६७२, ६७३, ६७४, ६७७ 
अ्रगस्त्य ४६ । 

अगरस्त्य सिंह ५२७ 

अग्रायणी पूव्रं ६१०, ६१६, ६२७ 
अग्नि पुराण १२०, १२४ 

अड् ३२, १८५४, २३७ 

अज्लिरस ४६ 

अज २२८, ३३१ 


अजय र२८ 

श्रजात शत्रु काशिराज एप्प 
ग्रजातशत्रु ( कुणिक ) १६१, 
२३२, २३३, २३१४, ९८६, २८६, 
२६०, २६४, २६६, ३०१, रे०२ 
३०५, ३११ से ३१६ तक, रे१२ 
से ३२६ तक, ६५८, ६६२ 
अजितकेश कम्नली २१६, ४५३ 
अट्ठ कथा ४८२, ४३७, 
अशुत्तरोबवायदसा ६४६; ६६६, 
अजि ४६ 

अथर्व वेद ६, २४५, २७, २६, 
३२, २२, रे४, ४०, ४८, धरे, 


६१; ११०, १११, ११३; ५१६ 
११७, १७१, ४६४, ६०१ 


( २३) 


आनगार धर्मामत ४३६, ४४०५ 
खनुयोग द्वार सूत्र ४०६, ५४४५, 
पू६०, ५६५, ५८९१, ५८२, ६७४ 
६८३ से ६८७ तक 
अनुरुद्ध ३२१४, २२२, 
३३४ टि० 
अन्त;क्ृद्दश ६६३ 
अन्तगडदसाओं ६६४ 
अपराजित सूरि २४७, ३६५, 
५४२४, ७०४ 
अपराजित श्र्‌तकेवली श३८, 
२३६, ३४६, ४८६ 
अफगानिस्तान १०, १३, ४४ 
अभय कुमार गुदद २०८। 
अमय देव ६३१, ६४६, ६५४०, 
६५१, ६६०, ६६२, ६६४, ६६५ 
६६६, ६६७, ६७०, ६८६ 
श्रभय राजकुमार २६६, ३०५, 
३२०, ३२४, २२४, ३२६ 


अम्बरीश ६०३ 

अम्ब लटद्ठिका २२८ 

अम्बाला १४ 

अयोध्या १६, १७६ 

आरिष्ट नेमि ५, १६५, १७१ 
अरुणोपपात ५६३ 


रै३े४, 


श्रषफालक सम्प्रदाय ३७७, ३७८, 
३८१ आदि 
अलबेरुनी ३३३ टि०, ३३४ टि० 
अ्रवदानफकल्पलता ४७६ 
अ्रवन्तो २३७, रप८, ३२० से 
३२६ तक, ३३२ 


अवन्ती वर्मा ४७८, ४७६ 

अवेस्ता १६ 

अशोक ३१६, ३२४४, ३४५२, २५८ 
२६१, ४७०, ४७६, ४३६ 


अशोकावदान ५४२, 

अश्वपति ३१, ६६, 

अश्वसेन १८५४ 

अधशध्यायी ५६८ 

श्रसुर १६, २०, २१, 

अत्ति नास्ति प्रवाद ६२८ 
श्राकाशगता चूलिका ६२७, 
श्राचारसार ४७७ 

अआचाराग २२२, २२५, २२६, 
२३६, ३८७, ३६७, ४१० आदि, 
४४५, ४४६, ५२६, ५४५, ४६८ 
६३४, ६३५, ६५३, ६६४, ६६८, 
७१०, 

श्राचाराज चूरिं २४४ 
श्राचाराज्र नियुक्ति ६३४ 


( है ) 


झ्राचाराड्ू वृत्ति ४१८ 
शआ्राजीविक सम्प्रदाय ४३२, ४३४, 
४३५, ४६२, ४६६, ५७०, ४८४, 
हे ३ 
आत्म प्रवाद पूर्व ६२६, ७०३, 
श्रादिपुराण १००; रे३े६ टदि०; 
खान्ध्र २१, ३१, २२५ 
आपस्तम्बीय धमसूत्र ७६, ८४५ 
श्रायरक्षित ३८५, ४२२, १०६, 
४२४, ४४८, ८०, 
गरावश्यक कथा ४६७ टि०, 
श्रावश्यक चूर्णि ४११, ५४३, 
9७ २, 
आवश्यक टीका ५०६, ७०२, 
आवश्यक नियुक्ति २४२, २४८, 
२४७, २५४८, २७४, ३२७४, २८६, 
3६०, १६८, १७६, ६२२, ६७६, 
७०२ रे 
आवश्यक सूत्र ५६५, ५४७८, 
६६५, ७०१, 
आशाधर ४३६ 
आशीविष भावना ५६३, ४६४ 
आख्वलायन ४०, ४६, १४०, 
१६१, ५६४, 
इॉ्वाकु १६, १६, १७८, १७६, 
१८६, १६४, 


इगण्डियन एरिटक्केरी . २८५, 
२६७, ५२३, ४४६, 


इन्द्रनन्दि श्र तावतार ११८, ५२८ 
इन्द्रभूति २७१ से २७४ तक, 
४२३, ६७४, ौईप्टप, ६६०, 

ईरान १० 

इंश उप० ४४, ८५, २०७, 
इंश्वरकृष्णु २१०, ५६६, 

उज्जैनी २३२६, २४०, २६४, 
३२०, २२२, २२६, ३२६, २४२, 
३४४, ३२५१, ३६०; ३२३७४, रेप, 
उड़ीसा ४८१, 

उत्कालिक भ्र॒त ५७६ 

उत्तराध्ययन सूत्र १६३, १६४, 
२१६, २७२, २७६, ३२६५४, ४००५ 
डंडं४) ४४४५3 3२२, ५२६, 
६७७, ७०१, ७०४; 

उच्तराध्ययन चूरि ७१० 
उत्तराध्ययननियु क्ति ७०४, ७१०, 
उत्तराध्ययन सूत्र जृति ४श्८ 
उत्थान श्रुत ४६३ 

उत्पादपूष ६२७ 

उदक पेढाल पुत्र ४६१, ६४३, 
उदयन ३२३, ३२४ 

उदय भट्ट ३१४ 

उदपी ३२२, ३२८, ३३१, ३३६, 


( ४) 


उदायी २८६, २६४, ३१ ३, ३२२, 
३२६, २३३२, ३३३ 
उदालक ऋषि ६१, ६६, ५६४, 
उपदेश पद ४६७ टि०, 
उपर्निषद १०, २७, ४३, १४; 
धूप, ६४, ६८, ७६, ८०, १२४, 
१४४, १४७ झादि, २०७ 
उपासकाध्ययन ६६२ आ्रादि 
उमास्वाति ६७५ । 
उलूक १६६, 
उवासगदसा ६४६, ६६३, 
ऋग्वेद ६, १०, १३, १४, १४, 
१६, १७, १८, १६, २१, २२, 
श्रादि, २४, २४, २६, ४५) ४६, 
४०५ ९५ ६३५ ७३, ७६, ७७, 
८5७, ६०, ६१, ६६, १०२, १०८, 
१६१०, ११८, ११६, १२० १३१, 
१७८, २०१, ५६४, ५६८, ५६६, 
६०३, 
ऋजुकूला नदी २४१, २५७, 
ऋषभ देव ४, ५, ७, १०१, १ ०५, 
१०७, ११५, ११६ श्रादि, १२६, 
१२८, १२६, १३०, ६७८, १७६, 
श्ध्ष, 
ऋषि माषित १७८, ४८०, 


ऋषि मण्डल प्रकरण ४६७ टि०, 
भ्र०, 


एत्तरेय श्रारएयक १६, ५२ 
एतरेय उप० ४४, २०७ 
एतरेय ब्रान्‍्मण १८, २१, २४, 
३०, २१, २२, ४६, ६१, १६३ 
ग्रोधव नियुक्ति ५१७, ७१० 
ग्रोक्जी १५७ 
शोरन १०, ३५ 
श्रोल्डन वर्ग ३ 
श्रौपपातिक ५४६, एव््८ 
श्रौपमन्यव ६०७, 
फंकाली गोला ३८२, ३८३, ४८३, 
४६१, 
कठ ६०१ 
फुठ उप» ४७, ५४६, ४८, ६१, 
२०७, २०८, 
कशणाद ५६६, 
कथावली ५००, ४०१, ४०३, 
४०७, 
कथा सरित्सागर ३२३, ३२५, 
३२७, ३२८, ३६२, 
कर्निधम जनरल २८६ 
कपिल ५६६, ६८७ 
कम्पिला ३० 
करणडु १६३ 
कूर्न ३ 
फर्म प्रवाद पूर्व ६३०, ७०३ 


( £ ) 


कुलार जनक १६४ 

कलिंग ७, २१, १६३, २४२ 

कलिंग जिन ७, ३५२, 

कल्प सूत्र ३, २२३५, २३६, २४२ 

२७२, ३४९, ३५४८, ४६१, *११, 

५४५२०, ४२२, ५२३, २६, ४२९, 

५२२, ५३६, ४७ ६८८६, ६६७, 
६६६, 

कल्प सूत्र नियुक्ति ३८७ 

कल्पावतंसिका ६६२ 

कल्प्य व्यवहार ६८१ | 

फल्प्याकल्प्य ६८८१ 

कल्याण प्रवाद ६३९१ 

कफल्याणविजय मुनि २६६, ३५०, 

३४१, २४६, २६१, रेए८, 

३७३ टि०, ४२३, ४६६ 

कसाय पाहुड ६०६, ६७२, 

फाक वर्शि ३२२, ३२३ 

काशे विद्धि ( फाशठ विद्धि ) 


भ६र३े 
काणव ४६ 


काबुल १०, १३, 

काम्बल सम्प्रदाय रे७८८ 

कालायसवेसिय पुच्त ४०२, ४०३, 
ध्प्८, 

कालासोक ३१५४ 


कालिकश्र्‌त ४७४, ३७६, ६७७ 
कालिकाचार्य ४३६, ४७१, ६६३ 
कालीदास १०० 

काशी २८, ५०, ५३, १८५४५, १८७, 
१८६, १६१, १६७, २३४, ६५८, 
काशीप्रसाद जायसवाल ११४, 
२८७, २६०, २०३, ३२१, ३२२, 
३२८, ३३१, ३३३, ३३४ टि०, 
३४२, ३५५४, २४८, ३६१ 
काश्मीर १०, १३, 

फश्यप ४६ 

कीय डा० ६४५, ६६, ११२, १३४, 
१३५, १३६, १३७, १६६, ५६६, 
कुणाल २कै६, ३६० 

कुशडपुर या कुण्ड ग्राम २२४, 
२२६, २२८ शभ्रादि, 

कुथमि ४६६ 

कुन्दकुन्द ५५२, भुष्प८, 
कुमारपाल प्रतिबोध ३२०, ३२४, 
२३२५, २३२६, 

कुमार संभव १०० 

कुम्म कार जातक १६३ 

कुझद ( जाति ) १५, २५, २७; 
र८्, ३२ 

कुरु ( जनतंत्र ) ५०, ७६, १८६ 
कुरु छेत्र ३०, ४३, 


कूम पुराण १२० 

कृतिफर्म ६८१ 

कृत्तिकार्य ३४६ 

कृष्ण स्वामी श्रायंगर १५४७ 

कश साकृत्य ४३१, ४३२२ 

केन उपनिषद्‌ ५८ 

के, बी, पाठक २६७ 

केशी कुमार श्रमण २२०५ ३६५, 
६६०, ७०८, 

कैकय ३१, ६६ 

कोत्स आचार्य १२ 

कोल ब्रक २, १६७, 

कोसल २८, ३०; २२,#०, १७६, 

१८४, १८६५ १८७, १६१, १६७, 
२३४, ६५४८, 

कोटिल्य २११ 

कोंटिल्य अर्थशासत्र ४३३, ४७७, 

६०३, ६०७, एि८७, 

कोशाम्बी २०, २३६, 

फोशिक ५६४, 

कोशिक गह्य सू त्र ४६४, 

कोशिक स्मृति १६४ 

*कोषीतकी उपनि० ४४) २०७; 

! . ब्राह्मण ६६ 
क्रियाविशाल पूर्व ६३२ 


द्‌ 


) 


चुद्र विमान घिभक्ति १६२ 

क्षेमेन्द्र २६२ 

खरतरगब्छु ५४१, 

र्वारवेल ७, रेडेर्ेेटि,, ३५२; 
३४५, ४७६, ४८०, ४४० 

गंग माला जातक (्प्प्य 

गंडिकानुयोग श८्य० 

गागेय ४०३ 

गणिपिडग ३५०, ७०३५ 

गणि विद्या ७१२ 

गन्धार १६३ 

गरुण पुराण १२० 

गरुणो पपात ५६३ 

गदंभिलल २८६, २६१, २६४ 

गाग्य ५६६, 

गाव १३४, १३६, 

गीता १५० आदि; १६०, १६२ 

गीता रहस्य १४६ 

गुणधर आचाय ६७६ 

गुण सुन्दर ३४७ 

गुणात्य २६२, ३६६, ३६७ 

गुप्ति गुप्त ३४० 

गोपथ ब्राह्मण ४०, ४६ ७ 

गोपाल बालक ३२८, 

गोम्मट सार कर्मफाणड +पू८ 

गोम्मठ सार जीवकाणड ४४२ 


(७) 


गोवर्धनाचार्य ३३८, ३१६, ३४२ 
३४६, ३५५०, ४८६, भरे८ 

गोशालक २१६, २६६, ३०१ 
आदि, ४२५ थ्रादि, ४३२ श्रादि, 
४४० आदि, ४५३ आदि, ४६०, 
पू८द४, ६५४८ 

गोडपाट २१० 

गौतम गणधर २२०, ३३८, ३३६, 
३४६, ३४७, रे६६, ४६१ $ २६, 
४३२२, ५५४, ६४२५, ६७४, ६६७ 
६६३, ७०७, ७०८८ 


गोतम धर्म सूत्र ८९, ४४६ 

ग्रियर्सनन १३४, १३६, १७६, 
२६६, २७० 

धन नन्‍द ३१५ 

घोटक मुख ६८७ 

घोर आगिरस १७०, २०२ 

चटर्जी सुनीति कुमार ११५ ८०, 

२६६ 

चणड प्रद्योत २३२६ ३१२, ३२२, 
३२४ शब्रादि 

चतुर्विशतिस्तव ६८० 

चन्द्र गुप्त मौय १, १६०, २८७, 

२८६, २६०, २६४, ३१२, ३१३, 

२१५, २१६, ३२६, ३३०, ३३४, 


३३५, ३२६, २४१ आदि, ३५४१, 
३५३, ३५५, २५१८, २६२, २३६७, 
३७०, ४५१६, 
चन्द्र प्रशप्ति ६९४, ६४८८, ५६६२, 
चन्द्र वेध्धक ७१२ 
चम्पा नगरी ६४८, ६६२ 
चाणक्य ३१४, २४२, रे६३, 
३६६ 
चारण भावना ५६३, ५६४, 
चारायण ६००, 
चिम्मन लाल शाह रे८३, 
चेटक १६१, १६२, २३१, २३४, 
२३५, आदि, २६६, ३०१, ६६२, 
चेरपाद २६ 
चैफितायन ६०३, 
छान्दोग्य उप. ३२१, ५४, ५४, 
४७, ५६, ६०, ६२, ७७, ८०, 
८४, १३२४, १४१, २०२, २०७, 
६०७, 
जनक २८, ६६, ७६, १८६, १८६, 
१६०, ईध्थ 
जमदग्नि ४६ 
जमालि ६५४८, 
जम्बू द्वीप परणलसि ३३६ टि, 
५; 4६१, १६४, ६२४ 
६४८, ६४७, ६६०, ६६२ 


(८) 


जम्बु स्वामी ३३८ आदि, ३४६, 
३४४, २५४७, २७४, २६१, ४८४५ 
४८६, ६३६, ६४०५ ई८* 
जय ३२४६ 
जयचन्द विद्यालंकार ४ 
जयधवला टीका २६०, रे३७, 
३३६९ टि,, १५१८, ५४८, ५६८, 
हृ८०, ६०६, ६२४, ६७१, ६७४, 
६७७ 
जयानन्दसूरि ४६७ टि, 
जातुकण्य ६०५ 
जानकी हरण ४३८ 
जलगता चूलिका ६२६ 
जाल चार पेन्टियर २८४, ८७, 
२८६, २६०, २६३, 
२६४, ३०६, ३७०; ७०१ 
जिनदास महत्तर २६८, ४०३, 
जिन प्रमभ ५२२, ६६६, 
जिनभद्र गणि २४८, ३७३, 
३७४, रे८०, २६०, ४१६ ४८६, 
७०१ 
जिनसेन ६०, ११६ 
] २८४, ३१२, ६७४, 
६७७ 
जिम्मर २६, ४३ 
जीत कल्प ४१८, ७०१ 


जीतघधर ६८४, 

जीवाभिगम ६६० 

जुगल किशोर मुख्तार २६१ 

जुम्मिका ग्राम २४१, २५७ 

जेकोबी या याकोबी डा० ३, ४, 

शै८्४ २०१, २०७, २१२, २१६, 

२२७, २२८, २२६, २३४५, २४०, 

२८५, २६०, २०६, ३६४, ४३०, 

४३६, ४४२, ४४४, ४४५, ४४६, 

४४८, ४५२, ४५२, ४५४, ४४५, 

४५८, ४६०, ५११, ५१४, ४२०, 
२३२३, ६२६; ६४४, ६९६१ 

ज्योतिबिंदाभरण ४७६, 


ज्योतिष्करएड ४६६ 
2१ टीका ५०७ 


ज्ञान प्रवाद पूर्व ६०६, ६२६, 
ज्ञात धर्म कथा ६५६ श्रादि, 
ड्यूसन प्रोफेसर २०६ 

तत्त्वार्थ वार्तिक २७, ८१, ४७७, 
५७७, ४६३, ६०२९, ६२४, ६३३, 
६६५४, ६६७, ६७२ 

तत््वार्थभाष्य ६७४, 

तत्त्वार्थ सूत्र ४२१, ६७७ । 


तन्दुल वेंचारिक ४७८, ६७६, 
७११, 


तपागच्छु पहावली ६६१, 


(५4) 


तित्थो गाली पदज्नय ३१२, ३१३, 
३३२, ४८६, ४६६, ५४३ 


तिलोय परणशात्ति ३ २८३, २६७, 
त्रिलीक प्रशप्ति (३१३, ३३२, 


३३७, रेरे६ टि० १४३, भर, 
६७४ 
तीर्थेद्धार प्रकरण ३१३ 
तेजो निर्त्ग ५६३, ५६४, 
तैत्तिरीय श्रारशयक ५२, ८६, ६०, 
१३३, १३७, 
» उपनिषद्‌ ४४, ८४, 
२०७, ४६७, 
». आहाण ११० 
४. संहिता ४७, ११८ 
त्रिपिठडक ३, २०१, २१६, २१८, 
३१०, ४३५, ४४६, ५२७, ५५०, 
ध्ष६, 
त्रिलोकसार २८४, २६६, २६७, 


४७७, 


त्रैराशिक ५८४, ६४४, ६८७, 

यलगता चूलिका ६२७ 

दक्तिशापथ्र ३०, ३७६, 

दयानन्द स्वामी ११, १२, 

दर्शक ३२२, रे२३। ३२४, ३२५; 
३२७, 

दर्शन सार २१६, ३७१, ३७२, 


इे८१, ४३६, ४४०, ४३ 
दशरथ २४६, ४७०, ४७६ 
दशवेफालिक ४१८, ६७७, ६८११ 
७०२, ७०४, ७१० 
दशवेकालिक चूरिं ४२७ 
दशवेकालिक नियुक्ति ७०३े 
दसा ६६६ 
दसा कप्प ववह्ाार ६६४, 
दास गुप्ता डा० ७०, ७१ 
दास्य-दस्यु १८,१६. ३१ 
दिग्ध निकाय २१३, २१७, ४३० 

४३२, ४४०, ४४९, 
४४७, ४६२, ६८६, 
दिवोदास १४ 
दिव्यावदान ३२२, २४६, ४७७, 
दीपब्रंश ३१३, ३२२, ४४२ 
दुम्मुख १६३ 
दुम्मेघ जातक रै८८ 
दुर्बलिका पुष्यमित्र ५४८, ४८० 
दृष्यगणि ६८५ 
दष्टिवाद ५५२, ५४८, ४३६, 
५६२३, ५६६, ५६८ आदि, ४५७६ 


आदि, ५८६ आदि, ६४३ । 
दृष्टि विषभावना ५६३, १९४, 


देवडद्धि गणि ४६७ आदि, ४०७ 
आदि, १११, ४१७, १५२१, ५२२, 


( १० ) 


पू२७, १५८, ६६८, ६६६ 
देववाचक ६८६ 

देवसेन २१६, ३२७१, २७२, २७४, 
३७८ आदि, ४३६, ४६३ 

देवेन्द्र गणि ५२३ 

देवेन्द्रसूरि ६१५४ 

देवेन्द्र स्तव ७१२ 

देवेन्द्रोपपात ५६२ 

द्वीप सागर प्रशसि ६२५, ६४८ 


धघननन्द ३२३४ 
धम्मपद ४४४५, ४४७, 


घरसेन ४५३, ४५८ 

धमंघोष ४६७ टि० 

धर्मसागर गुवावली ६५१ 

धर्मानन्द कोसम्बी १७०, २०२, 
२१४, २१४ 

घवलादीका २७२, २८४, २६६, 

३३७, २३६ टि०, ५२८, ५४७, 

१४६, ५५४, ४६८५ ४८८, १६४, 

६०२, ६०६, ६१४, ६२३, ६२४, 

६७१, ६७४, ६७७, ६८० 

धृत राष्ट्र काशीराज र्‌८, श्ध७ 

घृतिपेण ३४६ 

नग्गजि १६३ 

नचिकेता ६१, ६२, 

नन्‍द ७, २८६, २६४, २६५, 


३१३, ३१५४५, २२२, २२६, ३३०, 
३२३१, २३२, २५२, 
ननन्‍्द वर्धन २८६, ३२१, 
३३५ टि. ३३६ टि, 
ननन्‍्द वंश २६०, ३२८, ३४१, 
३६६, ३६७; 
नन्द वात्स्य ४३१, ४३२+ ४४४*५ 
नग्द सम्बत्‌ ३३३, ३३६ टि. 
नन्दि वर्धन ३२१, ३२२७, रेरे८) 
३२६, २३३१, ३३२४, 
नन्दि रेरे८ 
नन्दिचूर्ि ५०२५ ४०६, ६७६, 
नन्दि टीका ५०३, ०७; 
नन्दि मित्र ३३८८ ४८५५ 
नन्दिल दंप्स३, 
नन्दि सूत्र ५१७, ४४४, ५६०, 
४६४, ४६५, ५७०, ४७४, (८१, 
६३३, ६४४, ६४०, ६४२, ६६४, 
६६७, ६६६, ६७३, ६७४५, ६७७, 
६७८, ६७६, ६८३ से ६ृष्ट७ तक 
६६१५ 
नन्दि संघ पद्दावली २६२, ३३८ 
रे४६ 
नमोवाहन २६४, 
नहपान २८६, 


(११ ) 


सास परियापनका ४६ २रे 
नाग हृस्‍्ष्ति ६८४ 
नागाजुन ४०० श्रादि, ६०६५ 
१०६, ६८३३ 
नातिका २२८, २२६, 
नाथूराम प्रेमी ३८१ 
नारद एरे 
नालन्दा २२८,६४२ 
निर्गंठ नाथपुत्त २१७, २२२, २३० 
निरयावली सूत्र २६४, (६८, 
६६२ 
निरुक्त ८४ 
निशीय चूर्णि २६६, ४३७, १०६ 
निशीय सूत्र ३२७, ६७६, ६६४ 
निपाद ३१, ३२ 
निषिद्धिका ६८२ 
नील करठ शासत्री १८१ 
नेमि चन्द्र ७१० 
नेमिचन्द्र सिद्धान्नचक्रवर्ती २८४, 
डरे, ४७७, १७८, 
नेमिषरारणय ३० 
नेपषध ( काव्य ) ४१ 
प्ञाब १०; १३, २०, २७, ३२; 
४) ४५, 


पञश्न कल्प ७०९ 


पञ्न बस्तुक ४६४, ५६५४ 

पद्चविश ब्राह्मण ६१ 

पश्चशिख ५६६ 

पश्चनशिव २१० 

पद्चाल २४, २७; १८, १०, ५२१५ 
६७, ७६, १८६, १६३ 


पश्माशक ४०८, ४९८ 


पणि १४, १६, १७, 

पतज्ञललि १००, ४३४) ४३२४) 
द््ध्छ 

पदानुक्रमणी १८ 

पद्म पुराण १७६ 


पद्म सुन्दर ४६७ दि., 

पन्नवणा ६५७, ६६०, 

परमत्थ जोतिका १८६, १६१, 

पराशर ऋषि ५६६, ६०२, ६०५, 

परिकम ५८३, 

परित्राजक सम्प्रदाय ४३२ 

परिशिष्ट पर्व २६४, ३२२) ३२६, 

३३२, ३४०, ३६६, ४्य८, ४६६५ 
५४०५ ५४३५ ३६६ 

पराइश्न सह महरुण॒व २६८ 

पाटली ग्राम २२८ 

पाठली पुत्र नगर २२८, २२६, 

२३६, ३१३, ३५४१, २३४४, ४८८६, 


( है२ ) 


४६१, ४६६, ४१६, ४१८, ५४१, 
प४२ 


पाणिनि १३४, १३६, १४० 

१६०, ४३४, ४२७, ४६ २; “६४ 
४६८, ४६६, ६०१, 

पाशडरि भिक्छु ४२७; 

पघातज्जल महाभाष्य ८८, १०६, 
१४०, ४६४, ६०२, 

पाश्व॑ चन्द्र ६८६, 

पाश्रननाथ ४ आदि, ४०, १८४, 

१६०, १६३ आदि, २०० आदि, 

२१३, २२० श्रादि, २७६ श्रादि, 

3६४ आदि, ४००; ४३६, ४४६ 

४४७, ४५०; ४४२, ४४६, ५६०५ 
घ्ध्प, ७०७, ७०८, 

पाश्नपत्वीय २२१, २२२, ३६६ 

आदि, ४४६, ४६१ ६४८५ 

पालक २२८, २६०, २€४, २६४, 

३१२, ३२२, २२६, २२८, ३२६, 
३३१, ३३२, ३५७; 

पाल चार पेंदर ११२ 

पावा ३, २३४, २३०८, 

पिणड निर्धुक्ति ५१७, ७१० 

पी. सी. दीवान १७१ 

पुणडरीक अंगबाह्य ६८२ 

पुणड २१, २६, ३१, ३२ 


पुणडू वर्धन २१, ३४२, ४७८: 

पुणय विजय मुनि ३५०, ५२७, 

पुर १५, १६, २७, रै७८, १७६ 

पुरुकुत्स १३४, १६, 

पुलिन्द २९, ३१; ३२ 

पुष्प चूलिका ६६३ 

पुष्प दन्‍्त ४५३, ४४८, 

पुष्पिका ६६३ 

पुष्य मित्र २८६, २६४, ४६७, 

पृज्यपाद ६०८, ६३४, ६७३, 

६७७ 

पूरण काश्यय २१६, २१७, ४४० 

आदि, ४४४; ४५२ 


पूर्व ४८४, ५८५४५ ६१०) 

पैप्पलाद ६०१ 

प्रक्द् कात्यायन २१६, ४५३ 

प्रति क्रमशु अंगबाहद्य ६८१ 

प्रत्याख्यान पूर्व ६३०, ६३४, 
७०३ 

प्रयोत ३२२, ३२५, ३२६, ३२७ 

प्रयोत बंश ३१८, ३१६, ३२०५ 

३२१, ३२७ 

प्रथमानुयोग ४८५, ६२७ 

प्रयाहण जैबलि २७, ६७; ६८५ 
६०३ 


( १३ ) 


प्रभव ३४०, २५४७, ४८६, ५८४ 

प्रभाचन्द्र ३४६ 

प्रमावक चरित ५०३ 

प्रभास पुराण १७२ 

प्रवचन सारोद्धार ४९८, 'श८८, 

प्रभु उप० '४४; ६३, १७१, २०७; 
६० २, 

प्रश्न व्याकरण ६४०, ६६८ श्रादि 

प्राकृत व्याकरण मार्कडडेय २६६ 

प्रीडिस्णोरिक इण्डिया. १६० 

(डा.) प्लीट ३४०, २४१, ३८७, 

प्रोष्ठिल ३४६ 

बंगाल १४, २१, २६, ४८१; 

बनर्जी ६७, १६०, ४७८, ४८८०५ 

बर्चा प्रो० ६०, ८७) ४३१, 

४३५, ४रे६, ४३८, ४४६, ४७७, 

बलमित्र भानुमित्र २८६, २६४, 

ब्रलिस्सह ६८५ 

बाण भट्ट ४३२६, ४३७, 
४७६, 


४७४, 


बादरायश ६०२, 

बारवर ३४६ 

बाय ३, १३३, १६१, ५१४) 
बिन्दुसार ३१६, ३५२, ३५८, 
बिम्वतार श्रेशिक १६१, २३२ 
२३५४, २६६, २०२, २०४, २२० 


३२२, ३२४, २४५+ ६९४७, द्ष्पपप 
६६२ 

बुद्ध $, ६, वूषण, ८६, ११४+ 

१२६, १६२, १६१, २०१५५ २१२ 

गआदि, २२८, २८६, २६६ आदि, 

३०३ झ्रादि, ३११, ४४७, ४३२६ 

अआ्रादि, 

बुद्ध घोष २२६, ४३०५ ४३२, 
ड४१, ४४४, ४४५, ४४७, 

बुद्ध चर्या २२३, ३०२, ४४७, 

बुद्ध निर्वाण ३१४, ३१६, 

बुद्धिल ३४६ 

बुहलर २,४, रे८४, ४४३, ४७४, 

४६१, ४२३३५ 

बृहत्कथा ३६२, ३६७ 

बृहत्कथा मज्ञरी ३६२ 

बृहत्कल्प २४०, ४१६; ४२७, 


३०० 


बृहत्कल्प भाष्य ४१८, ६७४, 
बूहजातक ४३६, ४७१, 
बृहदारणयकठ प० ४४, १७, ५६, 
७७, ७६,८६६, ९४१ 
श१८६,१६५, ९६८, २००५ 
४६४, ४६५, ९० ३, ६०६५ 
बृहस्पति मित्र ३५२ 


( १७ ) 


बेचर दास पंडित २६८, रे८६, 
४प्ट७, १९६, 
बेलंघरोपपात ५६३ 
बोधायन धर्म सूत्र ४४६, 
ब्रह्म सूत्र ४४, २०७, ६०२, 
बअह्याशड पुराण ३१७, ६०३, 
६०६, 
अज्ञावत २५, २०, 
भक्तपरिशा ७११, 
भगवती आराघना २६४, ४००, 
पर 
भगवती सूत्र २२२, २७३, ३०१, 
४०२, ४२५, ४२८, ४४६, ४७८ 
१ २७, ४३३, ४७७,६९४६, ६७१ 
भगवद्दच ४६४, ४६५४ 
भ्टि काव्य ४रे८ 
मद्दोत्पल ४२३२६, ४७१, 


भण्डारकर डा० २६, ७४, १०७; 
२१०८, १२१,६२४, १३६, १३६, 
4१४४, ६८८) १६५४, ११८, ३२३, 

३२४, ४८१, 


भद्वबाहु ३३८, २३६, ३४०, ३४१, 
आदि, ३४४ ञ्रादि ३२४३ आ्रादि; 
३५८ आदि, २६२, ३६६, ३७०, 
३७५४५ २७६, २६१, ४८४, ५१६, 


भूरे८ण; ५३२६ आदि, ४४७,४७०५) 
६८४, ७० ३ 


भद्गरबाहु चरित ३७१, रे७८, ३८१५ 

भद्गबाहु संहिता ३४० 

भद्राचार्य ३७६, ३७७ श्रादि 

भद्रेशवर ६००, ५०३ ५०७; 

भरत (जाति) १४, १५४, २७, ३२; 
श्७्८ 

भरत दोष्यन्ती २५, २७, 

भरतेश्वर बाहुवलि ४६७ दि. 

भागवत पुराण ५, ११६, १२१५ 

१२२, १२३, १२४५, १२६, १३०, 

१६३, ३१७, ३२१८५ रेश८, २२६, 

५६६, ६०५, ६८७, 

भारत वर्ष ५, १०, ६५, २१६ 

भारद्वाज ४६ 

भाग ४६ 

भाव प्राभत ४८८, 

भाव संग्रह ३७१, ३७४ 

भास कवि ३२२, ३२३, ३२५; २२७ 

भूत दिल्न ६८२५, 

भूतबलि १५३, ४४८, 

मगु ६८४, 


मगध २१, २६, र८; २६९६, ३२; 
११४, १८५, २३७; २६४, ३२०; 


( १५ ) 


३२१, ३२२, ३२७, ३२८, ३१२६, 

३३२, ३३३, ४६७, ११६, 

मंगध वंश शेर८ 

मज्किमनिकाय १६३, २१२, 
२४४, ३०८; ३१२, 

४३१, ४४५, ४४७, ४४८, 

मत्स्य देश ५०, ५३; 

मत्स्य पुराणु ३१७५ ३१८, ३२२६, 
३४५६, ६०२, 

मथुरा ४६२, ४६७, ४००, ५०७, 

मध्य देश ३०, २२, १०, 

मनु स्मृति १३, रे३े, ८३, ११४) 

मरीचि कुमार ४६५, 

मलयगिरि श्राचाये २४२, २५४८, 

४६६, ५०७, ४१०; ४७६, '|७६, 

५८४, ४८६, ६२३, ६६०, ५६७६५ 
६६०; 5६६१, ६६६, 

मस्करी पूरण ४२६, ४२०, ४४०, 

महा कर्मप्रकृति प्रामत ४४४, 
६१०; ६१६, 


महा कल्प्य ए८रे 

महागिरि २४७; रेश्८। ३६३०, 
३६१, ५५८, ६८४५ ६६१; 

महा गोविन्द सुख१८७ 

महानन्दि ३३१, २३४ 


महा नारायश उप० ४४ १३६, 
२०७) 
महानिशीय ६६४ 
मह्दा पद्म ननन्‍्द ३२६, ३३०, ३३२५ 
३३४, ३४१, ३६५४, ३६७; रेपि८5 
महापरिविव्वाशसुत्त ११४, २२८८७ 
२२६, २३३५ 
महा पुणडरीक ए८रे 
महा पुराण ६०, ११६, ४६६, 
महाप्रत्याख्यान ७१२ 
महा भारत २०, २१, २८, ३१, 
प्य्र्‌ड ११५०, १२०, १२४; १३२ 
आदि, १७२, श्थ्८्य, १६४, १६७; 
६६४, ६००, ६०२, ६०३, ६०४) 
महा विमान विभक्ति ४६२३ 
महावीर ५, ६, ४०, प८ू८, ८६, 
६२, ११४, १६२, १६३, २०१, 
२१२ आझादि, २२२ श्रादि, २७६ 
आदि, २८६, २६६, है४६, ४०० 
श्रादि, ४२६, ४३६, ४४४; ४४७ 


४५२, ४५८, ६७४, रैपपप८) ६६३, 
ध्ध्८, ७०७३ 


मद्दावीरनिवाणश शे८७,... २६० 

श्रादि, ३९० आदि, ३१६, ३३०, 

३३२, ३३२६, ३४०, ३७०, ४६.७) 
६१६, 


( १६ ) 


महावग्ग २२८५ २२६, रे८६ 
महा वंश ३१३, ३१४ २१६; 
महा स्वप्नभावना १६४ 
महीधर ११, 
मसाधनन्दि श्रावकाचार २६७,२६८ 
माउ्छुपिक ५६४ 
माठर परृ६७, प८८७; 
माठर वृत्ति १६६, १६७, 
माति पोसक जातक रै८्८ 
माधव चन्द्र २६६, २६७, 
माध्यन्दिन ६०१, 
मायागता चूलिका ६२७ 
मार्कणडेय पुराण १२० 
मिथिला ७०७; 
मुणद ३१४ २२२, ३३४) 

३३५ टि०, ५६५ 
मुरडक उपनिषद ४४, ४६, १७१, 

२०७, १६५ 

मुद्राराक्षस २४२, 
मुनिचन्द्र सूरि ४६७ दि०; 
मूलाचार २७७, 
मृगार सेठ ४४७ 
मेगस्थिनीज १३६, २४१, 
मेबतुग श८प४, २८४७५ २६४; 


३१ २, ६६१ हु 
मैत्रयणीय डप० ५४; भ८; २०७ 


सैत्रायशीय संहिता ४८ 
मोक्ष मूलर १३४, २८६ 
मोदेज्ञोदड़ो ६७ श्रादि!११६ तक 
डट्१, 
मौद ६०१; 
मौद्गल्यायन ४६७; 
मौर्य साम्राज्यका इतिहास ३४रे 
यजुर्वेद ५, २५, २६५ ३२७ २९१ 
४प्प, ६३; ५६०१) 
यति वृषभ ३१२) ३३; 
यदु १४, २७, १७८) 
यशोमद्र ३४०, २५०, र२*७) 
३घ८, ४८६; ४२६, ५७०, ६८५, 
याज्षवल्क्य ६६, ६७, ७६, ८७, 
१८६, १८७, ९८६, १६०५ 
२००, ४६७, ६६८, ६०२, 
यापनीय संघ २४६, ५२५, ७०४) 
यास्क मुनि १२, ८४) ६६९, 
योग द्शन १०० 
योग भाष्य २१० 
योग वाशिष्ठ रामायण ६०५४ 
योग शास्त्र वृत्ति १०६, 
योग सूत्र २१०, 
योनि प्राभ्त ५५३ 
री परगना २३० 
स्ननन्दि ३७१, रे७८, रे८ा१) रेप रे 


( १७ ) 


रत्न सागर ६६५, ७०१, 

रथनेमि ७०८, 

रमेश चन्द्र दत्त ४१, ७२; १८४, 

राजग्रही रर८, २३२, ३०२, 

३२६, ५३०, 

राणायन ६००, 

राघा कुमुद मुफर्जी १०२, १०७, 

धिप्म० ५ 

राधा कृष्णन्‌ ५, १०८, १५८, 

रामबघोष ४६८ 

र!मचन्द्रनू टी: एन० १०५, 

१०७, दप्परे, 

रामप्रसाद चन्दा ६€€, ) 

रामायण २१, ८२, छ८; २०१, 
६०६, 

रामिल्ल ३७६, ३७७, ३७प, 
३७६, 

राव चौधरी १३६, १३७, १३८, 

२१७०, ८७, ८८, १६०, १६१, 
श्हरे 

राय पसेशीय ६४७, ६८६, 

राहुल साकृत्यायन २२३, २२८; 

२२१६, ४४७, 

रुथ डाक्टर २४, 

रूप गता चूलिका ६२७ 

रे डेविड्स्‌ ४; ८; २२६, 


१०० 


रेवती नक्षत्र ६८५, 

रोस हृषण ६०६५ 

लघुजातक ४३६, ४७२, 

ललिता विस्तरा ६६७ 

लासंन २ 

लिड्ठ पुराण १२० 

लिच्छुवि ११४, १८६, १६१ श्रादि 

२१८ २३०; २३४, २३६ ६५६ 

लोक प्रकाश ४००, 

लोक बिन्डुसार ५५४, ६३२, 

लोकमान्य तिलक १०; 

८२, १४६, १४८ 

ल्युमैन ६८६ 

लोहाय ३३६ टि०, ३४६, 

लोहा चार्य ३५६ 

लोहित्य ६८५, 

वर्ग चूलिका ५६३, 

वज्जिगण ११ ४, १८६, १६४, २१३ 

वब्नलामी ४३ ४, ५३८,५८० ,६३४ 

वत्सदेश २३७ 

वन्दना ४८१ 

बराह मिहिर ३४०, ४३६, 

वरुणो पपात ४६२ 

वर्णी अमभिनन्दन ग्रन्थ १८० 

बडंबुक २४२, ४७३ आदि 
डरे८, ४७१. 


३५५ 


( ऐं८ ) 


बलभी २७१, ३७२५ ३२७३ टि०) 

३७५, ३७७, रे७८) रे८५, ४६१५ 

४६२, ४६७, ४६८, आदि, '१० ७; 

४१७, ४१६, 

वशिष्ठ ऋषि १४, ४६, ४७, ६०४) 
६०६, 

व्सु ६० ३; 

बाचस्पति मिश्र २१०, 

वायु पुराण १२०, १२४, १६०, 

१६५ ३२६, ३३०, ३५६, १६६, 
६०६ 9 

वाराह पुराण १२०८ १२५, 

वाल्मीकि ६०६, 

वाष्कल ५६६, ६०३, ६०५, 

वासुदेवशरणञ्रग्रवाल ३८४, 

४२४ आदि, 

विक्रम प्रबन्ध २६२ 

बिक्रम सम्बत्‌ २६१, २६२, ३३७; 

विक्रमादित्य ४७६ 

विचार भ्रेशि २८४, २८५, २६४, 
२६५, 

विचारामृतसंग्रह ७०१, 

विदेह २८, ३०, ३२, ५०; १८६, 

१६१, १६३, २८ २३०, 

विद्यानुप्रवाद ५६४, ६३१, 

विधिमार्ग प्रपा ७०३, 


विनय पिटकफ ३८६, 
विनय विजय १०० 
विन्दटर नीदस्‌ ८; ६५ ६२) ९१३६५ 
१७४, ११५, ४१८, ६३६, ६२७, 
६४४, ६५४५४, ६५४८, ६६७, ६७६, 
दृ८८, ६६२, ६६३, ६६४, ६६७, 
६६६, ७२०, ७० 2, ७०५४, ७१०५ 
विपाक यूत्र ६७० आदि 
विलियम जोन्स १ 
बिल्सन २ 
विवाह चूलिका ५६२ 
विशाखयूप ३२८; 
म्वशाखाचार्य ३२४३, ३४६, ३७६५, 
२८०, 
विशेषावश्यक भाष्य ३७३, ३७४ 
३६०, ४१६, 
४८्ा६, '५४७, ६२३, ६७४, ६४७६५ 
विश्वामित्र १४; २१, ३१, ४६, 
४६४, ३१७५ रे१८, ३२६३ 
विष्णुकुमार ३३६, ३४६, ४८:६५ 
विशेषावश्यक भाण्य बृत्ति ४१८) 
५७७ 
विष्णु पुराण १२०, १७७, १६४, 
३५६ 
विष्णु सहल्लननाम १७२ 
नीरनन्दि ४७७ 


( १€ ) 


वीरसेन २६०; २८३; २६७, ५४६, 

४४४, ६०६, ६१५, ६१७, ६२३, 

६४४, ६७१, ६७२, ६७४, ६७७५ 

वीरस्‍्तव ७१२ 

वीर्यानु प्रवाद ६२८, 

बीसेशट स्मिथ ४८३ 

बृष्णिदशा ६६३ 

वेदब्यास १३, ६०२, ६०६, 

वेदान्त सूत्र १४४ 

बेबर २, ३, ३१, ११५, ५२०, 

५२३२३, ४२४, ४५८, (५६०, ५६४; 

१६५, १५६६, ६१८, ६४६, ६५२३, 

६३४४, ६४७, ६९६०, ६६७, ६८६, 

६८८, द८्य६, ६६४, ६६६, ६६७, 

६६६, ७०१, 

वैदिक इरडेक्स २६, १३४, 

वैदिक वामय का इतिहास ५४६४ 

वेनयिक श्रगबाह्य ५८१ 

बेशाली ११४, १८६, १६१, 

२२८; .२२६ श्रादि, ५३६, ६६२, 

वैश्रमशोपषपात ५१६३, 

व्यवहारसूत ४००, ४४४, ४६२) 

4६४, ६२४, ९६५४५, ७००, 

व्याख्या प्रशसि ४६३५ 
६५४ आदि, 

व्याप्रभूति ४६७, 


६२४, 


ब्रात्य ६, २६, ३४, ११०; १११, 
११३ आदि, 
शंकराचार्य ५४, ८६, १४४) 
१४७, १४८, १५६, १६०, २०८५ 
शकटाल ३४८, २६२ श्रादि, ३६५ 
शतपथ ब्राह्मण १४, १६, २०५ २६ 
२७, २८; २६, ३०; २१, ३१२) 
३६, ४८, ४६, ४०, ६५०५ ५६५ 
७७, ७८; प्य४; ८७, ११३३५ १६१ 
१७६, १८६, १६३, १६७, १६८७ 
२०४, ५६८, 5५६०३, ६०७) 
शतानीक भरतराज २८, १८७५ 

» कौशाम्बी नरेश २३६, ६५४६, 
शत्रर २१, ३१, ३२५ 
शयंभव ३४०, २५७, ४८६, ४१७; 

६८२३, ७०४) 


शाकल्य ५४६८ 

शारणिडल्य ६०, ६८४, 

शान्तिराज ए० २६६ 

शान्तिसूरि ३७३, '१४०३, ७१०५ 
शिव पराश १७७ 

शिवभूति व्८्८ 

शिशुनाग वंश ३१६, ३२०, २२१, 
३२२, २४१, 

शीलाइु २२७, ३६७, ४११, ४१६, 


( 


४३६, ४६३, ४७०, ४७१, ३०७; 

६३५, ६२३६, ६३७; ६२३६, ९४४ 

शुत्रिग ७०१ 

शुभशील ४६७ ठि०, 

शुरसेन ४० 

शौरिपर १७२ 

श्यामाचार्य ५१७, 

श्यामाय ६८५, ६६१, 

अवणवल गोला ३४३; २४१; 

३४६, ३११, २४२५ 

श्रावस्ती २२०, ४४७; 5५६०५ 

श्रेत्केतू ६७, ६८, ८७) ३६४, 

श्रेताश्ब॒तर उप० ३४, ४४) *८) 

१००, २०७, २०८, १६६. 

श्र्‌ तसागर सूरि २६७, ६७८, 

पद खाडागम ४४६, '१४३, 

५८, ६११, ६१४, ६१६, ६२१ 

६२१, ६२३, 5७२, 

पद गुरु शिष्य १६५४ 

पष्ठि तंत्र ६८७, 

संप्र दास वाचक ७०१ 

सजग वेल टिपुत्त २१७ 

संबोध प्रकरण ४२४ 

संभूति विजय ३४०, ३५७, ३४८, 

४८६, १३६, '५४० आदि, ४७०, 
ध्द्‌ 


२० 


) 
संस्कृत निर्वाए भक्ति २२६ 
संस्तारक ७११, 
सच्चक निर्गंट पुत्त ४३१, ४४८५ 


४५१, 
सतीशचन्द्र काला १०४ 
सतीशचन्द्र उद्या भूषण ४७५, 
सत्य केतु विद्यालंकार ३४३ 
सत्य प्रवाद पूर्व ६२६, ७०३ 
सन्दक परित्राजक ४३१ 
सन्देह विधेषधि ६६६, 
सप्त सिन्धव ४५, ११, १३, १४) 
समय मुन्दर गणि ४६८, '१%० 
समवायाज्ञ सूत्र २७२. ४५६ 
५१६०, ५६३, ६४०, ६४१, 5५३५ 
६५४५ ६५६४, ६६७, ६६६, ६७२६ 
समुृत्थान श्रुत १६३ 
समुद्र ६८५, 
सम्प्रति ३४४, ३४८, ३४६, ३६० 
३६१, 
सम्बुल जातक शेट८ 
सर जान मार्शल १०४ 
सरस्वती गच्छु पह्ाावली रघध्८+ 
२६१, 
सर्वार्थ सिद्धि टीका ६०८, ६३४+ 
सहस्तानीक ६५६, 
साख्यकारिका २१०, ४६४, '१६७ 


( २१ ) 


साख्यायन श्रौत सत्र १७६ 

सात्व मुग्रि ४६६, ६००, 

सामवेद २५, ६३, ५४६५४, ५६६, 
६०० 

सामामिक ६८० 

सासा चारीं शतक ४६८५ ११० 

सायशु ११, १२, ५२, ६०, ६१, 
१११, ११८८; 

सायरश भाष्य शृ्द्ध 

सिद्ध सेन ४७६ 

सिद्ध सेन गणि ४२१, भप्स, 

५६३; ४६४, '१६४, ४६८, ५६६, 

२००५ ६०२, ६०५, ६०८५ 

सिद्धार्थ ३४६५ 

सिद्द ६८५, 

मुचनिपात ७०४ 

मुदास ६४; १४, ४७ 

मुधर्मा २७१, २७४, ररेप्७ रेरे६, 

२४०, ३४१, रे*ै७, ४९७, २६ 

आदि, १३२, ६२४, ६३६, ६४०) 

६८४; ६६१ 

सुसुनाग ३४१ 

मुस्थित ६६१ 

सुहृत्तो ३४४, ३४७, ३५८, ३६० 

रे६१ ३६६, १५४८, ६८५॥ 


सूत्र ( ृष्टिबाद का मेंद ) ५८४, 
६२५, ६४४, 

सूत्र कृतांग १६४, २२७, ४०१५ 

४६०, ४६१, ४६३, ४७८, ६६२, 

६३७, ६३८, ६४३, ६४३, ६७६ , 

सूर्य प्रशति १७८, ४८००, ६२४५ 
६४८, ५६२, 

सेन प्रश्न ४३०, 

सेनापति सिंह २२८ 

सोवीर २३६, २३७ 

स्कन्द पुराणख १२०, १७३, ६०२, 

स्कन्दिल सूरि ४६७, ४००, ४०१, 

१०२, ३०६, ४.०६, ५१०, ४.११, 

६८५५ 

स्थविर स्थूल ३७६, ३७७ श्रादि 

स्थानाड् सूत्र २८०५, रे८६, ४६९४, 

५६२, ५७५४, ६४४, ६४०, ६५३, 

६६४, ६६७, ६६६, ६७३, 


स्थानाग बवृत्ति ४१८, ६५४१ 

स्थूल भद्र ३४०, २४७ श्रादि, 
३७६ आदि, ४८६, ५१६, ४३४, 
५३६ आदि, ५३७, ४७०, ६८२४५ 
स्थूल भद्द चरित्र ४६७ दि. , 

स्पैंस हार्दी ४४७, 

स्मिथ ३४४, २४६ 


( रर ) 


स्वप्न भावना ५६३, ४६४, 
स्वप्न वासवदत्ता ३२२; ३२३ 
स्वाति ६८५, ६६१ 

स्वेदायन ६०३५ 

स्टिवेसन ४८४ 

हरगोबिन्ददास २६८, २६६, २७० 
हर दत्त शर्मा ८४ 
हरप्पा ६६, १००, 
१०७; ४८१, ४परे 
हरि भद्र सूरि ३८४, ४१८, ४२४, 
5६७ टि., ४५०२, १०६, ४२७, 
५६४, १६५, ६३३, ६६४, 


१०५, १०६, 


हरिवश पुराण १६५, २८४, 
२६७, ३१३, रे३े६ टि. ६७४, 
६७७, 


इरिषेण कथा कोश ३००, २४१, 

३२४३, २६४, ३२६६, ३७१, २७६, 

रे८२, ४घह्८ 

हर चरित ४३६, ४३७, ४३८, 
४७४, 

इष व्धन ३३४ टि., 


इर्ष वर्धन सम्बत्‌ ३३३ टि., 
इल्ल ६५ 

हलायुध ४७०, ४७१, 

हारीत ४६४, 

हानले ३, २८६, ४३२-४३४, 
४५४, ४४६, ४४६, ४५०५ ४९२५ 
४६५, ४६७, ४६८८, ४७०, ४७४; 
हावर डा० १६११, ११२, ११६ 
हिन्दु सम्यता १०२ 

हिमवन्त ६८५, 

हिरण्य गर्भ २३, ११३, ११८, 
११६, १२०, १७६, 

हेम चन्‍द मलधारी ५७७, ६७६, 
हेमचन्द्राचाय २८५, रृप्६५ 
२६०, २६४, २६५४, २१२, ३१३, 
३२२, २२६, २१३०, ३३२, २३४०, 
२४२, ३२५७, ३६६, २७०, ४६६, 
५०६, ५०६, ४४०, ५६६, 
होप फिन्‍स डा० ५१, १३६ 
हन्ससाग १०७, ४७४, 


ग्रन्थ लेखनमें उपयुक्त ग्रन्थोंकी संकेत- 


श्रगुत्तर 


अनु० 
अंतगढ 


खझगि ग्ि से घु० 
अयथर्व ० 
अनगार० दी ० 


श्रनेकान्त 


श्रमि० जि० टी० 
ख्रभि० २० 


अभि० रा० 


अर्ली ह्टि 0 वैध्ण ७ 
अशोक 


विवरण पूर्वक सूची 


श्रगुत्तर निकाय मित्तु जगदीश काश्यप 
सम्पादित 
अ्रनुयोगद्वार सूत्र आगमोंदय समिति सूरत 
श्ंतगड दसाओ गुजर ग्रन्थरत्न कार्यालय 
श्रहमदाबाद 
अग्निपुराण आनन्दाश्रम प्रंस पूना 
अथवंबेद संस्कृत संस्थान बरेली 
ग्रनगारधर्मामत टीका माणिकचन्द जैन ग्रन्थ- 
माला बम्बई (वाराणसी) 
मासिक पत्र वीरसेवा मन्दिर दरिया- 
गंज देहली 
श्रभिधानचिन्तामणि टीका 
झभिधान रत्नमाला मोतीलाल बनारसीदास 
वाराशसी 
श्रभिधान राजेन्द्र 
अर्ली हिस्द्री श्राफ दी 


वैष्णव सेक्टस्‌ देमचन्द्रराय चौधरी 
डा० राधाकुमुद मुफजी 


आ० अआा० 


आउट रि० लि० इईं० 
रि० लि० ड््० 


आक्स ० हिं० इ० 


आचार दिनकर 
आचा० नि० 


आचा० शी० टी० 


आना ० सू० 
अरा० चू९ 


आह नि० 

आप» परि० 

आप स्तम्ब धम सूत्र 
आण० पु० 

आक्यों ० गुल० 


आव० टी० मलय ० 


अआश्वलायन ग्ह्य सत्र 


( २४ ) 
आर्यों का आदिदेश 


एन आउट लाइन आफ 
दी रिलीजत लिद रेचर 


आफ इ० 


आ्ाक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ 
इण्डिया 


आचाराग नियुक्ति 
शीलाफटीका सहित 
ग्राचाराग सूत्र शीलाक 
टीका 

आचाराग सूत्र 
आवश्यक चूर्णि 


आवश्यक नियुक्ति 
ज्राप स्तम्ब परिभाषा 


आदि पुराण 
श्रार्योलॉनी श्राफ 
गुजरात 

आवश्यक टीका मलय 
गिरि 


डा० सम्पूर्शा नन्द 
वाराशसी 


बे, ४, #6 ॥0 ४- 
44 ॥६ 


आगमोदय समिति 
चम्बई 
समिति 
बम्बई 
आगमोदय समिति सूरत 
ऋषभ देव केशरीमल 
रतलाम 
आरागमोी दय समिति सूरत 


आगमोदय 


बम्बई संस्कृत सिरीज 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
एच० डी० संकलिया 


जीवनचन्द साकरचन्द 

जवेरी बाजार अम्बई 

जीवानन्द विद्यासागर 
कलकता 


श्रश्नलायन श्रोत सूत्र 
डह७ ह० रि७ 
इन्साइ० इ० रि० ) 
इ० ए० 

इन्डि० एसिट० ) 
ड्० थीज्म 
इसि्डियन फलल्‍्चर 
ह० पा० 


ह० फि० 
इ० आ० रे० 


इ० से० जै० 


ईशाबा० उ० 


उत्त० | 
उत्तरा० 

उ७० खु० 

उच्चर पु० 
उपदेश पद वृत्ति 
ऋग्वेद 


ऋग्वेद भूमिका 


( २६ ) 


इन्साइक्लो पिड़िया 
इथिक्स एण्ड रिलीबन 


इंणिडियन एश्टीक्वेरी 
इस्यिन थीज्म 


इण्डिया ऐज नोन टु 
पारिनि 

इशिडयन फिलोसॉफी 
इशडों आयन रेसेस 


इण्डियन सैक्ट श्राफ दी 
जैनास्‌ 


ईशावास्थो पनिषद्‌ 


उत्तराध्ययन सूत्र 
नेमिचन्द्र रचित वृत्ति 
सहित 


उत्तर पुराण 


मुनि चन्द्र रचित 


आनन्दाश्रम प्रेस पूना 


प्रथम सस्करणु 


मैकनिकल 


डा० वासुदेव शरण 
श्रग्रवाल 

डा० राधाकृष्ण॒न्‌ 

रा० ब० रामप्रसाद चन्दा 


बुहलर 


उपनिषदाडु गीताप्रेंस 
गोरखपुर 


सेठ क्षेभचन्द्र पृष्पचन्द्र 
बेल _ वलाद 
निशय सागर प्रेस बम्बई 


भारतीय ज्ञानपीठ फाशी 


मुक्ति कमल जैन मोहन 
माला बड़ोंदा 
आनन्दाश्रम मुद्रणशालय 
पूना 

हितचिन्तक प्रेस बनारस 
१६३ हे 


फ्रषिमणश्डल 


एतरे० श्रा० सा० भा० 


एत० आरा० 
एशि० इ० 


एशि० ३० 
ओप० स्‌०९ 


श्रोरन 


कृठ० 3० 
फू० प० 
फर्मकाशड 


क० व० भा० 


क्‌० सू० 
कल्प सू० | 
का० हि 
किराताजुनीय 


कुमार संभव 
कूम पु० 


( २६ ) 


पद्म सुन्दर रचित बृत्ति 
सहित 


एतरेय आरण्यक सायण 
भाष्य 
एतरेय ब्राह्मण 


एशियंन्ट इग्िडया 


ए शियन्ट इरिडया 
ओपपातिक सूत्र 


कठ उपनिषद्‌ 
कसाय पाहुड 


कर्काशद गोम्भटसार 


फलक्टेड वक्‍स आफ डा० 
आर० जी० भगडारकर 


कल्प सूत्र सुबोधिनी टीका 
सहित 


काशिका वृत्ति 
मल्लिनाथीय टीका सहित 


कृम पुराण 


अनन्दाश्रम मुद्रणालय 


पूना 
श्रानन्दा श्रम मुद्रणालय 
पूना 
रा० ब० कृष्ण स्वामी 
ख्रायंगर 
शार० सी० मजूमदार 
प० भूरामल श्रह्मदा- 
बाद प्रकाशित 
लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक 

गीताप्रेस गोरखपुर 

जेन संघ मथुरा 

रायचन्द शास्त्रमाला 
अगास 


निरंयसागर प्रेस बम्बई 

निर्णयसागर प्रेस बम्बई 

मनसुखलाल मोर 
कलकत्ता 


कै० हिं० 
कोषीतकी ब्राह्मण 
गरुड पु० 


गी ७ 
गी री “६ 


गो० क्क्० 
गो० जी० 
गोपथ आहझराु 


गोतम धममसूत्र 
ग्लि० पो० द्वि० 


छा० हि 
ज्‌० डि० ले० 
ज> प० 


ज० प० 


( २७ ) 


कैम्रिज हिल्दी आफ 
इस्डिया कैम्ब्रिज १६३५ 


उपनिबदाक गीता प्रेंस 


गोरखपुर 
गयड पुराण 
भगवदगीता 
गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगा- 
घर तिलककृत छुठा 
संस्करण 
गोम्मटसार कर्मकाशड रायचन्द शाश्त्र माला 
अगास 
गोम्मठसार जीवकारड | १ 
आ्रानन्दाश्रम प्रेंस पूना 
ग्लिम्प्सेस आफ पोलि- 
टिकल हिस्ट्री रविलाल मेहता 
छान्दग्यो पनिषद्‌ उपनिषदाक गीता प्रेस 
गोरखपुर 
जनल श्रॉफ डिपाट 
मेरट झ्राफ लेटसे 
जयधवला -कसाय 
पाहुड टीका भा० जैन संघ्र मथुरा 
जम्जुद्वीप पण्णत्ति जीवराज ग्रग्थमाला 


शोलापुर 


ज० रा० ए० सो० 
ज० वि० उ० रि० सो० 
जै० ना० इ० 


जै 9 शि ० सं० 


जै० सा० इ० 
जै० सा० इ्० गु० 


जै० सि० भा० 
ज्ै० सा० वि० 
जै० सा० स० 


जै० हि 


ज्योति० टी० 
ज्योतिरविंदाभरण 
तक््वार्थ० 

त० भा० टि 


हे 
ति० प७ 


ते ० शा० 


( रष्ट ) 


जनंल आफ रायल 
एशियाटिक सोसायटी 
जनेल श्राफ विहार 
उड़ीसा रिसर्च सोसायटी 
जैनिज्म इन मान 
इण्डिया 

जैन शिला लेख संग्रह 
जैन साहित्य और 
इतिहास 

जैन साहित्यनों 
इतिहास गुजराती 

जैन सिद्धान्त भास्कर 
जैन साहित्य में विकार 
जैन साहित्य संशोधक 


जैन हितैषी 


ज्योतिष्करणड टीका 


तत्त्वार्थ वार्तिक 
तत्त्वार्थ माष्यटीका 


तिलोयपरणुत्ति 


तित्था गाली पहन्ना 
तैत्तिरिय आरण्यक 


पटना 


चिम्मन लाल शाह 
माणिकचन्द अन्थमाला 
श्रीनाथूराम प्रेमी 

ब्रम्बई 

जेन श्रे० कान्‍्फ्रेस 
बम्बई 

जैन सिद्धान्त भवनश्रारा 
पं० वेचरदास दोशी 
पूना से प्रकाशित 
हिन्दी ग्रन्थ र्त्नाफर 
कार्यालय बम्बई 


रतलाम संस्काणश 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
देवचन्दलाल भाई 
ग्रन्थमाला 


जीवराज ग्रन्थमाला 
शोलापुर 


शआनन्दाश्रम मुद्रणा- 
लय पूना 


तैत्ति० छः 
तैसि० ब्रा० 


तै० उ० |; 


तै+्स 
ज्ि० सा० 


द० सा० 


दशभ७० 
दिग्बनिकाय 


घबला 
लन्दि० 

नन्दि चूर्णि 

नन्दि टी० 

न० पट्टा ० 

नागरी प्रचारिशी पत्रिका 


निरया० 


निदक्त 
नैषध काव्य 


( २६ ) 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 


तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरोय सहिता 
तिलोकसार 
दर्शन सार 
दशभक्ति 

घट खश्डागम के 
अन्तर्गत 
नन्दिसूत्र 


नन्दियीफा 
नन्दिसंत्र पट्ठावली 


निरयावलियाओ 


उपनिषदांक गीताप्रेस 
गोरखपुर 
झ्रानन्दाअम मुद्रणशालय 


पूना 


माणिकचन्द ग्रन्थ 
माला भा० ज्ञानपीठ 
वाराशसी ) 

जैनग्रन्थ रत्नाकर 
कार्यालय बम्बई 


सोलापुर संस्करण 

महाबोधि सभा सारनाथ 

फाशी 

सेठ शितावराय लक्ष्मी- 
चन्द मेलसा ( विदिशा ) 

आगमोदय समिति 


आगमोदय समिति 

जैन सिद्धान्त भास्कर 

में प्रकाशित 

नागरी प्रचारिणी समा 
वाराणसी 

गुजर अन्थरत्म कार्यालय 
अहमदाबाद 

निशुय सागर प्रेस बम्बई 
निर्णय सागर प्रेस बम्बई 


डॉ 


पउमम ७ 


पञचद ० 


पत्च ब्रार 
पशञ्चा० विवृ० 


पट्टा० समु० 
परि० प० 
प० प० 
पा० चा० 


प्ा० भाए 


पा० महा० 
पा० स० स० 


पाली टीका परमत्थ 
जोतिका 


पीप इन दर अली हिस्ट्री 
पो० हि ए्‌० ह््० 
प्रश्ञा ० 


प्रव० सारो० 


( ३० ) 
पउमचरिठ 


पञ्चवस्तुक 


पत्चविशति ब्राह्मण 
पञ्चाशक विवरण 


पट्टावली समुचय 
परिशिष्ठ पर्व 


पाश्वनाथका चातुर्याम 


पाणिनिकालीन भारत 


पातझञल महानाष्य 
पाइश्रसहमहररणुव 


पोलिटिकल हिस्द्री आफ 
एंशियन्ट इंडिया 
प्रशापना ( मलयगिरि- 
टीका सहित ) 

प्रवचन सारोद्धार 


विमल गणि रचित 
जीवनचन्द शाफर चन्द 
जवेरी बम्बई 


निशाय सागर प्रेस 
बम्बई से मुद्रित 
वीरमगाव ( गुजरात ) 
हेमचन्द्राचाय प्रणीत 


हिन्दी ग्रन्थ र्नाकर 
बम्बई 

मोरतीलाल बनारसी 
दास काशी 
निर्णयसागर प्रेस बम्बई 
प० दृर्गोविन्द दास 
कलकत्ता 


भाण्डारकर लेख संग्रह 
पूना, जि० १ 


राय चोंधरी 


श्रीनेमिचन्द्राचाय रचित 


प्रश्नोपनिषद्‌ 

प्रा० भा० सं० इ० 
प्री० ब्ु० इ० फि० 
प्रीह० इ० 
दान्‍गवपट::ऑरयतीयय 


प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ 
प्रो रा० ए. सो. बं० 


बु० इ० 
ब्बु ० चख० 
बोधपा० 


बाधायन धरम सूत्र 


बा० धघ० द० 
ब्रह्मांड पु ० 

भर आओ 

भ० सू० श्रमयदी ० 


( १ ) 


प्राचीन भारत की 

सम्यता का इतिहास 
हिस्ट्री आफ प्री 
बुद्धि-स्टिक इंडियन 
फिलांसो फी 

प्री हिस्टोरिक एशियन्ट 

एण्ड हिस्दू इण्डिया 


प्रोसीडिंग्स रायल एशि- 
याटिक सोसायटी ग्राफ 
बंगाल 


बुद्धिस्ट इरिडिया 
बुद्धचर्या 
बोधपाहुड 


बोद्धघम श्रोर दर्शन 
ब्रह्मार॒ड पुराण 
भगवती आराधना 


भगवती सूत्र श्रभयदेव 
टीका सहित 


उपनिषदांक गीता प्रेस 
गोरखपुर 


त्व० रमेशचन्द्रदत 


डा० बश्शा 


डा० राखलदास बनर्जी 


रे डेविड्स 

राहुल साहृत्यायन 

षट्‌ प्राभतादि संग्रह्मन्त- 
गंत मा० ग्रन्थ मा० 


चोौखम्बा संस्कृत सिरीज 
वाराणसी 


श्राचार्य नरेन्‍्द्रदेव 
सनसुखलाल मोर 
शोलापुर संस्करण 


श्री जैन भास्करोदय प्रेस 
जञामनगर 


भद्रबाहु चरित्र 


भरतेश्वर बाहुबलि बृत्ति 
भा० अनु० 


भा० था हि० 


मा० इ० पत्रिका 


भा० इ० रू० 


भाठ० पु ७० 
भा० प्रा० 


भा० प्रा० रा० 
मारतीय वित्रा 
मात्र स० 

भा० स० आ० 


म० नि० 
मनु० 


महानारायण उपनिषद्‌ 


( देशे ) 


पं० उदयलाल कृत 
ग्रनुवाद 


भारतीय अनुशीलन 


भारतीय आयंभाषपा आ्रर 

हिन्दी 

ब्रन्नल्स, आफ दी भरडा- 

रफर रिसर्च इल्स्टीट्यूट 

पूना 

भारतीय इतिहास की 

रूपरेखा ( प्र० सं० ) 
श्री मद्भधागवत पुराण 

भाव प्राभ्त ( षदप्राम- 

तादि संग्रह ) 

भारत के प्राचीन राजवंश 


भाव संग्रद्ट 

भारतीय संस्कृति ओर 
अहिसा 

मज्मिमनिकाय 

मनुस्मृति 


जैन भारती भवन 
बनारस 


हिन्दी सादित्य सम्मेलन 
प्रयाग 
इा० मुनीतिकुमार च््जी 


जयचन्द विद्यालड्डार 


निशंयसागर प्रेस बनम्बई 
मा० जैन ग्रन्थमाला 


हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर बम्बई 
भारतीय विद्याभवन बम्बई 
माशिकचन्द ग्रन्थमाला 
हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर अम्बई 


महात्रोधि सभा सारनाथ 
चौखम्मा संस्कृत सिरीज 


वाराणसी 


93 


महापरिनिव्वाण सुत्त 
महाव॑ंश 

मार्कणडेय पुराण 
माइन रिव्यु 

मुशड ० उ० 

मूला० 

मैं सं० 

मैनायणी उपनिषद्‌ 


मो ० सा० 
मौं० सा० हृ० 


यजुर्वेद 
योग० 
योग दर्शन 
रत्न० श्रा० 


राज० श्ति ० 


रि० ट्ट्ज 
रि० ड्रू० 
रि० फि० बे० 


ल० जा० 


( रेईे ) 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
मुलाचार 
सैत्रायशी सहिता 


मोहेजोदड़ो तथा सिन्धु 
सभ्यता 
मौर्य साम्राज्य का 
इतिहास 


योग शास्त्र वृत्ति 


रत्नकरणड भ्रावकाचार 
राजस्थान का इतिहास 


रस्लीजन श्राफ इरिडिया 
रिलीजन श्राफ इसिडिया 


रिलीजन एण्ड फिलों- 
सोफी श्राफ दी वेद 


लघ्ठज्तक 


भिक्ु धर्म रक्षित संपादित 


प्र 

मनसुखलाल मोर कल ० 
प्रवासी प्रेस कलकत्ता 
गीता प्रेस गोरखपुर 
माशिकचन्द ग्रन्थमाला 
स्वाध्याय मर॒हल खेतान 
उपनिषदाक गीता प्र स 

गोरखपुर 
नागरी प्रचारणी सभा 

काशी 

डा० सत्यकेतु विद्यालंकार 


हेमचन्द्राचाय 


माशिकचन्द ग्रन्थमाला 

हीराचन्द. गौरीशंकर 
शोफा 

प्रो” हापफिन्स 

छ्० बार्थ 

ए० बी० कीथ 


मास्टर खिलाड़ी लाल 
बनारस 


लिब्न पुराण 
लो० प्र० 


'वायु पुराण 


वाराह पुराण 
विनय पि० 
वियना श्रोरियन्दल 
जर्नल 

वि ७ प्र० 


वि० श्रें 
विचार ओे० 


विशे० भा० 
वि ० भा० 


विष्णु पु 
वी० नि० सए जै० का० 


वृ० क० को० 
हरि० क० को ० 


चू७छ जा० 
बृ७ स७० 


बृह० उप०9 


( रे४ ) 


लोकप्रकाश 


ठे 


विनय पिटक 


त्भ 
प्ध 


कक 


विधि मार्ग प्रथा 
बिचार श्रेणि 
विशेषावश्यक भाष्य 
विष्णु पुराण 


वीर निर्वाण सम्बत भ्रोर 
जैन फाल गणना 


इरिपण कृत वृहत्कथा को श 


बृहजातक 
बृहत्संहिता 


बृहदारएयक उपनिषद्‌ 


मनसुखलाल मोर 
जीवनचन्द साकरचन्द 
जवेरी बम्बई 
मनसुखलाल 
कलकत्ता 


मोर 


महात्रोधि सभा सारना थ 
काशी 


मुनि जिन विजय 
सम्पादित 


यशो विजय ग्रन्थ माला 
काशी 

गीताप्रेस गोरसा:र 
मुनि कल्याश विजय 


सिन्धि सिरीज भारतीय 
विद्या भवन बम्बई 
वेक॑टेश्वर प्रेस अम्बई 
सुब्रम्झणय शात्री 

वेंगलोर 
उपनिषदाक गीता प्रेस 
गोरखपुर 


बेदान्त सूत्र 


बैं० इ्० 
बे० ए७ 
बै० बा० इ० 
् 

ब० साऊउ 
ब्यू० सृ० 
शत» ब्रा० 
शै० बें> 


श्र० भ० मे० 


श्वे ० 3० 
प्रट सब ० 


पट प्रा० टी० 
स७ च० क० 


सम० सू७ 
सम वां 


खागार० 


सामाचारी शतक 


। 


वेदिक इन्डेक्स 
वैदिक एज 


ब्रैदिक वाज़य का इतिहास 
बै 

देक साहित्य 

व्यवहार सूत्र 

शतपथ ब्राह्मण 

शैविज्म वंष्णुविज्म एण्ड 

माइनर रिलीजस सिस्टम 
अ्रमण भगवान महावीर 


श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ 
घट खणडागस 


षट्‌ प्राभत टीका 
संदीका चत्वारि कम ग्रन्था: 


समवायाग सूत्र 


सागार घर्मामत 


मोतीलाल बनारसीदास 

काशी 

भारतीय इतिहास 
समिति 


भगवद्गतच्त लाहोर 
भरतीय ज्ञानपीठ काशी 
श्रहमदाबाद सस्करण 


डा० भग्डारकर 


मुनि कल्याण पिजयब 
लिखित 

गीता प्रंस गोरखपुर 
सेठ सिताबराय लखमी 
चन्द मेलसा 

माणिक चन्‍्द जैन ग्रंथ 
माला काशी 
आत्मानन्द जैन ग्रंथ 
माला भावनगर 


आागमोदय समिति 
बम्बई 

माणिक चन्द ग्रंथमाला 
काशी 


सि० फोौ० 
सूत्० 

सुत्र ० नि० 
सूत्र० शी० टी० 
सूत्र प्रा० 


से ० झु० इ० 


सेन० 
स्कन्द पुराण 


स्ट्० जल 
स्था० 

हैं? इ० सा० 
ह० चू० 
हरि० पु० 
हा० जै० 


हि? ३० फि० 


( रे६ ) 


सिद्धात कोमुदी 
सूत्रकृताड 

सूत्रकृताज्ञ नियुक्ति 
सूत्रकरताड़ शीलाड़ टीका 
सहित 

सूत्र प्राम्रत ( षद प्राधता 
दिसंग्रहान्तर्गत ) 

सेक्रेड ब॒ुक्स आफ दी 
ईस्ट 

सेन प्रश्न 


स्टटीज इन जैनिज्म 
स्थानाड़ सूत्र शीलाडू 
यीका सहित 

इहरिटेज आफ इंडिया 
दी साख्य सिस्टम 
हषंचरित एक अ्रध्ययन 
हरिवंश पुराण 


हार्ट ग्राफ जैनिज्म 


हिस्ट्री श्राफ इंडियन 
फिलासोफी 


जैन ज्ञानोदय सोसायटी 
राजकोट 
मा० ग्र० काशी 


मनसुख लाल मोर 
फलकत्ता 

डा० हम॑न जेकोबी का 
लेख संप्रह 
अहमदाबाद से 
प्रकाशित 

डा० कीथ 


विद्दार राष्ट्र भाषा 
परिषद्‌ पठना 

माणिक चन्द गअ्न्ध- 
माला काशी 

मिसेज स्टिवेन्सन 
लिखित 

डा० दासग़ुप्ता लिखित 


( ३७ ) 


हि० इ० लि० (विन्दर०) हिस्द्री आफ इंडियन 


हि० घ० 
हि घधं० स० 


हि० प्री० इ० 
हि० प्री० इ० फि० 
हिं> फि० ई० बे० 

हि ब्रा० एसे० 

हि० स० 

हिस्ट्री श्राफ इन्डियन 


लॉजिक 
है टी० 


लिथ्रेचर 
हिस्द्री ऑफ धर्शात्राज्‌ 
हिन्दू धर्म समीक्षा 


हिस्द्री आफ प्री बुद्धि- 
श्टिक इंडियन फिला- 
सोफी 
हिस्ट्री आफ फिलासोफी 
ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न 
हिस्दी आफ ब्राह्मरिकल 
एसेस्टिकसिज्म 


हिन्दू सभ्यता 


हेतुविन्दु ठीका 


डा० विंदर नीटद्स लिखित 


पी० वी० काे 
हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर 

वम्बई 

वालिंस 

डा० वद्आा 


डा० राधाकृष्णन्‌ 


पुना ओरियन्टल सिरीक 
नं० ६४, १६३६ 

डा० राधा कुमुद 
मुकर्जी लिखित 

डा० सतीशचन्द विद्या- 
भूषण 

गायकवाड़ आओरियन्टल 
सिरीज बड़ोदा 


शत्रश्रो 
नाट 
सम्ममते 
आयी 
विफासक 
ऋषियों 
उच्चाश्ण 
पढ़ता 
पड़ता 
रशाल 
अब्धयु 
आवश्यको 
डीहि० 
प्रजापति 
श्रमत 
छोर 

हि० रि० ई० वे० 
पुनजन्म 
सबका 
अचार्य 


शुद्धि-पत्र 


शन्रुश्रो 


नाक 
समभते 
आये 
विफासके 
ऋषियों 
उच्चारण 
पड़ता 
पढ़ता 
मशाल 
श्रध्वयु 
अवश्य 
प्रीहि० 
प्रजापति 
अमृत 
ओर 
हिं० रि० ई० बे० 
पुनर्जन्म 
सबको 
आचार्य 


बाहिये 
मान्धेन: 
निष्मीलित 
ब्राद्णु 

ज० ए.० 
आश्रदाता 
पुरमें 

निश्चत 
शआफीतिकर 
श्रो यस्कर 
नहावीरः 
हृदेव मायामों 
हिसंता 
रप्रचा 

पू फू में ली 
याक्षत्रल्क्य 
पुरुषों फी 
परोक्षत 
प्रभुत्व 

चै 

पाश्वनाथ 

२ ति० प० 
पहले 

( )8]367 ) 
आक्ततत्त्व 
आत्मविषवक 


३८ ) 


जाहिये 
मन्थिनः 
निमीलित 
आहझर 
ज० रा० 
आश्रयदाता 
पुराणमें 
निश्चित 
अकीतिकर 
श्रेयस्कर 
महावीर: 
देव. ..मायामोह 
संहिता 
प्रचार 
पूरब मे फली 
याशवल्क्य 
पुराणों की 
परीक्षित 
प्रमुख 
है | 
पाश्वनाथ 
१ ति० प० 
पहले 
( »8]6. ) 
आत्मतत्त्व 


श्रात्मविषयक 


ब्प्३े 

8० 

हद 
१११ 
११२ 
११४ 
श्२५ 
१३७ 
१४६९ 
१४७ 
१७२ 
१७७ 
१७७ 
श्दर 
श्च्र 
श्ष्प्छ 
१६० 
१६० 
१६२ 
१६२ 
१६४ 
१६४ 
२०६ 
२०६ 
२१० 
२६१ 


चेकट 
जिन्‍्होने 

श्रे० 

श्ररि 
उयोद्धात 
समवसक 
ननी 

पर्षो 

सम्सत्‌ 

आ पत्तिजदक 
उपबरित 
त्तिच 

प्रनुख 

पद्म मुन्दिर 
स्थापित 
कल्पसूत्र 
श्र्‌ तकवली 
तन्दुल बैकालिक 


( ४० ) 


चेटक 
जिन्होंने 

खे० 

सूरि 
उपोद्धात 
समवयस्क 
नहीं 

वर्षो 

सम्बत्‌ 
ग्रापत्ति जनक 
उपचरित 
चित्त 

प्रमुख 

पद्म सुन्दर 
स्थापित 
बूहत्कल्प 
श्र ,तकेवली 
तन्दुल वेचारिक 


जे वममकन्याका-०-९काओ> ०. 


२३६ 
२४३ 
२४७ 
२६७ 
र्ष्८ 
३०५ 
३४४ 
३४७ 
३४७ 
२३५१ 
४२३ 
दर 
४ 
६ ७ 
१६ 
४२७ 
१५२ 
६७६ 


